प्रकाशक : 

श्री सत्यदेव विद्यालंकार 
मारवाड़ी प्रकाशन 

४० ए हनुमाच लेन, नई दिल्ली-१ 


“राजस्थान ज्ञान मंदिर साहित्य माला” की 
पहली मणि 


प्रथम संस्करण 
मुल्य : वारह रुपये 


मुद्रक : 
हिन्दी प्रिटिग प्रेस, 
क्वींस रोड, दिल्‍ली 


दो डाब्द 


भाई सत्यदेव जी विद्यालंकार को मैं वर्धा और नागपुर से सन्‌ १६२०-२१ 
से उस समय से श्रच्छी तरह जानता हूँ, जब महात्मा गांधी ने इस देश को स्वाधी- 
नता दिलाने के लिए अपना अनोखा और अपुर्व अ्रहिसात्मक आन्दोलन आरम्भ 
किया था| तव से श्रव तक पिछले लगभग पंतालीस वर्षों के अन्दर सत्यदेव जी के 
साथ मेरी घनिपष्टता भर आत्मीयता वढ़ती ही गई । 

गांधी जी के स्वाधीनता आन्दोलन में सत्यदेव जी ने शुरू से आाखीर तक भर- 
पूर हिस्सा लिया। देश की स्वाधीनता के एक सच्चे दैदाई होने के साथ-साथ वह 
पक्के समाज सुधारक, घामिक मामलों में स्वतन्त्र विचारक, राष्ट्रीय एकता 
के व्यावहारिक शोर कट्टर समर्थक और हर तरह की सुचाई, भापाई, जातिगत 
तथा अन्य संकोर्णेताओं से वल्लियों ऊपर हैं। उनका एक विज्येप गुण यह है कि 
जिस तरह शहद की मवखी हर फूल के अन्दर से शहद चुन लेना जानती है उसी 
तरह सत्यदेव जी हर झादमी ओर विशेपकर हर देदसेवक के अन्दर से उसके उन 
गुणों को चुन लेना बहुत अच्छी तरह जानते हैं, जिनको सामने लाने से देशवासियों 
या आने वाली पीढ़ियों को उत्साह मिल सके । इसीलिए बड़े-बड़े देशभक्तों की 
जीवनियां लिखने का काम सत्यदेव जी के बहुत रचिकर है और इसकी उनमें 
अ्रसाधारण योग्यता भी 

इस पुस्तक के कथानायक भाई जयनारायण जी व्यास को भी मैं श्रच्छी तरह 
जानता था। इस देश को आज़ाद कराने शौर आ्राजाद भारत के महल की रचना 

करने में जिन अनेकानेक लोगों ने क्रियात्मक हिस्सा लिया, उनमें भाई जयनारायण 
जी व्यास का वहुत ऊंचा स्थान है 

भारत की फ्राकादी के लिए कोशिश करने दालों के सामने जो-हो समस्याएं 
झ्राई, उनमें शायद एक सदसे अधिक कठिन समस्या देश के अन्दर लग्रभग छः सो 
छोटी-बड़ी देशी रियासतों की मौजूदगी थी। एक सौ वर्ष से ऊपर तक विदेशी 
अंग्रेज शासकों ने जिस तरह इन छः सौ देशी रियासतों और उनके नरेशों का 
स्वाधीनता के प्रयत्नों को असफल कराने में उपयोग किया उस लम्बी कहानी में 
जाने का यह स्थान नहीं है। यहां इतना कह देना काफी है कि राजस्थान के अन्दर 
आर सारे देवा के भ्रन्दर जिन सुलभे हुए विच)रकों और कर्मठ देशभकक्‍तों ने इस 

के 


डे घुत के घनी 


समस्या के हल करने में सवसे अधिक मदद:दी और सबसे अ्रधिक काम किया, उनमें 
चोटी के नामों. में से एक नाम भाई जयन्नारायण जी व्यास का है । 
भाई जयनारायण जी-व्यास-का विस्तृत जीवन वृतान्त और उनके विषय में 
देश के दूसरे सेवकों के विचार पाठकों को इस पुस्तक में पढ़ने को मिलेंगे। सारी 
पुस्तक में से यहां मैं केवल एक-तपे हुए. देशभक्त के कुछ वाक्य नीचे दे रहा हूं । 
इस समय के हमारे उपराष्ट्रपति! डा» जाकिर हुसैन जैसे जिम्मेवार आदमी ने 
भाई जयनारायण जी व्यास के निधनःपर राज्यसभा के अध्यक्ष की कुर्सी से जय- 
नारायण जी को श्रद्धांजलि अपित करते हुए जो कहा उसमें से कुछ वाक्य हैं :--- 
मुझे अचरज होता है कि वया. राजस्थान में उनकी ही तरह के और भी बहुत 
राजन तिक कार्यकर्ता हैं, जोःसत्चाईः केः साथ. यह विश्वास करते हैं कि किसी 
भी नेक उद्देश्य को पूरा करने के लिए उपाय: भी केवल नेक ही होने चाहिए *** 
जयनारायण जी व्यास हरमानी में पूरेईमानदार थे। इसीलिए वह शासन में या 
कांग्रेस संगठन में भी किसी तरह कीःवेइमानी या किसी तरह का भ्रष्टाचार सहन 
नहीं कर सकते थे | 
डा० जाकिर हुसेन ने कहा है कि : अंग्रेज़ व्यास जी को राजस्थान का सबसे 
अधिक इमानदार राजनीतिज्ञ मानते थे और यह मानते थे कि उन्हें यानी व्यास जी 
को किसी कीमत पर भी खरीदा नहीं जा सकत्ता।” ये शब्द उस ज़माने के इतिहास 
को निगाह में रखते हुए, डा० जाकिर हुसेन जैसे जिम्मेदार श्रादमी के मुख से वहुत 
ही गहरा अर्थ रखते हैं । 
आगे चलकर डा० जाकिर हुसैन ने व्यास जी के विपय में कहा है कि :--- 
“जहां तक मातृभूमि की निस्वार्थ सेवा का सम्बन्ध है व्यास जी एक सीम- 
काय देव के समान थे। राजस्थान सरकार में या कांग्रेस संगठन में मुश्किल से ही 
कोई नेता ऐसा होगा जो इस बारे में उदकी वबरावरी का दावा कर सके ।* व्यास 
जी के चरित्र के विषय में इससे अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। हां / एक 
वात कहने की घृष्टता अवश्य करूंगा और वह यह कि भाई जयनारायण जी व्यास 
के विपय में और देश के विपय में अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर में यह 
कह सकता हूं कि डा० जाकिर हुसन के ये शब्द श्रक्षरश: सत्य हैं । 
भाई सत्यदेव जी ने इस पुस्तक को लिखकर देश की और विशेषकर राज- 
स्थान की सच्ची-सेवा की है। मुझे विश्वास है कि जो लोग अपने देश के स्वाधी- 
नता संग्रामः के:विविध पहलुओं के इतिहास की ठीक-ठीक जानकारी हासिल करना 
चाहें वह इस पुस्तक से बहुत लाभ उठा सकते हैं। मैं चाहता हूं कि यह पुस्तक 
देशभर में अधिक से अधिक पढ़ी जावे । 
नई दिल्‍ली 
१४-१ १-६४ 


. --सुन्दरलाल 


आत्म निवेदन 


दधीचि व दुर्वासा और वद्षिष्ठ व विद्वमित्र श्रादि के अनेक रूपों में लोक- 
ग़यक श्री जयनारायण व्यास को देखने वाले भी उनके वास्तविक रूप को ठीक- 
ग्ैक श्रांक नहीं सके | माचव पर परिस्थितियों का अचूक प्रभाव पड़ता है और महा 
ग़नव भी उससे वंचित नहीं रह पाता । फिर भी महामानव परिस्थितियों से प्रभा- 
वेत होने की अपेक्षा उनको कुछ अधिक ही प्रभावित करता है । इसी कारण उसकी 
णना निर्माताश्रों में की जाती है। उसकी निर्माणात्मक अथवा रचनात्मक प्रवु- 
तयों से ही उसकी महानता का मूल्यांकन किया जाता है। निस्सन्देह लोकनायक 
सी कोटि के महामानव अथवा महापुरुप थे । उन्होंने अपनी रचनात्मक प्रतिभा 
ग अपने जीवन की प्रायः हर दिद्या में विस्मयजनक परिचय दिया। घामिक, 
गमाजिक, राजनीतिक तथा आशिक क्षेत्र में मी उनकी रचनात्मक प्रतिभा ने अनेक 
मत्कार कर दिखाये । सांकड़ा के डाक-पअस्त क्षेत्र में गांधी जी के आदशों के 
नुरूप उन्होंने जो सफल प्रयोग किया, वह उन्तकी रचनात्मक प्रतिभा तथा महानता 
 समुज्वल प्रमाण है। ऐसे अनेक उदाहरणों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत ग्रन्थ में 
'ठकों को पढ़ने को मिलेगा । 
उनको केवल लोक व्यवहार की ही दृष्टि से 'लोकनायक' नहीं कहा गया; प्रत्युत 
ह शब्द उनको पाकर वैसे ही सार्थक हो गया था, जैसे वाल गंगाधर तिलक को 
कर लोकमान्य', सुभापचद्ध वोस को पाकर 'नेता जी' और मोहनदास कर्मचन्द 
घी को पाकर 'महात्मा' शब्द साथंक हो गये । किसी भी महामानव की महानता 
“बड़े शब्दों से सार्थक नहीं होती; किन्तु बड़े-वड़े शब्दों की सार्थकता उनको 
कर निखर उठती है। सामान्य जन उनके विशेष गुणों पर मुग्धघ होकर ही उनके 
ते अपनी भावना को विशिष्ट शब्दों में व्यक्त करते हैं। व्यास जी के ग्रुणों पर 
ध श्रद्धालु जनता ने उनको श्षेरे राजस्थान”! अथवा “राजस्थान केसरी श्र 
कनायक कहकर अपनी श्रद्धामयी भावना को ही मूर्तेरूप दिया था। प्रस्तुत ग्रंथ 
ते श्रद्धामयी भावना की एक मृत अभिव्यक्ति है । 
व्यास जी के स्वतन्त्र तथा महान व्यक्तित्व का एक प्रवल प्रमाण यह भी है 
उन्होंने अपने युग के महान नेताओं की महानता को शिरोधाय॑े करते हुए भी 
के सम्मुख आत्मसमर्पण' नहीं किया । जन मुनी श्री चुन्नीलाल जी महाराज 


५ ह धुन के धनी 


से राष्ट्रभिक्षुक श्री मणिलाल कोठारी ने व्यास जी को 'तरुण राजस्थान” के लिए 
भिक्षा के रूप में प्राप्त किया था । देशी राज्यों और राजस्थान के प्रति उतकी नीति 
से सहमत न होने पर उन्होंने उनको छोड़ दिया। गांधी जी का उनको आशीर्वाद 
प्राप्त था । देशी राज्यों के सम्बन्ध में उनकी नीति के विरुद्ध वह बरांबर जूभते रहे । 
सरदार पटेल के वह ऐसे विश्वासपात्र थे कि मेवात में १९४६-४७ में उपद्रवों की 
जांच का काम उन्होंने उनके सुपुर्द किया था। जोधपुर में १६५० में जब वह सर- 
दार के कोपभाजन बने तब प्रताप-प्रतिज्ञा के धनी ने उनके सामने सिर नहीं 
भुकाया | राष्ट्रवायक श्री जवाहरलाल नेहरू के वह अन्तरंग सहकर्मी रहे | अंतिम 
वर्षों में उनके विरोध में भी खड़ा होने में उनको कोई संकोच नहीं हुआ | यह थी 
'लोकनायक की स्व॒तन्त्र निर्भीक वृत्ति | यही स्थिति रही उंनकी राजस्थान के 
नेताओं के साथ । 
जीवनी लिखने की अपेक्षा संस्मरणात््मक संग्रह विशेष श्रमसाध्य होता है। 
लेखक के लिए अपनी भावना को मूतंरूप देता इतना कठिन नहीं, जितना चरित्र- 
नायक के संगी-साथियों, सहकभियों, स्नेहियों तथा प्रशंसकों से उनकी आपबीती 
घटनाओं का संग्रह एवं संकलन होता है । उनको लिखना, लिखवाना, उनका 
सम्पादन करना और उनको अन्तिम रूप देना कितने श्रम और समय की अपेक्षा 
रखता है, इसका अनुमान सहज में नहीं किया जा सकता । इसी कारण प्रस्तुत ग्रंथ 
के सम्पादन और प्रकाशन में इतना अधिक समय लग गया कि झनेक क्षेत्रों में 
सन्देह, अधीरता तथा अविश्वास तक प्रकट किया जाने लगा। यद्यपि प्रस्तुत संग्रह 
को भी संतोषजनक नहीं माना जा सकता और उससें श्रन्ेकें कमियां व ब्ुटियां 
दिखाई जा सकती हैं; फिर भी उनके संकलन में यथासंभव व यथाशवित कोई 
कसर नहीं रहने, दी गई । व्यास जी के व्यापक जीवन की चहुंमुखी प्रव॒ृत्तियां मार- 
वाड़ राज्य तथा अजमेर सेरवाड़ा और राजस्थान के देझ्ी राज्यों में ही नहीं, प्रत्युत 
पांच-छ: सो देशी राज्यों तथा दिल्‍ली, कलकत्ता, वम्बई एवं दक्षिण भारत के प्रमुख 
नगरों में भी जहां-तहां बिखरी थीं । आवश्यकता यह है कि स्थान-स्थान पर जाकर 
'उनकी अनुभूतिपूर्ण स्मृतियों का संग्रह अथवा संकलन किया जाय। यह कार्य 
एक व्यक्ति की शक्ति, सामर्थ्य तथा साधनों से बाहर है । फिर भी पूरी सच्चाईव - 
ईमानदारी से यह प्रयत्त किया गया है कि चरित्रनायक के व्यापक जीवन की कोई 
भी प्रवृत्ति प्रकाश में आए बिना न रह जाय। इसी कारण आदरणीय श्री 
हरिभाऊ जी उपाध्याय की सम्मति तो यह है कि इस ग्रन्थ का नाम व्यास जी का 
विराट दर्शन! रखा जाना चाहिए । यहां एक उदाहरण देवा आवश्यक है । चण्डावल 
का ऋर काण्ड मारवाड राज्य लोकपरिपद के संघंशील जन झांदोलन की एक 
महत््वपर्ण घटना है। मारवाड़ राज्य लोकपरिपद्‌ के भूतपूर्ज अव्यक्ष भाई मीठालाल 
काका का लेख मुद्रण के लिये देने के ठीक समय भाई हरिभाई किकर का एक 


आत्म निवेदन ७ 


लिफाफा मिला । उन्होंने लिखा कि उसमें 'भेजे गये कागज उनको अपने मकान 
के ओटले पर पड़े मिले। उनमें परिपद्‌ के तत्कालीन अध्यक्ष श्री रणछोड़दास जी 
गट्टानी और व्यासजी के ऐसे महत्त्वपूर्ण पत्र भी थे जो उन दिनों की घटनाओं तथा 
चण्डावल काण्ड पर विस्तृत प्रकाश डालते थे । गांधी जी के नाम व्यास जी का एक 
महत्त्वपूर्ण पत्र भी उनमें था । उसका समावेश काका के लेख में उसी समय किया 
जया और उस को नया रूप देना आवश्यक हो गया। पाली (मारवाड़) के एक 
पत्रकार के घर में रखे व्यास जी के पत्र दीमकों ने चाट लिए, परन्तु वे उनको 
प्रयोग के लिए किसी को सौंप न सके | पाली की मेरी यात्रा और मित्रों से किया 
गया पत्र व्यवहार व्यर्थ सिद्ध हुआ | जोधपुर की अन्तःप्रांतीय कुमार साहित्य परिपद्‌ 
के कायलिय से न व्यास जी के भाषण और न उनके आधार पर कोई लेख ही 
प्राप्त हो सका। भिक्षा के रूप में की गई मेरी सारी प्रार्थनाएं वेकार गईं। श्री कन्हैया- 
लाल वेद्य और श्री सुमनेश जोशी सरीखे व्यास जी के अ्रन्तरंग साथियों से वार- 
वार किया गया अ्रनुनय-विनय बिलकुल वेकार गया । श्रतेक मित्रों के पास व्यासजी 
के महत्वपूर्ण पत्र, हस्तलिखित कविताएं, दुर्लभ चित्र तथा अन्य म्ामग्री विद्यमान 
है। में उनसे उनको प्राप्त करने में सर्वेधा असफल रहा । यह सारी सामग्री और 
अनुभूतियां प्रयत्नपूर्वंक जुटाई जानी चाहिए। यह कार्य भारी श्रम, लम्बे समय 
और बविपुल व्यय की अपेक्षा रखता है! 
अनुभूतिपूर्ण स्मृतियों व संस्मरणों की प्रमुख विद्येपता यह है कि उनमें चरित्र- 
नायक के जीवन की व्यापकता सप्तरंगी इन्द्रधनुप की तरह विविध रंगों में चमक 
उठती हैं और पाठक का मनमयूर उस पर विभोर हुए विना नहीं रहता। अपनी 
कृत्ति के लिए किसी प्रकार का अभिमान या अहंकार करना लेखक व सम्पा- 
दक के लिए अशोभनीय है; परन्तु प्रस्तुत ग्रन्थ के सम्बन्ध में अत्यन्त विनीत भाव 
से इतना कहा जा सकता है कि उसको पूर्ण प्रमाणिक और सर्वतोमुखी बनाने में 
कुछ उठा नहीं रखा गया । अपने श्रम का मूल्यांकन लेखक या सम्पादक स्वयं नहीं 
कर सकता । यह तो पाठकों को ही करना चाहिए । 
अनुभूतिपूर्ण स्मृतियां अथवा संस्मरण मुख्यतः दो दृष्टियों से लिखे जाते हैं। 
'एक तो यह कि लेखक अपनी पृष्ठभूमि पर चरित्रतायक को आंकता है । दूसरी यह 
कि वह चरित्रनायक को सामने रखकर कुछ आपबीती लिखता है। पहली में पाठक 
को लेखक का कुछ 'अरहं' दीख सकता हैं। उसको दोप मानना लेखक के प्रति 
अन्याय होगा । उसकी भावना तो चरित्रनायक को ही उभारने की होती है । प्रस्तुत 
संग्रह को पाठक इसी भावना से देखेंगे, तो उनको किसी भी लेखक का व्यक्तित्व 
कहीं भी चरित्रनायक के व्यक्तित्व पर छाया दीख नपड़ेगा। उसकाअपना व्यक्तित्व 
'इन्द्रधनुप की छटा को ढांपने वाली घटा की तरह अ्रस्थिर ही मालूम होगा । 
प्रस्तुत 'श्रद्धांजलि स्मृति ग्रन्थ' का संकलन निस्सन्‍्देह आत्मतुष्टि' के लिए 


0 धुन के घनीः 


* किया गया है।-किसी के भी.अति किसी की भावना दिखावे का विषय नहीं है।. 
' बह तो. श्रान्तरिक. श्रद्धाभक्ति प्रेरित अनुभूति है। अत्यन्त श्रद्धासम्पन्तन भक्‍तःर 
भी भगवान के.प्रति अपनी श्रद्धांसयी भक्ति भावना को केवल साधवा तक सीमितः 
' नहीं रख सक्रता4 तभी.त्तो.आज तक अनादि काल से साहित्य सृजन की गंगा का; 
: अजस्र प्रवाहः निरन्तर - प्रवाहित है। बाल्मीकि की रामायण, वेदव्यास का महा- 
भारत, काोलीदास|का-रघुवंश और तुलसी का रामचरित मानस सरीखे महान्‌ ग्रंथ 
. उस प्रवाह के! तीथेस्थलों की तरह सामान्य जनता के लिए आकर्षण का केन्द्र 
“- “बने हैं। ह ु 
प्रस्तुत ग्रन्थ के संग्रह की अपनी ही कहानी है। लोकनायक के निधन परः 
उनकी पुनीत स्मृति-रक्षा के लिए स्थान-स्थान पर तरह-तरह के प्रयत्न किये गये।' 
जनता ने आन्तरिक भावना से प्रेरित हो विविध कार्यक्रम बनाये । कुछ स्थानों पर 
अनेक संगठित प्रयत्व भी किये गये । जीवनी लिखने के उपक्रम भी हुए। मेरी तीज: 
श्राकांक्षा, चरित्रवायक की जीवनी लिखने की ही थी। वह महत्त्वपूर्ण कार्य 
ः अन्य साधनसम्पन्त विद्वान सज्जनों ने अपने पर ओढ़ लिया। तब कुछ महानु-- 
भावों से विचार (विनिमय व परामर्श करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा गया कि 
चरित्रतायक के-संग्री-साथियों व सहकमियों तथा प्रशंसकों की ओर से एक 'अ्षद्धां-- 
जलि स्मृति ग्रन्थ का संकलन सर्वथा उपयुक्त होगा। मुख्यमंत्री माननीय श्री 
- मोहनलाल जी सुखाड़िया ने इसका सहष समर्थव किया। वयोवुद्ध तपस्वी जन- 
सेवक शिक्षामंत्री श्री हरिभाऊ जी उपाध्याय ने सहसा ही अपने आशीर्वाद से: 
'उपकृत किया। चरित्रनायक के सहकर्मी योजनामंत्री श्री मथुरादास जी माथुर ने: 
सावंजनिक रूप से स्वागत किया। अन्य क्षेत्रों में भी उसका समर्थन किया गया ।. 
- संकल्प यह किया गया कि ग्रन्थ का संकलन, सम्पादन, मुद्रण तथा प्रकाशन आदि: 
सर्वंसाधारण के सहयोग से उसी रूप में किया जाए, जो चरित्रनायक के अनुरूप 
हो । वह सच्चे भ्र्थों में जववायक थे। इस दुष्टि से यह मर्यादा स्थिर की गई कि: 
एक व्यक्ति से इक्यावन से कम और एक सौ एक रुपये से अधिक की प्रार्थना न की 
* राय। कुछ महानुभावों ने स्वेच्छा से अधिक भी प्रदान किया है। सभी महानुभाव 
के प्रति मैं भ्रत्यन्त विनीतभाव से हादिक आभार प्रदर्शित करता हूं । इस स्वेच्छा- 
पूर्ण उदार सहयोग से प्रेरित व उत्साहित हो यह संकल्प किया गया है कि: 
लोकनायक की पुनीत स्मृति को साहित्यिक दुष्टि से भी स्थायी रूप दिया जाय । 
साहित्य के क्षेत्र में व्यास जी की देन अपने ही ढंग की अनूठी है। साहित्य सृजन, 
पत्रकारिता, लेखबकला तथा काव्य रचना आदि की दृष्टि से भी उनका मूर्ेन्य 
स्थान था। साहित्य, संगीत और कला के वह मर्मज्ञ थे । इसी हेतु साहित्यिक क्षेत्र 
में उनकी स्मृति को स्थायी रूप देना आ्रावश्यक है। राजस्थान के सम्बन्ध में 
.: ऐसा साहित्य-अक्राशित किया जाना चाहिए, जो उनके अ्सिद्ध स्वप्न को पूरा करः 


आत्म निवेदन & 


सके । उनके अपने साहित्य का संग्रह भी विशेष उपयोगी हो सकता है । 
ज्ञान-मन्दिर योजना व्यास जी की अपनी मौलिक सूक थी । उसके द्वारा 
उनकी इच्छा राजस्थान के घर-घर में ज्ञान दीप जगाने की थी और स्थान-स्थान परः 
वाचनालय, पुस्तकालय तथा विचारगोप्ठियों का वहु जाल विछा देना चाहते थे । 
विचार यह है कि एक राजस्थानज्ञान-मन्दिर साहित्य माला” का उपक्रम किया 
जाए । तीन और ग्रंथ उसके अ्रन्तगंत अविलम्ब प्रकाशित किये ही जाने चाहिए । 

१. क्रान्तिवीर बारहठ परिवार--ठाकुर क्षण्णसिंह जी, ठाकुर केशरीसिंह 
जी, ठाकुर जोरावरसिंह जी और वीर युवक प्रताप की गौरवशाली जीवनी कभी 
की प्रकाशित हो जानी चाहिए थी । 

२. आधुनिक राजस्थात के निर्माता--महूपि दयानन्द, स्वामी विवेकानन्द 
ओर क्रान्ति उपासक श्री श्याम जी कृष्ण वर्मा से लोकनायक श्री जयनारायण 
व्यास तक कितने ही ऐसे नेता व कार्यकर्ता हुए हैं, जिन्होंने अपने ख़न-पसीने से 
आधुनिक राजस्थान को तींव भरी । उनको भुलाना बहुत बड़ी कृतध्नता होगी । 
इस ग्रन्थ में उन सवकी स्मृति को उजागर किया जाएगा । 

३. देश को राजस्थान की देन--वैदिक तथा श्रमण संस्कृति के आदि काल से 
गांधी तथा नेहरू युग के वर्तमान काल तक राजस्थानियों ने स्वदेश के निर्माण 
तथा साज-संवार में जो गौरवशाली योग दिया है, उसका गर्वीला इतिहास इसमें 
प्रस्तुत किया जाएगा। ये भ्रन्य लोकनायक की स्मृति को निश्चय ही स्थायी वना 
सकेंगे । 

राजस्थान की आधुनिक जन-जागृति के लोकनायक बसे ही पितामह थे 
जैसे कि “प्रजा सेवक” के संपादक मामा अ्रचलेदवर ने उनको “राजस्थान की 
पत्रकारिता का पितामह” कहा है। समूचे राष्ट्र की दृष्टि से राष्ट्रनायक श्री 
जवाहरलाल नेहरू, गुजरात की दृष्टि से सरदार पटेल, उत्त रप्देश की दृष्टि से 
श्री गोविन्द वल्‍लभ पन्‍त और विहार की दृष्टि से डा० राजेन् प्रसाद तथा अन्य 
राष्ट्र महापुरुषों का हमारे राष्ट्रीय इतिहास में जो महत्त्व है, वही राजस्थान 
की दृष्टि से लोकनायक का है । उनकी जीवनी लिखने के सम्बन्ध में वैसा ही कार्य 
किया जाना आवश्यक है,जैसा कि लोकमान्य वालगंगराघर तिलक की जीवनी 
के लिए "केसरी” के संपादक श्री नरसिंह चिन्तामण केलकर ने किया और जंसा 
कि सर्वश्री नेहरू, सरदार, पन्‍त और राजेद्ध वावू श्रादि की जीवनी के लिए 
किया जा रहा है। उनके लिए लाखों की निधि की व्यवस्था की गई है। जयपुर 
में १६६३ के नवम्बर मास में कांग्रेस महासभिति के अधिवेशन पर लोकनायक 
को मेजर शैतानसिह की ,कोठि में उपस्थित करने का जो प्रयास किया गया वह 
राजस्थान की शोभा व प्रतिष्ठा के बिल्कुल प्रतिकूल था। मेजर शतानर्सिह का 
बीरतापूर्ण महान उत्सगे श्रपना विशिष्ट महत्त्व रखता है और उसकी जितनी सराहना 


के घुन के घनी 


'की जाय कम है। लोकनायक ऐसे नेता, निर्माता और प्रेरणापूंज थे, जिन्होंने दीन- 
'हीन-पराधीन पीड़ित व शोषित मूक जनता की सूखी हड्डियों में दधीचि की हड्डियों 
जैसी तेजस्विता पैदा कर उसको क्रान्ति के पथ पर अग्रसर किया था। उनकी 
गणना स्वप्त-द्रष्टा महान्‌ ऋान्तिदर्शियों में ही की जानी चाहिए । 
अपनी अनुभूतिपूर्ण स्मृतियां लिख भेजने की कृपा करने वाले सहृदय साथियों 
के सहयोग के बिना ग्रन्थ को प्रस्तुत रूप नहीं दिया जा सकता था। प्रयास यह 
किया गया है कि संस्मरण उन महानुभावों से ही प्राप्त किये जाँय, जो लोकनायक 
'की किसी प्रवृत्तिविज्वेष में उनके सहकर्मी रहे हों और जो प्रत्यक्षदर्शी या भू क्त- 
भोगा के रूप में अधिकारपूर्ण शब्दों में उस पर कुछ प्रकाश डाल सकते हों । 
सम्भवतः एक भी संस्मरण ऐसा न होगा, जिसमें व्यक्तिगत अनुभूति का भ्रभाव 
हो । इसीलिए प्रस्तुत ग्रन्थ लोकनायक की क्रमबद्ध जीवनी न होने पर भी उसमें 
ऐसी भरपूर सामग्री संकलित कर दी गई है कि उसके आधार पर सहज में ऋमवद्ध 
जीवनी लिखी जा सकती है । ऐसी सामग्री जुटाने में जिन संगी साथियों का महत्व- 
'पूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ, उनका मैं हृदय से कृतज्ञ हूं । 
प्रस्तुत ग्रन्थ के लिए किया गया श्रम साधना ही है। उसका मार्ग कठोर तपस्या 
का मार्ग है। उसकी लम्बी मंजिलें पार करते हुए पग-पग पर तरह-तरह की ठोकरें 
खानी पड़ती हैं । उनकी चर्चा यहाँ तव क्या की जाय, जब उसका प्रतिफल पाठकों 
के हाथों में समपित है। अपने साथियों व सहकमियों के प्रति आभार प्रदर्शित न 
.. करता अकततज्नता होगी । चिरंजीव ख्याली राम पांडे ने शुरू से अन्त तक सच्चे साथी 
-की तरह ग्रन्थ के सम्पूर्ण काम में बड़ी लगन व तत्परता से हाथ बंटाया और पांडु- 
लिपि बड़ी ही तन्‍्मयता से तैयार की । इतिहास के विद्वान भाई पृथ्वीसिह जी मेहता 
के सहयोग और सुझाव बड़े उपयोगी रहे । यशस्वी कवि भाई ईशकुमार ईश' ने 
पांडुलिपि के सम्पादन में सहायता प्रदान की । हिन्दी प्रिन्टिग प्रेस के मालिक श्री 
'इ्यामसुन्दर जी गये ने बड़े उत्साह से कलापूर्ण मुद्रणकार्य सम्पन्त किया। मैं सभी के 
प्रति हृदय से कृतज्ञ हूं। स्थान-स्थान के किन-किन सहृदय सहयोगियों व साथियों का 
'नामोल्लेख किया जाय । फिर भी जयपुर के पोलोविक्ट्री के मालिक श्री केशोभाई, 
“राजस्थान समाचार' सम्पादक भाई इयामलाल जी वर्मा, जोधपुर के भाई तारक 
प्रसाद जी व्यास, 'प्रजासेवक' सम्पादक मामा अचलेश्वर प्रसाद जी शर्मा, तथा सेठ 
आनन्दर्सिह जी कछवाहा, भीलवाड़ा के संसद सदस्य भाई रमेशचन्द्र जी व्यास और 
डिब्रगढ़ (असम) के कनाई कालेज के अर्थशास्त्र विभाग के अध्यक्ष भाई प्रेमचन्द 
जैन के नामों का उल्लेख उनके स्नेहपर्ण सहयोग के लिए आवश्यक है। केशोभाई का 
सहयोग एवं प्रोत्साहन निरन्तर वना रहा । मुख पृष्ठ का आकर्षक चित्र उन्हीं की 
उदार भेंट है। उनकी स्नेह स्निग्ध कृपा भुलायी नहीं जा सकती । 
लोकनायक के प्रस्तुत श्रद्धांजलि स्मति ग्रन्थ को 'घुन के धनी नाम दिया 


आत्म निवेदन ११ 


गया है । पाठक स्वयं देखेंगे कि यह नाम लोकनायक के संघर्षशील कर्मठ चरित्र के 
सर्वेधा अनुकूल है। हमारे देश को उन सरीखे घुन के घनियों की ही श्रावश्यकता 
है। यदि 'घुन के धनी लोकनायक की स्मृति रक्षा के लिए की गई यह साधना 
देशवासियों के हृदय में उन सरीखा 'धुन के घनी' बनने की यत्किचित भावना पैदा 
कर सकी, तो मैं अपने इस प्रयास को सफल समझूंगा । 

राजस्थान और मारवाड़ी समाज का मुझ पर जो ऋण है, मुझे सन्‍्तोप है कि 
उसका कुछ अंश मैंने एक महान्‌ राजस्थानी किवा महान मारवाड़ी की पुनीत 
स्मृति रक्षा के लिए यह श्रद्धांजलि स्मृति ग्रन्थ प्रस्तुत करके अदा कर दिया है। 
इससे भी अ्रधिक सनन्‍्तोय यह है कि इस वर्ष में मुझे प्रताप-प्रतिज्ञा के धनी दो 
महापुरुषों के स्मृति ग्रन्व लिखने व संकलित करने का दुलेभ अवसर प्राप्त हुआ है। 
एक हैं आधुनिक पंजाव के निर्माता, पंजाब की पत्रकारिता के पितामह और आये- 
समाज के आधार स्तम्भ महादय कृप्ण। उन्होंने प्रणवीर महाराणा से प्रेरित 
होकर ही अपने सुप्रसिद्ध दैनिक का नाम प्रताप रखा था । उस देनिक का समस्त 
जीवन संघर्षों में ही वीता। जमानतों, सेसरशकिप, मुकदमों, नजरबन्दियों तथा विविध 
प्रकार के प्रतिवन्धों की नंगी तलवार सदा ही उनके सिर पर लटकी रही। इसी 
कारण उनके जीवन स्मृति ग्रन्थ को जीवन संघर्ष नाम दिया गया। दूसरे हूँ 
आधुनिक राजस्थान के निर्माता, राजस्थान की पत्रकारिता के पित्तामह और देशी 
राज्यों की जन-जागृति के आधार स्तम्भ लोकनायक । उन्होंने भी प्रताप-प्रतिज्ञा 
के लिए सर्वस्व वार दिया । उनकी स्मृति रक्षा के लिए प्रकाशित प्रस्तुत ग्रन्थ को 
“धुन के धनी नाम इसलिए दिया गया कि वह भी महाराणा के ही समान अपनी 
धुन के बनी थे। श्राँखों की दुष्टि न रहने के कारण कुछ भूलें होची सम्भव है। 
उनके लिए विनीत भाव से क्षमा प्रार्थना है । 


मारवाड़ी प्रकाशन ४० ए, हनुमान लेन 
नई दिल्‍ली, १ “>सत्यदेव विद्यालंकार 
दीपावली, ४ नवम्बर १६६४॥। 


एक दृष्टि में 


चित्तोड़गढ़ का कीति स्तम्भ (चित्र) महान्‌ साधक की महान्‌ साधना पृष्ठ संख्या 


दो शब्द : भारत में अंग्रेज़ी राज्य' के यशस्वी लेखक भन्तर्रा- टे 
प्ट्रीय स्यातिप्राप्त राष्ट्र नेता तपस्वी पं ० सुन्दर- 
लाल जी । 

आत्मनिवेदन : सम्पादक श्री सत्यदेव विद्यालंकार | 4 

एक दृष्टि में : विषय सूची व चित्र सुची । २३ 

व्यास दम्पत्ति : (चित्र) लोकनायक और उनकी पत्नी । 

पहुला खण्ड जीवन दीप 
प्रकरण १ ; प्रकाशकिरण श्री सत्यदेव विद्यालंकार १६ 


वह विजय अ्रभियान, दिल्‍ली में कऋ्रान्तिकारी परि- 
वर्तत, समाज सेवा के क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र में, 
मोर्चे पर मोर्चा, दूसरा मोर्चा, तपसवी जीवन, पांच 
सो्चों का सामना, देशी राज्यों की दमघोटू स्थिति, 
वीकानेर की स्थिति, लोहारु गोली काण्ड, पुप्कर 
सम्मेलन में गुण्डों का उत्पात, राज्य का काया- 
कल्प, व्यापक नेतृत्व, अपने सहकर्मियों के प्रति, 
वर्तमान राजस्थान के मंत्रद्वष्टा, रक्तहीन कान्ति 
की भूमिका, महान्‌ राजस्थान का स्वप्न, कांग्रेस के 
प्रति रोष, जोधपुर मुकदमे की नंगी तलवार, 
उत्कृष्ट चरित्र, जन्मसिद्ध संस्कार, ननिहाल से 
से प्राप्त संस्कार, आध्यात्मिक पृष्ठभूमि, समाज 
का नवनिर्माण, विशिष्ट व्यक्तित्व व नेतृत्व, 
दैनिक जन्मशूमि' और व्यास जी, महाराजा यंगा- 
सिंह जी का ऐतिहासिक पत्र, दैनिक श्र्खंड भारत 
की साधना, अत्यन्त कटु अनुमव, सिनेमा व्यवसाय 
को अपनाने की तैयारी, राजस्थानी जीवन और 


के | * धुन के धवी 


भारतीय राष्ट्रीयता के प्रतीक, हिन्दी की सेवा, 
रचनात्मक दृष्टिकोण, प्रथम दर्शन की अमिट छाप, 
पंढरपुर की दो घटनाएं, दूसरी घटना, राजस्थान 
को अपार क्षति, मनीषी मोहता जी, भीलनायक 
श्री तेजावत, दमघोट स्थिति, प्रतापप्रतिज्ञा, एक 


कंसक, प्रकाश किरण | 
सिवाणा का ऐतिहासिक दुर्ग (चित्र) 
प्रकरण २: 
जोधपुर का दुःखपूर्ण 
नाटक 
वालमुकुन्द विस्सा का 
बलिदान महात्मा गांधी 
नागोर का किला ( चित्र ) 
प्रकरण ३ 
आग और आंस श्री जनादंनराय जी नागर, राजस्थान विद्यापीठ, 
उदयपुर। 
व्यास जी की एक 
रचना : पंछी से (कविता) 
दूसरा खण्ड चित्र परिचय 


१. मातुश्नी गोपीवाई 
२. युवावस्था में 
३. पुष्करणा महासभा के प्रधान कार्यालय में 
४. पुष्करणा महासभा के नवम्‌ भ्रधिवेशन में ' 
५. १६४० में मारवाड़ राज्य लोक-परिपद के कार्यकत्त ञभों के साथ 
६. मारवाड़ राज्य लोक-परिषद्‌ का नागौर अधिवेशन १६४० 
७. जोधपुर जेल से छूटने पर व्यावर में अभिनन्‍्दन (१६४४) 
८-६. जोधपुर सर्कंट हाउस में सांकड़ा में 
१०. सांकड़ा में 
११-१२. नवभारत टाइम्स' वम्वई के कार्यालय में : सांकड़ा में पत्रकारों 
के साथ । 
१३-१४. जोधपुर नगरपालिका में---सांकड़ा के गांधी मेले में 
१५-१६. शेरगढ़ में ग्रामीणों के वीच : जोधपुर सकंट हाउस में 
१७. जयपुर म्युजियम में 


७३ 
७३ 


छ्प 
३६ 


१०३ 


१० 
१०६ 
१०७ 
श्ण्८ 
१०६ 
११० 
१११ 
3 
११३ 


११४ 
(१५ 
११६ 
११७ 


एक दृष्टि में 


१८-१६ किशनगढ़ में एक वट वक्ष के नीचे : ऊंट की सवारी 

२०. प्रधानमंत्री नेहरू के साथ 

२१. सिरोही में महाराजा और श्री गोकुलभाई भट्ट के साथ । 

२२. टोंक में महात्मा गांधी की प्रतिमा का उद्घाटन 

२३. राजप्रमुख जयपुर महाराजा के साथ 

२४. श्री हीरालाल शास्त्री और मोहनलाल सुखाड़िया के साथ 

२५. श्री रफी अहभद किदवई के साथ 

२६. अपने कार्यालय में 

२७. जगजीवन हरिजन आश्रम, वीकानेर में 

२८. ताजसर में 

२६९. शहीद सागरमल गोपा की समाधि पर 

३०, माताजी के देहावसान के उपरान्त 

३१, ३२, ३३. प्रधानमंत्री के साथ भोजन, श्री ढेवरभाई के साथ, ज्ञान- 
मन्दिर जोधपुर में 

३४-३५. सांकड़ा में वीणावादन : चम्बल नृत्य ताटिका 

३६. रेकाडिग कराते हुए 

३७. दिल्‍ली प्रादेशिक हिन्दी साहित्यिक सम्मेलन में 

३८. असन्‍्तुप्ट कांग्रेसियों के बीच 

३६-४० १६६३ में राजस्थान की दिवंग्रत विभूतियां : टिहरी के शीहद 
देवसुमन 

४१-४२. नीमच ठिकाने में जनता की विजय का स्मारक : अन्तिम 
समाधि स्थल 


तीसरा खण्ड अनुभूतिपुर्ण स्मृतियां 
प्रकरण १ : व्यवितत्व च चरित्र 
१. मूथेन्य व्यक्तित्त उपराप्ट्रपति डा० जाकिर हुसैन, 
२. अनुकर णी य 
व्यक्त्तित्व भुख्य न्यायमूर्ति श्री दुर्गाशंकर जी दवे, वरिष्ठ 

न्यायालय, जोधपुर । 

३. वेजोड़ व्यक्तित्व श्री रामनिवास जी मिर्घा, श्रध्यक्ष : राजस्थान 
विधान सभा, जयपुर । 

प्र रणा स्वोत रावसाहव श्री नारायणसिह जी ससूदा 
उपाध्यक्ष : राजस्थान विधान सभा, जयपुर | 


१५. 


५१ 
११९ 
१२० 
308 
१९६ 
११ 
(२४ 
१२५ 
१२६ 
१२७ 
९२८ 
१३६: 


१३० 
१२३६ 
१३२ 
१३३ 
१२३४ 


१३७: 
१९६ 


२६ ह धुन के घनी 


५. उन जैसा कोई वनस्थली विद्यापीठ के संस्थापक; श्री हीरालाल 
दीख नहीं पड़ता जी शास्त्री, जयपुर । 

<, बड़े भैया सर्वोदिय नेता श्री गोकुलभाई भट्ट, भूदान कुटीर, 

जयपुर। | 

७. व्यापक व्यक्तित्व मुख्यमंत्री श्री मोहतलाल जी सुखाड़िया, राजस्थान । 

<. गुरु सदुश व्यक्तित्व श्री मथुरादास जी माथुर, योजना मंत्री, जयपुर । 

&. लोकप्रिय व्यक्तित्व कृषि मंत्री श्री नाथूराम जी मिर्घा, जयपुर । 

१०. निःस्वार्थ 


व्यक्त्वि महाराजा हरिश्चन्ध जी, विद्य तमन्‍्त्री, जयपुर । 
११. निष्ठावान महारावल श्री लक्ष्मणर्सिह जी, नेता विरोधी दल, 
व्यक्तित्व राजस्थान विवान सभा, जयपुर। 
१२. चहुंमुखी संसद सदस्य वयोवृद्ध श्री प्रभुदयाल जी हिम्मत- 


व्यक्तित्व सिहका, कलकत्ता | 

१३. निर्माणककारी. विदर्भेकेसरी श्री द्रिजलाल जी वियाणी, ५१-५२ 

प्रभावी व्यक्तित्व जावरा कम्पाउण्ड, इन्दौर (म० प्र०) 

१४. लोक सेवा के आचाय॑ श्री चेनसुखदास जी न्यायतीर्थ, दियम्वर 
प्रतीक जन संस्कृत महाविद्यालय, जयपुर । 

१५. अनठा व्यक्तित्व केद्धीय शिक्षा उपमंत्री श्री भवतदशन जी, १० 
और लोकसेवा हेंस्टिगूज रोड, नई दिल्‍ली । 

१६. समवृत्तिके त्यागमूर्ति स्वामी केशवानन्द जी, ग्राम महाविद्यालय 


महाधनी संगरिया मंडी (राजस्थान) । 
१७. दधीचि और 
प्रोमेथियस सा । 
व्यक्तित्व संसद सदस्य डा० लक्ष्मीमल सिघवी, जोधपुर । 
१८. अविस्मरणीय 
व्यक्तित्व लोकसेवक श्री भंवरमल जी सिंधी, कलकत्ता । 
१६. व्यक्तित्व प्रोफेसर श्री प्रेमनारायण जी माथुर, वनस्थली 
विश्लेपण विद्यापीठ, जयपुर (राजस्थान ) 
२०. जिसने भुकना 


नहीं सीखा. इतिहासन्न ठाकुर देशराज, भरतपुर (राजस्थान) 
२१. अरावली के. श्री सत्यनारायण जी सराफ (भूतपूर्व बन्दी वीका- 
शिखर नेर -पड़यन्त्र केस) भादरा---वीकानेर । 
२२. राष्ट्रज्योति. श्री कन्हैयाल जी सेठिया, सुजानगढ़ । 


' एक दृष्टि में 


२३. 


है 


२०. 


हा 


है 


२४, 


विद्रोह के 
प्रकाश पुंज 
विद्याल हृदय 


श्री श्रीचन्द जी जैसलमेरिया, वीर मुहल्ला, जोधपुर 


(राजस्थान) । 
संसद ददस्य श्री पन्‍्नालाल जी वारुपाल, वीकामेर 
(राजस्थान) । 
पत्रकार श्री एस० एन० शास्त्री, हैदराबाद 
(ञ्रा० प्र०) | 
चौधरी कुम्भाराम जी श्रार्य संसद सदस्य, जयपुर 
(राजस्थान ) । 


समाजसेवी श्री वजरंगलाल जी लाठ, १०/१/२ 
सेयदसाली लेन, कलकत्ता | 


प्रकररा २ : जीवन की फांकी 


, अनमोल रत्न 


, दो भाइयों के 


स्नेह सम्दन्ध 
की कहानी 


व्यास जी एक 


4 न्फ- 
गृड पहला 


. आपदोीते महत्त्व- 


पूर्ण प्रसंग 


, बाल साथी की 
मधुर सम तियां 
. आदर्श निष्ठ 


७ उनके साथ 


/22 


११. 


१२, 


आत्मीय सम्दन्ध 
, स्वप्न द्रप्टा 


 प्रत्ताप प्रतिन्ना 


के धनी 


व्यक्तिगत 


अनुभव 


टूट गये पर भुके 


नहीं 
प्‌ 
ऋषि दधीचि 


देशभदत सेठ आनन्दराज जी सुराणा इण्डो यूरोपा 
ट्रेंडिंग कम्पनी, चांदनी चौक, दिल्ली | 


श्री कृष्णोपाल जी गर्म, भ्रजमेर (राजस्थान) । 


श्री केशो राम जी, पोलोविक्ट्री होटल व सिनेमा 
जयपुर व (राजस्थान ) । 

श्री मुरली मनोहर व्यास एडवोकेट, 

जोवपुर। 

श्री सरदारसल जी थानवी, किताव घर, जोधपुर 
(राजस्थान ) । 

श्री गंगादास जी व्यास, जोधपुर (राजस्थान) । 
राजस्थानी गइती पुस्तकालय के प्रवत्तेक श्री हरिभाई 
किकर, सोजत सीटी (राजस्थान) । 

श्री मदन गोपाल जी कावरा, कृचामन हाउस, 
जोधपुर (राजस्थान) । 

श्री तुलसीनारायण जी मेहता, खंदा मोतीखाना, 
छोटी चोपड़, जयपुर (राजस्थान ) । 

श्री वालकृष्ण व्यास उर्फ लाल जी,राजस्थान प्रदेश 
कांग्रेस कमेटी, जयपुर (राजस्थान ) । 

श्री वेकंटलाल जी शोका, पत्रकार व मंत्री, हिन्दी 
समाचार पत्र संग्रहालय, हैदराबाद (झा० प्र०) 
श्री ताराचन्द जी जगाणी, जैसलमेर (राजस्थान ) 


१६-क 


श्-ख . धन के धनीः 


१३. 


२४. 


सफल नेतृत्व श्री श्यामसुच्दर जी व्यास, सम्पादक : 'लोकजीवन 
जोधपुर, (राजस्थान) । 

दो घटनाएं श्री खेतर्सिह जी राठौड़, प्रमुख जिला परिषद्‌, 
जोधपुर (राजस्थान) । 


१५. आदर्श सहयोगी श्री रामकृष्ण जी धूत्त, महामन्त्री : अखिल भारतीय 


१६. 


२७. 
श्प, 


माहेश्वरी महासभा, हैदराबाद (आए० प्र०) 
निर्भीक साथी संसद सदस्य श्री रमेशचन्द्र जी व्यास, भीलवाड़ा 
राजस्थान । 
मेरा गौरव श्री द्वारिकादासजी पुरोहित, जोधपुर, राजस्थान ।' 
प्रेरणा स्त्रोत श्री अमरसिह जी चतुर्वेदी एडवोकेट, भरतपुर, 
राजस्थान । 


१६. अजमेर जेल में , श्री रमणलाल जी अग्रवाल, १८६, लेडी जमझेद 


२०. 


२२. 
२३. 


२४. 


उनके साथ जी रोड, वम्बई-१६ 


इकत्तीस बत्तीस श्रीगोपीकृष्ण जी विजय््गीय मंसद सदस्य, इन्दौर 
वर्ष का घनिष्ट मध्यप्रदेश । 
सम्बन्ध 

, गांधी जी और वैद्य सन्त लाडाराम जी, संचालक : राजस्थान 


व्यास जी ग्रामोद्योग केच्र, जोवपुर, राजस्थान । 

अजमेर जेल और श्री चिरंजीलाल जी शर्मा, खादी बोर्ड, जयपुर 
उसके बाद राजस्थान ! 

वलिदान के वे श्री भंवरलाल जी सराफ, जोधपुर राजस्थान । 
दिन 


राजस्थान के. श्री रामनिवास जी शर्मा, व्यावर, राजस्थान । 
आदश्शनिष्ठ 
महान्‌ सेवक 
प्रकरण ३ : स्वभाव २८४: 
- मस्तमौला शिक्षा मंत्री श्री हरिभाऊ जी उपाध्याय, जयपुर, 
राजस्थान | 
, उनकी जिन्दा- श्री मुकुटविहारी जी वर्मा, भूतपूर्व प्रधान सम्पादक 
दिली देनिक 'हिन्दुस्थान', नई दिल्ली | 
. उनका और मेरा संसद सदस्य श्री रामकुमार जी भुवालका, 
स्वभाव कलकत्ता । 
, उनकी आत्मीयता आयुवंद वृहस्पति पं० सीताराम जी मिश्र, अध्यक्ष 


राष्ट्रीय आयुवद कांग्रेस, जयपुर, राजस्थान 


'एक दृष्टि में श्ध्न्ग 


५. उनका स्वभाव सेशन जज श्री रणछोड़दास जी गट्‌टानी, भीलवाड़ा, 
राजस्थान । 

६. स्पप्टवादी संसद सदस्य लाला काशीराम जी गुप्त, अलवर, 
राजस्थान । 

७. विनोदपूर्ण प्रसंग बंगाल विवान परिपद्‌ सदस्थ श्री धर्मचन्द जी 
स रावगी, जैन भवन, चौरंगी, कलकत्ता । 

८. विनोदप्रिय. श्री चिरंजीलाल जी विनोदी, ७३/३० कोपरगंज 

व्यास जी कानपुर, उत्तर प्रदेश । 

8, विनोदी व्यास पं० भैरवलाल जी ननन्‍्दवाना पत्रकार, न्रजराज 

नगर, उड़ीसा । 
१०. नटखटठ व्यास जी उनकी अपनी लेखनी से | 


प्रकरण ४ : पिता व गुरु का रूप इे०्८ 
१. पितृतुल्य श्रीमती विनय लक्ष्मी सुमन एम० एल० ए०, टेहरी 
गढ़वाल (उ० प्र०) 
२. मेरे मुठ श्रीमती कृष्णा भाटिया, जोवपुर, राजस्थान 


३. मेरे साथी, मेरे कामरेड श्रों कल्याणसिह, कामगार कुटीर, व्यावर, 
पिता और मेरे राजस्थान | 
गुरु 
४. गुरु के चरणों में श्री तारकप्रसाद जी व्यास, जोधपुर (राजस्थान) 
५. युवकों के प्रकाश श्री जगन्नाथ श्षर्मा एडबोकेट, व्यावर (राज० ) 
स्तम्भ 
<. मेरे पथ प्रदर्शक श्री रावतमल जी पारीक, वीकानेर होटल, जयपुर, 
राजस्थान । 
प्रकरण ५: जेन समाज व जँन गुरुकुल रेश४ 
१. अध्यात्म पृष्ठभूमि श्री चैतन्य जी (श्री चुन्नीलाल जी महाराज) 
लालगंज, मिर्जापुर (उत्तर प्रदेश ) 
, जैन समाज और श्री धीरजलाल के० तुरखिया, (भूतपुर्वे मंत्री जैन 
व्यास जी गुछकुल, व्यावर, रतनचौक राणापुग, श्रहमदावाद 
(गुजरात ) ! 
3. राष्ट्रीय तेज और श्री मुन्तालाल जी वैद्य, (भूतपूर्व सुपरिटेण्डेग्ट जैन 
श्री जैन गुरुकुल गुरुकुल) सोजती रोड, राजस्थान । 


के 


१६-घर 


/९॥] 


प्रकरण ६ : शोषित व पीडित की सेवा क 


अलवर 


धुन के धनी" 


३३४ 


१. देशी राज्य वयोवृद्ध जननेता स्वामी रामानन्द जी तीर, हैदरा- 
स्वातन्ब्य संग्राम बाद (आंच्र प्रदेश ) 
के महारथी 
२. अखण्ड सेवायज्ञ श्री मोहनलाल जी मेहता सोपान, सम्पादक 
के महात्रती. सृकानी बम्बई । 
३. परिपद्‌् तथा श्री नरसिंह जी कछवाहा, महावीर मार्ग, जयपुर 
किसान सभा का (राजस्थान) । 
संयुक्त मोर्चा : 
डावड़ा हत्याकांड 
४. चंडावल का क्र काका मीठालाल जी त्रिवेदी, भूतपुर्व अध्यक्ष : 
काण्ड मारवाड़ लोकपरिषद्‌ सोजत सीटी राजस्थान | 
५. मारवाड़ की श्री मोहनलाल जी कठास्थले, जेतारण (राजस्थान) 
जनता के लिए 
उनका संघ “ 
. उन दिनों में पं० देवकरण जी आये विद्यावाचस्पति, डेह नागौर 
जागीरी जुल्म (राजस्थान) । 
प्रकरणए(/ ७ : शोषित व पीड़ित की सेवा ख ३५९६ 
. व्यास जी और कर्माचलकेसरी पं ०वदरीदत्त जी पांडे, प्रेम कुटी, 
टिहरी राज्य अल्मोड़ा, उत्तर प्रदेश । 
, व्यास जी और समाजसेवी श्री कपूरचन्द जी पोद्दार, मालीवाड़ा 
दिल्ली दिल्ली । 
. व्यास जी और श्री लाहूराम कुमावत, पत्रकार सर्वोदिय सदन 
व्यावर व्यावर, राजस्थान । 
, व्यास जी और श्री सत्यदेव व्यास, जैसलमेर, राजस्थान । 
ज॑सलमेर 
. व्यास जी और श्री रघुवरदयाल जी गोयल, वीकानेर, राजस्थान । 
वीकानेर १ 
२ श्री गंगादास जी कौशिक, वीकानेर, राजस्थान । 
.. व्यास जी और श्री युगलकिशोर जी चतुर्वेदी, प्रियम्बदा सदन, 
भरतपुर अशोक मार्ग, जयपुर, राजस्थान । 
, व्यास जी और मास्टर भोलानाथ जी, महावीर गली, अलवर, 


राजस्थान । 


एक दृष्टि में 


८. व्यास जी और 
मेवाड़ 

९. व्यास जी और 
सिरोही 
अकररदा ८ ; 

१. रचनात्मक 
प्रतिभा सम्पन्न 
च्यास जी 

२. रचनात्मक 

प्रतिभासम्पन्न 

नेतृत्व 

३. सांकड़ा के सन्त 


४. सांकड़ा का तीथ॑ 


(६-७ 


श्री भ्रेलाल वया, नवनिर्याण संघ, उदयपुर, 

राजस्थान | 

श्री अचलमल जी मोदी, मोदी हाउस, सिरीही, 
राजस्थान । 

रचनात्मक प्रतिभा श्रौर सांकड़ा का अ्रनोखा प्रयोग ४०८ 
श्री रामेश्वर जी अग्रवाल, अ्रध्यक्ष : खादी ग्रामो- 

योग संस्था संघ, गांवी नगर, जयपुर, राजस्थान | 


श्री ओमदत्त जी शास्त्री, हिन्द भ्रायुर्वेदक फार्मेंसी, 
जयपुर, राजस्थान | 

श्री राजाराम जी व्यास, अध्यक्ष : ज्ञान मन्दिर 
पोकरण, राजस्थान । 

श्री टीकमदास जी मालपाणी, पोकरण रेलवे स्टेशन, 
(जैसलमेर) । 


प्रकरण € : पत्रकारिता ४२० 


१. राजस्थान का 
सर्वश्रेष्ठ सपूत्त : 
सफल पत्रकार 
२. राजस्थान के पत्र 
कार पितामह 
३. अखंड भारत' 
फ्रा प्रकाशन और 
उसके वाद 
४. जागरूक पत्रकार 


राजस्थानी पत्रकार श्री निरंजन शर्मा अ्रजित', 
वाबूलनाथ चाल, वम्बई-२६ 


श्री अचलेश्वर प्रसाद जी शर्मा, सम्पादक प्रजा- 
सेवक' जोधपुर, राजस्थान । 

ठाकुर राजवहादुरसिंह जी, सम्पादक थांधी मार्ग, 
नई दिल्‍ली । 


श्री गोपीवल्लभ उपाध्याय, उज्जैन, मध्यप्रदेश 


प्रकरण १० : लोकभाया श्रोर लोक कला ४३६ 


१. राजस्थानी कला 
के उन्‍नायक 


श्री देवीलाल सामर, संचालक, भारतीय लोककला 
मण्डल, उदयपुर, राजस्थान | 


२. एक निर्मल झांकी श्री महेशदत्त जी भागव एडवोकेट, जोधपुर तथा 


३. कला और कला- 
कारों के प्रेमी 


व्यावर, राजस्थान ॥ 

रंगमंच निर्देशक मास्टर माणिकलाल जी डांगी, 
संस्थापक राजस्थान नाटय कला मन्दिर, कम रलाल 
की धगीची, पोलोविवट्री के सामने, जयपुर, 
राजस्थान । 


3 धुन के घनी 


४. राजस्थानी श्री पुरुषोत्तमलाल जी मेनारिया एम० ए० साहित्य 
संसक्ृतिक के रत्न, राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर । 
उपासक 

५. राजस्थानी और प्रो० मोहनकृष्ण जी वोहरा, गव॑मेण्ट कालेज, 
व्यास जी व्यावर, राजस्थान । 
प्रकरण ११: बिखरी स्मृतियां ४२५१ 

१. गीता का आदर्श पृज्य श्री १०८ स्वामी हरिहर जी महाराज, गीता 
जीवन आश्वम, दिल्‍ली छावनी । 


२. पुष्कररणा वीर श्री ए० डी० बोहरा, आइ० एल० ओ० एक्सपोटे, 
स्मालइण्डस्ट्री सविस इन्स्टीट्यूट, यू० एन० स्पेशल 
फंड प्रोजेक्ट, मोरात॒ुवा सीलौन , (श्री लंका) 

३. मेरी श्रद्धा श्री राजवहादर जी, केन्द्रीय जहाजरानी मंत्री, € 
भावना अकवर रोड, नई दिल्ली । 

४. जोघपुरऔर सरदार हरलालसिंह जी, अस्पताल मार्ग, जयपुर, 
शेखावाटी : राजस्थान । 
दुर्वासा का रूप 

५. व्यास जी और श्री जीवनमल जी जैन, जैन भवन, जोवनेर वाग 
जोबनेर कृषि जयपुर, राजस्थान | 


कालेज 
६. उनकी स्मृति श्री कन्हैंयालाल जी खादीवाला, इन्दौर, स० प्र ० 
७. वज्ञादपि श्री ज्वालाप्रसाद जी शर्मा, एम० एल० ए०, 
कठोराणि अजमेर, राजस्थान 


८. उनके अभाव की श्री रावतमल जी कोचर एडवोकेट, वीकानेर, 
पति सम्भव नहीं. राजस्थान । 
8६. उनका स्वाभिमान श्री नरसिहदास जी लूकड़, जोधपुर, राजस्थान । 
१०. वह दृश्य और वे सेठ आनन्दर्सिह जी कछवाहा एम० एल० ए०, 
दुव्द अध्यक्ष : जिला कांग्रेस कमेटी, जोबपुर | 
११. उनकी करुणा डा& पुष्पेन्र काला पथिक' रायपुर, राजस्थान । 
. निःस्वार्थ जन-. पगयात्री श्री देवदत्त निडर, रामगढ़, राजस्थान । 
सेवक 
१३. वरसात का पहला श्री देवीलाल जी माथुर 'कमलेश', जोधपुर, 
पानी राजस्थान । 
१४, वाल सहपाठी श्नी कमलाप्रसाद जोशी, मंगलियावास, व्यावर, 
राजस्थान । 


एक दृष्टि में 
१५. साकार सच्चाई 


१६. कथनी और 
करनी 
१७. राष्ट्र भिक्षुक 


१८. सरल, सहृदय, 
निर्भय और 
स्पप्टवादी 

१६, त्यागवीर 
व्यास जी 

२०. सफल मांमी 


२१. उनका स्वप्न 


२२. वहुमुखी प्रतिभा 
सम्पन्न 

२३. सच्चे व दृढ़प्रतिज्ञ 

२४. भारत मा के 
तपस्वी सपुतत 

२४. व्यास जी और 

पुपष्करणा समाज 

२६. आदर समाज- 
सेवी 

२७. 'भूयुसंहिता' की 


श्री स्वरूपनारायण जी पुरोहित, एम० एल० ए०, 
पुरोहितों का वाय, जयपुर, राजस्थान । 

श्री अखिलेश मिश्र, सम्पादक नया जीवन, सहा- 
रनपुर, उत्तर प्रदेश 

दानवीर देशमक्‍त सेठ सोहनलाल जी, दृगड़ ४५ 
लाड सिन्हा रोड, कलकत्ता । 

कविराज पं० प्राणनाथ जी पृप्करणा, वैद्यवाचस्पति 
उपाध्यक्ष : अखिल भारतीय आयुर्वेदिक कांग्रेस, 
४७ लहनासिंह मार्केट, सब्जी मण्डी, दिल्‍ली-६ 

पं० विश्वनाथ जी सारस्वत, सम्पादक 'लोकसेवक' 
यवतमाल, महाराष्ट्र । 
श्री ब्रजसुन्दर जी शर्मा, बी० ए० एल० एल० बी० 
एडवोकेट, अशोक मार्ग, जयपुर, राजस्थान । 

डा० युद्धवीरसिंह जी, अध्यक्ष : उद्योग सलाहकार 
समित, दिल्‍ली | 

श्री गजराजसिंह जी,आइ ० ए० एस ०, २६ गुरुद्वरा 
रकावर्गंज रोड, नई दिल्‍ली। 

श्री प्रयागराज जी भण्डारी, जोधपुर, राजस्थान | 
श्री रामविलास सोनी, चांदारुण, राजस्थान 


श्री विप्णुदत्त पुरोहित संयुक्त मंत्री, पुप्करणा 
सभा, जोधपुर, राजस्थान । 

श्री रामनारायण जी शर्मा (कल्ला), ६/१४५ राजेन्द्र 
नगर, नई दिल्‍ली-६ 

संसद सदस्य श्री जसवन्तराय जी मेहता से एक भेंट 


मनोरंजक कथा के आधार पर । 


ओर व्यास जी 


प्रकरण १२ : श्रद्धासुमत 


श्रीमन्‍्नारायण जी, सदस्य योजना आयोग, श्री भी खा 
भाईजी श्रममंत्री, जयपुर,श्रीईश्वरदासजी जालान, 
कानूनमंत्री कलकत्ता, सेठ गजाधर जी सोमानी, 
श्री भागीरय जी कानोडिया, श्री राघाकृष्ण जी 
कानोडिया, सेठ सीताराम जी जयपुरिया संसद 
सदस्य, सेठ राघेश्याम जी मोरारका संसद सदस्य, 


१६-छ 


४80० 


धुन के. धनी 


श्री रामेश्वर जी टांटिया संसद सदस्य, गौरीशंकर 
जी आचाये, श्री शान्तिलाल- जी कोठारी संसद 
सदस्य, सेठ सदासुख जी कावरा, सेठ अम्विका- 
प्रसाद जी केड़िया डिन्न गढ़, प्रो० प्रेमचन्द जी जैन . 

डन्न गढ़, श्रीरामजी भाई काक, श्रीत्तम्पतराम जी, 
श्री रामकिशोर जी व्यास, श्री दामोदर जी व्यास, 
श्री भेरोसिंह जी, श्री कृष्णचन्द जी अग्रवाल कल- 
कत्ता, श्री इ्यामलाल जी वर्मा, श्री कनक मघुकर, 
श्री चन्द्रेश व्यास, श्री मोहनराज जी भंडारी, सेठ 
भीकमचन्द जी छालानी, सेठ मोहनलाल जी बड़- 
जात्या, आयुर्वेदाचार्य शिवकरण जी क्षर्मा 


व्यास दर्भ्पत्ति 





हि दर डॉल >> ठ 


व ४८ 
4 4 ल्‍ बट ्ः 
2० ४७७४४४७७४७५७४६/७८ ० ट 9. 2 ४ ४ 

.#ं छः ह के 








५« (5 "लि है / त श ह है /20 ७ रह ग 
| न रा का हम ना जज जे द् ४ / 4५ ह 34 
न अप 2 २ $ २ हे आह है ः ््‌ २ है 
हक / ह हू हर 2 १ 
हे / 2 के ् % ६ हा 4] ८, कफ: हः हैः ५ ५ न हिकश | 
३..४++> ना गए; हीं 4274८ .# एुं./(५+ 7४ही ,# 4५००५ २ क्‍ी/७०८४०००७/ /#अीट:८०३/फर :4८८५-८४०२७०-नरीर कमी 4#+१ सी 22 अपन, कफ नक मन क 2 ] ग 4 ३ जज 


। 
| 
। 





न 
कर के री ही 
हे ह 
८2 ही 4 रौँ 
हु मा / 
नि गु 
हि है हे हक 
नै बढ * ह 
आह. 
ना न बी पा /न 
#ग्रीँ १० 
की - का 
ल्‍ फल हैँ | 
ड् हक 8 
+ पे 
रु 
ह २ हक 27१ ०० 
> ४ हि गा 
टी डट का >हचह ५ ४ ह न्‍ पु 
८ हू । बा ह शत हे के $7 ४ 
2#2८ 77० के हट हह + >+ हे ] ५५८ 
लाल # ६.7 #केश का २ हक हा हू । 2. ४ रे 
ल्‍ न बी ड हक नम + र 
3७ 2०८२५१००४०००४१५०: २22.०2०८०७#4४/२०८ है. ॥ ः ५ ढः्ःछ कक हट 5. 
क/०4२46६०५६ # ०८४ + 
(८ ग हे * ह हु डे 
शाह हे 
ढ़ * 


ग 
2 दे ट 
ब्लड के “५.८५ हे हा १ उ 
ब2क्‍य८ 2, /ट गा के 0 225 दर | ४. हे 
आफ रो न ल्‍ढ ऊँ रा १. 45 7 ज 


दे 

5 

सच 

| 
९ 
ऐप 
ब 
ऊ 

बह 

३८७५२ ५ »- ५३०७३ 5०. 3829०) सर २३०० ा-म रब क९ध ७ कक. आस >मन%०)। «ने विलनम >हीत 3.9, कक. 233-५००२०००- गाए ऑफर -॥-४8५: 


28 


तिकनायक £ 


नं अु 
प् 
















४ >> 
ही 5 /न्ट्2 छः 
। र्ज न्‍ 
के ४ # ्र ४४, ( 4] 
ब्््र्ल 5 ८ ४722 ग ग्रै है 
हट्रैं+, 227 /४«(० 5 मे पर ४2% ४६ 
ट् ” ८.४८ ्;् 


६. च 
पर 


हो 
का 
घघ प्‌ 
न 
सु 
का 
१३७ 
फू 
रू 
प्र 
कम 
्प 
जीप 
२ 
5 रच 
+ 


हम च 





र्ज़ि /, रा ऋ हि हा 7 
ली %/ के हु के ३ 
हक, ्र्टा ५9 5. है हे 
हा ५... तीन दर | १ 
42/ 6 ह # क्र, आम ८2“ | 34 4 
न ग 497 अजय. 
१ कद ८ हट हर “५ है ह < 
22 कमी न अल पु ह ह रे । 
ऊँ हि हि र हर हर 
जड़ 724 ८7५7 // है] कि. की 25 
2 रु ४५८“ ३७:८०, ५24 222० ८ ४, ह -ह 
् ८ ५ + ह छः 3 
5, 4 टी ट 2 ५ 2 272७0 ५:5५ ४ | 
५4८ कु की] + 
7४ ,०८५/ 24 "/८ ५ 0027. है 4 कं 
५० £, #““<% 2 बन ० थ्ु हे ह + $ 
2527 | »,< 27 2५ ०८/० 5 5025 ४; जा 
47.८2, /“# हल न्‍> कला के ल्‍ हि 4 
८ ६/] डॉ ड ग * 4 4 “अर ई । 
है 22 न श 5. हक कि बी ॒। 
#* हा हे +ल, श्र ). का ? | नह है. 
न्‍ै/४/ ४» न, ० ४7९३४ <#। ४५४: 4८ ६. 2 # क्र टच का ४ > ही ७ रु 
के 2 ड़ * रलं * #न्ट 4० कक दे 
४ 2»/४: 22८ 46 हे 28 ध | 
४ 2५  «क का २ हर ५८ 4 बज 
मा थं रे ५५७. 7 ५ शर्ट ४ हर > हे टू २ कं ह हु | 
22, ८४2 74240 मं 2 है ३ १ मी 
ढ ही है हट ० च्र्ग 
हे है 8" हु * ल्‍प 4८ की क्र 
29 ५९ लड़ दी ह न ि। के ; 
* 0 हे केज ५ क्र है र॒ कप । रा 
हे हे हे भ्क् ड 
५५) ड्ट्र तक #2:- ७7५ * 4 + के ह 
5 न्‍ रे नी ल्‍ा ्क _ 
ध 5. ल्‍ ग + है |] 
ना न न | 
श््श दर ल्‍ र हु) ह 
ऊ # +> रे रू रे 
ह डर ल्‍ ँ > | ग जज है ब्ष्‌ 
४४०५ हि] न्‍ छः $ श ड़ है] 
६ + ४ हज उड ह्त हर 
हे ह 
५००2.००.........................८................७. ...3.«७५५५५.-५०७५-+-न-3+०2०3७०-+५५० ३०० जीन-43 ० न>२ कल ननर+झ-4०-नथन्‍ लिन नल ++-++> न सन >+ 3. ् ज्न्‍न्म्ड 






रास व्यास 


सन्त 


जञ 


पर 


प्‌ 









५ 
रा कि क्न बज के व्यद॥, + हे 
४,7१३: 7,५०८ | 
" + 77५ 


्' शाप 
पटल का 


हो 





आग ही 
हैक ५ /]० कद 
2] 





प्रकरण १ 


प्रवक्काप[ कण] 


मानव के लिये मृत्यु अनिवाय है । उसको “मरणधर्मा' कहा गया है। नद्वर 
शरीर को जब मृत्यु हर लेती है, तव मानव उसके सामने घुटने टेक हार स्वीकार 
कर लेता है और अपने को मरणधर्मा मान उससे पराजित हो जाता है| लेकिन, 
कुछ ऐसे विलक्षण महापुरुष भी इस भूतल पर अ्रवतरित होते हैं, जिनको अ्रमर कहा 
जाता है। वे अपनी श्रमरता द्वारा मृत्यु पर ऐसी विजय प्राप्त करते हैं कि वह 
उनको हममें से उठा ही नहीं पाती । उनकी यह अमरता ही मृत्यु पर जीवन की 
विजय है । 

उस दिन १६६३ की १४ मार्च को जोधपुर के नागरिकों ने अपने नगर में जो 
अभूतपूर्व दृद्य देखा, वह नश्वर शरीर की शव-यात्रा का नहीं था; प्रत्युत मृत्यु पर 
जीवन की विजय का महान्‌ भ्रभियान था । निस्सन्देह, नई दिल्ली में साउथ एवेन्यू 
के उनके निवासस्थान पर उनके नइ्वर शरीर को एक दिन पूर्व १४ मार्च को मृत्यु 
ने हर लिया था और निवइचय ही यमराज ने उस दिन विजय महोत्सव मनाया 
होगा | लोकनायक श्री जयनारायण व्यास सरीखे राष्ट्र महापुरुष को परास्त करना 
सामान्य घटना न थी। मृत्यु की वह विजय और यमराज का वह विजय महोत्सव 
मानव की क्षणभंगुर काया से भी अधिक क्षणभंगुर सिद्ध हुए। 

वह विजय श्रनियान 

यशस्वी जीवन का वह महान्‌ विजय अभियान जिस अपूर्वे समारोह से प्रारंभ 
हुआ, वह लोकनायक की महानता के सर्वथा अनुरूप था। जोधपुर नगर के भीतरी 
भागों में राजपथ से किसी महाराजा की भी शव-यात्रा उससे पहले न निकल पाई 
थी । उसको पुरानी परम्परा के प्रतिकूल समझा जाता था। वह एक कर्मठ व 
लोकप्रिय जीवन की महान्‌ विजय यात्रा थी । जिस विजय ने पग-पग पर जयमाल 
पहनाकर सदा ही उनका अभिनन्दन किया था, वह उस दिन भी उनको जयमाल 
पहनाने के लिये उपस्थित थी । इसी कारण तो पुरानी सव परम्पराओं को तिलां- 
जलि देकर वह विजय यात्रा उनके निवासस्थान से शुरू हो उन मार्गों से आगे बढ़ी, 


५० घुन के घनी 


जो राजपथ का रूप त्यागकर जनपथ में परिणत हो गये थे। हजारों-लाखों नाग- 
रिकों ने अपने श्रद्धा-सुमन अपित किये। निस्सन्देह लोकनायक श्री जयनारायण 
व्यास ने उस विजय यात्रा द्वारा मृत्यु के उपरान्त भी अमरत्व को प्राप्त किया । 
विलक्षण महापुरुषों की जीवन यात्रा प्रकाश किरण वन आने वाली पीढ़ियों के 
पथ को प्रशस्त एवं आलोकित करती रहती है। 
लोकनायक श्री जयनाराबण व्यास का समस्त जीवन उस कर्मठ राष्ट्र महा- 
पुरुष का जीवन था, जिसके शब्दकीप में थकान, निराशा और पराजय सरीखे शब्द 
लिखे न थे। उन्होंने जिस किसी क्षेत्र में पेर रखा उसमें उनके कदम हमेशा आगे ही 
बढ़ते गये । उनके कदम कभी रुके नहीं; कभी थके नहीं; कभी लड़खड़ाये नहीं; और 
कभी हारे नहीं । धामिक, सामाजिक और राजनीतिक सभी क्षेत्रों में उसके कदम 
अवाध गति से निरन्तर आगे ही बढ़ते चले गये। उन्होंने निदिष्ट मंजिल पर पहुंच- 
कर ही सांस ली और तुरन्त अगली मंजिल की ओर बढ़ गये। कहते हैं कि नेपोलियन 
बोनापार्ट ऐसा महाप्रतापी सम्राद था, जिसकी सेनाएं मोचों पर मोर्चे जीतती हुई 
केवल आगे ही वढ़ना जानती थीं और वह स्वयं उनका नेतृत्व करते हुए गरजती 
व आग वरसाती तोपों के मुंह पर जा खड़ा होता था । कुछ ऐसी ही अचरजभरी 
अपराजित वृत्ति व्यास जी के साहसी हृदय में समाई हुई थी। इसी कारण तो 
लोकनायक शब्द उनको पाकर धन्य हो गया था । 
दिल्ली में । 
व्यास जी के कर्मठ कान्तिकारी सावंजनिक जीवन का प्रारम्भ जिस प्रकार 
हुआ, उसकी चर्चा उन्होंने दिल्‍ली में कई बार स्वयं अपने भाषणों में की थी। 
अपने कुछ साथियों के साथ वे पंजाब विश्वविद्यालय से मेंट्रिक की परीक्षा देने के 
लिए दिल्‍ली आए थे। सदर वाज़ार में वह ठहरे थे। दिल्‍ली में भ्रमर शहीद स्वामी 
श्रद्धानन्द जी, स्वर्गीय जनाव हकीम अजमलखां और डाक्टर अंसारी के नेतृत्व में 
सत्याग्रह आन्दोलन जोरों पर था। सारे नगर में जनता का अपना राज्य 'राम- 
राज्य कायम था। १६१६ में महात्मा गांधी ने जिस सत्याग्रह का झंखनाद 
किया था, उसी के अनुसार दिल्‍ली में उस आन्दोलन का सूत्रपात किया गया था । 
माच महीने की २० तारीख थी। रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने एकनित जन-समुदाय पर 
गोली चला दी । एक मुसलमान और हिन्दू, दो युवक वहां ही शहीद हो गये। सारे 
शहर में गोली चलने और दो युवकों के शहीद होने का समाचार विजली की तरह 
फल गया । समाचार सुन व्यास जी अपने साथियों के साथ घटनास्थल की ओर 
चल दिये | उस दिन और दूसरे दिन भी नगर में श्रनेक ऐतिहासिक घटनाएं घटों। 
उन सबके व्यास जी प्रत्यक्षदर्शी थे। उन्होंने देखा कि किस उत्साह व सम्मान से 
उन शहीदों की शवयात्रा निकाली गई । किस प्रकार हिन्दू और मुसलमान दोनों 
कन्धे से कन्या भिड़ा सत्याग्रह आन्दोलन में शामिल थे। किस प्रकार स्वामी 


प्रकाश किरण २१ 


श्रद्धानन्द जी ने एक साव॑ंजनिक सभा में अ्रधिकारियों द्वारा मशीनगनों व पाशविक 
शक्ति का प्रदर्शन करने पर भी जनता को पूरी तरह नियंत्रण में रखा | उन्होंने उस 
अलोकिक दृश्य को भी देखा जब स्वामी जी निर्भय हो घंटाघर के नीचे गुरखों की 
नंगी किचों के सामने छाती तान खड़े हो गये थे। सिंह की तरह गरजते हुए उन्होंने 
कहा था कि खड़ा हूं । छेद डालो | उन सब घटनाओं का व्यास जी के युवक हृदय 
पर अचूक प्रभाव पड़ा । 
व्यास जी ने अपनी इस दिल्‍ली यात्रा का जो विवरण लिखा, वह कैसा प्रभावो- 
त्पादक है। उन्होंने लिखा था कि “सदर वाज्जार में किसी ने चिल्लाते हुए कहा कि 
चांदनी चौक में गोली चल गई । कइयों ने उसकी वात को दोहराया। उस मकान के 
नीचे भीड़ जमा हो गई, जिसमें जोधपुर से परीक्षा के लिये आये हुए लगभग आघ 
दर्जन विद्यार्थी बठे थे। मैं भी उनमें शामिल था | वह १६१६ की वात थी | हमने 
वास्तविक घटना जाननी चाही। परन्तु किसी की वात किसी के साथ मेल नहीं 
खा रही थी, सव अ्रपनी-अपनी वात कहने में लगे थे | हममें से कुछ ने घटनास्थल 
पर जाकर वास्तविकता जानने का निश्चय किया। जेसे ही हम घंटाघर पर पहुंचे, 
बसे ही वर्वींस पाक में एक वार फिर गोली चलने की आवाज़ सुन पड़ी । कुछ लोग 
मारे गये। उनमें हमारे ही समान एक मंट्रिक का भी विद्यार्थी था। इस पर हम 
बड़े उत्तेजित हो गये । मैं बहुत अ्रधिक उत्तेजित हो उठा, परन्तु यह न जान सका 
कि करना क्या चाहिए | कुछ मिनट बाद हमने देखा कि स्वामी श्रद्धानन्द जी एक 
बड़ी भीड़ के साथ घंटाघर की श्रोर आ रहे थे। जो गोरे सिपाही महारानी 
विवटोरिया की मूर्ति के पास मक्षीनगनों के साथ खड़े थे, उन्होंने अपनी वयोनेट 
वाली बन्दूकें स्वामी जी की छाती पर तान दीं। वह उनके सामने छाती तानकर 
खड़े रहे | इतनी ही गनीमत हुई कि वाग के दरवाज़े के वाहर ऐसी कोई दुर्घटना 
नहीं घटी । उन्होंने भीड़ को अपने पीछे-पीछे आने को कहा । हम सव उनके पीछे- 
पीछे लालकिले के सामने के बड़े मैदान में जा पहुंचे | वहां श्रव दीवानहाल तथा 
अन्य बहुत-से मकान व दूकानें वन गई हैं। उस मैदान को उन दिलों में वहां कांग्रेस 
का एक विशेष अधिवेशन होने के कारण कांग्रेस मंदान कहा जाता था। वहां स्वामी 
श्रद्धानन्द जी, जनाव हकीम अ्रजमलखां साहव और डाक्टर अंसारी आ्रादि के भापण 
हम लोगों ने सुने । स्वामी श्रद्धानन्द जी के वे छव्द आज भी मेरे कानों में गूंज रहे 
हैं, जिनमें उन्होंने लोगों से भगवान्‌ राम और हज़रत इमाम के आदर्श को अपने 
सामने रखने की श्रपील की थी ।” 
क्रान्तिकारी परिवर्तन 
अपनी इस दिल्‍ली यात्रा और उसकी प्रतिक्रिया के बारे में व्यास जी ने लिखा 
था कि, “दिल्ली यात्रा से मेरे जीवन को नया मोड़ मिल गया। मैट्रिक परीक्षा 
के लिये की गई दिल्‍ली की वह यात्रा वस्चुतः ज़िम्मेदार है मेरे भावी जीवन को 


श्२ धुन के घनी 


राजनीतिक सांचे में ढालने के लिये। वहां मुझे जो वास्तविक प्रोत्साहन मिला, 
उसको मैं कभी भूल चहीं सकता ।” वहां जाने से पहले व्यास जी ने जोधपुर के 
सैनी स्कूल में १८ रुपये महीने पर सहायक अध्यापक का काम शुरू कर दिया था। 
_ यदि कहीं दिल्‍ली जाना न होता और वहां राजनीतिक प्रेरणा प्राप्त न हुई होती, 
तो आइचये नहीं कि व्यास जी कोरे 'मास्टर' ही बने रह जाते । 

उन्हीं दिनों में दिल्‍ली से स्वामी श्रद्धानन्द जी का तेजस्वी राष्ट्रीय दैनिक 
“विजय! पंडित इन्द्र विद्यावाचस्पति के ओोजस्वी सम्पादकत्व में निकलता था। व्यास 
जी में उसी से समाचार-पत्र पढ़ने की रुचि पंदा हुई और पत्रकार बनने के संस्कार 
भी जागृत हुए। वे प्राय: कहा करते थे कि एक ओर पुलिस की गोलियां दनदनाती 
थीं, तो दूसरी ओर नया बाज़ार से विजय कार्यालय से उन राष्ट्रीय भावनाओं 
का संचार होता था, जो सत्याग्रह के राष्ट्रवादी मोर्चे को दृढ़ बनाती रहती थीं | 
उन भावनाओं ने निश्चित रूप से व्यास जी के हृदय में सी गहरा स्थान बना लिया 
था! ह 

समाजसेवा के क्षेत्र में 

जोधपुर लौटने पर उन्होंने समाचारपत्रों और राष्ट्रीय साहित्य की एक छोटी- 
सी दूकान खोली | दूकान का प्रमुख उद्देश्य घन्चा न था; परन्तु लोगों में राष्ट्रीय 
समाचार-पत्र और राष्ट्रीय साहित्य पढ़ने की अभिरुचि पैदा करना और एक ऐसा 
केन्द्र कायम करना था, जहां उस बहाने कुछ उत्साही युवक इक हो जाते थे । 
जोधपुर पुलिस को वह केन्द्र भी सहन नहीं हुआ । तरह-तरह की चालें चलकर 
उसको बन्द करवा दिया गया। यह थी बह पृष्ठभूमि, जिसमें व्यास जी ने राज- 
नोतिक भावना से प्रेरित हो सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया था । 

निस्सन्देह सार्वजनिक जीवन का प्रारम्भिक क्षेत्र था उनका अपना पुष्करणा 
समाज और उसका माध्यम था समाज-सेवा । पुप्करणा समाज में समय-समय पर 
वड़े-वड़े जाति भोजों का आयोजन किया जाता था । उनमें सिवाय पुप्करणाओं के 
दूसरे किसी का प्रवेश या स्पर्श तक वर्जित था। इसलिए व्यास जी ने ऐसे अवसरों 
पर सेवा-कार्य के लिये उत्साही नवयुवकों का दल जुटाया और उनमें समाज-सेवा 
को भावना जागृत की । १६१८ में रायपुर के रायसाहवब श्री गोविन्दलाल जी 
पुरोहित की अध्यक्षता में जोधपुर में अखिल भारतीय पुप्करणा महासभा का जो 
ऐतिहासिक अधिवेशन हुआ, उसमें व्यास जी ने एक सौ पुप्करणा नवयुवकों के 
साथ स्वयंसेवक का काम वड़ी मुस्तेदी से किया था। इसी प्रकार पुप्करणा युवक 
मंडल का गठन हुआश्या और समाज-सुधार आन्दोलन का मोर्चा तैयार किया गया । 
व्यास जी प्राय: यह कहा करते थे कि धर्म, कर्म और ईश्वर पूजा आदि में श्रद्धा 
. निष्ठा न होने पर भी वे उनका उपयोग अपने सामाजिक एवं राजनीतिक हेतु के 
लिये किया करते थे। इसोलिए काफी समय तक मन्दिर उनके साथियों के इकट्ठा 





अकाश किरण २३ 


होने के केन्द्र वने रहे। अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिये हर साधन का उपयोग 
करना वे खूब जानते थे । 
राजनीतिक क्षेत्र में 
दिल्‍ली की घटनाओं की जोधपुर लौटने पर जो प्रतिक्रियाहुई, उसके सम्बन्ध में 
व्यासजी ने फिर लिखाथा कि “जोवपुरपहुंचते नपहुंचते मेरे दिल व दिमाग पुरी तरह 
राजनीतिमें रंगग ये; भले ही मैं श्रपने राजनीतिक विचारों को कोई व्यावहारिक रूप 
स दे सका। हम लोगों ने शहर के वाहर पुष्करणा नवयुवक मंडल की स्थापना की 
थी। उसके पुस्तकालय और वाचनालय को उठाकर हम शहर में एक घनी आवादी 
में ले आये | उसमें हमने गांधी जी का यंग इण्डिया' और पं ० मोतीलाल जी नेहरू 
का इंडिपेडेंट' आदि सव पत्र मंगाने शुरू कर दिये। वहां आ्राने वाले लोगों को 
हिन्दी पत्र पढ़कर और अंग्रेज़ी पत्र अनुवाद करके सुनाये जाने लगे । हमारा वाच- 
नालय लोकसम्पर्क के लिये एक वड़ा केन्द्र वल गया। यहीं से हमने समाज-सुधार 
ओर राष्ट्रीय विचारों के भजन व गीत तैयार करके प्रकाशित करने शुरू किये ।” 
व्यास जी ने मेंट्रिक की परीक्षा द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण की थी और वे अपने 
विद्यार्थी जीवन में सुमेर पुष्टिकर हाईस्कूल की परीक्षाओं में अपनी कक्षा में सदा 
सवंग्रथम रहा करते थे । कालेज की पढ़ाई जारी करने की बड़ी तीन इच्छा थी। 
पुस्तक खरीदकर तैयारी भी कर ली थी। परन्तु दिल्‍ली की घटनाओं और गांधी 
जी के असहयोग आन्दोलन का उन पर कुछ ऐसा प्रभाव पड़ा कि उन्होंने पढ़ाई 
जारी रखने का विचार छोड़ दिया और पाव्य-पुस्तकें पुष्करणा नवयुवक मण्डल 
के पुस्तकालय को भेंट कर दीं। ऊंची पढ़ाई का विचार मन का मन में ही रह 
गया। 
पुष्करणा नवयुवक मण्डल के वाचनालय तथा पुस्तकालय में इकट्ठा होने वाले 
नवयुवक परस्पर राजनीतिक घटनाओं के बारे में समाचार-पन्नों में समाचार पढ़ते 
हुए यह भी चर्चा करने लगे कि किस प्रकार देश के प्रति अपने कत्तेंव्य को पूरा 
किया जा सकता है । जोधपुर में शिक्षा के क्षेत्र में सावंजनिक जीवन का प्रारम्भ 
सामाजिक अथवा जातीय शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से हुआ था। शहर की 
आवादी भी कुछ इस ढंग से वली थी कि हर जाति के अपने-अपने मुहल्ले थे। 
उनमें जातीय आधार पर स्कूलों की स्थापना सहज में की जा सकती थी। उन्हीं के 
माध्यम से धीरे-धीरे अन्य क्षेत्रों में भी जीवन और जागृति के कुछ चिह्न दीख पड़ने 
लगे। १६१७ में मारवाड़ सेवा-संघ का गठत किया गया था। उन दिनों में मारवाड़ 
में एक सौ तोले का एक पक्का सेर चालू था, जबकि देश में एक सेर अ्रस्सी तोले 
का होता था। १६२१ में राज्य सरकार ने अपने यहां भी अस्सी तोले का ही सैर 
चालू करने का निश्चय किया | व्यापारी उसके विरुद्ध थे। शहर में लोग जहां-तहाँ 
गलियों व बाजारों में दीवारों के आस-पास पेशाव आदि करने के आदी थे। 


४ धुन के धनी 


स्वास्थ्य और सफाई की दृष्टि से उसको वन्द करने के आदेश नगरपालिका कीः 
ओर से जारी किये गये। उनकी अवज्ञा करने वालों को पुलिस ने बुरी तरह पीटना 
शुरू किया। पुलिस की इस ज्यादती पर भी शहर में वड़ा रोष व असन्‍्तोप फंज 
गया। उसके सम्बन्ध में भी एक आन्दोलन खड़ा हो गया । उन दोनों आन्‍्दोलनों का 
संचालन मारवाड़-सेवा-संघ की ओर से किया गया । व्यासजी ने उनमें प्रमुख भागः 
लिया । राज्य सरकार को क्ुकना पड़ा । फिर १६२२ में राज्य में मादा पशुओं कोः 
निकासी पर जो प्रतिवन्ध था, उसको उठा दिया। उसके विरोध में भी शहर में: 
प्रचंड आन्दोलन हुआ । १६१६ में स्थापित मारवाड़ हितकारिणी सभा ने उस 
आन्दोलन का सफलतापृर्वक संचालन किया। बाद में इसी संस्था की और से राज्य 
की नौकरियों का आन्दोलन उठाया गया | व्यास जी तब उसके मन्‍्त्री थे और देश- 
भक्त सेठ आनन्दराज जी सुराणा के पिता सेठ चांदमल जी सुराणा उसके अध्यक्ष 
थे। तब व्यास जी पहले रेलवे में और वाद में पी० डब्ल्यू० डी० में क्लक थे।' 
आन्दोलन ने ऐसा रूप धारण किया कि कौंसिल के सीनियर सदस्य सर सुखदेव- 
प्रसाद के साथ मारवाड़ हितकारिणी सभा की सीधी टक्कर हो गई। १६२४ में 
सर्वेश्री चांदमल सुराणा, प्रतापचन्द सोनी एडवोकेट तथा शिवकरण जोशी राज्य 
से निर्वासित कर दिये गये और स्वश्री जयनारायण व्यात्त, अब्दुल रहमान अंसारी, 
कस्तुरकरन जोशी, अमरचन्द मूथा तथा बूचराज व्यास को दस नम्बरी ठहरा दिया 
गया । उनको यह आदेश दिया गया कि वे मारवाड़ राज्य में जहां भी कहीं जाएं, 
वहां रात को पुलिस थाने में सोया करें और जोघपुर नगर से वाहर पुलिस को 
सूचना दिये विना नहीं जाएं। इन सव घटनाओं तथा आन्दोलनों की चर्चा विस्तार 
से अनेक सज्जनों ने अपने संस्मरणों में की है । उस सबको यहां दोहराने की आच- 
इयकता नहीं । व्यास जी राज्य की नौकरी छोड़कर खुले रूप में राजनीतिक मैदान 
में उतर पड़े । निर्वासन, नज़रबन्दी ओर जेल-जीवन का लम्बा सिलसिला शुरू होः 
गया । 
ह मोर्चे पर मोर्चा 
व्यास जी ने पहला मोर्चा सामाजिक क्षेत्र में लिया। उसी से उन्तके सार्वजनिक 
जीवन का श्रीगणेश हुआ । पुष्करणा समाज रूढ़ि, परम्परा, अ्न्वविद्वास, मिथ्या 
घारणा और मूढ़-श्रद्धा में कुछ ऐसा उलका था कि उसके सम्मुख समाज-सुधार 
की वात करना असाधारण साहस का काम था। जोघपुर और वीकानेर में रहते 
हुए उन्होंने सचमुच ही समाज का कायाकल्प कर डाला । होली, शादी तथा अन्य 
ऐसे ही अवसरों पर जो अश्लील गीत गाये जाते थे उनके स्थान पर उन्होंने समाज 
सुधार सम्बन्धी उन गीतों की रचना की और उनका गली-गली घूमकर ऐसा प्रसार 
किया कि वे घर की चहारदीवारी में भी उल्हे-चीके के घुएं भरे घोर अन्धकार में 
परदे में चन्‍्द्री रहने वाली महिलाओं के भी मुंह पर चढ़ गये और उन्होंने सहसः 





प्रकाश किरण २४: 


ही अश्लील गीतों को हटाकर उनका स्थान ले लिया। पुप्करणा नवयुवक मंडल का 
मोर्चा उनके नेतृत्व में मखिल भारतीय पुप्करणा महासभा के मुकाबले में कुछ ऐसा 
जमा कि अन्त में अ्रखिल भारतीय स्तर पर उनको अप्रत्याशित सफलता मिली 
श्रौर सवसे अधिक दकियानूसी' समझा जानेवाला समाज सामाजिक क्रान्ति के 
प्रगति के पथ पर पूरी तेजी से अग्रसर हो गया । समाज-सु धार-सम्वन्धी घ्येय की 
पूर्ति के लिये मासिक पत्र 'पुप्करणा ब्राह्मगोपका रक' जोधपुर, (ुप्करणेन्दु वीका- 
नेर और 'पुप्करणा' जोधपुर का प्रकाशन किया गया । पुप्करणा' मासिक-पत्र प्री 
तरह व्यास जी का अपना था। इस (पुप्करणा' मासिक-पत्र से ही व्यास जी के सफल 
पत्रकार जीवन का श्रीगणेश हुआ समझना चाहिए समाज-सुधार-सम्वन्धी विपयों 
को लेकर पुप्करणा समाज में काफी समय तक अन्तह॑न्द्र की-सी स्थिति बनी रही | 
अखिल भारतीय पुष्करणा महासभा में स्थितिपालक वृद्ध जनों का जोर था, तो 
राजपूताना पुप्करणा हितंपिणी सभा में प्रगतिशील विचारों के युवकों का। उन 
युवकों के प्रेरणा स्रोत थे व्यास जी | अ्रन्त में वरार केसरी श्री पन्‍नालाल जी व्यास 
की मध्यस्थता से दोनों में समझौता हुआ । नैतिक दृष्टि से व्यास जी के पक्ष को 
इसलिए सफल मानना चाहिए कि उन्होंने जोधपुर में समाज-सुधार के लिये जो 
वातावरण पैदा किया था, उसी के रंग में सारा पुष्करणा समाज रंग गया । 
समाज-सुधार का यह मोर्चा मुनिश्री चुन्नीलाल जी महाराज को सत्संगति से 
कुछ ऐसा व्यापक वना कि वह पुप्करणा समाज के दायरे से जैन समाज में और 
जन समाज से अन्य समाजों में भी व्याप गया। होली पर नाथूराम जी की नंगी 
मूर्ति की पूजा की जो अन्ध परम्परा समूचे मारवाड़ी समाज में व्यापी हुई थी, उसके 
विरुद्ध मुनिश्री चुन्नीलाल जी महाराज ने तीज अभियान शुरू किया था। उन्होंने 
स्वयं अपने संस्मरण में उसका उल्लेख किया है और यह बताया है कि किस प्रकार 
उस अभियान में व्यास जी ने उनका हाथ वटाया । तब मुनि जी पाली मारवाड़ में 
अपने इस अभियान में संलग्न थे । व्यास जी जोधपुर से पाली आये और मुनि जी के 
साथ हो गये । वगड़ी में तो उन्होंने स्वयं उस मृति को उखाड़ फेंका और उसके लिये 
वहां के ठाकुर का प्रकोप भाजन होना पड़ा। मुनि जी का उन्होंने यहां तक साथ 
दिया कि वे उनके साथ पग-यात्री और समाज-सुधार सम्बन्धी साहित्य के निर्माण 
तथा प्रकाशन के लिये उनके दाहिने हाथ वन गये। जैन पथ-प्रदर्शक' पत्र का भी 
उन्होंने उनके साथ मिलकर सम्पादन किया। वह पत्र समाज-सुधार सम्बन्धी ध्येय 
की पूर्ति के लिये ही निकाला गया था। मुनिजी ने लिखा है कि व्यास जी ने ऐसा 
तपस्वी जीवन विताना शुरू किया कि तपस्या में उदको भी पराजित कर दिया । 
टूसरा सोर्चा 
व्यास जी ने दूसरा बड़ा मोर्चा अपने राज्य मारवाड़ में सामन्तज्ञाही से लिया। 
उसने जनता को विल्कुल निरीह एवं मूक वनाकर दीनता, हीनता तथा परावीनता 


बी 


€ 


“र६ : घुन के घनी 


को वेड़ियों में जकड़ रखा था | सामन्‍्त उनके 'भाग्यविधाता' बने हुए थे और जनता 
भी उनको अन्नदाता भगवात्त ही मानकर पूजती थी। कैसी दयनीय थी वह स्थिति 
'जब शोषक को ही पोषक सानकर पूजा जाता था। वह भी उस मूढ़-श्रद्धा तथा 
'अन्ध-भावना का ही दूसरा रूप था, जिसमें सामाजिक दृष्टि से जनता बुरी तरह 
उलभी हुई थी। अन्य देशी राज्यों के समान मारवाड़ का राज्य भी जागीरों के 
'अनन्त टुकड़ों में बंटा था। जागीरदारों को भी अच्नदाता भगवान्‌ का ही प्रति- 
रूप माना जाता था। इसीलिए तो व्यास जी को सामन्तशाही के विरोध में 
पहला मोर्चा जागीरों में लेना पड़ा । वह उस बड़े मोर्च का ही मुख्य अंग था । उसी 
मोर्च ने अन्त में उत्तरदायी शासन की मांग का रूप धारण कर लिया। कितनी ही 
'जागीरों में व्यास जी के साथियों को निर्मेमता, निर्देयता और हृदयहीनता का 
शिकार बनना पड़ा, उन्हें पीटा गया, उन पर घातक प्रह्मर किये गये और सशस्त्र 
ऊंट सवार उन पर छोड़ दिये गये । घायल होकर कितने ही अस्पतालों में पड़े रहे 
-झऔर कितनों के ही सदा के लिये अंग-भंग हो गये । परन्तु उन्होंने पीठ न दिखाई। 
चंडावल और डावड़ा के निर्देय कांडों के रोमांचकारी विवरण संस्मरणों में पाठक 
'पढ़ेंगे। उनसे पाठकों को मालूम होगा कि किस प्रकार व्यास जी ने मूक किसानों 
-की सूखी हड्डियों में दधी चि की हड्डियों का-सा अ्रदम्य तेज भर दिया था। इस सम्बन्ध 
-में उनकी एक कविता का यहां उल्लेख करना आवश्यक प्रतीत होता है । यह वह 
-कविता है, जो राजस्थान के सामन्तशाही विरोधी आन्दोलन के इतिहास में सदा 
'ही स्वर्णाक्षरों में लिखी जानी चाहिए । वह ओजस्वी कविता निम्न प्रकार है: 

भूखे की सूखी हड्डी से, वज्र बनेगा महा भयंकर । 

ऋषि दधीचि को ईर्ष्या होगी, नेत्र नया खोलेंगे शंकर |। 

अन्न विहीन उदर की आहें, दावानल-सी वतकर भीषण । 

भस्मीभूत कर देंगी उनको, जो दीनों का करते शोपण ॥ 

वाकी मत रख खूब सता ले, खूब दिखा दे अपना पशुवल | 

निर्वेल का बल देख रहा है, तेरे सब कुक्वत्य को प्रतिपल ॥। 

जी-भर आ्राज सता ले मुझको, आज तुझे देता आज़ादी । 

तेरे इन कृत्यों में सोई, छुपकर तेरी ही बरवादी ॥ 

अन्न नहीं है, वस्त्र नहीं है, शक्ति नहीं है और न वाणी । 

साहस हिम्मत तनिक नहीं है, नि्वेल हूं, हूं पामर प्राणी ॥ 

पर है हृदय अवमुए तन में, और जलन है भीत्तर भारी । 

वह सुलगेगी, वह फैलेगी, जल जावेगी दुनिया सारी॥। 

नव प्रकाश तब जाग उठेगा, चामुंडा पकड़ेगी खप्पर । 

देख-देख लपटों की भपठें, तांडव नृत्य करेंगे शंकर ॥। 


“प्रकाश किरण २७ 


तोड़ हड्डियां चीर कलेजा वहा रुधिर सव जी की करले । 
वीन-बीन हड्डी लोहू से, रक्तपात कर मन को भर ले ॥ 
कल ही तुक पर गाज गिरेगा, तेरा सभी समाज गिरेगा। 
तख्त गिरेगा, ताज गिरेगा, महल गिरेगा, राज गिरेगा ।॥। 
नहीं रहेगी सत्ता तेरी, बस्ती तो आवाद रहेगी। 
जालिम तेरे सव जुल्मों की, उसमें कायम याद रहेंगी ॥ 
तपस्वी जीवन 
व्यास जी को वर्षों किलों, जेलों, निर्वासस और नज़रबवन्दी में विताने पड़े । 
'विभिन्‍न देझों के स्वतन्त्रता संग्रामों में बोर दमन की दारुण कहानी रोमांचकारी 
शब्दों में ही पढ़ने को मिलती है और स्वतन्त्रता का सन्देश सुनाने वालों के भाग्य में 
तो जेल, नज़रबन्दी, निर्वासन तथा फांसी ही लिखी रहती है। इटली के मैजीनी, 
रूस के लेनिन और चीन के राष्ट्रपिता डा० सनयातसेन सरीखों को जो निर्वासन 
'मकैलना पड़ा और विदेश्षों में रह जिस प्रकार उन्होंने स्वदेश के स्वतन्त्रता संग्राम 
का संचालन किया, वह गौरवशाली कहानी व्यास जी पर भी चरितार्थ हुई । वार- 
बार मारवाड राज्य से निर्वा्सित रहकर व्यावर, अजमेर, दिल्‍ली और वम्बई 
आदि से उन्होंने मारवाड़ प्रजा मण्डल तथा मारवाड़ लोक परिपद्‌ के जन-आ्रान्दोलन 
का नेतृत्व एवं संचालन किया और उसको सफलता की चोटी पर पहुंचाया । पहली 
बार उनको राजद्रोह के श्रपराव में छह वर्ष व जुमने की सज़ा हुई और जेल 
'जीवन का यह क्रम कुछ ऐसा चला कि उनका एक पैर सदा जेल में ही-बना रहा | 
कुल मिलाकर १६४६ तक उन्होंने पांच वार जेल यात्रा की। ऐसा भी प्रसंग आया, 
जब उनका एक भी साथी जेल से बाहर न रह सका । 
यहां उनकी १६३२ की अजमेर जेल की आपबीती का उल्लेख करना अप्रा- 
संगिक न होगा । वह उनकी दूसरी जेलयात्रा थी और पुरा एक वर्ष उन्होंने जेल में 
काटा था। उनके अनेक संगी-साथियों ने इस जेलयात्रा की अपनी अनुभूतिपूर्ण 
'स्मृतियों में चर्चा की है। फिर भी उसका कुछ उल्लेख उनके अपने शब्दों में करना 
आवश्यक है। व्यास जी ने लिखा कि “६ जनवरी, १६३२ को अजमेर में श्री 
हरिभाऊजी उपाध्यायसहित तीन और व्यावर में श्री घीसूलाल जाजोदिया, स्वामी 
कुमारानन्द और मेरे सहित सात व्यक्ति गिरफ्तार हुए । इससे कुछ ही दिन पहले 
व्यावर के एक्स्ट्रा एसिस्टेंट कमिइनर ने मेरे और कुछ दूसरे साथियों के विरुद्ध 
कानूनी कारंवाई करने के लिये एक रिपोर्ट की थी, लेकिन उस पर कारंवाई न की 
जाकर हमको सबिदय अवज्ञा भंग आन्दोलन का भागीदार समझ उसी के 
'मातहत गिरफ्तार कर लिया गया। पूरे आन्दोलन को मध्य भारत तथा राजपूताना 
के राज्यों के कार्यकर्त्ताओ्रों का सहयोग प्राप्त था। जोधपुर के कार्यकर्त्ता व्यावर आये। 
ड्स तरह हम.जो जोधपुर तक ही सीमित थे अ्रव अखिल भारतीय आन्दोलन के 


र्८ | धुन के धनी” 


हिस्सेदार वन गये । हम सवको १० सेर गेहूं या १५ सेर चने प्रतिदिन पीसने का 
काम सौंपा गया। मैंने एक महीना चक्‍्कीखाने में विताया । 

“कुछ दिलों के बाद मुझे वावा नरसिहदास आदि (ए' श्रेणी वालों के रसो- 
इए के रूप में रखा गया, श्री हरिभाऊ उपाध्याय आदि प्रथम श्रेणी के अ्रलग वाड में रखे" 
गये । मैंने काम करना ज़रूर मंजूर किया, लेकिन उनके साथ प्रथम श्रेणी की खुराक 
लेना मंजूर चहीं किया। वावाजी व अन्य साथी जो 'ए' वलास में थे उनको मेरा 'सी' 
क्लास में खाना अच्छा नहीं लगा | करीव एक सप्ताह तक हम उनके और मेरे 
भोजन को मिलाकर साथ खाते थे, और वह इस शते पर, कि मैं एक सप्ताह के 
वाद प्रथम श्रेणी का भोजन नहीं करूंगा । अजमेर जेल के दौरान में मुझे दस-यारह 
दिन तक भूख-हड़ताल करनी पड़ी और दो दिन तक मुझे पानी भी नहीं दिया गया।' 
इसका कारण यह था कि जो अधिकारी जेल के वार्डों का निरीक्षण करता था, 
अन्य कैदियों की तरह राजनीतिक कंदियों को भी उसे सलामी देने के लिये वाध्य - 
किया जाता था, उन्होंने वैसा करने से इचकार कर दिया। एक दिन जेलर एक 
वार्ड में गया और कुछ लड़कों को गालियां देने लगा। उन्होंने चूंकि उसका कहना 
नहीं माना, वे पीटे गये । दूसरे दिन एक चौकीदार ने मुभसे भी गाली-गलौज किया 
और मुभको इस वात के लिये जेलर के सामने जाना पड़ा । मैंने यह मांग की कि 
चौकीदार क्षमा मांगे लेकिन उसने क्षमा नहीं मांगी । मैंने यह घोषणा की कि यदि 
वह क्षमा याचना नहीं करेगा तो मुझे भूख हड़ताल करनी होगी श्र इसके परि- 
णामस्वरूप मुझे एक एकांत कोने में भेज दिया गया। कई जेल के साथियों ने इसका 
विरोध किया । उनमें से कुछ और केदियों ने भी भूख हड़ताल शुरू कर दी । जेल 
में वन्द छोटे लड़कों को डराना आसान समभकर उन्होंने उनको नंगा कर उनके” 
चूतड़ों पर नौ-नौ वेंतें लगाई, जो कि उन्होंने वड़ी हिम्मत से 'इन्कलाव जिन्दाबाद 
और भारत माता की जय' के नारे लगाते हुए हंसते-हंसते वर्दाइत कर लीं । 

“४ इससे जेलखाने के सभी कैदियों में प्रतिकूल प्रतिक्रिया हुई। रात-भर सब” 
कंदी वही नारे लगाते रहे । अजमेर शहर में एक तहलका मच गया । भूख-हड़ताल 
में जिन लोगों ने हिस्सा लिया, उनमें सर्वश्री चुन्तीलाल, विहारीलाल, दुर्गाप्रसाद 
चौधरी, माणिकलाल, सदाशिव, नागनाथ, नारायणर्सिह, प्यारचन्द, स्वामी कृष्णा- 
ननन्‍्द और स्वामी झआात्मानन्द थे | उन्होंने चार दिन तक भूख हड़ताल की। वाद में 
उन्होंने मेरा तथा दूसरों का सन्देश पाकर हड़ताल तोड़ दी। दूसरे कंदियों ने भा 
लड़कों को पीटने के दिन उनकी सहानुभूति में एक दिन की हड़ताल रखी। उसमें महिला 
कंदी भी शामिल थीं।जेलर ने उनको एक दिन और भोजन नहीं देने के आदेद दिये 
और मुझे पानी देना भी वन्‍्द कर दिया। मेरी भूल-हड़ताल के ग्यारहवें या बारहवें 


कक 


दिन जेलर मेरे वार्ड में आये | मुझसे मुंह जवानी मांफी मांगी, वे मुझे तव जनरल 


वाड में अन्य भूख-हड़तालिकों के पास ले गये। मैंने उनसे कहा कि जैलर ने मुझसे 


अकाश किरण २६ 


क्षमा मांग ली है, इसलिए जो कदम हमने उठाया है उसे वापस ले लेना चाहिए। 
जेलर ने यह सोचा कि हमें दूसरे कैदियों से अलग कर देना चाहिए। हमको श्रलग- 
अलग पिंजरों में वच्द कर दिया गया। इस तरह की चार चैरकें थीं, जिनमें २०-२० 
'पिजड़े बने हुए थे । वहां दो ऐसे वार्ड भी थे जिनमें काल-कोठरियां थीं। हम सबको 
अलग-अलग उन पिजड़ों और काल-कोठरियों में रखा गया । कुछ ही दिन तक हमें 
लम्बी जंजीर से भी वाधकर रखा गया ।” 

देशी राज्यों में उन दिनों का जेल-जीवन और भी झ्रधिक कठोर था । 
व्यास जी ने तो १६३० से ही किलों की नज़रवन्दी भोगनी शुरू कर दी थी। 
किलों में मानवीय चुविधा का नितान्त अभाव था और जोधपुर सेन्ट्रल जेल में भी 
मानवीय सुविधाएं उपलब्ध न थीं। प्राय: सभी जेल यात्राओं अथवा किलों की 
नजरबन्दी में व्यास जी को भूख-हड़ताल करनी पड़ी) १९४२ के आन्दोलन में 
नागौर किले में उनकी पीठ में कुछ ऐसा दर्द उठ खड़ा हुआ था कि किसी दवा- 
दारू के श्रभाव में वह गरम रेत पर लेटकर पीठ को सेंका करते थे और उनके एक- 
मात्र नज़रवन्द साथी सन्त लाडाराम जी जंगली जड़ी-बूटियां जुदाकर उनका उप- 
चार करने में लगे रहते थे | वे भीपण यातनाएं ब्रिटिश भारत की जेलों की यात- 
नाम्रों से भी कहीं अधिक कठोर थीं। उनको सहन करना व्यास जी का तो स्वभाव 
<& बन गया । 

पांच मोचों का सामना 

वस्तुत: व्यास जी को अपने राजनीतिक जीवन में एकसाथ मुख्यतः पांच 
'मोर्चों का सामना करना पड़ा। पहला मोर्चा था सामन्‍्ती तत्त्वों का, जिसमें जागीर- 
दार, उनके छुटभेये और देशी नरेश सब शामिल थे, दूसरा था उन निहित स्वार्थों 
का, जो देशी राज्यों में अपनी जड़ें जमाये हुए थे, तीसरा था श्रंग्रेज़ सरकार के उस 
पोलिटिकल विभाग का, जो सामन्तश्ाही का अंधा पोपक था, चौथा था उन प्रति- 
फ्रियाबादियों का जो सामस्तशाही के हस्तक थे और पांचवां था, कांग्रेस के उन 
"नेताओं का, जो देशी राज्यों में किसी भी प्रकार के आन्दोलन के पक्ष में नहीं थे । 
इस दृष्टि से उनकी स्थिति उस वीर श्रभिमन्यु के समान थी, जिसको चकव्यूह 
मभेदने के लिये कौरव दल के समस्त महारथियों का एकाकी सामना करना पड़ा 
था। स्वतन्त्रता-प्राप्ति के वाद भी राजनीतिक क्षेत्र में उनको जिन मो्चों से लोहा 
ज़ेना पड़ा, वे थे लौहपुरुप सरदार पटेल के प्रकोप और राष्ट्रनायक पं ० जवाहरलाल 
नेहरू के विरोध के । अंतिम मोर्चे के लिये तो वह कांग्रेस हाईकमान के ही विरोध में 
खम ठोककर, खड़े हो गये ये। उपराष्ट्रपति डा० जाकिरहुसन ने इस स्थिति का 
एक सुन्दर चित्र उपस्थित किया है । 

देशी राज्यों की दमघोद्ट स्थिति 
उन दिनों में देशी राज्यों में जिस दमघोटू वातावरण में कार्यकर्ताओं को काम 


२ ह धुन के धनी 


'वाहर हो गये और लन्दन से लौटते न लौटते उन्होंने इस संगीन मुकदमे की भूमिका 
तैयार कर ली। मुकदमे की प्रारम्भिक कार्रवाई एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज श्री बी० 
'के० चतुर्वेदी की अदालत में हुई और बीकानेर हाईकोर्ट के जज रायवहादुर डी० 
एन० नानावटी की विद्येष अदालत में उसका १५ जनवरी, १६३४ को ग्रन्तिम पटा- 
क्षेप हुआ। इस अदालत की नियुक्ति विज्वेष रूप से सेशन अदालत के रूप में की गई 
थी। ६ मास से ५ वर्ष तक की सजाएं अभियुक्तों को दी गईं । सेशन जज श्री नाना- 
टी ने अढ़ाई सौ पृष्ठों में अपना फैसला लिखा था। राज्य के दमघोटू वातावरण 
'की कुछ जानकारी नीचे की अदालत और सेशन अदालत के फैसलों से मिलती 
:है। नीचे की अदालत के फैसले में कहा गया था कि “बीकानेर महाराजा और 
उनकी सरकार के विरुद्ध अभियुक्तों की राजद्रोही प्रवृत्तियों के लिये उत्तपर मुकदमा 
चलाया गया ।” अभियुक्तों की जिन प्रवृत्तियों को राज्य के लिये खतरनाक 
वताया गया था, वे विस्मयबजनक थीं । चूरू में १६३० में राष्ट्रीय भंडे का फहराया 
जाना भी उनकी एक खतरनाक प्रवृत्ति वताई गई थी और वहां के एक वदनाम 
'सहन्त को मन्दिर से हटाकर उत्तकों सार्वजनिक रूप देना भी खतरनाक ठहराया 
गया था। अजमेर से प्रकाशित त्यागभूमि' पत्र में राज्य के वजट पर जो एक विहं- 
“गम दृष्टि डाली गई थी, उसको भयावह बताते हुए अभियुक्तों पर उसका उत्तर- 
दायित्व डाला गया था । वीकानेर के सम्बन्ध में अन्य समाचार-पत्रों में प्रकाशित 
लेखों व समाचारों को अभियुक्तों का पड़यंत्र कहा गया था। लब्दन में बांटे गये 
पेम्फलेट का उल्लेख करते हुए फंसले में कहा गया था कि “अखिल भारतीय देशी 
राज्य लोकपरिपद्‌ एक क्रान्तिकारी संगठन है, जो कि राजाओं के खिलाफ और 
विश्येपकर बीकानेर महाराजा के विरुद्ध भयंकर प्रचार कर रहा है ।” उसके लिये 
भी अभियुक्त ही दोपी वताये गये थे । देशी राज्यों की जनता को नागरिक अधिकार _ 
ओर विधानसभाश्रों में प्रतिनिधित्व प्रदान करने आदि के सम्बन्ध में जो स्मरण- 
पत्र अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को दिया गया था, उसके बारे में फैसले में लिखा 
गया था कि श्री जबनारायण व्यास और भादरा के श्री खूबराम जी सराफ ने जो 
१२०० हस्ताक्षर उस पर लिये थे, उनमें बहुत से जाली थे और लोगों को वहका- 
कर जबरदस्ती लिये गये थे। उस स्मरण-पत्र द्वारा कांग्रेस की सहानुभूति और 
नैतिक बल प्राप्त करने का उद्देश्य यह बताया गया था कि कांग्रेस भी देशी नरेशों 
की वैधानिक सृत्ता को नप्ट करना चाहती है। १० मार्च, १६३२ को नीचे की 
अदालत ने श्रभियुक्तों को दोषी ठहराकर मामला सेशन अदालत के सुपुर्दे कर दिया 
था। सेशन अदालत में वाहर के वकील करने की अनुमति नहीं दी गई थी । इस 
कारण अभियुक्‍तों ने उत्तकी कार्रवाई में कोई हिस्सा नहीं लिया। सेशन जज की 
अदालत जेल के अहाते में ही कायम की गई थी | मानो, यह मुकदमा भी लाहोर 
में अमर दहीद सरदार भगतसिंह तथा उनके साथियों पर चलाये गये पडयंत्र के 


अकाश किरण ३३. 


मुकदमे के ही समान भयानक था। वह भी वहां की वोस्टल जेल में ही बनाई गई 
विशेष अदालत में चलाया गया था। लाहोर के उस मुकदमे का नाटक वीकानेर 
जेल में इस मुकदमे में रचा गया । 

व्यास जी ने इस मुकदमे और उसके अभियुक्तों पर की जाने वाली सच्तियों 
के सम्बन्ध में जो कुछ किया, उसका उल्लेख मुकदमे के प्रमुख भश्रभियुक्त श्री सत्य- 
'नारायण सराफ एडवोकेट ने अपने संस्मरण में किया है। व्यास जी स्वयं वहां गये । 
प्रजासेवक' के यशस्वी सम्पादक श्री श्रचलेश्वरप्रसाद जी शर्मा को विद्येप संवाद- 
'दाता नियुक्त करके वहां भेजा । शर्मा जी की मतोरंजक आपबीती उनके संस्मरणों 
में पाठक पढ़ेंगे । नागोर के अपने पुराने विश्वस्त साथी श्री शिवदयाल दवे को भी 
मुकदमे की देखरेख करने के लिये वीकानेर भेजा । श्री दवे जी ने वहां रहने के लिये 
वाबू भुक्ताप्रसाद जी वकील के मुंशी का छत्म रूप धारण किया और मुकदमे के 
दौरान में वह वीकानेर ही रहे | बीकानेर की जन-जाग्ृति का श्री मुक्ताप्रसाद जी 
वकील को 'पितामह' कहना चाहिए । वह अत्यन्त साहसी, निर्भीक और स्पप्टवादी 
लोकनेता थे । सदा राज्य की आंखों में खटकते रहते थे। फैसला होते ही श्री शिव- 
'दयाल दवे को राज्य से निर्वासित कर दिया गया और कुछ समय वाद बाबू मुक्ता- 
प्रसाद जी भी राज्य से निर्वासित कर दिये गये। अभियुक्तों, विशेषत: श्री खूबराम 
'जी सराफ, स्वामी गोपालदास जी और श्री सत्यनारायण जी सराफ पर राज्य की 
वक्त दृष्टि इसलिए थी कि उन्होंने लोकनायक श्री जयनारायण व्यास का साथ देकर 
राज्य में स्थान-स्थान पर अखिल भारतीय देशी राज्य लोकपरिपद्‌ के सदस्य 
बनाये थे और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को दिये गये स्मरणपत्र पर हस्ताक्षर 
'क्रवाये । लन्दन में जो पैम्फलेट वादा गया था, उसके लिये आवश्यक सामग्री 
व्यास जी ने अपने इन साथियों से जुटाई थी, भर राजपुताना शाखा के मनन्‍्त्री के 
नाते अखिल भारतीय देशी राज्य लोकपरिपद्‌ के प्रधानमन्त्री श्री श्रमृतलाल सेठ 
को भेजी थी | वीकानेर महाराजा तो अपने राज्य में एक पत्ते का भी हिलना सहन 
नहीं कर सकते थे, उनको ये भयावह अश्रथवा खतरनाक प्रवृत्तियां केसे सहन हो 
सकती थीं। यह मुकदमा बीकानेर राज्य की तत्कालीन दमघोटू स्थिति पर पर्याप्त 
अकाश डालता है। ' 

लोहारू गोलीकांड 

लोहारू के सिघानी तथा आसपास के अन्य गांवों में १९३४ के अ्रगस्त मास 
में निर्मम, नृशंस एवं हृदयहीन गोलीकांड व हत्याकांड आदि के जो भीषण कांड 
हुए, उन सरीखा दूसरा उदाहरण देशी राज्यों की जन-जाग्ृतिके इतिहास में मिलना 
दुर्लभ है। वह इस बात का द्योत्तक था कि देशी राज्यों में उत्त दिनों में मानव-जीवन 
'को कैसा तुच्छ समझा जाता था और उस पर भीयण से भीषण अत्याचार कुछ भी 
चहाना बनाकर किये जा सकते थे [ ऊंट टंक्‍्स को उस गोलीकांड व हत्याकांड का 


ड््डे घुन के धनी 


बहाना बनाया गया था | ३० जुलाई, १६३४५ को नवाव ने अपने कुछ आदमियों: 
को चेहड़कलां में ऊंट टैक्स वसूल करने के लिये भेजा । उन्होंने रिपोर्ट को कि लोग 
टेक्स देने को तैयार नहीं हैं। हालांकि लोगों ने टैक्स अदा करने के लिये कुछ मोह- 
लत ही मांगी थी। इस जरा-सी बात पर नवाव ने अंग्रेज सरकार से फौज मंगा 
ली | चेहड़कलां में ए० जी० जी ० के आगमन झऔर उनके सामने अपनी शिकायतें 
पेश करने की झ्रफवाह फैलाकर लोगों की एक वड़ी भीड़ जमा की गई। परन्तु ए० 
जी० जी० को यह बताया गया कि वह भीड़ विद्रोह करने के लिये जमा हुई है। उनके 
घरों से प्राप्त की गई लाठियों को उस विद्रोह के चिह्न के रूप में पेश किया गया ४ 
लोगों ने वें लाठियां इसलिए घरों में जमा कर दी थीं कि उन्होंने ए० जी० जी ० 
के सामने लाठियों के साथ आना उनके सम्मान के प्रतिकूल समक्ा | उपस्थित 
लोगों ने ए० जी ० जी ० के मार्ग में भीड़ न जमा होने देने के लिये यह आवश्यक समझा 
कि जो जहां बैठा है, वहां ही शान्तभाव से बैठा रहे । नवाव ने इसको लोगों का 
झोछापन और अपसानजनक रवेया वताया । कुछ लोगों को वुलाकर गिरफ्तार कर 
लिया गया । जमा भीड़ पर बुरी तरह लाठी वर्षा की गई और जंगल में धकेल 
दिया गया। गांव में घुसकर मन्दिर तोड़ा गया, स्त्रियों पर बलात्कार किया गया 
और गांव में घर-घर में लूट-खसोट मचाई गई। रात्रि-भर नवाब के कंम्प में विजय 
महोत्सव मनाकर नाच-गान व रंग-रेलियां की गईं | मानो गांव पर कोई बहुत बड़ी 
विजय हासिल की गई थी । दूसरे दिन ७ अगस्त को मंडोली, कसनी और गोकुल- 
पुरा के गांवों में भी उसी प्रकार लूट-खसोंट की गई। ८ अगस्त, को सिघानी गांव 
पर बन्‍्दूकोंसे लेंस होकरचढ़ाई की गई ।लोगों को हमलावर वताकर गोली चला दी 
गई । मृतकों व घायलों को वहां ही छोड़ श्राक्मणकारी डाकुझ्ों की तरह भाग खड़े 
हुए । वह गोलीकांड नितानत पाशविक, निमम और सर्वेधा अनावश्यक था। नवाब 
के कथन के अनुसार उस गोलीकांड में तीन ह॒त्याएं हुईं और पेंतीस घायल हुए। 
परन्तु चौधरी छोटूराम जी ने यह वयान प्रकाशित किया था, “हमने जो गवाहियां 
दर्ज कीं, उनके अनुसार १७ जाट, २ खत्री, १ धाकड़ और २ अग्रवालों की गोली- 
कांड में मृत्यु हुई।” इस सारे कांड की व्यास जी ने स्वयं ही जांच की थी । उसके 
सम्बन्ध में व्यास जी ने लिखा था कि “तब पंडित नेकीराम जी और में भिवानी 
गये जहां कि मैंने उन १४ वध्यवियों को देखा जो गोलीकांड में घायल हुए थे। उनमें 
१३ जाट ओर २ ब्राह्मण थे। मुझे वत्ताया गया कि अगस्त १६३४५ को सिंघानी 
में करीव-करीव २ दर्जन व्यवित गोली से मार दिये गये । मैं तब ब्रिटियय पंजाब के. 
एक गांव के लिये रवाना हुआ । लेकिन मुझे अपने लिवास को वदल लेना पड़ा | 
मैंने एक जाट की तरह के कपड़े पहन लिये और “कूटा' स्टेशन पर उत्तर गया जहां 
से मुझे बीकानेर ओर लोहारू से घिरे हुए ब्रिटिश भारत के एक गांव में ले जाया 


#च. 


गया । मैं वहां करीवन २०० व्यक्तियों से मिला और उनकी गवाहियां लीं। उसके: 





प्रकाश किरण 32.4 


वाद वहां से आधी रात को मैं अ्रचानक खिसक आया। मैं रेल में बैठ गया और 
मुसलमानी कपड़े पहन लिये। कागजात मेरे रवाना होने से पूर्व ही भेज दिये गये । 
और लाला हरदेव सहाय द्वारा चलाये जाने वाले आश्रम में मुकको सुरक्षित मिल 
गये ।” 
वम्बई के 'सूकानी' नाम के गुजराती पत्र के सम्पादक श्री मोहनलाल मेहता 
उन दिनों में देनिक 'जन्मभूमि' के सम्पादकीय विभाग में काम करते थे और व्यास 
जी के अत्यन्त निकट के सहवासी थे। उन्होंने अपने संस्मरण में लोहारू कांड की 
चर्चा करते हुए देनिक जन्मभूमि' के रजत-जयन्ती अंक में से उस लेख के कुछ 
महत्त्वपूर्ण अंश उद्धृत किये हैं, जो व्यास जी ने अपने प्रकार जीवन के सम्बन्ध 
में लिखे थे। वे उद्धरण उनके साहस, धीरता व वीरता के द्योतक हैं। 
जोत्रपुर, वीकानेर और लोहाछू राज्यों की उन दिनों की इस विस्तृत चर्चा 
से सहज में यह जाना जा सकता है कि देशी राज्यों में कैसा घोर अंबकार और 
कैसा दमघोटू वातावरण छाया हुआ था । व्यास जी ने उस अंबकार और दमघोटू 
वातावरण में जिस साहस, धं्य और सूझकबवृक से अपने मार्ग का निर्माण किया, 
उसकी कल्पना कर सकता इन पंवितयों के पाठकों के लिये कठिन नहीं होना 
चाहिए। देश में सत्र फैले हुए लगभग ६०० राज्यों की कम-अधिक प्रायः ऐसी 
ही स्थिति थी। उसका सामना करते हुए व्यास जी ने अखिल भारतीय देकझ्षी राज्य 
लोकपरिपद को देशी राज्यों की जनता के लिये कांग्रेस सरीखी महत्त्वशाली संस्था 
बना दिया था। १६२७ में व्यास जी उसकी राजपुताना झाखा के मन्त्री नियुक्त 
किये गये थे। १६२८ में उसकी कार्य-समिति के सदस्य और १६३६ में उसके मन्‍्त्री 
नियुक्त किये गये। महात्मागांधी, राप्ट्रनायक पं ० जवाहरलाल नेहरू, नेताजी सुभाप- 
चन्द्र वोस, लीडर सम्पादक पत्रकार शिरोमणि श्री सी ० वाई चिन्तामणि और डा० 
पट्टाभि सीतारमैया सरीखों की सहानुभूति और सहयोग परिपद्‌ के माध्यम 
से देशी राज्यों की जनता के लिये प्राप्त करना व्यास जी के ही प्रभावशाली 
व्यक्तित्व एवं अध्यवसाय का परिणाम था । 
पुष्कर सम्मेलन में गृंडों का उत्पात 
इसी प्रसंग में पुप्कर में श्रायोजित राजपूताना मव्यभारत राजनीतिक सम्भे- 
. लन का उल्लेख करना आ्रावश्यक है। उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि उन दिवों में 
देशी राज्यों के भाड़े के टट्टू किस प्रकार राजनीतिक कार्यकर्त्ताओं पर कमीने आक- 
मण किया करते थे, इसको स्पप्ट करने के लिये यहां व्यासजी की ही झ्रापवीती का 
उल्लेख पर्याप्त होना चाहिए। १६३१ में वावा नरसिहदास जी के एकाकी 
प्रयत्न से पुष्कर के मेले पर राजपूताना मच्य भारत राजनीतिक सम्मेलन का विराद्‌ 
आयोजन श्रीमती कस्तूरवा गांवी की अव्यक्षता में किया गया था। सम्मेलन वड़ा 
सफल रहा | उसी के साथ जोधपुर राज्य के लोगों का भी एक सम्मेलन किया 





३६ घुन के घती 


गया। उसका वर्णन व्यास जी ने इन शब्दों में किया था, “श्री जीतमल लूणिया 
स्वागत-समिति के अध्यक्ष थे और अजमेर के श्री चांदकरण शारदा ने अध्यक्षता 
की । काफी प्रतिनिधियों ने उत्त सम्मेलन में भाग लिया। विध्नकारियों की पार्टी 
प्रतिनिधि वनकर सम्मेलन के काम में अड़चन पैदा करने के लिये भेजी गई । हकीम 
निसार अहमद इस पार्टी का नेता था जिसको कि राज्य के गुप्तफ्रंड से आथिक 
मदद दी गई थी।” | 
श्री जीतमल लूणिया ने अपने भाषण में खादी के प्रचार के लिये निकाली 
जानेवाली प्रभात फेरियों पर पावन्दी का जिक्र किया और पुलिस के इन्स्पेक्टर ने 
जो आदेश दिया था उसके कुछ अंश उद्धृत किये, वे ये थे : “श्री फतहराज ने 
पिछली १०-५-३१ की सभा में यह बात प्रस्तावित की थी कि संगठन के स्वयं- 
सेवक गली-गली जाएंगे और लोगों को हाथ कती खादी काम में लाने के लिये निचे- 
दन करेंगे, यह वात सभा ने पास की । यह मासला राज्य परिषद्‌ के उपाध्यक्ष के 
सामने आया, जिन्होंने कि ऐसे प्रदशन को रोकने के लिये आदेश जारी किये ।” 
उन्होंने १६१६ के प्रेस एक्ट का भी हवाला दिया और राज्यों के, विशेषकर जोध- 
पुर राज्य के मामलों का जिक्र किया। 
श्री चांदकरण शारदा ने जब अध्यक्ष पद से भाषण देते हुए नागरिक अधिकारों 
की वात कही तो श्री निसार अहमद खड़े हो गये और चिल्लाये, “यह विल्कुल 
झूठ है, आप भूठे हैं।” उनके वे शब्द अपने लोगों को हमला करने के लिये यह एक 
इशारा था | एक चारण ने जो कि सोजत जिले का रहनेवाला था, एक गस को 
तोड़ डाला । उसका कांच का एक टुकड़ा भाता कस्तूरबा गांधी के पास गिरा। मैं 
माता कस्त्रवा के पास बंठा था, फौरन कूंदा और उस आदमी को रोका | इसपर 
उसके गैंग के लोग मुझपर टूट पड़े। मुझको खूब पीटा गया। स्वयंसेवकों ने जिनके 
हाथों में लाठियां थीं, उसको तथा उसके साथियों को भ्रच्छी तरह पीटा । वे पंडाल 
छोड़कर भाग यये । वह व्यक्ति जिसने कि गैस को तोड़ा था, मेरा सिर चकनाचूर 
कर देना चाहता था लेकिन सफल इसलिए नहीं हो सका कि मैंने उसके हाथ की 
लाठी को जोरों से पकड़ लिया और जकड़ लिया । इसी बीच स्वयंसेवकों मे उस 
पर चारों ओर से खूब हमला किया । मुझे थोड़ी-सी कठिनाई हुई। फिर भी, मैंने 
उसे वाहर घकेल दिया। जब मैं बाहर से लौटा तो मैंने देखा कि जोधपुर के एक 
सी० श्राई० डी० को पीटा जा रहा था। कुछ कार्यकर्ताओं मे सभा की कार्रवाई 
नोट करते हुए उसे देख लिया था। वह जोर से चिल्लाया “व्यास जी, मुझे बचाओ 
मैं तुम्हारी गाय हूं ।” मैने उसको अपने नीचे ले लिया और बचा लिया। वैसा करने 
पर मुझे भी लाठियों की चोर्टे खानी पड़ीं। मेरे द्वारा की गई सुरक्षा की व्यवस्था 
में उसे बाहर पहुंचा दिया गयया। इस सब कार्य में मुदिकिल से १५ मिनट लगे होंगे 
और सभा की कार्रवाई फिर से चालू हो गए । 


अकाश किरण ३७ 


कस्तूरवा ने मेरे शरीर पर पड़ी लकड़ी की उन चोटों को देखा और सहानु- 
भूति प्रदर्शित की । श्री वी० एस० देशपांडे ने सभा के बाद मुझे मेरे कैम्प पर नहीं 
जाने दिया। वे मुझे खादी प्रदर्शनी वाले स्थान पर ले गये जिसके कि वे इंचार्ज थे ! 
दूसरे दिन सवेरे निसार अहमद और उसके साथी पुष्कर से चले गये। अ्रजमेर 
पुलिस के श्रव्दुल कादिम नामक एक पुलिस इन्स्पेक्टर मुझे मिले । उन्होंने उन लोगों 
के प्रति गुस्सा जाहिर करते हुए कहा, “वे जोधपुर के गुंडे थे, जिनको जोधपुर 
' सरकार ने भेजा था ।” 

राज्य का कायाकल्प 

इन सब विध्न-बाधाओों और कठोरतम विपम परिस्थितियों का१६२० से 
१६४५ तक चौथाई सदी सामना करते हुए व्यास जी अन्त में ऐसे सफल हुए कि 
मारवाड़ राज्य के प्रधानमंत्री के पद पर प्रतिप्ठित किये गये । उनकी वह व्यक्तिगत 
सफलता नहीं थी, प्रत्युत प्रतीक थी उस परिवर्तत की, जिसका सूत्रपात सभी देशी 
राज्यों में बड़ी तेज़ी से हो रहा था। उनका शासनकाल लम्बा न चल सका; फिर 
भी सीमित अवधि में उन्होंने मारवाड़ राज्य का कायाकल्प ही कर डाला। राज- 
स्थान विधानसभा के अ्रध्यक्ष श्री रामनिवास जी मिर्धा ने स्वीकार किया है कि 
उस अवधि में जो कुछ उन्होंने कर दिखाया वह राजस्थान संघ के निर्माण के वाद 
पन्द्रह वर्षों में मी नहीं किया जा सका | उन्होंने दिखा दिया कि यदि वे श्रान्दोलन- 
कर्ता और विरोधी नेता का पार्ट पूरी निर्मेयता से अदाकर सकते थे तो शासनसूत्र 
हाथ में सम्हालने पर रचनात्मक दृष्टि से सफल झासक का पार्ट अदा करने में भी 
उनको कमाल हासिल था। 

मारवाड़ अथवा जोधपुर राज्य राजस्थान का क्षेत्रफल तथा जनसंख्या दोनों 
ही दृष्टियों से प्रमुख राज्य था । जागीरों में विभक्त होने के कारण देहातों में कोई 
वेधानिक शासन-व्यवस्था नहीं थी। जागीरदारों को न्याय, पुलिस व माल सम्बन्धी 
जो अधिकार प्राप्त थे, उनका मनमाना दुरुपयोग किया जाता था और जनता को 
उत्पीड़न व शोपण की चक्की में बुरी तरह पीसा जाता था। व्यास जी ने सम्पूर्ण 
राज्य को जिलों में वांटकर वैधानिक शासन-व्यवस्था का सूत्रपात किया। शिक्षा के 
क्षेत्र में करान्तिकारी कदम उठाये । जनस्वास्थ्य विभाग को सुसंगठित किया । जीध- 
पुर दृहर का भी कायाकल्प कर डाला । सीमित अवधि में जो कुछ भी वे कर सके, 
उसमें कुछ वाकी न रखा । यह भुलाया नहीं जाना चाहिये कि राजपूत वग में यह 
दुर्भावता पैदा कर दी गई थी कि शासनसूत्र उनके हाथों से निकलकर भ्रवांछनीय लोगों 
के हाथों में जा रहे हैं। इसीलिए राजपुतों ने उनके शासन का सम्मिलित रूप में 
वहिप्कार किया और उसको श्रसफल वनाने के लिये सामुदायिक 'सत्याग्रह तक 
करने की धमकियां दीं । एक वार तो ऐसी विपम परिस्थिति पैदा हो गई कि राज्य 
की पुलिस व फौज ने विद्रोह का-सा रूप घारण कर लिया और शासन-व्यवस्था 


इ््प | धुन के धनी 


कायम रखने के लिये नीमच छावनी से विशेष फौज बुलानी पड़ी। वह संक्रमण 
काल व्यास जी के लिये अग्नि-परीक्षा का था, जिसमें वह और उनके साथी पूरी 
तरह सफल हुए। 
व्यापक नेतृत्व 
अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद्‌ के मंत्री के नाते उनको भारतव्यापी 
देशी राज्यों के जन-आन्दोलन के सफल नेतृत्व का गौरव प्राप्त हुआ । पहले अखिल 
भारतीय देशी राज्य लोक परिषद्‌ का कार्यक्षेत्र मुख्यतः दक्षिणी. भारत और कुछ 
अंशों में गुजरात और सौराष्ट्ू तक सीमित था। राजस्थान, मध्य भारत, पंजाव 
ओर हिमाचल आदि उत्तरी भारत के देशी राज्य कहीं अधिक पिछड़े थे श्र उनकी 
जनता कहीं अ्रधिक दीन-हीन दशा में जीवन यापन्न कर रही थी। व्यास जी को 
परिपद्‌ के तत्कालीन नेतृत्व का ध्यान उत्तरी भारत के देशी राज्यों और उनकी 
जनता की ओर आकर्षित करने के लिये कुछ संघपे भी मोल लेना पड़ा। परिपद्‌ के 
नवसारी अधिवेशन में सफल होने के वाद जव उसकी वागडोर उनके हाथ आई, 
तव जिस व्यापक दृष्टिकोण से उन्होंने उत्तर से दक्षिण और पूर्च से पश्चिम तक 
फैले हुए लगभग ६०० राज्यों की जनता के अभाव अभियोग पर ध्यान दिया, वह 
विस्मवबजनक था | छोटी से छोटी घटना भी उनके ध्यान से ओभल नहीं हो सकी। 
जैसलमेर के शहीद सागरमल गोपा, टिहरी के शहीद श्री-देंवंसुमन, लोहारू के 
गोलीकाड, वीकानेर के पड़यन्त्र के मुकदमे, शेखावाटी के किसांच आन्दोलन, भरत- 
पुर के दमन, नाभा की प्रतिकूल परिस्थिति, हिमाचल के एक छोटे से राज्य धामी के 
गोलीकांड और छोटे-बड़े किसी भी राज्य में जो कुछ भी घटना घटी, वहां व्यास जी 
पहुंचे विना नहीं रहे | इसीलिए तो वे देशी राज्यों की समस्त जनता की आशाझ्रों 
तथा थआकांक्षाओं के केन्द्र वन गये थे। पाठक पहले पढ़ आये हैं कि लोहारूगोलीकांड 
की जांच के लिये वे वहां जाद के वेप में गये और मुसलमान के वेप में वहां से 
लोटे | बीकानेर में वहां के पड़यन्त्र के मुकदमे की देख-रेख के लिये नागौर के श्री 
शिवदयाल जी दवे को और फऋावुआ के पड़यन्त्र के मुकदमे की देखभाल के लिये 
उज्जन के श्री गोपीवल्लभ जी उपाध्याय को चहां के वकीलों के मुंशी के छद्म वेप 
में नियुक्त किया। तब देशी राज्यों पर ऐसा लौह आवरण छाया हुआ था कि 
आकाश में स्वच्छन्द उड़नेवाले पक्षी भी उनमें क्रांक न सकते थे। परन्तु व्यास जा 
की पहुंच से वह वाहर न रह सके। ग्रन्य के तीसरे खंड की अनुभूतिपूर्ण स्मृतियों 
में व्यास जी की उन दिनों की गतिविधि पर जो प्रकाञ्य डाला गया है, वह विशेष 
महत्त्वपूर्ण है। हैदराबाद के चयोवृद्ध नेता स्वामी रामानन्द जी तीर्थ की इस सम्बन्ध 
में अनुभूति उल्लेखनीय है । 
झपने सहकमियों के प्रति 
यहां संक्षेप में व्यास जी की लोकप्रियता के रहस्य पर भी कुछ प्रकाश डालना 





अकादशा किरण ३६ 


आवश्यक है। अपने संगी-साथियों और सहकरमियों के प्रति उनका वन्धु भाव का 
जो व्यवहार रहा, वह उनकी लोकप्रियता का प्रमुख कारण था। १६४२ के मार्च 
मास में मारवाड-लोक-परिपद्‌ द्वारा उत्तरदायी शासन के लिये आन्दोलन शुरू 
फरने पर व्यास जी जब अपने सद साथियों-सहित गिरफ्तार कर लिये गये, तव 
उत्तर प्रदेश के प्रमुख कांग्रेसी नेंता बाबू श्रीप्रकाश जी को महात्मा गांधी ने जोध- 
पुर की स्थिति का अध्ययन करने के लिये विशेष रूप से भेजा था। वे तव दो वार 
जोधपुर गये थे। पहली वार व्यास जी जेल में थे। दूसरी बार अ्रगस्त मास में 
जब वे जोधपुर गये, तव उनके ही श्रतिथि हुए। उनके घर के वातावरण का वाबू 
श्रीध्रकाद जी पर ऐसा प्रभाव पड़ा था कि उसका उल्लेख उन्होंने अपने उन दिनों के 
संस्मरणों में विज्ेप रूप से किया था। उन्होंने लिखा था : “इस वार मैं श्री जय- 
नारायण व्यास का अतिथि था। वे जेल से छूटकर झा गये थे। वहां के कार्यकर्ताओं 
में परस्पर बड़ा प्रेम देखा। सव लोग एक कुटुम्व की तरह रहते थे। श्री जयनारायण 
व्यास की माता सवकी माता थीं। बड़ी साहसी स्त्री थीं और सबको देशसेवा के 
लिये प्रेरित करती थीं |” 
राजस्थान व्यापी दृष्टिकोण अपना लेने के वाद व्यास जी के परिवार का 
दायरा भी राजस्थान व्यापी वन गया । राजस्थान का हर कार्यकर्ता अपने को उनके 
परिवार का वैसे ही सदस्य मानता था, जैसे मारवाड़ राज्य के कार्यकर्त्ता मानते 
थे। उनकी माता जी का मातृ-वात्सल्य सवको समान रूप में उपलब्ध था। मात्ता 
जी के देहान्त के वाद उनके अभाव की पूति, उन्तकी पत्नी ने की, जिन्हें सब कार्य- 
कर्ता भौजी जी' कहकर आज तक पुकारते हैँ। अपने संगी-साथियों और सह- 
कमियों के प्रति ऐसा भाईचारा प्राय: दुर्लभ है। इसका लाभ न केवल व्यास जी 
को अपनी लोकप्रियता के रूप में मिला; प्रत्युत राजस्थान के जन-आन्दोलन को 
वलशाली तथा प्रभावशाली बनाने के लिये, सावंजनिक रूप में कहींअधिक मिला । 
राजस्थान के किसी दुसरे नेता का व्यक्तित्व वैसा व्यापक, लोकप्रिय एवं आकर्षक 
नहीं वन सका । 
वर्तमान राजस्थान के मंत्रद्रष्टा 
राजस्थान संघ अथवा व॒तंमान राजस्थान का निर्माण राजनीतिक दुष्ठि से 
स्वतन्त्रता प्राप्सि के बाद मत्स्य संघ, छोटा राजस्थान संघ, जयपुर, वीकानेर, उदय- 
पुर आदि के कई ज्रमों में से गुजरते हुए तव ३१ मार्च, १४४६ को हुआ, जब देशी 
राज्यों के विलीनीकरण की “रक्तहीन क्रान्ति! पूर्ण हुई। निस्सन्देह इस “रक्तहीन 
ऋतन्ति' का श्रेय लौहपुरुप सरदार पटेल को प्राप्त है। परन्तु इस कान्ति के मन्त्रद्रष्टा ये 
लोकनायक जयनारायण व्यास । १६३२ की जेल-यात्रा में उन्होंने पहली वार वृहत्‌ 
राजस्थान के दर्शन किये थे और तब उनके हृदय में यह भावना उपजी थी कि 
अलवर से इंडर तक का सारा क्षेत्र बृहत्‌ राजस्थान! की ही एक इकाई है। भले 


'ड6 घुन के धनी” 


ही वह दो दर्जन राज्यों और हज़ारों जागीरों में क्यों नबंटा था। यह अनुभूति उनके 
हृदय में तब जाग्मत हुई प्रतीत होती है, जव उनके साथ अजमेर जेल में राज- 
स्थान के प्रायः सभी राज्यों के साथी जेल काट रहे थे। समान सुख-दुःख में 
ही ऐसी व्यापक प्रतीति व अनुभूति पनपती है। इसीलिए तो १६३२ की जेल- 
यात्रा के वाद उनकी दृष्टि केवल मारवाड़ राज्य तक सीमित न रहकर रांज- 
स्थान व्यापी वन गई और उनके व्यक्तित्व, नेतृत्व एवं कतूं त्व का लाभ राजस्थान 
के समस्त राज्यों की जनता को समान रूप से मिलने लगा। यह निविवाद हैः 
कि वह इस व्यापक दृष्टि से काम करनेवाले पहले राजस्थानी नेता थे और इसी 
भावना से प्रेरित हो उन्होंने अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिपद्‌ के अन्तर्गत 
उसकी राजस्थान शाखा का गठन व संचालन किया था। राजस्थान के समस्त 
राज्यों को राजवीतिक आन्दोलन की दृष्टि से एक माला में गूंथनेवाला सबसे पहला 
संगठन यही था । देशभक्त सेठ जमनालाल जी बजाज ने जब १६३८ में जयपुर 
राज्य प्रजामंडल के गठन का कार्य शुरू किया था, तव व्यास जी ने उनकी एक पत्र 
लिखकर यह अनुरोध किया कि वे देशी राज्यों की अखिल भारतीय केन्द्रीय संस्था 
को सुदृढ़ बनाने के लिये जयपुर राज्य प्रजामंडल का गठन उसकी राजस्थान शाखा 
के अन्तर्गत करें । उनकी दृष्टि देशी राज्यों के प्रादेशिक संगठनों को सुदृढ़ बनाने 
पर सदा लगी रहती थी और उसके लिये वह निरन्तर प्रयत्नशील रहते थे । 

१६३२ में अजमेर जेल में उनके साथ मध्य भारत के देशी राज्यों के भी अनेक 
कार्यकर्ता बन्दी थे । मध्य भारत के प्रमुख नेता संसद्‌ सदस्य श्री गोपीकृष्ण विजय- 
वर्गीय, भीलवाड़ा के संसद सदस्य श्री रमेशचन्द्र व्यास तथा कुछ अन्य साथियों ने 
भी अपने संस्मरणों में उस जेल जीवन का चित्र उपस्थित किया है। उन्होंने बताया 
हैं कि व्यास जी तव जेल में किस प्रकार सबके लिये आकर्षण बने हुए थे। जेल के 
कठोर और व्यस्त जीवन में भी उनका मनोरंजन और प्रशिक्षण वरावर चलता 
था। भनहूसियत से उनको घृणा थी। किसी को उदास वे देख न सकते थे। अपनी 
जिन्दादिली को उन्होंने कुछ ऐसा व्यापक बना दिया था कि जेल अधिकारियों के 
साथ संघपंरत रहते हुए भी वह सर्देव प्रसन्त रहते थे। चारों ओर उल्लासमय 
वातावरण बनाये रखने में दत्तचित रहते थे। सबसे वड़ा काम उन्होंने यह किया 
कि एक अध्ययन केन्द्र कायम किया। उसमें विभिन्‍न राज्यों के साथी सत्याग्रही 
बन्दियों को पत्रकारिता की भी शिक्षा दी तथा समाचार संकलन, लेखन व रिपो- 
टिंग आदि में दक्ष बना दिया। उनकी मान्यता यह थी कि प्रत्येक कार्यकर्ता को 
आान्दोलक के साथ-साथ प्रचारक भी वनना चाहिए और प्रचारक को संवाददाता 
के रूप में पत्रकार कला में प्रवीण होना चाहिए। राजस्थान और मध्य भारत के 
देशी राज्यों के अनेक कार्यकर्ताओ्रों को उन्होंने जेल में ऐसा पत्रकार बना दिया 
कि वे बाहर भाकर सफल संवाददाता बन गये । कितनों का ही सम्बन्ध उन्होंने 


प्रकाश किरण ४९' 


अनेक प्रमुख राष्ट्रीय समाचार-पत्रों के साथ संवाददाता के रूप में जोड़ दिया और" 
उनको आशर्थिक दृष्टि से भी स्वावलम्बी वना दिया। ऐसे अनेक साथी राजनीतिक" 
क्षेत्र में उनके जीवन संगी बन गये और उनके देशी राज्य लोक परिपद्‌ के आन्दो- 
लन एवं प्रचार-सम्बन्धी कार्य को व्यापक वनाने में वे बड़े सहायक सिद्ध हुए। 
उनके माध्यम से उन्होंने देशी राज्यों के जन-स्वातन्त्य आ्रान्दोलन को एकरूपता की- 
श्वंखला में पिरोकर अखिल भारतीय संगठन को ऐसा सुदृढ़ वनाया कि वह कांग्रेस" 
के समानान्तर वन गया | 
रवतहीन क्रान्ति की भुसिका 

परिषद्‌ के १६३६ के लुधियाना अधिवेशन में छोटे-छोटे राज्यों को परस्पर 
या पड़ोसी राज्यों में मिलाकर उनको एक इकाई में गठित करने की अथवा पड़ोसी: 
प्रान्तों में मिलाने की जो योजना श्री जवाहरलाल नेहरू की अ्रध्यक्षता में प्रस्तुत" 
की गई थी, वह देशी राज्यों के विलीनीकरण की भूमिका ही थी। उसको व्यास 
जी ने बड़ी दक्षता व बुद्धिमत्ता से तेयार किया था। इसीलिए तो उनको राजस्थान 
संघ के निर्माण और देशी राज्यों के विलीनीकरण की रक्तहीन क्रान्ति का मंत्रद्रप्टाः 
कहना चाहिए। 

सहान्‌ राजस्थान का स्वप्न 

अपने अभिन्‍न साथी गुजराती दैनिक “जन्मभूमि' के सम्पादक व संचालक 
सौराष्ट्र टुस्ट' के प्रवत्तेक और देशी राज्यों की जाग्रति के अन्यतम पोषक श्री 
अमृतलाल सेठ के साथ मिलकर वह जिस 'महान्‌ राजस्थान का स्वप्न देखा करते: 
थे, उसमें गुजरात का सौराप्ट्र प्रदेश भी शामिल था। राजस्थान और सौराष्ट्र' 
दोनों ही जागीरों व सामन्तशाही के सुदृढ़ गढ़ थे | श्री सेठ का साप्ताहिक सौराष्ट्रं 
इसी स्वप्न का पोपक था और उसी से प्रेरित होकर उन्होंने राजस्थान के रियासती” 
कार्यकर्त्ाशों के प्रति उसी आत्मीयता का परिचय दिया था, जो उनके हृदय में 
सौराष्ट्र के रियासती कार्यकर्त्ताओों के लिये समाई थी। जन्मभूमि' के वम्बई कार्या- 
लय से ही व्यास जी के हिन्दी दैनिक अखंड भारत' का प्रकाशन भी इसी वात का 
दोतक था कि व्यास जी और श्री सेठ पर इसी उदात्त-भावना और महान्‌ स्वप्न के 
कारण दो तन एक मन' की उक्ति चरितार्थ होती थी । 

यदि कहीं व्यास जी और श्री सेठ का यह महान्‌ स्वप्न असिद्ध न वना रहता 
और स्वतन्त्रता प्राप्ति के वाद भारत के भाग्य विधाता उनके समान उदात्त-भावना' 
से काम ले सकते तो वर्तमान राजस्थान का रूप उसके अतीत के समान व्यापक, 
गर्वीला एवं गौरवशाली वना होता । उसकी पूर्वीय सीमा राजधानी दिल्‍ली के साथ 
मिली होती तथा पश्चिमी सीमा पर कांदला का वन्दरगाह स्थित होता और उसके 
विकास का मारे अप्रत्याशित रूप में प्रशस्त बन जाता । 


अर ' धुन के घनी 


कांग्रेस के प्रति रोष 

देशी राज्यों के जन-आन्दोलन के सम्बन्ध में व्यास जी की अपराजित वृत्ति 
ने भांधी जी तथा कांग्रेस के सामने भी कभी सिर नहीं भुकाया। इस सम्बन्ध में 
किसी प्रकार का कोई समझौता करना वह जानते ही न थे । कांग्रेस की देशी राज्यों 
के प्रति उपेक्षा वृत्ति के लिये उनका हृदय कभी-कभी विद्रोह कर उठता था| अन्त 
तक वे इस विचार से सहमत नहीं हो सके कि कांग्रेस के आन्दोलन से देशी राज्यों 
को अ्रछृता रखा जाय | देशभक्‍त सेठ जमनालाल जी बजाज के साथ भी उनकी 
इसी करण पट नहीं सकी और अन्त में सेठ जी को उन्होंने अपने विचार का बना 
लिया | जयपुर का १६३६ का सत्याग्रह इसका प्रवल साक्षी था। व्यास जी की 
प्रेरणा पर कराची कांग्रेस पर गांधी जी से देशी राज्यों के लोकनेताओों का एक शिष्ट- 
मंडल मिला था । उसने उनसे आग्रह किया था कि भारतीय शासन सम्बन्धी ऐसी 
कोई भी योजना स्वीकार नहीं की जानी चाहिए, जिसमें देशी राज्यों की जनता 
की उपेक्षा करके केवल नरेश्ों को प्रमुखता दी जाय। उस समय प्रस्तावित संघ 
शासन योजना में राजाशों को प्रमुखता दी जा रही थी और जनता की उपेक्षा यहां 
तक की गई थी कि उसका कोई भी प्रतिनिधि गोलमेज़ सम्मेलन के लिये निमंत्रित 
नहीं किया गया था । कराची में देशी राज्यों के लोकनेताओं के साथ गांधी जी की 
जो चर्चा हुई, उसका परिणाम यह हुआ कि गांधी जी ने अपने को देशी राज्यों की 
जनता का भी प्रतिनिधि मानकर गोलमेज सम्मेलन में उसकी भावनां को भी व्यक्त 
किया और राजाओं को एक स्पष्ट चेतावनी दी । 

महात्मा गांधी १६३३ में जवञ्पने हरिजन दौरे में ग्रजमेर पधारे, तव व्यासजी 
ने उनके नाम खुले पत्र के रूप में एक विज्ञप्ति प्रकाशित करके अ्पवा रोप वग्नसन्तोष 
प्रकट किया था। परन्तु अजमेर में कट्टरपंथियों द्वारा महात्मा जी के साथ जो 
अशिप्ट व्यवहार किया गया, उसकी उनके हृदय पर कुछ ऐसी प्रतिक्रिया हुई कि 
उन्होंने उनकी मान-मर्यादा को सर्वोपरि सम्मान देते हुए उस विज्ञप्ति को जनता में 
बांटने की अपेक्षा नप्ट कर देना ही उचित समझा । फिर भी उसकी एक प्रति उन 
त्तक पहंंचा दी । 

१६३८ में हरिपुरा कांग्रेस में नेता जी सुभाप बोस की अव्यक्षता में कांग्रेस ने 
देशी राज्यों के प्रति अपने रुख में जो परिवर्तन किया उसका अ्रधिकांश श्रेय व्यास 
जी को ही प्राप्त था। उन्होंने श्रखिल भारतीय देशी राज्य लोकपरिपद्‌! को कुछ 
ऐसा वलश्ाली, प्रभावशाली तथा कांग्रेस के समानान्तर वना दिया था कि उसके 
सहज में उपेक्षा करना संभव न रहा । नवसारी में हरिपुरा कांग्रेस से ठीक पहले 
प्रिपद के एक विश्लेप अधिवेशन का आयोजन इसी अभिप्राय से किया गया था 
कि कांग्रेस पर अपना रुख बदलने के लिये योर डाला जाय। उसके बढ़ते हुए वेग 
को सन्तुलित करने के लिये ही कांग्रेस को अपने रुख में परिवर्तन करने के को 


अंकाश किरण. डर 


वाध्य होना पड़ा । हरिपुरा कांग्रेस में इस सम्बन्ध में जो प्रस्ताव उपस्थित किया 
गया उसके प्रस्तोता थे डा० पट्टाभि और अनुमीदक ये व्यास जी | डा० पट्टामि 
सीतारमैया तथा पं० जवाहरलाल नेहरू सरीखे राष्ट्रनेताओं की सहानुभूति देशी 
राज्यों की निरीह जनता के लिये प्राप्त करके कांग्रेस के रुख में परिवर्तत लाना 
व्यास जी की असाधारण कार्यक्षमता का ही सूचक था । 
अंग्रेज सरकार ने जब भी कभी देशी राज्यों की निरीह जनता की उपेक्षा कर 

केवल देशी नरेथों को प्रमुखता देने और शासन-सुधार योजनाएं बनाने या वैसी 
चाल चलने का प्रयास किया,तव सदा ही व्यास जी जनता की आवाज वुलन्द क र विरोध 
में डट गये । लन्दत में आयोजित गोलमेज सम्मेलनों के फलस्वरूप १६३४ में जो 
दासन-सुधार योजना प्रस्तुत की गई थी, उसमें पहली वार केवल देक्षी नरेशों को 
प्रमुखता दी गई थी। भारतीय संघ के निर्माण की जो रूपरेखा उस शासन योजना 
के लिये तैयार की गई थी, उसका जन्म नरेन्द्र मंडल के मायाजाल के गर्भ में से 
हुआ था । उसको मूर्तेरूप देने का कार्य तत्कालीन वायराय लार्ड लिनलिथगों को 
विश्षेषस्प से सौंपा गया था । तब ब्रिटिश भारत के प्रान्तों में प्रान्तीय स्वायत्त 
शासन योजना को लागू करके देशी राज्यों की जनता के भाग्य को नरेझ्यों की एक- 
तस्त्रीय स्वेच्छाचारिता पर छोड़ दिया गया था ॥त4 भी व्यास जी ने उसके विरोध 
में आवाज बुलन्द को थी और दिल्ली में देशी राज्यों की जनता के एक विराद 
सम्मेलन का आ्रायोजन किया था। १६४६-४७ में क्रिप्स योजना और मन्त्रिमण्डलीय 
मिद्यनयोजना में भी यही खेल खैला गया था। तव व्यास जी ने एक वार फिर देशी 

राज्योंकी जनता की आवाज़ को इस प्रकारवलन्द किया था कि उसको अ्रनसुना करना 
सम्मव न रहा था। तव भी व्यास जी ने दिल्‍ली में एक विराट सम्मेलन का श्रायो- 
जन करके ऐसा वातावरण पैदा किया था कि श्री जवाहरलाल नेहरू और सरदार 
पटेल को उसमें उपस्थित होकर यह आश्वासन देचा पड़ा था कि कोई भी ऐसी 
योजना स्वीकार न की जाएगी, जिसमें देशी राज्यों की जनता उपेक्षित रहेगी। 
इस सम्बन्ध में देशभक्त सेठ आननन्‍्दराज जी सुराणा और देशी राज्यों के वयोवृद्ध 
नेता स्वामी रामानन्द जी तीर्थ के संस्मरण विशेष महत्त्वपूर्ण हैं। स्वराज्य प्राप्ति 
पर जिस संविधान परिपद्‌ का आयोजन किया गया था, उसमें देशी नरेश्षों के नहीं, 
प्रत्युत जनता के प्रतिनिधि शामिल किये गये थे और विलीनीकरण की रक्तहीन 
ऋतन्ति से पहले उसकी भूमिका के रूप में सभी राज्यों में लोकप्रिय शासव कायम 
किये गये थे । तव लोकप्रिय शासन की वागडोर मुख्यतः जन प्रतिनिधियों के हाथों 
मैं सौंप दी गई थी | यह अन्तिम परिणति थी उस भारतव्यापी जन-आान्दोलन की, 
जिसका सफल सूत्र संचालन व्यास जी ने अखिल भारतीय देशी राज्य लोकपरिपद्‌ 
के माध्यम से किया था और लोकनायक शब्द को सार्थक कर दिखाया था । 


४ धुत के धनी 


जोधपुर मुकदमे की नंगी तलवार 
व्यास जी सरीखे मंत्रद्रष्टाओं को सुख की नींद प्रायः नसीव नहीं होती | देश 
की पराधीनता के दिलों में जो कठोर यातनाएं उन्होंने भोगीं, उदकी अपनी हीः 
कहानी है | देश के स्वतन्त्र होते ही जब १६४६ में राजस्थान संघ का निर्माण हुआ, 
तब उनके सिर पर जोधपुर के उस मुकदमे की नंगी तलवार लटका दी गई, जिसके. 
स्पेशल आड्डिनेन्स' जारी करके विशेष ट्रिव्युनल की वैसे ही नियुक्ति की गई थी, 
जैसे कि अंग्रेज़ी राज्य के दिनों में ऋा्तिकारी पडयंत्रों के मुकदमों के लिये की जाती 
थी। १६२६-३० में जोधपुर राज्य में जव उन्तपर पहली वार राजद्रोह का मुकदमा 
चला था, तब भी नागौर किले में न्याय का वेंसा ही नाटक रचा गया था और 
उसपर लाख-सवा लाख रुपया राज्य का फूंक दिया गया था। न्याय का यह नाटक 
भी उसका ही प्रतिरूप था। उस स्पेशल आ्डिनेंस' ओर ट्रिव्युनल की नियुक्ति की 
 भमीमांसा करने का यह प्रसंग नहीं है। इतना ही कहना पर्याप्त होना चाहिए कि 
सामान्य कानून की समस्त मर्यादाओं का उस मुकदमे के लिये उल्लंघन कर दिया 
गया था और उसको ऐसा संगीन रूप दे दिया गया था, जैसे कि व्यास जी और 
उनके साथी किसी भयानक अपराध के अभियुक्त हों । मुकदमा ४०६ और ४२० 
धाराओं के अनुसार चलाया गया था। इसमें सन्देह नहीं कि यदि कोई दूसरा उनके 
स्थान पर होता तो उसके राजनीतिक जीवन की समाधि वन गई होती । परन्तु 
व्यास जी ने जिस असीम धैर्य, अपार साहस और अतुलनीय सन्तुलन का परिचय 
देते हुए उस भारी भोंकी को भेला, वह देखते ही बनता था। दूसरे साथियों की 
तरह सरदार की शरण जाकर वे उससे मुक्त हो सकते थे और लोगों की दृष्टि में 
अपने राजनीतिक जीवन एवं नेतृत्व को कहीं अधिक सुरक्षित एवं सुदृढ़ वना सकते 
थे। लेकिन, उनके भाग्य में तो तपकर ही कुन्दन वनना लिखा था। वैसा ही हुआ। 
व्यास जी उस अग्नि परीक्षा में भी सफल हुए। मुकदमा विना शर्ते वापस लिया 
गया । उनको राजस्थान के मुख्यमंत्री के पद पर प्रतिप्ठित किया गया । इत प्रसंग 
की भी चर्चा अनेक संस्मरणों में की गई है । 
स्वतन्त्रता व समाज की मुक्ति और अपने आदशे एवं सिद्धान्तों के लिये 

तपनेवालों केजीवन में घटनाचक्र की यहीअन्तिम परिणति होती है । लेकिन व्यास जी 
के लिये तो तब भी कांटों की ही सेज तैयार थी। साथियों के विश्वासघधात और 
पारस्परिक मतभेद के कारण उन्हें मुख्यमंत्री के पद से अलग होने को वाघ्य होना 
पड़ा । भाई मुरलीमनोहर जी व्यास ने अपने संस्मरण में इस घटना का उल्लेख 
करते हुए तुलसी के शब्दों में कितना सुन्दर भाव प्रकट किया है कि व्यास जी के 
लिये उस पद का त्याग वैसे ही था जमे किसी हाथी के गले में पड़ी पुप्पमाला 
बिखर गई हो । उसको न तो माला के पहनने का कोई गौरव अनुभव होता है 
झऔर न उसके बिखरने का कोई विपाद | 


प्रकाश किरण ्र्प्रू 


जीवन की अ्रन्तिम घड़ी में भी वे कांग्रेस में घर किये हुए भ्रष्टाचार के विरुद्ध 
मोर्चा लेते रहे । उसी मोर्चे पर एक वीर योद्धा की तरह उनके यशस्वी जीवन का 
अन्त हुआ । लेकिन वह उस प्रकाश किरण को जग्मगा गये, जिसने आज अ्रप्टा- 
चार विरोधी आन्दोलन के रूप में देशव्यापी रूप घारण कर लिया है। 

वीरगयति को प्राप्त होनेवाले सनिक या सेनापति के बारे में कहा गया है कि 
सदा उसकी छाती पर ही घाव होता है, पीठ पर नहीं । तात्पयं यह कि वह छाती 
'ताने हुए आगे ही बढ़ना जानता है, वह पीठ कभी नहीं दिखाता और ऐसा अवसर 
नहीं थ्राने देता जब दात्रु उसकी पीठ पर वार कर सके। व्यास जी पर भी यह 
कथन अक्षरश: चरितार्थ होता है। अपने सार्वजनिक जीवन के प्रारम्भ में उन्होंने 
समाज के पंचों की तानाशाही से लोहा लिया, फिर जागीरशाही तथा सामन्तशाही 
को चुनौती स्वीकार को | देश स्वतन्त्र हुआ तो लोहपुरुप सरदार पटेल के प्रकोप 
का सामना किया, फिर अपने संग्री-साथियों तथा सहकर्मियों के मित्रद्रोह तथा 
विश्वासघात से जूमे | अन्त में कांग्रेस तथा उनके नेतृत्व को रुप्ट व असन्तुष्ट करने 
की भोंकी फैली । कांग्रेस के चुनाव आन्दोलन में उस आंबी व तूफान का वेग होता 
है, जिसके सामने बड़े-बड़े महारथी भी सूखे पत्तों की तरह उड़ जाते हैं। श्री 
जवाहरलाल नेहरू के तेजस्वी व्यक्तित्व के सामने तो किसीका टिक सकता वैसे 
ही भ्रसम्भव था जैसे कि सूर्य के सामने अ्रन्धकार नहीं टिक सकता | लेकिन कांग्रेस 
में व्यापी अर्नतिकता, पक्षपात तया भ्रष्टाचार के विरोध में व्यास जी अंगद की 
तरह पैर जमाकर ऐसे खड़े हुए कि कांग्रेस का सारा संगठन हिल गया । वे 
अविचलित भाव से अपने संकल्प पर डटे रहे। कांग्रेस के अनुशासन व नियन्त्रण 
की नंगी तलवार सिर पर लटकी होने पर भी उन्होंने यह कदम जिस साहस से 
उठाया, उसकी कल्पना कर सकना कुछ कठिन नहीं। कांग्रेस के सर्वोपरि महान्‌ 
नेता श्रो नेहरू के साथ उनकी वह सीधी टक्कर थी। नेहरू जी ने राजस्थान के 
विभिन्‍न स्थानों के अपने चुनाव भाषणों में व्यास जी की विशेष रूप से चर्चा की 
थी और उनके कदम को उतकी भूल बताया था। परल्तु कोटा में उन्हें भी स्वीकार 
करना पड़ा था कि कुछ कांग्रे सी उम्मीदवार अवांछनीय हो सकते हैं और उनको 
मत देने या न देने में मतदाता अपनी स्वतन्त्र बुद्धि से काम ले सकते हैं। सम्भवतः 
यही कारण था कि कांग्रेस की श्रनुशासन-समिति ने इस प्रकार अनुशासन भंग 
करने पर उनको छह वर्ष के लिये कांग्रेस में निष्कासित करने का जो निर्णय किया 
था, वह कागज़ पर ही लिखा रह गया और उसको कार्य में परिणत नहीं किया 
गया। वह व्यास जी की नैतिक विजय थी । 

उत्कृष्ट चरित्र 

जीवन-भर कठोर से कठोर संधर्षों को स्वेच्छा से मोल लेते रहना और हर 

मोर्चे पर वीरता व धीरता से डठे रहना सामान्य साहस का काम नहीं था। यह 


हक धुत्त के घनी 


साहस किसी उत्कृष्ट चरित्रवान व्यक्ति में ही उपजता है। यह साहस हीं व्यास जी 
उज्ज्वल एवं उत्कृष्ट चरित्र का प्रवल प्रमाण है। वह किसी संस्कारी को ही 
प्राप्त होता है। गीता में संस्कारी को 'योगरश्रप्ट' कहा गया है। व्यास जी के वच- 
पन के साथी श्री गंगादास जी व्यास ने इस सम्बन्ध में जो विचार प्रकट किये हैं 
वे यथाथ हैं। उन्होंने बताया है कि गीता की यह स्थापना व्यास जी पर पूरी तरह 
चरितार्थ होती है : 
“शुचीनाम्‌ श्रीमतां गेहे योगश्नष्टोभिजायते 
अर्थात्‌ योगश्रष्ट अथवा संस्कारी का जन्म शुद्ध पवित्र आचार, विचार, 
व्यवहारवाले सावन सम्पन्त के ही घरमें होता है। धीमानों के लिये अत्यन्त दुर्लभ 
यह जन्म योगियों के ही कुल में होता है। गीता का योगी योगदर्शन के योगी से भिन्‍त 
है। गीता की योग की व्याख्या योग: कर्मसु कौशलं' है। समाज द्वारा सौंपे गये 
अथवा स्वयं स्वीकार किये गये कत्तंव्य-कर्म को समाज हित के लिये योग्यतापूर्वक 
सच्चाई व ईमानदारी से सम्पन्त करना ही योग है और उसमें तन्‍्मय हो जाना 
योगाम्यास है। गुण, कमे, स्वभावपरक वैदिक वर्णव्यवस्था अथवा समाजव्यवस्था 
का यही मूलमंत्र है। संसद्‌ सदस्य श्री जसवन्तराय जी मेहता ने व्यास जी की 
जन्मकूंडली के आधा र पर सं गति प्राप्त होने के बारे में भूगुसंहिता का जो अभिमत 
अपने संस्मरण में लिखा है, वह कैसा यथार्थ और मनोरंजक है। गम्भीर से गम्भीर 
स्थिति में भी उनकी लेखनी के साथ उनकी जिह्ठा सांप की तरह निरन्तर चलती 
रहती थी । 
जन्मसिद्ध संस्कार 
व्यास जी के इस जीवन का सिंहावलोकन करते हुए एक संस्कारी कर्मनिप्ठ 
व्यक्ति का चित्र आंखों के सामने उपस्थित हो जाता है। गीता का योग भ्रप्ट उस 
महान्‌ साधक के आदझं उत्कृष्ट चरित्र का एक भव्यचित्र आंखों के सामने उपस्थित 
करता है जो पूर्व जन्म के संस्कारों से प्राप्त वत्तमान जीवन को भी संसारी लोगों 
के लिये अनुकरणीय बना देता है। व्यास जी को अपने वनिह्ाल से ऐसा श्रनुकरणीय 
जीवन उपलब्ध हुआ था । 
व्यास जो के ननिहाल के सम्बन्ध में राजस्थान विधानसभा के अ्रध्यक्ष मान- 
नीय श्री रामनिवास जी मिर्घा ने अपने संस्मरणों में लिखा है, “श्री जयनारा- 
यण व्यास का जन्म १८६८ में एक पुरातनपंथी ब्राह्मण कुल में हुआ था। वह जोघ- 
पुर रेलवे के दफ्तर में काम करनेवाले सेवाराम व्यास के इकलौते बेटे थे। उनकी 
माता जी का कुल तो और भी अधिक कट्टर पुरातनपंथी था, सुप्रसिद्ध “चण्डू 
पंचांग जंची के प्रवत्तक का वह कुल उत्त राधिकारी था। उनकी प्रारम्भिक शिक्षा 
अपनी विरादरी की एक पोद्याला में हुई थी। में यह चर्चा यह दिखाने के लिये कर 
रहा हूं कि ऐसे नैप्ठिक कुल में जन्म लेने और ऐसी पोशाला में पलने व पढ़ने 





प्रकाश किरण ४७, 


वाला कैसा 'विद्रोही' वन गया । व्यास जी केवल राजनीतिक दृष्टि से ही ऋष्ति- 
कारी न ये, प्रत्युत्त सामाजिक दृष्टि से भी वड़े 'विद्रोही' थे। सब नेताओं के सम्बन्ध 
में ऐसा नहीं कहा ज़ा सकता । वे राजनीतिक दृष्टि से कैसे भी ऋन्‍्तिकारीक्यों न थे, 
परन्तु वे अपने सामाजिक जीवन में वैसा ऋतिकारी दृष्टिकोण वहीं अपना सके ।” 

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि राजस्थान और परिचमी भारत के भध्य- 
कालीन अनेक राजाश्रों तथा विशिष्ट ऐतिहासिक व्यक्तियों, मेवाड़ के महाराणा 
सांगा, प्रताप, राजसिंह, दुर्गादास, छत्रपति शिवाजी श्रादि की जन्मपत्रियों का एक 
चड़ा संग्रह इसी कुल के संग्रहालय में उपलब्ध हुआ है, जो आधुनिक ऐतिहासिकों 
द्वारा भी बड़ा प्रामाणिक माना गया है। 

ननिहाल से प्राप्त संस्कार 

ननिहाल के जिस घामिक वातावरण से व्यास जी के जीवन में अध्यात्मवृत्ति 
का उदय हुआ, उन्होंने स्वयं उसका उल्लेख किया था। उन्होंने लिखा था, “मेरी 
नानी किसी भी भाषा की वर्णमाला से सर्वेथा अपरिचित थीं। फिर भी वह सुशि- 
क्षित थीं। अंग्रेजी में शिक्षित शब्द का भ्रर्य है वह पढ़ा-लिखा, जो पुस्तक ज्ञान 
रखता है। संस्कृत में सुशिक्षित के लिये 'बहुश्रुत' शब्द का प्रयोग किया जाता है। 
उसका अ्रभिप्राय यह है कि मनुष्य सुनने मात्र से भी जान प्राप्त कर लेता है और 
विद्वान वन जाता है। मेरी नानी जी कथा, भजन, कीत्न झादि में नियम से शामिल 
हुआ करती थीं। भागवत और महाभारत की अनेक कथाएं उनको याद थीं | उन्हें 
भक्तिभावपरक और इतिहास सम्बन्धी कई भजन बाद थे। अपने घर के पूजा के 
कमरे में जब वह देवी-देवताओं की छोटी-छोटी मूर्तियों की पुजा किया करती थीं, 
तब वड़े ही भक्तिभाव से भजन गाती रहती थीं। अपनी टूटी-फूटी संस्कृत में भी 

वह उनकी कथा के इलोक वील लेती थीं । 

“मामूली तौर पर उनको छोटा डाक्टर भी कह जा सकता था। आंखों की 
बीमारियों के लिये बहु एक अंजन बनाया करती थीं । शाम के समय दर्जनों वच्चे 
आंखों में श्रंजल लगवाने के लिये जमा हो जाते थे। बीमार के यहां जाकर सेवा 
करने में बड़ा सुख अनुभव करती थीं। नाड़ी ज्ञान उनको ऐसा था कि बह यह 
बता देती थीं कि वीमारी साथ्य है श्रथवा श्रसाध्य । 

“चामिक कथाओं और साधुओों से उन्होंने यह शिक्षाग्रहण की थी कि ज़रूरत- 
भमनन्‍्द को दिये विना खाना पाप है। वह बर्तनों में श्राटा और अनाज ग़रीवों को 
बांटने के लिये रखा करती थीं। पास के मन्दिर में जाकर उसकी छत पर ज्वार 
या वाजरा कवृतरों तथा अन्य पक्षियों के लिये बखेर आती थीं । 

“यह था मेरी नानी का तौर-तरीका | उनके संरक्षण को मैं अपने लिये अहो- 
भाग्य मानता हूं उनकी दोनों लड़कियों के साथ मेरे पिता और चाचा का विवाह 
हुआ था। मेरे चाचा का छोटी अवस्था में ही देहात्त हो गया था। पिता जी 


हि घुन के घनी 


नोकरी पर जोधपुर से वाहर रहते थे । इसलिए मेरा लालन-पालन नानी के यहां 
“हुआ। नानी का एकमात्र लड़का बचपन में ही गुजर गया था और दूसरी कोई 
'सन्तान न थी । इसलिए दोनों घरों में मैं अकेला ही था। यह स्वाभाविक था कि 
मेरा लालन-पालन बड़े लाड़-प्यार से किया गया। कुछ समय वाद मेरी माता जी 
'ने मेरी देख-भाल करती शुरू कर दी थी। अपने मामा और मामी के देखा-देखी 
-सैं भी उनको “बहन कहा करता था । वचपन में मेरा जो लालन-पालन हुआ और 
सुभपर जो संस्कार पड़े, उनका अधिकतर श्रेय नानी जी और उनके बाद मां को 
ही है। वह प्रायः कहा करती थीं कि देखो मैं तुम्हारी मां को,जव तुम उनकी गोदी 
में होते हो, प्रतिदिन भगवान्‌ कृष्ण का चरणामृत यह कहकर देती हूं कि तुमको 
चिरायु दें। मेरी मां मुझे वताया करती थीं कि नानी जी वालकृष्ण के मन्दिर में 
कथा सुनने के वाद नियम से चरणाम्ृत लाकर मुझे यह कहकर दिया करती थीं 
'कि तुम्हारा यह वच्चा चिरायु हो। यह तो मैं नहीं जानता कि इस चरणामृत से 
'मेरे जीवन में कुछ धामिक अथवा अध्यात्मवृत्ति पैदा हुई कि नहीं; किन्तु प्रतिदिन 
उस चरणामृत की स्मृति का सेरे जीवन पर अवश्य ही बहुत गहरा प्रभाव पड़ा । 
“मेरे मामा दयामदास जोधपुर सरकार के यहां रेवन्यू आफिसर थे। वे बड़े 
:ही निष्ठावान्‌ और श्रद्धासम्पन्न थे। मेरी नानी जी के प्रति' उनकी बड़ी श्रद्धा 
'थी | वह उनको 'देवी' ही मानते थे । अपनी वहन की स्वीकृति से पहले उन्होंने 
'वानप्रस्थ स्वीकार किया और वाद में संन्यासी वन गये । उनकी त्याग भावना के 
“लिये मेरे हृदय में सदा अभिमान वना रहा और श्राज भी वना है। वह मुझे खाने 
'के बाद वाई करवट ही सुलाती थीं और वर्षा या विजली चमकने पर नंगे सिर 
चाहर यह कहते हुए नहीं जाने देती थीं कि बिजली काली चीज़ पर गिरती है। 
'वह शाम को प्रतिदिन रामायण, महाभारत तथा भागवत की कथाएं सुनाया करती 
थीं। उनका जीवन आदर्श महिला का जीवन था। दिन-भर कड़ी मेहनत करते 
:हुए भी सारे परिवार के लिये धामिक वातावरण पैदा कर उसको अपने घामिक 
- प्रभाव में रखती थीं । 
“सर्वव्यापक प्रभु के प्रति उनकी अ्रनभूति सदा जागृत रहती थी। वह जब 
भी कभी किसी गरीब को कुछ देतीं या ब्राह्मण को भोजन करातीं, तब यह कहा 
“करती थीं कि यही हमारी ईदवर पूजा है । जब कभी वह स्वयं कुछ खाती या पीती 
थीं, तव भी यही कहाकरती थीं कि यह सब उसी आत्मा को भेंट है, जो परमात्मा 
की छाया है।” ये थे वे धामिक संस्कार, जिसके कारण व्यास जी में वचपन में ही 
आध्यात्म पृष्ठभूमि का निर्माण होना शुरू हुआ था और जो अनुकूलता पाकर 
अधिक से अधिक सुदृढ़ हुई । 
मात कुल और पितृ कुल दोनों ही दृष्टियों से नेष्ठिक परिवारों में जन्म लेने, 
पलने-पुस ने और सेलने-कदने वाला बालक कंसे विद्रोह्दीं बन गया, यह एक पहेली 


अकाश किरण 


है, जिसका स्पष्ट संकेत मिर्घा जी के शब्दों में ; मिल /जाता है। मात कुल से प्राप्त 
"संस्कारों के कारण वालक के पृवजन्म के संस्कार कुछ ऐसे प्रवल वन गये कि उनके 
ही सांचे में उसका सारा जीवन ढल गया । व्यास जी के नाना योंगीदास जी में भी 
'नानी जी की तरह उस कुल के समस्त संस्कार विद्यमान्‌ थे, जो 'चण्डू पंचांग” का 
प्रवर्तक था | पंचांग 'प्रवर्तक कुल के पांडित्य की घाक असाधारण रूप में समाज 
'पर छाई हुई थी (नाना जी अपने शुद्ध पवित्र आचार-विचार के लिये अपनी विश्येप 
प्रसिद्धि रखते थे, यथानाम्‌ तथा गुण: की कहावत उन पर चरितार्थ होती थी। 
'पोशाला में गुर जी वालक को जोगिया व्यास कहकर पुकारा करते थे | गुरु जी 
को क्या कल्पना होगी कि उसका वह बालक शिष्य उन द्वारा दिये गये नाम को 
चरितार्थ कर दिखायगा । ऐसे संस्कारी बालक का जिस विस्मयजनक विद्रोही रूप 
में जीवन विकास हुआ, उसकी सारी कहानी अर्थ से इति तक अचरज भरी है ) 
प्राष्यात्मिक पृष्ठभूमि 

राजनीति को घनघोर घटाएं मानव जीवन के ग्रनेक सद्‌गुणों और सद्प्रवृत्तियों 
'पर छा जाती और हावी हो जाती हैं! स्व॒तन्त्रता संग्राम में जूकने वाला सैनिक 
अपने सर्वेस्व की बाज़ी लगा देता है । राजनीतिक क्षेत्र में ऋन्तिकारी .भावना से 
अवेश करने वाले का लक्ष्य केवल एक विन्दु पर वेसे ही केन्द्रित हो जाता है, जैसे” 
कि लक्ष्य वेध के लिये अर्जुन की दृष्टि उस चिड़िया की आंख पर केन्द्रित हो गई 
थी । लोकमान्य तिलक के वैदिक साहित्य के गहन गम्भीर अनुशीलन, दाहोनिक 
तत्त्वज्ञान, ज्योतिपषश्ञास्त्र के पांडित्य तथा विधिशास्त्र की विद्वत्ता पर बड़े-बड़े 
ध्रुरन्धर भी चकित थे । उनके लिये यह एक पहेली थी कि कैसे उन्होंने उस सबको 
देश के स्वतन्त्रता संग्राम पर बार दिया था। अपने राष्ट्र के लिये जो गोली खाने 
ओर फांसी पर भूल जाने के लिये तैयार हो जाते हैं, उनके लिये लोक में सव कुछ 
तुच्छ, नगण्य और हेय वन जाता है। उसी स्थिति में व्यास जी भी रम गये थे । 
सार्वजनिक जीवन के प्रारम्भ में ही उनमें श्रद्धा सम्पन्न की आध्यात्मिकता का 
पादुर्भाव होना सर्वथा स्वाभाविक था । इसी कारण जैन मुनियों व साधुओं के तपो- 
मय व साधनामय जीवन की ओर उनका कुछ ऐसा भुकाव हुआ कि वह उनके साथ 
पद यात्री ही वन गये और उनके साथ रहकर उन्होंने अनेक जन शास्त्रों व ग्रन्थों के 
लेखन तथा सम्पादन का कार्य सम्पन्न किया सर्वोदयी कार्यकर्ता श्री चेतन्य जी 
ने अपने संस्मरणों सें उन दिनों की एक उज्ज्वल भांकी उपस्थित की हैं; जब वे 
अबये मुनि चुन्नीलाल जी महाराज के नाम से जेन साधु की मर्यादा पालन करते 
हुए यती का त्पोमय जीवन विता रहे थे । श्र व्यासजी उनके अन्यतम साथी वन 
गये थे। तब अध्यात्म भावना से प्रेरित होकर उन्होंने व्यावर के जैन गुरुकुल के 
प्रधानाध्यापाक का दायित्व भी स्वीकार किया था और एक आदर्श शिक्षक का उदा- 
हरण उपस्थित कर दिखाया था । इस सम्बन्ध में उनके उत दिनों के सहकर्मी श्री 


बह - 


पू०- ' धुन के धनी 


घीरजलाल के० तुरखिया और श्री मुन्नालाल वैद्य के संस्मरण पढ़ने योग्य हैं। 
विविध संस्मरणों में उत्कृष्ट समाज सुधारक, आदर्श शिक्षक, लेखक, प्रतिभाशाली 
कहानीकार, भावुक कवि, प्रवीण संग्रीतज्ञ, संमोहक नृत्य विशारद, सुदक्ष कला- 
कार, कुशल पत्रकार, कर्मठ कर्यकर्त्ता, लोकप्रिय नेता, चतुर राजनीतिज्न तथा सुदढ़ 
शासक आदि के अनेक रूपों में व्यास जी के दर्शन मिलेंगे। परन्तु जब उन्होंने 
स्वातन्त््य संग्राम के सेनिक का वाना पहन लिया, तव उनके वे सब रूप राजनीति के 
आवरण से कुछ ऐसे ढक गये कि मुख्य रूप में उतका विकास न हो सका । फिर भी 
जीवन के प्रवाह में इन सव रूपों की सप्तरंगी लहर तरंग्रित होती दीख़ पड़ती हैं । 

व्यास जी के समस्त जीवन का यदि विलोडन अथवा सिहावलोकन किया 
जाय तो उसकी पष्ठभूमि में अध्यात्मवाद की छाया भलकती स्पष्ट दृष्टिगोचर 
होती है। यही कारण था कि वह पाली मारवाड़ में पहले ही दर्शन में जैन मुनि 
चुन्नीलाल जी महाराज की ओर ऐसे झ्ाकृष्ट हुए कि उनके जीवन-साथी वन गये 
उन दिनों में आध्यात्म तत्व प्रकाश के नाम से जो श्रध्यात्मवादी साहित्य प्रका- 
शित हुआ उसके कर्त्ता-धर्तता मुख्यतः व्यास जी ही थे। उससे उनके अध्यात्मवादी - 
स्वरूप का उत्कष्ट परिचय मिलता है। 

व्यास जी राजनीतिज्न वहीं किन्तु वीर थे। वीर मरना तो जानता है और 
अपनी जान पर खेल भी जाता है। किन्तु राजनीतिक दांव-पेच खेलने का वह 
अभ्यासी नहीं होता। शअ्रध्यात्मवादी में आदर्शवाद उग्र रूप में पनपता है । 
व्यास जी को एक शब्द में आदशंवादी ही कहा जा सकता है। व्यवहारवाद का 
उनमें नितान्त अभाव था । इस आदर्शवाद की तन्मयता के अनेक अनुकरणीय उदा- 
हरण पाठकों को अनुभृतिपूर्ण स्मृतियों के खंड में पढ़ने को मिलेंगे | 

राजनीतिन्न को जिस रूप में देखा जाता है, उसका थअ्र्थ है धर्म कर्म के प्रति 
श्रद्धा व निष्ठा से स्व धारहित ऐसा व्यक्ति जो लोक-व्यवहार के लिये छल-कपट 
करने में संकोच नहीं करता । लेकिन व्यास जी ऐसे नहीं थे और कटनीति से तो वे 
कोसों दूर थे। अध्यात्म पृष्ठभूमि में से ही उनके राजनीतिक सार्वजनिक जीवन 
का प्रादुर्भाव हुआ था। अपने प्रजातन्त्रीय राष्ट्र के लिये स्वीकत सम्प्रदायातीत 

एवं धर्मनिरपेक्ष आदर्श में व्यास जी की अटूट निप्ठा थी। किसी भी प्रकार की 
संकोणता व साम्प्रदायिकता उनके व्यवहार में कभी भी पाई नहीं गई । 
समाज का नवनिर्माण 

संघर्ष का जो तारतम्य व्यास जी के जीवन में पाया जाता है, उसका मूलभूत 
लक्ष्य था समाज का नव-निर्माण । दीनता, हीनता, पराधीनता एवं लांछित स्थिति 
में पड़े समाज को उन्होंने नया रूप देने के लिये जिस संघर्ष को सार्वजनिक जीवन 
में पहला ही पग बढ़ाते स्वेच्छा से अपनाया था, वह आजीवन उनका साथी बना 
रहा। छूढ़िवाद की परम्परागत मढ़ता से उसको छुटकारा दिलाने, सामन्तशाही 


प्रकाश किरण धर 


के जुए को उसकी गर्दन से उत्तार फेंकने और जीवन के अन्तिम दिलों में कांग्रेस के 
संगठन व शासन में घर किये हुए भ्रण्टाचार का मुंह काला करने के लिये उन्होंने 
जो बीड़ा उठाया, उसका मूलभूत लक्ष्य समाज के गले-सड़े ढरे का अन्त कर उसमें 
नव जीवन का संचार करना ही था। श्रादर्शवाद से प्रेरित अपनी इस भावना को 
समाज में प्रतिण्ठित करने के लिये उन्होंने जो भारी कीमत चकाई वह उन सरीखा 
आदशवादी ही चुका सकता था। बुराई से समझौता करना उनके स्वभाव के 
विपरीत्त था। वह बुराई चाहे घामिक, चाहे सामाजिक, चाहे आथिक और चाहे 
राजनीतिक किसी भी क्षेत्र में क्यों न हो, उसको मिटाने के लिये वे सतत जभते 
रहे। भ्रादशंवादी स्वप्नद्रप्टा होता हैं। अपने स्वप्न को मृतंरूप देने के लिये बह 
निरन्तर प्रयत्नशील रहता है श्रौर अपने अ्रसिद्ध स्वप्न की पूर्ति हेतु अपने पीछे आने 
वालों के लिये एक प्रकाश किरण छोड़ जाता है। व्यास जी भी एक ऐसी [प्रकाश 
किरण अपने पीछे छोड़ गये हैं । 
विशिष्ट व्यक्तित्व व नेत्तत्व 

लोकतायक श्री जयनारायण व्यास का विशिष्ट व्यक्तित्व व नेतृत्व उनके 
उत्कृष्ट चरित्र और चहुमुखी कतृ्‌त्व के सांचे में ढला था । उन्तका जीवन वैसा ही 
पविच्रश्नोर निष्कलंक था जैसे कि उनका व्यक्तित्व व चरित्र थे। १६४२ में महात्मा- 
गांधी ने काशी के रुयातनामा कांग्रेसी नेता बाबू श्रीप्रकाश जी को जब वर्षा बुला- 
कर जोधपुर को स्थिति का अ्रव्ययन करने और वहां के शासन तथा लोकपरिपद्‌ 
में वीच-वचाव करने के लिये वहां भेजा था, तव उन्होंने उनके सम्बन्ध में उनको 
कहा था कि, “वहां के बड़े कर्यकर्ता श्री जयनारायण व्यास जेल में हैं और सर 
डोनाल्‍ड फील्ड दीवान हैं । वे तो मन्त्री होने योग्य पुरुष हैं और आज जेल में पड़े 
हुए हैं। तुम वहां जाकर सव हाल देखकर मुझे विवरण दो ।” यह था बह प्रभाव 
जो गांबीजी के हृदय पर व्यास जी ने डाला हुआ था । इसका परिचय कई प्रसंगों 
पर मिला । सन्त लाडाराम जी ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि वे प्राय: गुजराती 
ही वन गये थे । जव गांधी जी को यह पता चला कि वे मारवाड़ निवासी हैं, दव 
उन्होंने उनको परामर्श दिया कि वे मारवाड जाकर व्यास जी के साथ काम करें | 
उन्होंने उनसे उनके चरित्र एवं सत्यनिष्ठा की प्रशंसा की । 

दनिक “जन्मसुर्भमि' श्रौर व्यास जी 

दैनिक 'जन्मभूमि' के श्री श्रमृतलाल सेठ के विरुद्ध प्राप्त हुई क्षिकायतों को 
जांच का काम गांधी जी ने व्यास जी को यह जानते हुए भी सौंपा था कि थे उनके 
अन्यतम साथी हैं और उनकी रिपोर्ट को ऐसा निष्पक्ष पाया था कि ज्यों <त्यों 
उसे स्वीकार कर लिया था। 

व्यास जी के जीवनसंगी कलाकार श्री गणेशीलाल जी व्यास्त उस्ताद ने इस 
प्रसंग का उल्लेख अपने एक संस्मरणात्मक लेख में इन शब्दों में किया हैं कि “सर- 
6 


क्नन्क 
हूँ 


! 5 ग 
ड़ 
के के 8 व मी 5 हक 
|] ऊ जी 5 30 ॥ है |, चर *$ 
ऐै | ॥क्‍ हि थे डे 
६ 


भरे  'घुन के घनी 


दार ने-कापू-को-श्री, सेठ के विरुद्ध-कर, दिया-॥ तश्ना व्यास जी को उनकी मित्रता 
छोड़ देने का आदेश उनके श्रीमुख से ही दिलवा दिया। साहसी मास्टर साहव ने 
इस अकारण; आदेश को मानने से इल्कार कर दिया। इसपर वापू ने उनसे रुष्ट न 
होकर उत्तकी सच्चाई को प्रशंसा की । परन्तु एक अभियोग-पत्र देकर श्री अमृत- 
लाल सेठ के विरुद्ध:जाुंच, का कार्य उन्हीं को सौंप दिया। मास्टर साहब ने बिना 
आनाकानी इस कार्य का भार: उठाना स्वीकार कर लिया और वम्बई गये। वहां 
जन्मभूमि कार्यालय में डेरा जमाया । देश-भर में विशेषकर वम्बई में इस जांच की 
बड़ी चर्चा हुई। मित्रों ने सरदार के, प्रति नाराजगी प्रकट की तथा श्री सेठ के 
शत्रुओं ने उसको लीपायोती की संज़ा[ दी; परन्तु ज्यों ही व्यास जी ने अपनी रिपोर्ट 
प्रस्तुत की तो लोग स्तव्ध रह गये। आधा दर्जत अभियोगों में से चार सेठ ने 
स्वीकार कर लिये तया उन्होंने अनिश्चित. कार्य, के लिये 'जन्मभूमि' संस्था से तथा 
सक्रिय राजनीति से दूर रहना स्वीकार कर लिया। इस रिपोर्ट को पढ़कर वापू 
अत्यन्त प्रसन्‍न हुए ।* 
महाराजा गंगासिह जी का ऐतिहाप्लिक़ पत्र 
किसी भी व्यक्ति के चरित्र की जैसी ठीक-ठीक: परीक्षा व मीमांसा उसका 
विरोधी कर सकता है वसी उनके मित्र नहीं कर सकते, मित्र तो स्वभावततः उसके 
प्रशंसक होते हैं; किन्तु विरोधी उसका लोहा: तभी,मानता है,जब वह उससे 
प्रभावित होता है, वीकानेर राज्य के महाराजा सर गंग़्ासिह, जी अपनी कठोर दमन 
नीति के कारण सबसे भ्रधिक आलोचना के शिकार हुए थे ।- राजस्थान के सभी लोक- 
नेता उनके आलोचक थे। उन्होंने १९३२ में अपने यहां के प्रमुख कार्यकर्त्ताओं पर 
वीकानेर पड्यंत्र का मुकदमा चलाकर राई का जो पव॑त वनाया था, उसकी विस्तृत 
चर्चा यथास्थान की जा चुकी है। व्यास जी ने उसमें जो दिलचस्पी ली थी उसका 
उल्लेख भी किया जा चुका है। उनके हृदय में व्यास जी के प्रति रोप व झसन्‍्तोष पैदा 
करने वाली एक घटना यह भी थी कि गोलमेज़् सम्मेलन के लिये जब महाराजा 
प्रतिनिधि चुने गये और उसमें भाग लेने के लिये वह लन्दन गये तब व्यास जी ने 
उनके शासन का कच्चा चिट्ठा तैयार किया । उसके आधार पर एक पेम्फलेट तैयार 
करके गोलमेज़ सम्मेलन में बांदा गया। उस पर महाराजा का उत्तेजित होना 
स्वाभाविक था | फिर भी उनके सम्बन्ध में महाराजा ने जो विचार प्रकट किये थे, 


उनका एक-एक शब्द व्यास जी के उत्कृष्ट, पवित्र, निर्मल एवं निप्कलंक चरित्र का 
परिचायक है।अपने वे विचार उन्होंने जोधपुर के तत्कालीन श्रंग्रेज़ दीवान सर 
डोनाल्‍ड एम० फील्ड को २१ फरवरी, १६३७ को एक पत्र लिखकर व्यक्त किये थे । 
वह पत्र ऐतिहासिक महत्त्व रखता है और राजस्थान के जन-आझान्दोलन के इतिहास 
में सुनहरी अक्षरों में लिखा जाने योग्य है। महाराजा के उत्कुप्ट चरित्र श्र दूर- 


दक्षिता पर भी उससे बड़ा सुन्दर प्रकाशन पड़ता है। इसीलिए उम्रको यहां अविकल 








प्रकाश किरण | ए्उ 


४ 


रूप में देने का लोभ संवरण नहीं किया जा सकता । यह भुलाया नहीं जाना चाहिए 
कि वह पत्र तव लिखा गया, जब व्यास जी व्यावर के वाद वम्बई में मारवाड से 
निर्वासित जीवन चिता रहे थे और दैनिक अखंड भारत' के प्रयोग के असफल हो 
जाने के वाद सिनेमा व्यवसाय में अभिनेता के रूप में प्रवेश करने का निस्चय कर 
चुके थे। 

वह ऐतिहासिक पत्र इस प्रकार है: 

“कुछ ऐसे व्यक्ति की ओर से जो कि देशी रियासतों और उनकी जनता के 
शुभचिन्तकों द्वारा हमेशा अ्रव्यावहारिक और निरंकुश माना गया, तथा बुरा बताया 
गया है, यह पत्र प्राप्त कर आप आइचर्य करेंगे। मैं इस पत्र से एक ऐसे व्यक्ति 
के बारे में जो कि देशी राजाओ्रों के विरुद्ध जनमत तैयार करने में सवसे अधिक 
तेज और आग के शोले की तरह उदंड है, श्रपनी राय आप तक पहुंचाने का इरादा 
करता हूं, यह हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे यहां जनजीवन में असहिष्णुता की 
पराकाणष्ठा हो चुकी है | ऐसी सूरत में सम्भवत: श्री जयनारायण व्यास इस बात पर 
यकीन नहीं करेंगे कि उनके विरोधियों में भी उन जैसी देशभक्ति और लगन हो 
सकती है | वहुत कम राजनीतिज्ञ मेरी इस वात पर विद्वास करेंगे कि जयनाराण 
जी व्यास और उनके साथियों के द्वारा आम तौर से राजाशाही और खासतौर से 
मुकपर अन्गेल तथा भावावेश से प्रभावित हेपपूर्ण प्रचार के बाद भी मैं लगातार 
व्यास जी के बारे में बहुत ऊंची राय रखता हूं । इन लोगों ने अक्सर राजाओं को 
विवेकहीन, हृदयहीन, निरंकुश और दमनकारी बताते हुए वात को वढ़ा-चढ़ाकर 
कहने में पराकाष्ठा की है। यहां तक कि उन्होंने राजाञ्रों को जनता का खून 
चूसने वाला, संसार के भी अपराधियों और दोषियों में सवसे अधिक गन्दा और 
वेईमान बताया है । कोई भी ऐसा व्यक्ति, जो कि रियासती हाल-चाल और यहां 
के वातावरण से अ्रच्छी तरह परिचित है, वह इस तरह के घुणास्पद और अनगंल 
प्रचार की सच्चाई में विश्वास नहीं करेगा। लेकिन वे जो संयुक्त विशाल भारत 
की तरक्की की ओर अपने उद्देश्यों की पूर्ति में श्ग्रसर होता हुआ देखना चाहते हैं, 
अनुभव करेंगे कि देशी रियासतों का भविष्य उन लोगों के चरित्र पर बहुत कुछ 
निर्भर करता है जो कि इन क्षेत्रों के राजनीतिक जन-जीवन पर आ्राज हावी है में 
आपसे कहना चाहता हूं कि राजाशाही के ये शानदार सतून और साम्नाज्यवादी 
शासन को ऊंची इमारत आज के जन-सेवकों को खत्म नहीं कर सकेगी, वल्कि सेकड़ों 
साल पुरानी ये सभी सरकारें उन्तके कन्धों पर आकर रुकेंगी और उनसे इन्साफ 
की भीख मांगेंगी। साम्यवादी रूप में हाल में घटित अराजकतापूर्ण भयानक घटनाएँ 
दुनिया को चेतावनी देने के लिये काफी हैं और मैं यक्नीन करता हूं कि आप भी 
उन घटनाओं का देशी रियासतों में घटित होना पसन्द नहीं करेंगे। यह तभी संभव 
हो सकता है जबकि रजवाड़ों का जनमत देशभक्त और समभदार व्यवितयों से 


शडं घुन के धनी 


प्रभावित हो और वे आगे आकर श्ान्तिमय न्यायपूर्ण वैध उपायों से यहां की 
जनता के हितों को अग्रसर करें। यहां की प्रशासनिक जिम्मेदारियों को निभाने के 
लिये अभी से ऐसे व्यक्तियों का सहयोग लिया जाय । देशी राज्यों में जैसा आप भी 
जानते होंगे बहुत से अ्ल्पस्वार्थी, असन्तुष्ट और असंगत नेता भी आगे आये हैं । 
ऐसे तथाकथित राजनीतिज्ञ अक्सर देशी रियासतों की राजनीति को अपने हाथ में 
लेने की कोशिश करते हुए रियासत से देश निकाले की सजा पाये हुए हैं अ्रथवा 
जेल भी भेजे गये हैं और जो पृर्णतया नहीं तो खासतौर से राजाओं और उनके 
शासन के प्रति देषपूण भावना रखते हैं। निःसन्देह जयनारायण जी व्यास राजा- 
शाही की आलोचना निर्देयतापूर्वक करने में किसी से पीछे नहीं रहे हैं । लेकिन वे 
पक्के ईमानदार हैं। उनको कोई अ्रणष्ट नहीं कर सकता। वे अपनी राजनीतिक 
मान्यताओं और शात्मा के प्रति सत्यनिष्ठ हैं । हजारों धोलेवाज़, चरित्रहीन और 
वेईमानी किराये के ऐसे टट्टुओं के होते हुए जो कि अपने-आपको भले ही राजनीति 
विशारद कहते हों और देशी रजवाड़ों की भोली जनता को वहकाये रहते हों, आप . 
मुश्किल से ही किसी को व्यास जी जैसा पवित्र पावेंगे । जो राजाओं के प्रति जन्म- 
जात घृणा और दुर्भावना रखते हुए भी ईमानदार हो और देशी रियासतों का 
शासन ठीक तरह से चलाकर भलाई करने की क्षमता रखता हो | मैं आशा करता 
हूं कि श्राप सुभसे सहमत होंगे कि रियासतों की वे हुकूमतें जिनकी आज हम देख- 
भाल करते हैं। अ्रन्तत: हमारे इन्हीं दुश्मनों के हाथों में जाकर रुकेंगी । ऐसी स्थिति 
में हमारा यह कत्तंव्य है कि हम यह ध्यान रखें कि विरोधी लेमों में से भले आदमी 
आगेआवें और जब हम हट तो वे शासन की वागडोर संभाल लें। सिर्फ व्यास जयनाराण 
जी ऐसे आदमी हैं जो अपने हज़ारों साथियों पर अपने उच्चादर्शों का असर रखते 
हैं और राजपूताना के सभी वर्गों में जिनका स्थान है। वे हमसे सहमत हों श्रथवा 
न हों लेकिन उनमें ज़िम्मेदारी का निश्चित मादा है, जिससे ऊपर उनकी न्याय- 
प्रियता पर भरोसा किया जा सकता है । आप और आपके दूसरे साथी जो मारवाड़ 
राज्य को खतरनाक स्थिति में डालना नहीं चाहते होंगे, महसूस करेंगे कि व्यास 
जयनारायण जैसे व्यक्षितयों की, बहां की जनता को संभालने की उस समय बहुत 
आवश्यकता होगी जव आप लोग प्रशासन में नहीं रहेंगे। उक्त तथ्यों के आधार 
पर मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप अपने वुरे से वुरे दुश्मन के प्रति भी न्याय 
भावना रखें । उस (दुश्मन) के प्रति नहीं और न ही उसके साथियों के प्रति किन्तु 
जिस क्षेत्र का आप आज शासन चला रहें हैं उसकी दान्ति और सुरक्षा के लिए 
आपको यह करना चाहिए। 
“श्री जयनारायण व्यास जैसाआप भी जानते होंगे एक गरीब घर में पंदा 
हुए हैं और इसलिए हमेशा आर्थिक दिक्कत में से गुज़ रते रहते हैं । अपने कई दूसरे 
साथियों और हमराहियों की तरह वे ब्लैक मेलिग' श्रववा अनीति से आधथिक लाभ 


अकाहश किरण भ्र्प्‌ 


उठाने में विश्वास नहीं करते । उनका दुर्भाग्य है कि उनके अच्छे मित्र भी जिनका 
वे पूर्ण विश्वास कर लेते हैं, अक्सर उत्तके साथ घोखा कर जाते हैं और वे इतने . 
सीघे हैं कि इन घोखों को अ्वश्यम्भावी मान लेते हैं और राजनीतिक दाव-पेच 
में विश्वास नहीं रखते । इसलिए उनको ऐसे लोगों से जो उनके मित्र होने का दावा 
करते हैँ, बहुत कष्ट उठाना पड़ा है और कई वार के धोखों ने उन्हें अखंड भारत' 
बन्द कर देने को मज़बूर कर दिया है| वे सम्भवत: लेखक अ्रयवा एक्टर की हैसियत 
से सिनेमा में जाने की तयारी में हैं। मुझे यह भी पता लगा है कि वे अच्छे नृत्य- 
कार भी हैं। 

“मैं जव सोचता हूं कि जयनारायण जी व्यास राजनीति छोड़कर सिनेमा में 
जाना चाहते हैं तो मेरा हृदय खून के आंसू रोता है । वे मेरे बड़े से बड़े दुश्मन रहे 
हैँ । फिर भी मेरी मान्यता है कि वे पवित्र व्यक्ति हैँ और उनके अ्रथक परिश्रम से 
किसी न किसी दिन राजयूताना के इन रेगिस्तानी इलाकों में शान्ति और खुशहाली 
आयगी। श्राज उनकी असफलता पर सम्भवतः हम खुश हो लें, लेकिन वह दिन 
अधिक दूर नहीं है जब हम महसूस करेंगे कि हमारे हट जाने से रिक्त हुए स्थाच 
की पूर्ति के लिये वे ही सवसे अधिक उपयुक्त व्यवित हैं । 

“मैंने अपनी आन्‍्तरिक प्रेरणा से फलोदी के रायसाहव की मार्फत जो हम दोनों 
के मित्र हैं, सिनेमा में भर्ती न होने का व्यास जयनारायण जी से आग्रह किया था । 
असहाय की तरह स्वयं मिर्मित इस व्यक्ति के फिल्‍मी धनिकों के चक्कर में यों 
पड़ जाने के रुयाल मात्र से मेरा सिर चकरा जाता है। मैंने आ्राथिक मदद भी देनी 
चाही थी, जिसे उन्होंने दृढ़ता से अस्वीकार कर दिया ।मेरेपास इस पर आपको लिखने 
के सिवा कोई चारा नहीं रहा । मेरा ख्याल है कि व्यास जयनारायण जी जोधपुर 
में आकर अपने भावी कार्यक्रम में जुट सकते हैं, यदि उन्हें जोधपुर में प्रवेश करने 
दिया जाय दल्कि प्राशसकीय समस्याश्रों में उसका सहयोग लिया जाय तो और भी 
उत्तम हो । 

“अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिये थोड़ा और कहना ज़रूरी समभता हूं । 
मेरी इच्छा है कि एक आत्म-निर्भर, ईमानदार और सत्यनिष्ठ व्यक्ति को राजपू- 
ताना के साथ जोड़े रखने में सव तरह मदद करनी चाहिए ताकि जरूरत के समय 
बह काम आ सके । मेरी साथ रही है कि मैं व्यास जयनारायण जी को साथ लेता 
और सिर्फ हम दोनों राजस्थान के उड़ते हुए वालू रेत के टीलों पर बैठ जाते। 
उन्होंने जो मुझे अक्सर प्रेस और प्लेटफार्म के ज़रिए बुरी-बुरी गालियां दी हैं उन 
पर उनसे वहां दिल खोलकर वात करता। हम असहमाति के लिये असहमत होते 
परन्तु जुदा होने वाली और विरोधी दिशा में वहने वाली दो लहरों पर खड़े होकर 
भी हम हमारे मस्तिष्क के भ्रम और गलतियों के वावजूद लाखों लोगों की भलाई 
व समाज की तरक्की के बारे में अपने-अपने दृष्टिकोण से. ही सही, समानभाव 


पद धुन के धनी 


का अनुभव अवश्ये कंरते। यह सही है कि हम दोनों भिन्‍न-भिन्‍न स्वार्थों का प्रति- 
निधित्वं' करते हैं। फिर भी इस बात पर विश्वास करने का कोई कारण नहीं 
दीखता कि स्वार्थ यदि टकेराते भी हों तो इसका यह अर्थ कदापि नहीं हो सकता 
कि एक पक्ष के हित कतई मिटा दिये जाय॑ ।” 
इस पत्र में व्यास जी का व्यक्तित्व, चरित्र और क्तृत्व जिस रूप में देदीप्यमान 
होता है, उसके सम्बन्ध में ग्रधिक लिखना अनावश्यक है। व्यास जी की जोशीली 
कार्यशैली, अदम्य उत्साह, बेदाग़ चरित्र, समझौताहीन वृत्ति, एकमात्र जनहित की 
दृष्टि, धोरतम आझ्राथिक संकट में भी किसी भी कीमत पर अ्रणष्ट न होने वाला निष्क- 
लंक पवित्र जीवन, अपने एकाकी श्रम से आत्मनिर्माण की साधना, संकटों से जूभने 
का अम्यासी हृदय और साथियों के विश्वासघात तथा मित्रद्रोह को क्षमाकर उदा- 
रता तथा सहिष्णुता की प्रतिमूति आदि विशिष्ट गुणों का इस पत्र में जो सजीव 
चित्र उपस्थिति किया गया है, उससे अधिक उत्कृष्ट चित्र कदाचित्‌ उनका कोई 
परम स्नेही भी उपस्थित नहीं कर सकता । यह थी अ्रमिट छाप जो उन्होंने अपने: 
शत्रु माने गये कट्टर-से-कट्टर विरोधियों के हृदय पर अ्रंकित की थी । 
देनिक अखंड भारत” की साधना 
व्यास जी जन्मजात पत्रकार थे। पत्रकारिता उनके लिये जीवन निवहि का 
धंधा नहीं; प्रत्युत मिशनरी जीवन का ऐसा सत्य-संकल्प था, जिसकी पूर्ति में वें 
पूरी लगन, धुन, सच्चाई वे ईमानदारी से आजीवन लगे रहे । १६२० में पुप्कर- 
णेन्दु', 'पुष्करणा ब्राह्मणोपकारक' और “पुष्करणा' मासिक पत्रों के सम्पादक कें 
रूप में उनके यशस्वी पत्रकार जीवन का आरम्भ हुआ | व्यावर में रहते हुए 'तरुण 
राजस्थान' के संचालन व सम्पादेन कं दायित्व महात्मा गांधी के अत्यन्त विश्वस्त 
साथी राष्ट्रभिक्षु श्री मणिलाल जी कोठांरी ने उनको सौंपा था। 
उसके सम्पादन कार्य के लिये उन्होंने मुनिश्री चुन्नीलाल जी महाराज से व्यास 
जी को भिक्षा में मांगा था । तव वह जैन ग्रुरकुल तथा जैन समाज के सेवा कार्य में 
मुनिजी महाराज के निर्देशन में संलग्न थे । उस स्थिति में श्री मणिलाल कोठारी का 
ध्यान उनकी ओर जाना उनके विशिष्ट व्यक्तित्व एवं चरित्र का द्योतक है । राज- 
स्थान सेवा-संघ के कार्य-कर्त्ताश्रों में परस्पर पैदा हुआ मतभेद ग्रह-कलह का रूप 
'घारण कर चुका था और अंजमेर का वातावरण भी विल्लुब्ध हो गया था। उसको 
सुधारने के लिये जो व्यवस्था उन्होंने की थी उसका दायित्व व्यासजी पर ही डाला 
गया था। व्यास जी का कार्य 'तरुण राजस्थान” के सम्पादन तक ही सीमित न 
था; प्रत्युत उनका प्रभाव समूचे अजमेर, मेरवाड़ा तथा राजस्थान पर छाया था । 
इस सम्बन्ध में व्यास जी के उन दिनों के सहायक श्री अ्रचलेश्वरप्रसाद जी शर्मा का 
अनुभूतिपूर्ण संस्मरण उल्लेखनीय है। १६३५-३६ में वम्बई से दैनिक प्रखंड भारत' 
का प्रकाशन व” सम्पादन किया।' १६३६-३७ में व्यावर से राजस्थानी भाया का 


प्रकाश करण प्र ७- 


आगीवान' पाक्षिक निकाला । १६४७ में दिल्‍ली से 'लोकराज' और जीवन के 
अन्तिम दिलों में अंग्र जी पाक्षिक 'पीप का संचालन व सम्पादन किया। वीर 
दुगादास , प्रजा सेवक' और “रियासती' आदि अनेक पत्र व्यासजी की प्रेरणा पर 
प्रकाशित किये गये। इन सभी पत्रों की अपनी कहानी है और अनेक संस्मरणों में 
उनका उल्लेख सगौरव किया गया है। सभी पत्रों की रीति-नीति सर्वथा स्पप्ट 
निर्मीक और निय्पक्ष थी। तरुण राजस्थान' के सम्पादन के समय ये जैन मुनियों' 
के साथ जैन साहित्य के प्रकाशन का कार्य भी किया करते थे। दोनों स्थानों से 
पचास-पचास रुपया महीना देना तय था । परन्तु उनकी वृत्ति कुछ ऐसी निस्पृह थी 
कि जिस स्थान से पहले पचास रुपये मिल जाते, उस पर संतोप कर दूसरे स्थान 
से पचास रुपये नहीं लेते थे और उनमें से भी अधिकांश अपने सहकमियों पर खर्च 
कर डालते थे | देनिक अखंड भारत का संचालन व सम्पादन उनके लिये परम 
साधना तथा घोर तपस्या ही था। उनकी भी गौरवपूर्ण विस्तृत कहानी उनके 
भुकत-भोगी अनेक साथियों ने लिखी है। 

उन दिनों वे जैसा कठोर साधनामय जीवन विता रहे थे, उसका विवरण 
अत्यन्त रोमांचकारी है। उनके जीवन संगी 'पोलोविक्ट्री के श्री केशोभाई ने उनके 
उन दिनों के बम्बई जीवन का जो चित्र उपस्थित किया है, उसकी कल्पना तक 
नहीं की जा सकती । उस साधनामय कठोर जीवन के तो वे अभ्यासी ही वन चुके 
थे। इसीलिए अखंड भारत के दिनों में भी उनको वैसा ही कठोर जीवन विताना 
कुछ दूभर प्रतीत नहीं हुआ । परन्तु अखंड भारत का बन्द होना उनके लिये मर्मा- 
न्तक बेदना का कारण केवल इसलिए बना कि उनके हृदय में उसके लिये अपनी 
सन्तान से भी कहीं श्रधिक स्नेह था । महाराजा सर गंगासिह जी ने अपने पत्र में 
उसके बन्द होने पर उनकी मनःस्थिति का जो चित्र उपस्थित किया है, वह अ्रक्ष- 
रश: यथार्थ है। फलोदी के राय साहब थानवी के द्वारा महाराज साहव ने 
उनको अखंड भारत को चालू रखने के लिये एक लाख रुपये अपित करने का 
प्रस्ताव किया था। लेकिन, उन्होंने यह कहकह इन्कार कर दिया कि “अपने 
दुद्मन की तलवार हाथ में ले उससे लड़ने की अपेक्षा अपनी टूटी तलवार से लड़ना 
मुभको कहीं अधिक पसन्द है ।” यह था उनका दृढ़ संकल्प जिस पर वे सत्य 
हरिवचन्द्र की तरह अडिग रहे। अखंड भारत' के डेढ़ वर्ष के जीवन की एक 
गर्वीली घटना चिरस्मरणीय रहेगी। वह यह कि उसके कारण चार राज्यों के 
राजाओ्रों के सिंहासन डोल गये थे। उनको राज्य से अलग कर दिया गया था। 
अन्त में उसका प्रकाशन चालीस हजार का घाटा उठाकर बन्द कर देना पड़ा । 
प्रेस आदि सब सामान नीलाम कर दिया गया । व्यास जी ने सव हिसाव देखा तो 
बोले कि चालीस हज़ार में चार राजाओं का गद्दीच्युत होना कोई घाटे का सौदा 
नहीं है। दस हज़ार में एक राजा गद्दीच्युत होने का हिसाव विल्कुल टोंक है।' 


52 ह धुन के धनी 


उन्होंने तुरन्त एक कविता लिख डाली | उसकी पहली पंक्तियां ये थीं 
“मैंते अपने हाथों ही जब अपनी चिता जलाई, 
देख-देख लपटें मैं हंसता तू क्‍यों रोता भाई।” 
यह थी सत्य संकल्पी और दृढ़ब्नती व्यास जी की अडिग वृत्ति। उस पर वे 
आजीवन कायम रहे । राजस्थान के मुख्यमन्त्री के पद को त्यागते हुए भी उन्होंने 
यही कविता पढ़ी थी। यह भी एक संयोग ही था कि महाराजा सर गंगारसिह जी 
के शब्दों में यदि अखंड भारत” साथियों के मित्रद्रोह तथा विश्वासघात के कारण 
वन्द हुआ था, तो वंसे ही मित्रद्रोह व विश्वासघात राजस्थान के मुख्यमन्त्री के पद 
से अलग होने का निमित्त बना । 
व्यास जी ने राजस्थान को जितने संवाददाता, पत्रकार, राजनीतिक कार्यकर्त्ता 
ओर रचनात्मक काये में अपने को खपा देने वाले प्रदान किये उतने कोई दूसरा 
नहीं दे सदा । वस्तुतः उन्होंने अपने विशिष्ट सावंजनिक पत्रकार जीवन का प्रारम्भ 
अनेक पत्रों के संवाददाता के रूप में किया था । उनसे प्रेरणा प्राप्त कर कितने ही 
संवाददाता जहां-तहां पनप उठे । उनके प्रशिक्षण की अजमेर जेल में जो व्यवस्था 
उन्होंने की थी, उसका उल्लेख पहले किया जा चुका है। अपने संवाददाता के 
ऋत्तंव्य के प्रति वे जैसे जागरूक थे, उसका विवरण गुजराती दैनिक पत्र के सम्पा- 
दक श्री मोहनलाल मेहता ने अपने संस्मरणों में दिया है। अपने साथियों से भी 
वह उसी रूप में काम लिया करते थे | वीकानेर के यशस्वी नेता श्री रघुवरदयाल- 
जी जब लूणकरणसर में नज़रबन्द किये गये थे, तव वहां करौली के श्री चिरंजीलाल' 
जी शर्मा को जाट के छद॒म वेश में उनके समाचार जानने के लिये भेजा गया था | 
यह थी व्यास जी की जागरूक कार्यंशली अपने साथियों से काम लेने की । 
प्रत्यन्त कटु श्रम भव 
अखंड भारत' के सम्पादन व संचालन में जो उतार-चढ़ाव ञझ्ाये उनकी भी 
चर्चा कुछ साथियों ने अपने संस्मरणों में की है। व्यास जी ने एक अत्यन्त कंटु 
अनुभव का उल्लेख इन शब्दों में किया था कि “हम सफलता के करीब किनारे पर 
थे और ज्यादा सुरक्षित होने के लिये हमने एक-दूसरे मित्र से आठ हजार रुपये और 
कर्ज लिये । यह रुपये मेरे बैंक एकाउंट में जमा होने वाले थे । लेकिन मेरे एक मित्र 
के कहने पर जिनके जिम्मे व्यवस्था थी और चूंकि मेरे एक साथी के उनके साय 
व्यावसायिक सम्बन्ध थे, उनके इस विश्वास और शर्ते पर रुपये उनके पास रहने 
दिये गये कि कर्मचारियों के वेतत का भुगतान यथासमय होता रहेगा। न तो वह 
'रुपया और न कभी उसका हिसाव ही मुझे दिया गया। सारे स्टाफ ने हड़ताल कर 
दी और कम्पनी को समाप्त कर देना पड़ा । उस व्यक्ति से जिसके साथ मेरे बहुत 
ही घनिप्ठ सम्बन्ध ये इस प्रकार के व्यवहार की श्राशा नहीं थी । इससे मुम्के बहुत 
घवका लगा । समाचार-पत्र का काम बन्द कर दिया गया, जो छापाखाना चालीस 


अकाश किरण भ्६ 


या पैंतालीस हजार की कीमत का था वह सिर्फ आठ हजार या उसके करीब में 
नीलाम हुआ ।” 
अपने अत्यन्त विश्वसनीय मित्रों से भी व्यास जी को पग-पग्र पर जो विश्वास- 
घात भोगना पड़ा, उसका यह एक ज्वलन्त उदाहरण है। महाराजा गंगासिह जी 
ने इस सस्वन्ध में अपने ऐतिहासिक पत्र में जो पंक्तियां लिखी हैं, उनका समर्थन 
व्यास जी के इस कठु अनुभव से हो जाता है ! 
सिनेमा व्यवसाय को अपनाने की तेयारी 
- दैनिक अखंड भारत के साहित्यिक जीवन का अंत भअ्त्यन्त दुःखपूर्ण होने पर 
भी व्यास जी न तो निराश हुए और न उन्होंने हिम्मत हारी । महाराजा गंगारसिह 
जी ने लिखा था कि राजनीति को तिलांजलि देकर व्यास जी सरीखे पवित्र व्यक्ति 
'के सिनेमा में जाने की वात सुनते ही 'मेरा हृदय खून के श्रांसू रोता है । परन्तु व्यास 
जी का हृदय इतना कठोर था अथवा साहित्य के साथ-साथ संगीत व कला में उनका 
इतना अनुराग था कि सिनेमा जगत में प्रवेश करने में उनको किसी प्रकार का 
संकोच अनुभव नहीं हुआ । जीवन के विपम से विपम उत्तार-चढ़ाव को भी अ्रनिवार्य 
मानकर वे हंसते-लेलते फेल लेते थे । वैसा ही विषम उतार उनके जीवन में तव 
उपस्थित हुआ था । उसके सम्बन्ध में भी उन्होंने लिखा है कि “मेरा एक मित्र पहले ही 
फिल्म व्यवसाय में गया हुआ था | मैं स्वयं भी जाने को इच्छुक था,श्रतः सैने फिल्म 
पत्रिकाओं के लिये कुछ लिखना शुरू किया । मेरी रचनाएं पसंद की गई । कुछ समय 
'बाद श्रजमेर का एक परिचित मित्र मेरे पास आया जो जबलपुर के एक स्टूडियो 
का डाइरेक्टर था। मैंने अभिनेता वनने का फैसला कर लिया और उसके बुलाने 
की राह देखने लगा। पर स्टूडियो के मालिकों के घरेलू मुकदमों के कारण बुलावे 
में देरी हो गई । इस बीच में मुझे जोधपुर जाना पड़ा । उसी समय मुभे रायसाहव 
सांगीदास जी मिले । वे यह सुनकर वहुत दुःखी हुए कि मैंने अभिनेता वनने के लिये 
फिल्म कम्पनी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है, यह वात सब जगह प्रकेट भी हो 
गई थी। अतः मेरे जोधपुर रवाना होने के पूर्व उन्होंने मुझसे यह वचन मांगा कि 
में इस व्यवसाय में जाने का विचार छोड़ द्‌ं। मैंने उससे कहा यदि बुलावा एक 
महीने के भीतर नहीं आया तो मैं अपने मित्र को हमारा समभौता रद्द करने के 
लिये लिख दूँगा । पर दरअसल हुआ यह कि जब मैं जोधपुर पहुंचा तो मुझे पाली 
मैं ही- राज्य से निर्वासित होने का आदेश दिया गया। परन्तु मैंने जोधपुर में ही 
'रहकर कार्य करने का फैसला किया । श्री हरिभाऊ उपाध्याय सिवड़ी में मेरी चाल में 
आये थे। उन्होंने भी मुझे सिनेमा व्यवसाय में न जाने का परामशे दिया थाम उनकी 
इस राय से सहमत नहीं हुआ । उन्होंने एक जन कार्यकर्ता के फिल्म में उतरने के 
विरुद्ध एक लेख लिखकर प्रकाशित करवाया और उसमें यह सुझाव दिया कि एक 
जन-कार्यकर्त्ता को चौबीस घण्टे का कार्यकर्त्ता होना चाहिए तब मैंने भी उसके उत्तर 


2 धुन के धनी 


मे एक करारा जवाब छपवाया। यह विवाद भी बड़ा दिलचस्प था। जन्मभूमि” 
पत्र ने भी सिनेमा व्यवसाय में मेरे प्रविष्ट होने के विचार को पसन्द नहों किया 
था। चाहे उपयुक्त विरोध के कारण, चाहे जोधपुर सरकार के अधिकारियों द्वारा 
मेरे प्रति कठोर व्यवहार के कारण, कुछ भी समभा जाय, मैंने अपनी पूरी शक्ति 
को राजस्थान में ही रहकर देशी रियासतों के काम में लगा देने का फैसला कर 
लिया। इस तरह फिल्‍म अभिनेता बनने की मेरी झ्रभिलापा और मेरे प्रयत्त कारगर 
च ही सके।” 
कहना यह चाहिए कि व्यास जी के व्यक्तिगत भाग्य की अपेक्षा राजस्थान तथा 

समूचे देशी राज्योंकी जनता का भाग्य कुछ अधिक उज्ज्वल था और अभिनेता बनने की 


अपेक्षा उनकी भाग्य रेखा में लोक नेता वनने का भविष्य ही अंकित था | झभिनेत:5, 
वनकर व्यास जी सिने जगत्‌ में निश्चय ही चमक सकते थे और कदाचित्‌ लखए एत 


भी बन सकते थे; परन्तु राजस्थान तथा देशी राज्यों की जनता के भाग्य विधा: * ता 


बनकर उन्होंने जिस अमर पद को प्राप्त किया, वह उन्हें तब प्राप्त न हुआ होती (१ 
कुल मिलाकर वह घाटे में नहीं रहे शऔौर श्री हरिभाऊ जी उपाध्याय की प्रकारान्ती र 


से उनके सम्बन्ध में प्रकट की गई भविष्यवाणी सत्य-सिद्ध हुई। व्यासजी झाजीवरे! 
चौवीसों घण्टे 'जनसेवक' ही बने रहे। अखण्ड सेवा-ब्रत की धूनी रमाकर ९ ह 
जिस अखंड महायज्ञ का अनुप्ठान किया, उसका गौरवशाली विवरण पाठकों ५ 
प्रस्तुत ग्रन्थ में यत्र-तनर पढ़ने को मिलेगा | 
राजस्थानी जीवन श्रौर भारतीय राष्ट्रीयता के प्रतीक 
उत्कट हिन्दी प्रेमी और हिन्दी को राष्ट्रभापा के पद पर आसीन देखने के लिये 

उत्सुक होते हुए भी व्यासजी प्रादेशिक भाषाओं को अपने क्षेत्र में पुरी तरह फलता- 
फूलता देखना चाहते थे। इसी कारण राजस्थानी भाषा, राजस्थानी साहित्य 
राजस्थानी कला और राजस्थानी संस्कृति की पृथक व स्वतंत्र सत्ता को स्वीकार 
करते हुए उनके प्रवल समर्थक थे । राजस्थानी भाषा में उन्हींने जितना लिखा इतना 
बहुत कम लोगों ने लिखा होगा। जनता के साथ उसी की भाषा में वात करने के वे 
अम्यासी थे। समाज-सुधार और राजनीतिक जागृति के अपने कार्य का माध्यम 
उन्होंने मुख्यतः राजस्थानी को वनाया था। उन द्वारा रचित सम्पूर्ण साहित्य की 
प्रेरक अंतभावना समाज-सुधार और राजनीतिक जागृति ही थी । मारवाड़ लोक- 
परिषद्‌ के प्रचार का माध्यम भी उन्होंने राजस्थानी को ही बनाया था। उन दिनों 
के उनके गीत, कविताएं, लेख छोटी-बड़ी पुस्तकें और कहानियां, नाटक व उपन्यास 
प्रायः सव राजस्थानी में ही लिखे गये थे । राजस्थानी कला के तो वे मर्मन्न ही थे ।' 
उनके संगीत व नृत्य की पष्ठभूमि पूर्णत: राजस्थानी थी और राजस्वानी जनता 
के भाव अभियोग एवं दीन-हीन तथा पराधीन स्विति की उनकी कला उपासना में 
स्पप्ट झांकी मिलती थी। उनका वेगार नृत्य समस्त राजस्थान में प्रचलित वेगार 


पर कि मे आर 


५ ऑन, 


डै 


प्‌ 
रे 


है. 


प्रकाश किरण ६१ 


अ्रथा का कैसा मर्मस्पर्शी दृश्य उपस्थित करता था। वह उनकी अपनी ही मौलिक 
सूक थी। जब वे तांडव नृत्य का प्रदर्शन करते थे, तब शिव लीला का विराट 
दृश्य उपस्थित कर देते थे। उनका हिटलर नृत्य एकतंत्री सामन्तवाद का रूपक 
था। अनेक प्रसंगों पर उन्होंने अपने शासकीय नेतापन की पद प्रतिष्ठा की तनिक 
भी परवाह न कर नृत्यकार के जिस कौशल का प्रदर्शन किया उस पर दशक दांतों 
'तले अंगुली दवा रह जाते थे। चंवल योजना के संबंध में जो नृत्य नाटिका उन्होंने 
सैयार कराई थी, वह उनके कलात्मक सुभ-बृझ का ज्वलन्त उदाहरण थी | उन्तका 
प्रदशन जययुर के वाद समस्त राजस्थान और मध्य भारत में व्यापक रूप में किया 
गया था। लोक-कला-मण्डल के प्रवत्तेक श्री देवीलालजी सामरऔर राजस्थानी पुरा- 
तत्त्वके शोधकाय में संलग्न श्री पुरुषोत्तम लाल मेनारिया ने उनके कलाकार रूप का 
वड़ा ही सुन्दर एवं आकषक चित्र उपस्थित किया है। मुख्यतः राष्ट्वादी होने के 
कारण उनकी रचनाएं वीर रस प्रधान हैं; परच्तु उनमें हास्य रस का भी अद्भुत 
पुट विद्यमान्‌ है। वे स्वभावतः विनोदप्रिय थे, मनहुसियत उनको कभी स्पर्श ही न 
कर पाई थी। 'पोपावाई की पोल उनकी उत्कृष्ट हास्य प्रधान रचना थी, जो 
गम्भीर व ग़ूढ़ राजनीतिक अभिप्राय से लिखी गई थी। इसी प्रकार के अनेक गीत 
व कविताएं उन्होंने मारवाड़-लोक-परियद्‌ के प्रचार कार्य के लिये लिखी थीं और वे 
वर-घर में जनता की जवान पर आंदोलन के नारों के रूप में चढ़ गई थीं। उनमें 
उत्तरदायी शासन, प्रजातन्त्र तथा समाजवाद का आदर अत्यन्त स्पष्ट तथा उत्कृष्ट 
रूप में विद्यमान्‌ है। उनको रचनाएं व्यंग्य और विनोद से ओत-प्रोत हैं। राजस्थानी 
भाषा, राजस्थानी साहित्य, राजस्थानी संस्कृति तथा राजस्थानी जीवन अथवा 
आरवाड़ी जीवन का गौरवशाली परम्परागत देवी सम्पदा के व्यास जी अत्यन्त 
उत्कृष्ट उदाहरण थे । उनमें वह संकोर्णता, अनुदारता अथवा असहिप्णुता या 
पक्षपात का लवलेश भी नहीं था, जो झ्राज जन्म जाति, धर्म सम्प्रदाय भाषावाद, 
'जातिवाद, प्रदेशवाद अथवा क्षेत्रवाद आदि के नाम से हमारे राष्ट्रीय जीवन के लिये 
भीषण अभिशाप सिद्ध हो रहे हैं । उनके हृदय में उदारता, विशालता और सहिप्णुता 
आददों रूप में व्यापी हुई थी । इसी कारण वह भारतीय जीवन और भारतीय राष्ट्र 
वाद के भी ज्वलन्त प्रतीक थे । 
व्यास जी रचित राजस्थानी साहित्य का कोई संग्रह नहीं किया जा सका और 
वह ऐसा बिखरा हुआ है कि उसका संग्रह करना वड़ा ही श्रमसाध्य हो गया है। 
उनके सुयोग्य पुत्र श्री देवनारायण व्यास ने अपने सासिक पत्र प्रेरणा के श्रगस्त 
१६६३ के विशेषांक में उनकी कविताओं, गीतों तथा कुछ अन्य रचनाओं का संग्रह 
प्रकाशित करने का सराहनीय प्रयत्न किया था | किसी साहित्य-सेवी को व्यास जी 
के साहित्यिक जीवन और रचनाओं का विश्लेषणात्मक संग्रह तैयार करने का प्रयत्त 
करना चाहिए। सागर विश्वविद्यालय के श्री लक्ष्मीनारायणदुवे ने स्वर्गीय संचद्‌ सदस्य 


दर ु घुन के धनी 


यशस्वी हिन्दी-सेवी पं० वालक्ृष्ण दर्मा नवीन' के व्यक्तित्व और रचनाग्रों 
की एक सुन्दर मीमांसा लिखी है, जिसको हिन्दुस्तानी श्रकादमी इलाहाबाद ने 
प्रकाशित किया है। वसा ही उद्योग राजस्थान विश्वविद्यालय या जोधपुर 
विश्वविद्यालय अथवा राजस्थान साहित्य अ्रकादमी के किसी हिन्दी-प्रेमी को करना 
चाहिए । व्यास जी का साहिरियक जीवन भी राजनीतिक जीवन के समान ही 
प्रेरक, आकर्षक और महत्त्वपूर्ण हें। उनका साहित्य स्थायी महत्त्व रखता है। 
उनकी अनेक कविताएं तथा कहानियां और नाटक पाठय-पुस्तकों के लिये उपयोगी: 
हो सकती हैं। नृत्य नाटिकाएं राजनीतिक जागृति का साधन वन सकती हैं। उनके ' 
कुछ अधिक गीत रिकार्डो में संग्रहीत नहीं किये जा सके, जो भी किये जा सके हैं; 
वे राजनीतिक एवं सामाजिक दृष्टि से विशेष महत्त्व रखते हैँ। उनका घर-घर 
में प्रचार व प्रसार होना चाहिए। 

राजस्थान के प्रति उनकी जो मोहमाया और ममता थी उसके सम्बन्ध में कहा 
जाता है कि राजस्थान के मुख्य मंत्री के पद त्यागने के वाद उनसे हिमाचल प्रदेश 
के उप-राज्यपाल का पद स्वीकार करने का प्रस्ताव किया गया । परन्तु उन्होंने उत्तको 
यह कह स्वीकार नहीं किया कि किसी भी ऐसे ऊंचे पद को स्वीकार करने की 
अपेक्षा वे राजस्थान के किसी नगर के चौराहे पर काड़ देना अधिक पसन्द करेंगे। 
तात्पर्य यह कि उनके सार्वजनिक जीवन का लक्ष्य लोकसेवा था, न कि कोई ऊंचा 
पद व प्रतिप्ठा हस्तगत करना । जब भी कभी किसी ऊंचे पद पर वह आसीन हुए, 
तव उनकी दृष्टि लोकसेवा पर ही लगी रदी। 

हिन्दी की सेवा 

“राजस्थानी के पोषक होते हुए भी उन्होंने भारतीय संविधान परियद्‌ में 
हिन्दी को राष्ट्रभापा के पद पर आझ्रासीन करने के लिये अन्त तक राज पि श्री पुरुषो- 
त्तमदास जी टण्डन का पूरी श्रद्धा व निप्ठा से साथ दिया। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त 
पहले राजभाषा आयोग के सदस्य के नाते उन्होंने हिन्दी के सम्बन्ध में जो कार्ये 
किया उसका विवरण केन्द्रीय उपशिक्षा मंत्री श्री भक्तदर्शत जी ने अपने प्रत्वक्ष 
अनुभव के आधार पर उपस्थित किया है। 

अपने व्यापक राष्ट्रवादी जीवन व्यवहार और दृष्टिकोण के ही कारण उन्होंने 
राजस्थान के वाहर अखिल भारतीय कांग्रेसी क्षेत्रों में भी अपना विशिष्ट स्थान 
बना लिया था| अनेक बार अनेक राज्यों को गम्भीर स्थिति तथा समस्यातओ्रों को 
हल करने का उत्तरदायित्व उनको सौंपा गया। उसको उन्होंने पूरी जिम्मेवारी से 
निभाया | कांग्रेस के संगठन में आजकल जो यादवी छाई हुई है, उसके कारण सभी 
राज्यों में कम-अधिक कुछ ऐसी विपम स्थिति पेंदा हो गई है कि कोई भी चुनाव 
बिना मतभेद व संघर्ष के सम्पन्न होने सम्भव नहीं रहे। विहार में मतभेद और 
संघर्ष ने वड़ा ही उग्र रूप घारण कर लिया था । वहां का जांच कार्य उनको सौंपा 


प्रकाश किरण ६३ 


गया था। उसको उन्होंने जिस तत्परता से सम्पन्न किया और सन्देह का कोई 
अवसर पैदा न होने के लिये जिस सावधानी से काम लिया, उसका सुन्दर चित्र 
कलकत्ता के सामाजिक कार्यकर्ता बावू वजरंगलाल जी लाठ ने उपस्थित किया है। 
रचनात्मक दृष्टिकोण 

अपने सावंजनिक जीवन और शासन में भी उन्होंने जिस व्यापक रचनात्मक 
दृष्टिकोण को अपनाया, उसकी भी सराहना अनेक संस्मरणों में एकमत से की 
गई है । पहले जोधपुर और वाद में राजस्थान के शासन की बागडोर उनके हाथों 
में कुछ अधिक समय नही रह सकी । जोधपुर राज्य में थोड़े ही समय में उन्होंने जो 
चमत्कार कर दिखाया, उसका उल्लेख गौरवपूर्ण शब्दों में माननीय श्री रामनिवास 
जी मिर्वा ने किया है । जोधपुर राज्य के शासनसूत्र अपने हाथ में संभालते ही उन्होंने 
एक साहसपूर्ण कदम यह उठाया था कि राज्य पर केन्द्र द्वारा बाहर से थोपे गये 
अधिकारियों को उन्होंने यह नोटिस दे दिया था कि उन्हें नियत अ्रवधि में स्थानीय 
अधिकारियों को शासन कार्य में दक्ष वना देना चाहिए। उसके बाद उनको वहां 
लौट जाना होगा, जहां से वे भेजे गये हैं । उनके ऐसे ही कार्यो पर कुपित होकर वाहर 
के अधिकारियों ने उनके विरुद्ध वह पडयंत्र रचा था, जिसने जोधपुर मुकदमे का 
रूप धारण किया था। उनके ऐसे कार्यों में निहित भावना यह थी कि वह जोधपुर के 
लोगों को दूसरों के मुकावले में हीन नहीं समभते थे और न दूसरों को भी उन्हें हीन 
समभने का अवसर देना चाहते थे। यही भावना उनकी तब रही, जब वे राजस्थान 
के मुख्यमंत्री के पद पर प्रतिष्ठित किये गये । जोधपुर अथवा राजस्थान की पक्षपात- 
जन्य कोई संकीर्ण भावना उनके हृदय में कभी नहीं रही। ऐसा एक भी उदाहरण 
मिलना मुश्किल है, जब उन्होंने ऐसी किसी संकीणता के वशीभूत हो कोई कदम 
उठाया हो । 

कांग्रेस की रचनात्मक आर्थिक योजनाओं, विशेषतः कुटीर ग्रामोद्योगों पर 
उनकी दृष्टि सदा लगी रही | शासकीय ग्राधार पर उन्होंने जिस खादी बोर्ड के 
संगठन का शुभारम्भ किया था | वह वड़ा तपयोगी सिद्ध हुआ है। राजस्थान को 
रचनात्मक प्रवृत्तियों में संलग्न संस्थाओं का एक केन्द्रीय संगठन संस्था संघ के नाम 
से गठित किया गया है ।'उसके अध्यक्ष श्री रामेश्वर जी झ्राग्रवाल ने यह स्वीवार किया 
है कि उसको प्राणवान बनाने में व्यास जी का सहयोग वहुमूल्य सिद्ध हुआ | टेढ़ी से 
टेढ़ी समस्या और उम्र से उम्र मतभेद को सरलता और विनोदभाव से हल करने में 
उनको कमाल हासिल था । 

जोधपुर जैसलमेर का क्षेत्र ्रधिकतर दुर्भिक्ष पीड़ित रहता है और उस खेत्र 
में उद्योग-धन्धों के विकास के लिये भी कुछ अधिक अनुकूलता नहीं है । इसी कारण 
व्यास जी ने मारवाड़ खादी मंडल का गठन करके उससक्षेत्र में खादी उत्पादन के कार्य 
को विशेष प्रोत्साहन दिया। रचनात्मक दृष्टि से गठित 'सांकड़ा केन्द्र का कार्य 


दि क्‍ धुन के धनी 


'तथा उसका परिणाम चिरकाल तक उनकी रचनात्मक क्षमता की साक्षी देते रहेंगे। 
'उस क्षेत्र का इस केन्द्र द्वारा उन्होंने चमत्कारपूर्ण जो कायाकल्प किया और जन्म- 
जात डाकुओं को डकेती आदि से अलग करके उनको नागरिक जीवन का जिस 
प्रकार अभ्यासी वनाया, उसकी सराहना वहां के अनेक निवासियों ने अपने संस्मरणों 
“में मुक्तकंठ से की है। जिस क्षेत्र में दिन में भी आना-जाना संकट से रहित न था, 
उसमें अब मध्यरात्रि में भी निर्भयतापूर्वक सुरक्षित आना-जाना सम्भव हो गया है। 
नौकरशाही शासन के कुचक्र के कारण सन्त विनोबा मध्यप्रदेश की चम्बलघाटी की 
जिस डाकू समस्या को हल नहीं कर सके उसको सांकड़ा क्षेत्र में व्यास जी ने अपनी 
सेवा साधना से सफल कर दिखाया । वहां प्रति वर्ष ३० जनवरी को आयोजित 
'गांधी मेला उनकी मौलिक रचनात्मक प्रतिभा का द्योतक था। इसी रचनात्मक 
'दुष्टि से उनकी ज्ञानमन्दिर योजना के महत्त्व को आंका जाना चाहिए । संसद 
'सदस्य डा० लक्ष्मीमल सिघवी ने अपनी व्यक्तिगत अनुभूति के आधार पर 
'उसका यथार्थ चित्र उपस्थित किया है । व्यास जी का यह निश्चित मत था कि जनता 
को सजश्ञान, सजग और सचेत किये विना प्रजातन्त्र का प्रयोग सफल नहीं हो सकता । 
अज्ञान के अन्धकार में पड़ी जनता उसके लिये हमेशा खतरा ही बनी रहेगी । अपनी 
ज्ञानमान्दिर योजना द्वारा व्यास जी घर-घर में ज्ञानदीप उजागर कर देना चाहते 
थ्थे। यह ज्ञानमन्दिर योजना उनकी रचनात्मक प्रतिभा से प्रेरित सबसे वड़ा ठोस 
'कदम था। 
प्रथम दर्शन की श्रमिद छाप 
महाराष्ट्र के पुण्य तीर्य पंढरपुर में सन्‌ १६२६ में उनका मैंने जो प्रथम दर्शन 
किया था, उसकी अमिट छाप मेरे हृदय पर सदा वत्ती रही । निधन से कुछ ही समय 
पहले १ सितम्बर, १६६२ को दिल्‍ली प्रादेशिक हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की ओर 
से आयोजित अभिनन्दन समारोह में उन्होंने मेरे सम्बन्ध में जो भाव प्रकट किये थे, 
वे उनकी उस महानता के ही सूचक थे, जिसका परिचय मुझे पहले ही दर्शन में 
मिला था | अखिल भारतवर्पीय माहेश्वरी महासभा के तूफानी अधिवेशन पर उसके 
अध्यक्ष मनीषी श्री रामगोपाल जी मोहता के साथ वह वहां पधारे थे। वह अधि- 
वेश्न 'तुफानी' इसलिए था कि माहेश्वरी समाज में कोलवार माहेश्वरी आन्दोलन 
के नाम से एक ऐसा सामाजिक तूफान उठ खड़ा हुआ था, जिसमें उसका सारा ही 
ढांचा हिल गया था। कुछ वर्षों तक उसमें गृह कलह की ऐसी स्थिति बनी रही, 
जिसमें अति निकट्स्थ सगे-सम्वन्धियों के सव पारस्परिक सम्बन्ध प्राय: छूट से गये 
थे और एक-दूसरे के यहां आना-जाना भी बन्द हो गया था। माहेश्वरी महासभा के 
अस्तित्व के लिये भी एक खतरा पैदा हो गया था। उस तूफान की सान्ध्य 
वेला में पंढरपुर में उस अधिवेशन का आयोजन किया गया था । व्यास जी तव मास्टर 
जी के नामसे पुकारेजाते थे श्नौर इसी रूप में वे मोहता जी के साथ पंढरपुर पार थ | 


प्रकाश किरण मे 


मास्टर जी नाम उनको जोधपुर में ही प्राप्त हो गया था। वीकानेर में उनके 
उस नाम पर एक ओर छाप लग गई थी | व्यास जी के अन्यतम साथी सेठ आनन्द- 
राज जी सुराणा उन दिनों बहुत मामूली स्थिति में जीवन यापन कर रहे थे। 
बारह रुपये मासिक पर वीकानेर रेलवे स्टेशन पर वे वुकिंग क्लर्क नियुक्त किये गये 
थे। उन्हीं की प्रेरणा से व्यास जी सेठ चांदमलजी के यहां बच्चों के शिक्षक नियुक्त 
होकर वीकानेर चले आये थे । कुछ समय बाद उन्होंने वीकानेर के सुप्रसिद्ध मोहता 
परिवार में शिक्षक का कार्य संभाल लिया । मोहता जी के छोटे भाई रायवहादर 
सेठ शिवरतन जी मोहता के बड़े पुत्र श्री गिरधरलाल मोहता का उनको शिक्षक 
नियुक्त किया गया । व्यास जी और मोहता जी दोनों के लिये इस प्रकार जो अनु- 
कूलता पैदा हुई, उस पर 'सोने में सुहागा' की कहावत चरितार्थ हो गई। दोनों 
स्वभावत: जन्मसिद्ध समाज-सुधारक और स्वतन्त्र विचारक थे। मोहता जी ने 
माहेश्वरी समाज में और व्यास जी ने पुप्करणा समाज में चहुंमुखी सामाजिक 
क्रान्ति की अलख जगाई थी | इसी दृष्टि से मोहता परिवार को व्यास जी सरीखे 
का शिक्षक के रूप में मिलना गंगा-जमुना के संगम का-सा महत्त्व रखता था । 

एक और दृष्टि से भी यह मिलन महत्त्वपूर्ण या । सामाजिक दृष्टि से पुप्करणा 
और माहेश्वरी समाज में चोली-दामन का-सा सम्बन्ध सदियों से चला आता हैं। 
दोनों समाज कभी समाज-सुधार के कट्टर विरोधी, दकियानूसी और पुरातनपंथी 
थे मोहता जी ने जब समाज-सुधार के क्षेत्र में प्रवेश किया था, तव उनको सबसे 
अधिक विरोध का सामना बीकानेर में पुष्करणा समाज का ही करना पड़ा था | 

पंढरपुर की दो घटनाएं 

मास्टर जी के विशिष्ट व्यक्तित्व और चहुंमुखी कतृत्व से सम्पन्न उत्कृष्ट 
अचरित्र को प्रकट करने वाली पंढरपुर की दो घटनाओं को मैं कभी नहीं भूलता। 
उन घटनाओं में संगठन तथा आन्दोलन के सम्बन्ध में उनके स्वभावसिद्ध नेतृत्व 
की एक स्पप्ट झांकी हम सवको वहां देखने को मिली । उनके व्यक्तिगत जीवन की 
सरलता, सहृदयता तथा आत्मीयता के भी दर्शन करने को मिले। उनमें एक यह 
थी कि कुछ पुरातन पंथियों ने विधवा विवाह के प्रश्न पर समाज-सुधारकों को 
शास्त्रार्थ करने की खुली चुनौती दी थी | उस चुनौती के सेकड़ों हैडंविल महासभा 
के पंडाल और प्रतिनिधियों के निवास-स्थान में बांटे गये थे। स्वर्गीय देशभक्‍त कुंचर 
चांदकरण जी शारदा ऐसी चुनौती का जवाब दिये विना रह ही न सकते थे। 
उन्होंने कुछ साथियों को इकट्ठा किया और पुरातनपंथियों की सभा में उपस्थित 
हो उस चूनौती का मुंह तोड़ उत्तर देने का निश्चय किया। हम कुछ साथी 
व्यास जी के नेतृत्व में पुरातनपंथियों की सभा में उपस्थित होने के लिये अपने 
स्थान से विदा हुए। व्यास जी ने उस सभा में पहुंचकर जिस प्रकार अपन पक्ष की 
विधवा-विवाह के समर्थन के लिये व्यूह रचना की, उससे चुनौती देने वालो के 


क्र क्‍ घुत के धनी 


हौसले पस्त हो गये । अपने पक्ष के चार-पांच वक्‍ताओं को व्यास जी ने अलग-अलग 
घामिक, सामाजिक, ऐतिहासिक तथा व्यावहारिक आदि दृष्टियों से विधवा-विवाह 
के पक्ष में बोलने को तैयार किया और सभा के संयोजकों पर कुछ ऐसा रौव जमा 
दिया कि वे उनके ववताओं की सूची में से एक नाम भी कम नहीं कर सके। विधवा- 
विवाह-विरोधी सभा विधवा-विवाह-सम्मेलन के रूप में बदल गई। वड़ा भारी 
मोर्चा जीतने वाले विजयी सेनापति के रूप में व्यास जी साथियों सहित अपने स्थान 
को लौटे | चारों ओर हर किसी के मुंह पर विजयी सेनापति व्यास जी की ही चर्चा 
थी। मोहता जी उस विजय अभियान का समाचार सुन गद्गद हो गये। हममें से कोई 
भी यह नहीं जानता था कि व्यास जी के जिस रूप की उस दिन एक स्पप्ट झांकी 
दीख पड़ी थी, उसका विराट्‌ रूप किसी दिन “राजस्थान केसरी' या 'शेरे राजस्थान 
के रूप में दीख पड़ेगा । | 
दूसरी घटना 
दूसरी घटना का सम्बन्ध मेरे साथ व्यक्तिगत है । मैं पंजाबी हूं या राजस्थानी ।' 
यह प्रश्न प्राय: विवादास्पद वन जाता है। नि:सन्देह जन्म से पंजाबी होते हुए भी. 
मैं मुण-कर्म-स्वभाव से राजस्थानी ही हूं । पंढरपुर में भी साथियों में इसकी बड़ी 
चर्चा रही । एक दिन मज़ाक-मज़ाक में व्यास जी ने मुझे मारवाड़ी होने की दीक्षा 
देने की घोषणा कर दी। मित्रमंडली इकट्ठी हुई। मास्टर जी ने पुरोहित का 
काम किया। मुझे विधिवत 'सारवाड़ी' होने की व्यवस्था दी गई। मारवाड़ी 
समाज की माहेश्वरी शाखा में मुझे शामिल किया गया ओर भाई कन्हैयालाल जी" 
कलयंत्री के प्रस्ताव पर मुझे कलयंत्री विरादरी का सदस्य बनाया गया। इस सारे. 
सामाजिक नाटक के मुख्य सूत्रधार थे मास्टर जी। उनकी स्वभावसिद्ध सरलता,. 
सहृदयता तथा आत्मीयता से मैं कुछ ऐसा प्रभावित हुआ कि उसी दिन उनके साथ 
स्नेह डोरी में वंधा गया । यह मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूं कि वह डोरी आजी- 
वन निरन्तर सुदृढ़ ही हुई है ! इस प्रकार व्यक्तिगत रूप में भी उनके जो दर्शन मैंने 
पहली वार पंढरपुर में किये थे, उनकी छाया भी सिने चित्र की तरह मेरे सामने 
वरावर बनी रहती है। यह प्रायः एक मत से स्वीकार किया जाता है कि अपने 
व्यक्तिगत व्यवहार में उव सरीखा स्नेही, सरल, निप्कपट और निःस्वार्थ साथी 
मिलना दलंभ है । इसका स्वाभाविक अनुभव प्राप्त करने का जैसा दावा मैं कर 
सकता हूं, बैसा बहुत ही कम कर सर्केगे। लगभग चालीस वर्ष का उनका परिचय 
मेरे जीवन का सबसे अधिक गर्वीला और गौरवशाली अब्याय हैं। उनके द्वारा 
मारवाड़ी की दीक्षा प्राप्त करना मैं अपना सबसे बड़ा सीभाग्य मानता हूं । उन 
सरीखा साथी, मास्टर और पुरोहित या “गुर्ट मिलना दुर्लभ है । 
| राजस्थान की श्रपार क्षति 
१६६३ समूचे देश और राजस्थान के लिये नी अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण सिद्ध: 





प्रकाश किरण द््छ 


हुआ। देश ने राजेन्द्र वावू सरीखे राष्ट्रनेता, राहुल जी सरीखे साहित्य-साधक, श्री 
शिवपूजनसहाय सरीखे कुशल शिक्षक, श्री सियारामशरण गुप्त सरीखे प्रतिभासम्पन्त 
साहित्यकार, महाशय कृष्ण सरीखे निर्भय पत्रकार, बाबू गुलावराय सरीखे निष्पक्ष 
समीक्षक, श्री गोपालसिह नेपाली सरीखे भावुक कवि और सुशीला दीदी सरीखी 
वीरांगना को खो दिया । राजस्थान को अपने तीन ऋतन्तिकारी राष्ट्र महापुरुषों से 
वंचित होना पड़ा । लोकनायक श्री जयनारायण व्यास का दुःखद निधन १६६३ के 
पूर्व भाग में १४ मार्च को हुआ। भीलनायक श्री मोतीलाल तेजावत का ५ दिस- 
म्बर और मनीपी मोहता जी का २१८ दिसस्वर को । राजस्थान की ऋतन्‍्तिकारी 
वृत्ति जिन तीन राष्ट्र महापुरुषों में इस श्रदम्य रूप में प्रकट हुई थी | उनके निधन 
से कुछ ऐसा प्रतीत हुआ, जैसे कि उसका स्व॑स्व ही लूट गया हो । “महान राज- 
स्थान के स्वप्नद्रप्टा लोकनायक ने अपने स्वप्न को मूर्तरूप में परिणत होते तो देख 
लिया किन्तु उसको सुसंगठित, विकसित और प्रगति के पश्र पर द्र्‌ तमति से अग्रसर 
होते देखना उनके भाग्य में वबदा व था। यह कहा नहीं जा सकता कि राजस्थान 
की इस अपार क्षति की पूर्ति कव और कँसे होगी । 
रुनीपो मोहता जी 

आधुनिक राजस्थान विशेषत: श्राधुनिक बीकानेर के निर्माताओं में मनीपी 
मोहता जी की गणना मुख्यरूप से की जानी चाहिए। उन्होंने मूक भाव से घामिक, 
सामाजिक, इक्षणिक, विधवा-उद्धार, हरिजन सेवा एवं झ्राध्यात्मिक साहित्य प्रका- 
शन आदि क्षेत्रों में जो ठोस कार्य किया उसका अपना ही इतिहास है । गीता संवंधी 
उनका मौलिक दृष्टिकोण और उसका स्पप्टीकरण लोकमान्यतिलक के गीता रहस्य 
की कोटि का है। मुक जीवन की तरह उनका महाप्रयाण भी मूक निधन से ही 
हुआ । अपने परिजनों को एक वसीयत द्वारा वह यह आदेश दे गये थे कि उनका 
कोई मूर्त स्मारक न बनाया जाये | फिर भी उनकी स्मृति आधुनिक राजस्थान 
के इतिहास में सदा श्मिट रहेगी । 

भीलनायक श्री तेजावत 

भीलनायक तेजावत वंसे ही तेजस्वी थे जैसे कि लोकनायक व्यास और मनीपी 
मोहता जी । व्यास जी ने पुप्करणा समाज में और मोहता जी ने माहेश्वरी समाज 
में जिस राजनीतिक चेतना एवं सामाजिक जागृति का संचार किया था, उन्हीं का 
सूत्रपात तेजावत जी ने भीलों में व्यापक रूप में किया था | उनका जीवन भी वैसा 
ही तपस्वी, त्यागी व निस्पृह था जैसा कि व्यास जी का। उन्होंने भी उनके ही 
समान सामन्‍्तशाही के हाथों घोर कप्ट-क्लेश सहन किये थे। इसी कारण उनका 
पुनीत स्मरण भी यहां किया जाना आवश्यक है । 

ऐसे तेजस्वी भीलनायक का जन्म सम्श्रान्द ओसवाल कुल में संवत्‌ १६४४ 
में मेवाड़ के भौमट इलाके के कोलियारी गांव में हुआ। अपनी प्रारम्भिक आयु में 


द्द घुत के धनी 
ही श्री तेजावत का साहसी स्वभाव व स्वाभिमान प्रकट होने लग गया था । मामूली- 
सी शिक्षा प्राप्त कर वह भाड़ोल गांव में एक दूकान पर मुनीम का कार्य करने लग 
गये। भौसट भीलों का इलाका है। मुनीमी करते-करते वह भीलों के सम्पर्क में 
आये, भीलों पर भोमट के जागीरदारों के अत्याचारों को देखकर वे संतप्त हो गये। 
जागीरदार भीलों के साथ पद्मु से भी वदतर व्यवहार करते थे । उन परिस्थितियों 
में भीतर ही भीतर विद्रोह उठना तो स्वाभाविक था। महाजन पुत्र युवक मुनीम 
ने विद्रोह का शंख फूंका और देखते ही देखते हजारों भील उसके भण्डे के नीचे ञ्रा 
गये। 'हासिल और हुक्म नहीं के गगन भेदी नारों से भौमट का इलाका गूंज उठा । 
आसपास को पहड़ी रियासतों व जागीरदारों में भी वह आय तेज़ी से फैली । मेवाड़, 
सिरोही, ईडर, दांता, पालनपुर आदि के लाखों भील उनके नेतृत्व में विद्रोही वन 
गये । 
अंग्र जी राज्य के प्रतिनिधि को भी जब तेजी से सुलगती उस आग की आंच 
लगी, तव ईडर के पास स्थित ढडवाणा गांव में ७ मार्चे सन्‌ १९२२ को रेजीडेन्सी 
की भीलकोर ने भीलों की एक सभा पर गोलीवार किया । १२०० आदमी गोलियों 
से भून दिये गये, लाशें कुओं में डाल दी गईं, ४-५ तो उनमें जिन्दा भी थीं। वह 
पंजाव के फौजी शासन के दिनों के जलियानवाला वाग के हत्याकांड की निर्मम 
पुनरावृत्ति ही थी। भीलों ने अपने नेता को किसी तरह बचा लिया तव श्री तेजावत 
फरार हो गये । श्री तेजावत की खोज प्रारम्भ हुई | सिरोही, दांता, रामगढ़ व मेवाड़ 
के सैकड़ों गांव जला डाले गये । प्रारम्भ में ज्ञानजी राजपूत का सिर काटकर प्रचार 
किया गया कि मोतीलाल मारा गया, परन्तु पता चला कि मोतीलाल जीवित हैं 
तो एक और मोतीलाल को गोली का निशाना वना घोषित किया गया कि मोतीलाल 
मारा गया है। 

लगभग साढ़े सात वर्य तक फरार रहने के वाद श्री मणिलाल कोठारी के परा- 
भर्श पर तेजावत गांधी जी से मिले और उनके आदेश पर खेड़ब्रद्वा में श्रपने को 
ईडर की पुलिस के हवाले कर दिया। इस बीच श्री तेजावत ने भीलों में से चोरी 
तथा शरावखोरी आदि कई कुरीतियों को समाप्त करने में काफी सफलता प्राप्त 


की । 

खेड़क्ह्म में आत्मसमर्पण करने के वाद उनपर मुकदमा चला । अपराधी सिद्ध 
नहीं हुए । अन्य रियासतों ने भी उनको निरपराध पाया। परन्तु मेवाड़ रियासत 
ने उन्हें निरिफ्तार कर जेल में डाल दिया । 7६२६ से १६३६ तक उदयपुर की जेल 
में रहने के वाद वह छोड़ दिये यये, पर उनके पीछे गुप्तचर विभाग के सिपाही 
तैनाव कर दिये गये और उदयपुर शहर में एक घर में उन्हें नज्नरवन्द कर दिया 


गया | 
मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना होने पर उनको पुन: जैल में डाल दिया यवा । 


प्रकाश किरण ह ६६ 


१६४६ में जब पंडित नेहरू अखिल भारतीय देशी राज्य लोक-परिपद्‌ के अधिवेशन 
के अध्यक्ष होकर उदयपुर पधारे, तब वे जेल से मुक्त कर दिये गये । परन्तु भील 
क्षेत्र में गो-हत्या विरोधी आन्दोलन करने पर उन्हें पुन: गिरफ्तार कर लिया गया ! 
कुछ समय बाद जेल से मुक्त कर दिया गया, परन्तु १४ श्रगस्त, सन्‌ ४७ तक उनको 
शहर में एक मकान में नज्ञरवन्द रखा गया । 

मामूली शिक्षा, महाजन का घर, भीलों का भयानक कार्यक्षेत्र, ऋन्तिकारी 
कारनामे, समाज-सुधार की ज्योति सदा जलाये रखना, निरन्तर कारावास तथा 
नज़र कद, यही है उनके जीवन की व्यास जी ही सरीखी अ्मिट और अमर कहानी | 
भीलों में प्रस्यात 'मोता वावजी' प्रचार व प्रकाशन की आंधी से कोसों दूर, एक 
सच्चे सेनानी की तरह कार्य करते हुए दिसम्बर के पहले सप्ताह में ५ तारीख को 
स्वर्ग सिधार गये | यह एक सुयोग ही था कि तव अपने साथी उस वयोवद्ध तपस्वी 
भीलनायक को अन्तिम विदाई देने के लिये राजस्थान के प्रमुख कांग्रेसी नेता व 
कायकर्त्ता उदयपुर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक के लिये उपस्थित थ। उनके 
प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिये बैठक स्थगित कर दी गई झोर वहां उपस्थित 
नेताश्रों व कार्यकर्त्ताओं ने शवयात्रा व शव-दाह में सम्मिलित होकर अ्रपनी श्रद्धां- 
जलि अपित कर स्वयं को धन्य किया। आधुनिक राजस्थान उनके नाम व काम 
को भी लोकनायक के नाम व काम की तरह चिरकाल तक स्मरण रखेगा | 

दमघोट्ट स्थिति 

व्यास जी के महान यशस्वी और प्रतापी जीवन का अन्त भी जिन परिस्थितियों 
में हुआ उनको 'दमघोटू्‌' ही कहना चाहिए। दमघोटू वातावरण में उन्होंने अपने 
सार्वजनिक जीवन की पहली सांस ली थी और उसी में अन्तिम सांस ली। तब 
पराधीनता के दिन थे और श्रव स्वाधीनता का सूर्य अपने पूर्ण प्रकाश में चमक रहा 
था। लेकिन व्यास जी के लिये उसमें भी सुख सन्‍्तोप की प्रतीति या अनुभूति न 
थी। कांग्रेंस के संगठन और शासन में व्यापी आपाधापी, भाई भतीजावाद, पक्षपात्त 
ओर भ्रष्टाचार उनको रात-दिन खलता रहता था | उसकी घृटन उत्तके लिये दम- 
घोटू ही थी । स्वामी विवेकानन्द ने बिल्कुल ठीक ही कहा था कि समाज को देमघोटू 
त्रातावरण से मुक्त करने के लिये जूकने वालों का जीवन दोनों ओर से जलने वाली 
मोमवत्ती जैसा होता है। इसी कारण तो ऐसे वीर व सन्त महापुरुष कुछ दीर्ष जीवन 
नहीं पाते । व्यास जी के लिये वसियां का “टाइगर एक्शन जले पर नमक सिद्ध 
हुआ । वे ऐसे उठ गये जैसे कोई स्वप्त ही भंग हुआ हो और हम देखते ही देखते 
रह गये । 

ऐसा प्रतीत होता है जिस प्रकार उन्होंने दमधोट्‌ वातावरण में अपनी इहलीला 
समाप्त की, उसका आभास उनको काफी पहले हो गया था। वात-चात में चह 
अपने जीवन से निराशा इसलिए प्रकट करने लग गये थे कि उन्हें वत्तमान वातावरण 


गो ह धुन के घनी 


में अपने लिये वैसी अनुकूलता नहींदीख पड़ती थी,जिसमें वह झपने आदक्षवाद पर 
कायम रह जीवन यापन कर पाते सांकड़ा का केन्द्र उनके लिये सर्वाधिक ञ्राकपंण 
रखता था और प्रति वर्ष ३० जनवरी को महात्गा गांधी के वलिदान दिवस पर 
आयोजित गांधी मेले पर वहां पधारलने में वे नहीं चकते थे । १६६३ के मेले पर 
रास्ते में गाड़ी खराव हो जाने से वे ठीक समय पर नहीं. पहुंच सके । तव उन्होंने 
'वेदताभरी वाणी से जो उद्गार प्रकट किये थे, उनमें उन्होंने श्रपनी वहां की उस 
यात्रा को अन्तिम वताकर एक स्पष्ट संकेत कर दिया था कि उनकी इच्छा अब 
ओर अधिक जीवित रहने की नहीं है । पोकरण के ज्ञान मन्दिर के अध्यक्ष श्री राजा- 
राम जी व्यास ने अपने संस्मरणों में उनके उस मामिक भाषण का उल्लेख किया 
है। उनका वह भाषण बड़े गौर से पढ़ा जाना चाहिए। गांधी मार्ग! के सुयोग्य 
सम्पादक वयोवृद्ध हिन्दी पत्रकार और उनके पुराने साथी ठाकुर राजबहादुरसिह 
जी ने भी इस सम्बन्ध में अंपनी अनुभूति का उल्लेख मर्मस्पर्शी शब्दों में किया है। 
उनके जीवन को हर ले जाने वाली वीमारी का दौर अजमेर में ही शुरू हो गया 
था | उसका वेदनापूर्ण मर्मान्तक विवरण वहां के राष्ट्रसेवी श्री कृष्ण गोपाल गर्ग ने 
अपने संस्मरणों में दिया है। उस बीमारी का पहला आक्रमण उनके ही धर पर 
हुआ था। उन्होंने उसके वाद जो दो-एक पत्र लिखे थे उसमें अपनी टिमटिमाती 
जीवन दीपशिखा की ओर स्पष्ट संकेत किया था । इसी प्रकार वह अपने अ्रन्य अनेक 
: मित्रों से भी महीनों पहले अन्तिम विदाई की वात कहने लग गये थे । वह सव 
लक्षण उस मानसिक घुटन के ही सूचक थे, जिसमें उनकी आत्मा को अपने श्रादर्श 
से विचलित हो जीवित रहने की आकांक्षा न रही थी। विलक्षण महापुरुष ऐसे 
लक्षणों का ठीक-ठीक अर्थ जान लेते हैं। परन्तु उसको समभने में लोक व्यवहार के 
माया जाल॑ में उलभे संसारी प्राणी समर्थ नहीं होंते। वे तव हाथ मलते रह जाते 
हैं, जब वे उनसे सदा के लिये विछड़ जाते हैं । 
प्रताप प्रतिज्ञा 
व्यास जी में अपने संकल्प के लिये जो दृढ़ता और अपने ब्रत के लिये जो 
निष्ठा पैदा हुई, उत्तका भी अपना ही गौरवशाली इतिहास है। एक वार कुछ कार्य- 
कर्त्ताओं ने एक गोण्ठी में उनसे पूछा कि आपमें जो दृढ़ता, लगन व धुन पाई जाती 
हैं उसका कारण क्या है। उन्होंने विनम्र शब्दों में कहा कि यह लगन व घबुन और 
दृढ़ता व निष्ठा किसी संकल्प के बिना पैदा नहीं हो सकती । संकल्प ऐसा सत्य 
होना चाहिए कि उस पर से विश्वास और श्रद्धा डगमगाये नहीं | अपना उदाहरण 
प्रस्तुत करते हुए उन्होंने दताया कि १६२३ में हल्दीवाटी की यात्रा में वहां खड़े 
हो मैंने महाराणा प्रताप को साक्षी रख यह प्रतिजा की थी कि मैं भी अपना सारा 
जीवन उनकी ही तरह देश के लिये अधित कहूंगा और कोई कट, क्लेश, विध्न 
बाधा और ब्रभावजन्य पीड़ा मुके विचलित नकर सकेगी। कहना न होगा कि 


ण्र : घुन के धनी 


के संकलन का मूलभूत हेतु 'स्वान्त: सुखाय' है अर्थात्‌ आत्मसन्तुष्टि या प्रायद्चित्त 
की भावना से प्रेरित होकर ही प्रस्तुत श्रंथ का संकलन किया गया है। एक लेखक 
अथवा पत्रकार साथी अपने चिरसाथी की पुनीत स्मृति में सिवाय “श्रद्धांजलि' के 
और क्या प्रस्तुत कर सकता है। 

लोकतायक श्री जयनारायण व्यास केवल एक व्यक्ति ही नहीं; प्रत्युत एक 
महान्‌ संस्था थे, उस संस्था के रूप में वह देशव्यापी राष्ट्रीय आन्दोलन के समु> 
ज्ज्वल प्रतीक थे। जोबपुर मारवाड़ राज्य में जिस सेवा यज्ञ का उन्होंने अनुष्ठान 
किया था, वह समस्त राजस्थान और देश के एक तिहाई भाग को घेरे हुए लगभग 
छह सौ देशी राज्यों के कायाकल्प का निमित्त वव गया। 'दासता' 'दीनता', व 
'हीनता' सबसे अ्रधिक जघन्य अभिशाप हैं। परायों की अपेक्षा अपनों की 'दासता' 
ओर उससे पैदा हुईं दीनता' व हीतना' और अधिक जघन्य हैं। देशी राज्यों 
की निरीह व मूक जनता परायों और अपनों, दोनों की दासता में बुरी तरह जकडी 
हुई थी । जागीरों की जनता तो तिहरी दासता का शिकार थी। लोकनायक 
व्यास जी ने अपने जीवन का सबसे पहला दाव जागीरदारी अत्याचारों के उन्मूलन 
में लगाया था और उसकी दासता में जकड़ी हुई जनता को मुक्ति दिलाने का दृढ़ 
संकल्प किया था | उसको उन्होंने जिस प्रकार पूरा किया, उसकी साहसपूर्ण कहानी 
राजस्थान के स्वतन्त्रता संघर्ष के इतिहास का अत्यन्त यौरवशाली एवं गर्वीलाः 
अध्याय है । इससे भी कहीं अधिक वड़ा जो स्वप्न व्यास जी देखा करते थे, वह 
था समाज की गली-सड़ी वतंमान व्यवस्था को जड़मूल से मिटाकर उसके नव- 
निर्माण का | समाज-सुधार के आन्दोलन में इसी हेतु वे सदा अगुझ्नमा रहे । जो राज- 
नीतिक संधर्य उनके जीवन में उम्नरूप में व्यापक दीख पड़ता है, उसका मूल उद्देश्य 
भी समाज को शोपण, उत्पीड़न तथा दासता से मुक्ति दिलाना ही था; क्योंकि 
उस मुक्ति के बिना समाज का नवनिर्माण सम्भव ही न था। धुन के धनी” महान 
स्वप्नद्रष्टा के प्रति विनीति भाव से श्रद्धांजलि अपित करना हम सबका पुनीत 
कत्तंव्य है और उसी का प्रतीक प्रस्तुत ग्रंथ है । 

प्रकाश किरण 

अपने संगी-साथियों और सहकमियों के लिये व्यासजी का महान्‌ जीवन सदा 
ही प्रेरणापुंज रहा। प्रेरणापूंज प्रकाश किरण की अमर बशोगाथा का जितना भी 
गणगान किया जाय, कम है। उसकी विविध रंग-विरंगी भांकियां प्रस्तुत करने 
का यह श्रद्धासम्पन्न विनीत प्रयास है। अपने जीवन संगी-साथियों और सहकमियों 
की अनुभूतिपूर्ण स्मृतियों में चरित्रनायक का जीवन सप्तरंगी इच्द्रधनुष की तरह 
चमक उठता है और वह ऐसा आकर्षक वन जाता है कि पाठक का मनमयूर 
आनन्द विभोर हो नाच उठता है। प्रस्तुत ग्रंथ लोकनायक की जीवनी नहीं; यह 
उस महान्‌ यशस्वी जीवन के सप्तरंगी चित्र के रूप में उस राजस्थानी जनता 











या 
डर 
| पका 
तन न हर 
टक | हित कह कि 
'- $: * 5१ 28% ०»... /' 
कु 52% 25% 24775 ५८: “ 
जद के 5 हि. शक > ० 95. * रद 7 चग्छ ण्ड > ट 
हे हक से ह। भा का ऋ# 4! बट ३५4 ५ बा कम मु ता ८क चर ह्‌ 
48, - २, ,) + धिरहार र | »4,०० +*.,, ०३५०४ * ढ़ 
० 8] हे की ७४?.. ,./ दी + 7 $ ७७ रद 
ष लोक ह + 
+ धर 3505०, ८ | ' ! न 72०८: हल न, «३: *०४६ 
।ु जज यह # नि न्‍ः का ही 
#त है! « “० ; है "7 2५१३० हे न्प््ा >** हे का 
५ अल 27८ ही! ४७ 5 ०4४८ ८ -४..००८ / “५ 2८. ४ 
८ +कन दर न्कनी के पर ० ;2 कर्ण: हा शक  / ९९.८० रे न ञ+ ५ 
+४7+$ ८. ४ 4 + ४4 | ह श्र्ह >> न आओ हि 
८7207 77% 75/28/3577 270 
+ हा 
2 ४4३, ,०:८१- (०३४८ ०९४, ८४. >ह 29: 5, ८75 ० ० 
' »२५०८ 7 ४ >ण्ण््, 2 ५7७४४ पु “५४.४ के /! डा कट पक हर आर 
हक > $ न ड़ 5 
«४. “४! 5६; -८: 26 ४०:४५ टर 7 322*. ५ 22% 8 मा 222 
» 5,८+% ७.८० “०,” :-/:..9९ 7... » ४४१८ जो + 2०7 
#र९3 ७ 0८5५ 4७८१ कि 2 के हर का हम $& कह ४.४ न 
5220० टी कक रब डे 38०७५ 3४ 7६ का, के हक आम ०० हक 
> एज 2. +- ० भा य०८०५ीा 
रे १०५ ४ ६५५६ 7 247७१ 76.५ 4 2297" त््जा 
2“ 22 ५९ शी 0 एड आन] अप 
# #& 75६ न 2००० 74 कं अब 
बल हर #९, ८८ १4 हआर्भ* #2, 


मअकररा २ 


जे 
+ 
ते रू 


पृषुर का दुःश्बपुर्ण नाटक 


लेखक--महात्मा गांधी 


मुझे जो भय था वह सत्य सिद्ध हुआ । जोधपुर सत्याग्रह ने एक गम्भीर और 
भदुदा रूप धारण कर लिया है। मेरे पास ढेरों कागज भेजे गये हैं। उनसे मुझे मालूम 
हुआ है कि धड़ाधड़ गिरफ्तारियां की जा रही हैं। लाठी-वर्षा रोज़ की घटना है। 
सरकारी आदेश जारी करके सत्याग्रहियों के लिये निजी इमारतों को काम में लाने पर 
प्रतिवन्‍्ध लगा दिया गया है। ब्रिटिश भारत में सत्याग्रह के दिनों में जोज़्यादतियां की 
जाती हैं, वे जोधपुर में दोहरायी जा रही हैं। जोधपुर में जो कुछ हो रहा है, वह 
- जनता की आंखों से छिपाकर किया जा रहा है। वहां किसी भी समय कोई भी 
दुर्घटना घट सकती है। उसपर बसे ही परदा डाला जा सकता है जैसे कि अनेक 
दुर्घटनाओं परं डाला गया और डाला जा रहा है। सारेसंकट का केवल एक ही कारण 
'है और उसकी दवा भी एक ही है । उसका प्रयोग जब तक किसफलतापूर्वक नहींकिया 
जायगा तव तक यह दुःखपूर्ण नाटक इसी प्रकार होता रहेगा। देशी राज्यों में जो कुछ 
भी होता या हो रहा है, उसकी ज़िम्मेवारी और दोप से ब्रिटिश सरकार वच नही 
सकती ! जोधपुर में कानून और व्यवस्था के नाम पर जो अमानुपिकता हो रही है, 
उससे जनता की रक्षा करने को ब्रिटिश सरकार उन संधियों और सुलहनामों से 
बंधी है, जो उसने देशी राजाश्ों के साथ की हैं। जेल के सींकचों में कैदियों के साथ 
'सम्मानास्पद व्यवहार नहीं किया जा रहा | खाना खराब दिया जाता है। सामान्य 
सुविधाएं भी उन्हें प्राप्त नहीं हैं। विरोधस्वरूप श्री जयनाराबण व्यास ने तव तक 

लिये अनशन शुरू कर दिया है जव तक कि ये सव शिकायतें दूर नहीं कर दी 

जातीं। यह अनशन भ्रामरण भी हो सकता है। यदि कहीं उनका प्राणान्त हो गया 
तो जिम्मेवारी उनकी होगी, जिन पर उन शिकायतों का दायित्व है, जिनके विरोध 
में बाध्य होकर उन्होंने भूख हड़ताल की है। 

श्री द्वारकानाथ कचरू ने मेरे पास जोधपुर से एक महत्त्वपूर्ण रिपोर्ट भेजी है, 
जिसमें अंश में जनता की जानकारी के लिये यहां प्रकाशित कर रहा हूं : 


जोधपुर का दु:खपूर्ण नाटक ७५ 


“राज्य के केवल १७ प्रतिशत भाग पर जोधपुर सरकार का सीधा नियंत्रण है। 
बाकी ८३ प्रतिशत पर जागीरदारों का श्रधिकार है। उनकी संख्या १३०० है। 
जागीरदार आन्तरिक दृष्टि से सवंथा स्वतन्त्र हैं। वे महाराजा को केवल निश्चित 
'खिराज भेंट करते हैं । 

“जोधपुर में काफी समय से शासन का संचालन पोलिटिकल विभाग के हाथ 
में है। वर्तमान सदी में तीन वार राज्य का शासन, नियन्त्रण व निरीक्षण पोलिटिकल 
विभाग अपने हाथ में ले चुका है । इस समय राज्य के अनेक पद पर बहुत से अंग्रेज 
नियुक्त हैं । दीवान के पद पर भी एक अवकागग्राप्त अंग्रेज अधिकारी नियुक्त है । 
इन अंग्रेज़ अफसरों के अ्रलावा राज्य के ऊंचे शासकीय पदों पर बाहर के ही लोग 
नियुक्त हैं । इसलिये राज्य में 'मुल्की-आनन्‍न्दोलन' चल रहा है। वह प्रतिदिन जोर 
पकड़ता जा रहा है । राजपुत और ब्राह्मण आदि जाति-विरादरियों में भी बड़ी तीन 
प्रतिस्पर्दा चल रही हैं। इस प्रतिस्पर्धा से राज्य सरकार अ्रनुचित लाभ उठाकर 
एक-इूसरे को आपस में लड़ाती रहती है । उसका ध्येय यह है कि मारवाड़ लोक- 

'परियपद्‌ राज्य में प्रभावशाली न वन सके । 

मारवाड़-लोक-परिपद्‌ की स्थापना १६३८ में की गई थी। पिछले चार वर्षों 
में वह एक शक्तिशाली संस्था वन गई है। राजपुताना के देशी राज्य राजनी- 
'तिक जागृति की दृष्टि से वहुत पिछड़े हुए हैं। इसलिए जोबपुर में शुरू हुए इस 
आन्दोलन का सारे ही राजपूताना पर प्रभाव पड़ना निश्चित है | यह आन्दोलन 
'राजपृताना के लिये मार्गदर्शक वन्त सकता है। मार्च १६४० में जोधपुर में सारे 
राजपूताना का एक राजनीतिक सम्मेलन करने की घोषणा की गई थी। राजपु- 
ताना की जनता में इस प्रकार जागृति पैदा होना पोलिटिकल विभाग के लिये 
चिन्ता का विपय वन गया और जोंवपुर सरकार को तुरन्त उचित कारंवाई करने 
का आदेझ दिया गया जोधपुर सरकार ने मारवाड़ लोक-परिपद्‌ को गेर-कानूनी 
ठ्हराकर उसके सभी कार्यकर्ताओं को जेलों में वन्द कर दिया। बड़े पैमाने पर 
गिरफ्तारियां की गई और भयानक दमन किया गया । अन्त में समझोता हुआ । 
मारवाड़ लोक-परिपद्‌ ने अपने को तुरन्त रचनात्मक प्रवृत्तियों में लगा दिया। 
मारवाड़ में वह लोकप्रिय संस्था वन गई | खालसा और जागीरदारी दोनों ही क्षेत्र 
में उसका प्रभाव और शक्ति छा गई। परिपद्‌ ने म्यूनिसपैलिटी के चुनाव लड़ । 
'उनमें उसको वहुमत प्राप्त हुआ | परिपद्‌ का नेता ही उच्तका अध्यक्ष चुना गया। 

“दूसरा महायुद्ध शुरू होते ही देशी राज्यों में जन-शआन्दोलन के प्रति राज्य 
सरकारों का रुख पलट गया। युद्ध का वहाना बनाकर नागरिक अ्रधिकारों को 
कुचला गया और लोकप्रिय संस्थाओं को प्रभावश्ञाली बनने से रोका गया । जोधपुर 
राज्य में राज्य-सरकार की नीति स्थिर करने का काम पोलिटिकल विभाग के हाथ 
आओ था। राज्य के दीवान सर डोनाल फील्ड ऊपर से मिलने वाले झादेझों का पालन 


ही धुन के घर्नीर 


करने में लग गये। युद्ध के लिये रुपया जमा किया जाने लगा और सारे ही राज्य 
में युद्ध का-सा वातावरण पैदा कर दिया गया। यह रुपया अधिकतर जागीरदारोंः 
के माध्यम से जमा किया गया। इसी कारण उनको लोक-परिषद्‌ के जन-आन्दोलन 
से सुरक्षित रखने के लिये संरक्षण दिये गये। राज्य सरकार ने जागीरदारों के' 
प्रति उपेक्षापूर्ण खख अपना लिया । उनको जनता के खून की अ्रन्तिमवृंद तक चूसने 
की खुली छूट दे दी । परन्तु मारवाड़ लोक-परिषद्‌ के लिये जागीरों में रहनेवाली 
जनता की शिकायतों और मांगों की उपेक्षा करना संभव ही न था। परिषद्‌ का 
उद्देश्य उस समय जागीरों का अंत करना न था वह जनता के साथ किये जानेवाले' 
व्यवहार में सुधार चाहती थी । राज्य-सरकार से हस्तक्षेप करने के लिये वार-वार 
कहा गया, जिससे जागीरों में, रहनेवाले किसानों के साथ मानवोचित और न्याय- 
पूर्ण व्यवहार किया जा सके, परन्तु राज्य सरकार ने दुर्भाग्यवश दूसरा ही मार्ग 
अपनाना भ्रधिक उचित समा । इससे परिषद्‌ के कार्यकर्त्तान्नों को दवाने के लिये 
जागीरदारों को प्रोत्साहन मिला । जागीरी क्षत्रों में जो स्थिति पेदा हुई वह संक्षेप: 
में इस प्रकार है : 

(क) किसान नियमित लटाई (जागीरदारों और किसानों के वीच उपज के 
हिस्से का निर्धारण) की मांग करते हैं। किन्तु ज़ागी रदार इसको नियमित रूप 
नहीं देना चाहते और टालमटोल करते हैं । फलत: किसानों को नुकसान उठाना 
पड़ता है । 

(ख) किसान उन लाग-वाय को भी समाप्त करना चाहते हैं, जिन्हूँ राज्य 
की अदालतों ने गर-कानू नी ठहरा दिया है । 

“जोधपुर सरकार किसानों की सहायता करने से वरावर इन्कार कर रही है ।' 
जिन लाग-बाग को उसकी खुद की भ्दालतों ने गैर कानूनी ठहरा दिया है, उनका 
उगाहना बन्द करने से इन्कार कर रही है। राज्य सरकार एक कदम और आगे 
बढ़ गई है । वह लोक-परिपद्‌ को कुचलने के लिये जागीरदारों को बढ़ावा दे रही 
है । इस प्रकार जब जागीरदार मार-पीट करते, वदला लेते और परिपद्‌ के कार्य- 
कर्त्ताग्नों के घरों तक को जला देते हैं। तव भी सरकार हस्तक्षेप करने से इन्कार 
कर देती है ।” 

“हरिजन सेवाग्राम 
२१ जुन, १६४२ १४ जून, १६४२ 
वालम॒कन्द विससा का वलिदान 

श्री श्रीप्रकाश जी मेरी प्रार्थना पर जोधपुर वहां की हालत सुधारने के लिये 
गये थे। वह वहां अ्रधिकारियों से मिले और उनका दृष्टिकोण जाना। वहां से लौट- 
कर उन्होंने मु्े जो रिपोर्ट दी उससे इसमें कोई सन्देह नहीं रहा कि अधिकारियों 


ने जनता को दवाने के लिये लाठियों का अन्धावुन्ध प्रयोग किया । उन्हाने मुक्त यह 


् आ 


स्जोधपुर का दुःखपूर्ण नाटक ७७ 


भी वताया कि परिपद्‌ के कार्यकर्ता अपनी वाणी पर संयम नहीं रख सके । अ्धि- 
कारियों का कहना है कि उन्हें इसमें कोई आ्रापत्ति नहीं है कि लोक परिपद सावे- 
जनिक सभाएं करे और उत्तरदायी शासन की मांस करे; वशर्ते कि उनकी भाषा 
संयत हो । 

उन्होंने मुझे यह भी वत्ताया कि जोधपुर सरकार हर हालत में कानून व 
व्यवस्था कायम रखने के लिये चिन्तित है और वह यह भी स्वीकार करती है कि 
जागीरदार अपने क्षेत्रों में गेर-जिम्मेवाराना हरकतें करते हैं ।उसका यह भी कहना 
है कि सामन्तवादी जागीरी व्यवस्था को हटाकर कानूनी व्यवस्था कायम करने में 
कुछ समय तो लगेगा ही | जहां तक राजनीतिक वन्दियों के साथ सद्व्यवहार का 
प्रदन है श्री श्री्रकाश जी को भरोसा है कि उसमें सुधार किया जायेगा। उन्हें यह 
भी भरोसा है कि यदि कार्यकर्ताओं की ओर से थोड़ा-सा भी सहयोगपूर्ण रुख 
अपनाया जा सके तो किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता को वन्दी बनाने की आव- 
अयकता ही न पड़ेगी । 

यदि उनकी ये आशाएं पूरी हो जाय॑ तो उनकी यह जोधपुर यात्रा जो श्रवानक 
ही हुई है पर्याप्त रूप में लाभदायक हो सकेगी और कायककर्त्ताओ्ों की भूख-हड़ताल 
तथा वालमुकन्द विस्सा की शोकपूर्ण मृत्यु व्यर्थ नहीं जायेगी । 

श्री श्रीप्रकाश जी ने मुझे यह भी बताया कि इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि 
विस्सा की मृत्यु जेल की वदइन्तजामी के कारण हुई; किन्तु जेल के अधिकारियों 
की ओर से उपेक्षा नहीं वरती गई । मृत्यु तो अच्छी से अच्छी परिस्थिति में भी हो 
सकती है, परन्तु जब कभी जेल में को कोई मृत्यु हो जाय तो हमें उसके लिये सदा 
अधिकारियों को ही दोपी नहीं ठहराना चाहिए । मृत्यु की हर घटना पर अलग- 
अलग स्वतन्त्र दृष्टि से विचार किया जाना चाहिए। 

मुझे मालूम हुआ कि वालमुकन्द विस्सा बहुत अ्रच्छे कार्यकर्ता थे। वह अपने 
पीछे एक वड़ा शोक संतप्त परिवार छोड़ गये हैं। मुझे आशा है कि जोधपुर के 
लोग उनकी विधवा पत्नी व बच्चों को देख-भाल के दायित्व को निभायेंगे उनके 
प्रति मैं अपनी संवेदना प्रकट करता हूं । 

श्री श्रीप्रकाश जी व्यावर से मेरे पास एक पुस्तिका लाये हैँ। उसकी भाषा 
ऐसी है कि जिसका प्रयोग किसी भी सत्याग्रही को नहीं करना चाहिये। मुझे आशा 
है कि सत्याग्रही भाषा के मामले में बहुत संयम से काम लेंगे। मैं उनसे अनुरोध 
करू गा कि वे श्री ह्वरकानाथ कचरू के साथ सम्पर्क कायम रखें, जो आन्दोलन 
जारी रहने तक जोधपुर में ही रहेंगे। 

हरिजन सेदाग्राम 
५ जुलाई, १६४२ २६ जून, १६४२ 
ये दोनों लेख महात्मा गांधी ने अपने साप्ताहिक पत्र हरिजन' में उन दिलों में 


छ्८ड 


घुन के घनी” 


लिखे थे, जब मार्च १६४२ में उत्तरदायी शासन के लिये जोधपुर राज्य में मारवाड़ : 
लोक परिषद्‌ ने सत्याग्रह का शंख फूंका था । महात्मा जी ने वाव्‌ श्रीघ्रकाश जी को 


कुरान समन्‍सर्ाहतु परत ५५ >बांद कीं ५ आ्पर:ं। का 4 परताततयाक नं >चहट्रीकके पकात+-कुताशातभ१३०२० “कपूर १5 एप 9५ सा फाक कट फीट, टवज २०४१ ए सका ०2४४४४४४ आह 2४४७॥७७४४०८ ७; ०-२४ ॥ 
्ी 8७ नल ँ 3 ऊ 3 के * है] 
कप छल ई 
हर < + रा ॥8% “0 > ्द ्थ 
बात गा हा 2] > ) कक द् डर 
डर न 3 ७०७ ४०, ७3 ०. #५ ८ हि 
पु ६: न गन + + 
ल्‍ गम | बन. ४ भिकओं इन्ही 
22 *५० ", भ 5 सु टू 5 
| 20. ते . « डर 
न <-# ब. +७5 तल ऋ रच 
हर के १५ ॑ ० 2 ०3 कक हि रे है 
४ ४47६ 77 5 आला के दल 
ढुँ४ (४३६ ६...... ४०३ ४5 ब्स्नॉफ्ाा हे 5 + 
७+ ८25 #. #+ «६ के न्की रू हा 5 $ | ब 
£ बज ऊ 
रे बज ०6220, ता ८ हि को 2 न्यूज, रू 
दशक साल न 25० ये 532 57720: > ०६००५ ० - * 
है पड पिला फए रथ ०55४५... २... ५६०६ ५५७... 425. 5 - 
ब्रा ब 
ल्‍ पु 
बढ 
॥ मेल 
| ] थक ७... 5 रु 
!!. झुक छू बन बड़ ७ कि क्ष- 
जिद ह ब ह श्र + कं, 
न हि बन ड़ हा. आग 
हज हूँ :-+ 
व क रे 
] ७७० 5 न्‍्ऊँ) | 
३ पक ह बडा. हा न शक: ५ हु» 
5 584 
हक 0 आल. ४ डेट 
ढ़. ७ है ड़ 
बा *औ ॥ ३ ल्पत दृ कह 
बन ४5. ३--६. ५ 
तक कफ 
नह ७७०८ चर यु ँ. 
+५ श्र 
ड़ अर क/ आर लक 5० कह 
] आप ॥ कम 
४ ही हक प्र 
न (4४ कूः्क 
४. ९ *;१०% “४ 
रे +9--_जह ॥; 
5 
हि कक हि 
ब्रब्था 4 
हर बन 
बे अ*क्ेा 
हु धो 
कद 5 
क + 


बढ 
' न्‍ 
बै... ऋण पे ब्बा न घर धर आर 
4 च् | का के बडा न 8). बडी 
ही जि] ग्छ हर छ | । क्राब 

रु न गन 


ड् 
के 
ध् 
० 
| 
ट 
5 
डे 
9] 
कण 
डढ 
ई |! 
| हा बाड़ 
कल जे इक [्‌, ९ ह न] 
»५ कर ॥ “2 
दे 9४३ ३१५ 
ञऊ डा घर श्े र्॒ + ५4 रद प्‌ न 
बे. #« न रे +े दा न < ४० है 

इक ध्जा 5 या 2 2 0 औ का 7) हक *ै4- <2४.- . ,.: 

अं 2 नम. + +>क- पे + + ० 4७०० 





उस नागौर किले का अवेश द्वार, जिसका नाम राज- 
स्थान के आधुनिक इतिहास में भी उल्लेखनीय वन 
गया है । १६२६ में इसो किले में व्यास जी और उनके 
साथियों पर घड्यंत्र का मुकब्मा चला था। १६४०, 
४ए और ४३-४४ में भी व्यास जी को इस किले में 
रखा गया था। राष्ट्रनायक पं० जवाहरलाल नेहरू ने 
राजस्थान में पंचायती राज का श्रीगर्णश इसी किले 
पर किया था। 


विजेप रूप से जोधपुर 
भेजा और श्री द्वारका- 
नाथ कचरू वहां अखिल 
भारतीय देशी राज्य 
लोक परिपद्‌ की ओर 
से पं० जवाहरलाल जी 
नेहरू द्वारा भेजे गये थे ।. 
जोधपुर में वह सत्याग्रह 
१९४२ की भारत व्यापी 
अगस्त क्रान्ति से ठीक 
पहले शुरू किया गया 
था। वावू्‌ श्रीप्रकाश जी 
तंव दो वारजोधपुर गये 
थे। उनकी मधव्यस्थता से 
जो समभोता हुआ राज्य 
सरकार ने उसका यथा-- 
वत पालन नहीं किया। 
इसलिए जोधपुर में भी 
अगस्त क्रान्ति की लहरें 
फल गईं। वहां मारवाड़ 
लोक-परिपद्‌ के कार्ये- 
कर्त्ता वनेतादुवारा जेलों: 
तथा किलों में वनन्‍्द कर 
दिये गये। १६४४ में' 
उनको रिहा किया गया ।. 





प्रकरण ३ 
६४:॥८॥ है छः 72% > 
आग आए आह 
5» 
श्री जनादनराय जो नागर, उपकुलपति--राजस्थान विद्यापीठ, उदयपुर 


सुना करता था, मेवाड़ में वर्मा जी हूँ, जयपुर में शास्त्री जी हैं, अजमेर में 
हरिभाऊ जी हैं श्रौर जोधपुर में श्री जयनारायण व्यास हैं। सन्‌ १६३५ से लगा- 
कर १६४७ तक ये नाम मेरे जेसे भावुक सामाजिक कार्यकर्त्ता के लिये बड़े प्रेरणा- 
द्ययक रहे हैं। मेरा खेवा ज्ञामों, तारों और श्रखवारों के शीर्पषकों से बहुत श्षीघ्र 
प्रभावित होने वाला खेवा रहा है। चाहे देखा हो या न देखा हो, मिले हों या न मिले 
हों जयनारायण व्यास मेरे लिये हमेशा एक प्रेरणादायी नाम रहा है | व्यास जी से 
मेरा साक्षात्कार बड़ी देर वाद हुआ, परन्तु शिरे राजस्थान! की जयकार मुझे संदेव 
ठिठका दिया करती और जैसे व्यास जी की मानसिक कल्पना करने के लिये मजबूर 
कर दिया करती थी | एक युग ऐसा भी वीता है जिसमें उधल-पुथल करने के लिये 
आमादा नेताओं को बेर कहा जाता रहा और उनकी वन्दना की जाती रही | 
'पंजाव केसरी, शेरे काश्मीर और शधेरे राजस्थान! इस हिलते और हिलाने वाले 
ज़माने के नारे हैं, जी श्राज अपील नहीं करते । श्राज हम नेताओं को शेर के रूप में 
नहीं मानव-महामानव के रूप में देखना चाहते हैँ) अत: जब मैंने उदयपुर में 
मेवाड़ राज्य के नव-निर्मित महकमा खास की सड़क पर पहली वार खद॒दरधारियों 
के आदमकद श्रलमस्त भुंड में देखा, तो मैं उनको खड़ा देखता रह गया | शायद 
वे श्री भ्ूरेलाल जी वया थे, जिन्होंने व्यास जी से मेरा परिचय करवाया | ब्रांखों 
में हँसते हुए व्यास जी बोले, “तो तुम जनादंनराय नागर हो। देखो, शिक्षा 
झ्रौर साहित्य में लगे रहो, राजनीति तो यों ही है । घ॒सोगे तो हमारी तरह उखड़ै- 
उखड़े रहोगे ।” चन्द मिचटों का यह संयोग था, एक कार्यकर्त्ता का एक नेता से; 
पर आज भी मुझे व्यास जी के ये प्रथम बोल याद हैं। कभी-कभी जीवन का तत्व 
यों अनायास ही कानों में पड़ जाता है। प्रेमचन्द जी ने भी मुझे यों ही कहा था, 
“लिखना, और किसी संस्था आदि के चक्कर में पड़ता मत ।” परन्तु ब्यासजी और 
प्रेमचन्द जी के ये वोल मेरे लिये जैसे वृद्धावस्था के लिये कथन हैं । मैं राजनीति के 


के | घुन के धनी 


चक्कर में पड़ा और संस्थाएं भी ढेर-सी खड़ी कीं, और आज जब व्यास जी थ्ौर 
अैमचन्द जी संसार में नहीं रहे, मुझे उनके कथन याद आ रहे हैं। यह नहीं है कि 
राजनीति में घुसकर और संस्थाएं आरम्भ कर मैं पछता रहा हूं; कतई नहीं। आज 
में गम्भी रत्तापूवंक विचार करने लगा हूं ; अपने लिये--अपने शेष जीवन के सार और 
'सन्‍्तोपष के लिये ! राजनीतिक में जो जाय वह पागल; और जाकर पीछे जो पछ- 
“ताय, वह अहमक है मेरी नज़र में । संस्था आरम्भ करने के वाद सोच करना आत्म 
विश्वास की कमी ही कहा जायगा | जयनारायण व्यास संस्थाएं आरम्भ करवाते 
-थे; स्वयं तो राजनीति के मंच पर खेला करते थे और झ्रखवार निकाला करते थे । 
सार्वजनिक कार्यकर्त्ता के साथ व्यास जी की सच्ची और गहरी सहानुभूति थी; 
"अधिकांश सत्ता परस्त राजनीतिज्ञों की तरह वह संस्थाओं के लिये मगरमच्छ के 
आंसू नहीं वहाते थे । राजस्थान की पहली असेम्वली की एक घटना याद आती 
“है। उदयपुर डिवीजन की सावंजनिक संस्थाओं पर विरोधी दल के सामन्त सदस्य 
प्रहार कर अपनी सीट पर बेठ गये। व्यास जी---सदन के नेता---चट उठे और 
सार्वजनिक संस्थाओं के बचाव में उन्होंने सदन को जैसे हिला दिया; बोले, उदयपुर 
“डिवीजन की सावंजनिक संस्थाएं जाकर देखते ही वनती हैं। उनमें सारी ज़िन्दगी 
“को हथेली पर लेकर काम करने वाले वे कार्यकर्ता हैं, जिनकी आंखों में महान्‌ सपने 
“भरे हैं, उनकी निष्ठा, साधना ओर सहदयता का मुकावला इन भाषण देने और 
“आन्दोलन करने वाले कर नहीं संकते । उन दिलों कांग्रेस के कुछ मन्‍्त्री गुपचुप हम 
संस्थाओं वालों को पांडे कहा करते थे। पता नहीं कांग्रेस के इन सत्ता के तिकड़- 
मियों के पुरखों का हमने किस पूर्व जन्म में श्राद्ध करवाया था। उन दिनों हम 
- संस्थाओं में काम करने वालों को विरोधियों की आलोचना इतनी व॒री नहीं लगती 
थी, जितने कांग्रेस के इन अवसरवादी नेताओं के व्यंग्य लगते थे। व्यास जी 
-समाज के प्रत्येक प्ररुषार्थ का मूल्य जानते थे और कर सकते थे । मुख्य मन्त्री हो 
जाने पर भी व्यास जी ने मानव जीवन के मूल्यों से मुंह नहीं मोड़ा। जीवन की 
-गहराइयों के प्रति उनके हृदय की थाह वरावर वनी रही । अक्सर सत्ता की कुर्सी 
पर बैठने वाले कांग्रेसमैन का गांवी जी के विपरीत हृदय परिवतन हो जाता है । 
एक आइचर्यजनक वेफिक्री उसमें ञ्रा जाती है; और महीन अहंकार से वह भरने 
लगता है । सचिवों की औपचारिक टिप्पणियों पर हस्ताक्षर कर वह अपने मंत्रित्व के 
कत्तंव्य की इतिश्री मानता है और यह हस्ताक्षर भी वह महीनों में करता हू । व्यास 
जी सार्वजनिक कार्य को, विद्येपकर साहित्य, शिक्षा और संस्कृति तथा समाजो- 
'च्यान के कार्यों को मानव की दुष्ठि से देखते और हादिक ईमानदारी से महसूस 
करते थे। स्वर्य एक सहृदय और संधर्षों में पले सार्वजनिक कार्यकर्ता होने के नाते 
व्यासजी को कार्यकर्ता की पहिचान थी, वे उसकी वेदना को जान जाते थ। में कई 


उदयपुर के संघर्पों को लेकर उनके गया हो राज- 
'वबार राजस्थान विद्यापीठ, उदयपुर के संघपों को लेकर उनके पास गया हू | राज 


आग और आँसू ८ 


'नीतिक क्षेत्र में मुकते नाराज होते हुए भी विद्यापीठ के मामलों में व्यास जी ने 
“सदेव सहायता ही की । जब सन्‌ १६५४ ई० में श्री मोहनलाल सुखाड़िया ने व्यास 
जी के समानान्‍्तर नेतृत्व की ठानी, तब व्यास जी ने अपने समर्थकों की सूची से 
अह कहकर मुर्के अलग रख दिया कि वह संस्था का भार उठाये हुए हैं, उसे इस 
मभगड़े से दूर ही रखो । उन्होंने मुझे कमी भी अपने पक्ष में प्रलोभित नहीं किया | 
यद्यपि मैने श्री सुखाड़िया का खुला साथ दिया, तथापि व्यास जी ने मुझ से स्नेह 
का नाता कभी नहीं तोड़ा | साव॑ जनिक कार्यकर्त्ताश्रों के प्रति उनकी जैसे एक प्रकार 
“की मोहव्वत थी। उनकी अ्रल्हड़ प्रकृति कार्यकर्ता को देखकर मानो उमंगित हो 
जाती थी। मुझे याद आता है, मतदान हो रहा था; सुखाड़िया जी, पालीवाल जी, 
“मैं और व्यास जी पास-पास बेठे थे। वातावरण में तनाव और आतुरता का 
साम्राज्य था | हर कांग्रेसी का चेहरा गम्भीरता से हँसता था या अपनी हँसी को 
“गम्भी रता से दवाता था । एक-एक सदस्य मानो सवकी निगाह वचाकर मत देने सरक 
जाता था | श्री सुखाड़िया की चारित्रिक मुस्कान वैसी ही थी; परन्तु उनकी आंखों 
'में जेसे मत देने के लिये जाता हुआ सदस्य ही भरा हुआ था। न मालूम सुखाड़िया 
कितनी आंखों से सदस्यों को घेर रहे थे--वंछे-वेठे; परन्तु व्यास जी ने जैसे आंखें 
बन्द कर ली थीं | निश्चिन्त मगन ओर हल्के व्यास जी एकाएक मुझे इशारा कर 
बोले, “ज़िन्दगी हो तो चले झ्राओ, रुकना कैसा | मौत हो तो चले आश्नो, बुलाना 
कैसा ।” एक-एक मत पर धर्म, ईमान और ईश्वर जब कुर्वान किया जा रहा था और 
वातावरण में केवल वोट देने वाले की ही गरिमा भरी हुई थी--या तो राग ही 
“था अ्रथवा द्वेप ही था । व्यास जी की यह चिहुंक मुझे जैसे जगा गई। घने मानसिक 
तनाव में व्यास जी श्रनायास जसे शान्त और प्रसन्न हो जाते थे; सम्पूर्ण लगाव 
होते हुए भी वह एकाएक उपरत हो जाते थे । निरन्तर संघर्षो में चीरे जाते व्यास 
जी की अन्तरात्मा देवाधीन निदिचन्तता से परिपूर्ण मिलती थी। सुखाड़िया घुटता 
-है; और मुस्कराता है; व्यास हिलता था और हँसता था ! 
राजस्थान के कांग्रेसी नेताश्रों में व्यक्तित्व की दृष्टि से व्यास जी ही एक 
आकर्षक व्यक्तित्व थे । शास्त्री जी, गोकुलभाई, हरिभाऊ जी, वर्मा जी में मुझे 
व्यक्तित्व कम दीखता है; उनमें अपने व्यक्ति का वाद भ्रधिक दीखता है; परन्तु 
जयनारायण व्यास में श्रथ से इति तक व्यक्तित्व स्पप्ट प्रतीत होता था। स्वभाव 
की विशिष्टता और अपने विचारों के हटी झराग्रह से व्यवितत्व' नहीं ऋलकता । 
व्यक्तित्व अपने स्वभाव की अ्रनासक्त अ्भिव्यवित होता है। व्यास जी में कुछ ऐसा 
ही अनासवत अ्रनोखापन था, जो उनके सर्वतोमुखी व्यक्तित्व का समूचा श्राघार 
था । व्यास जी को आप गिना नहीं सकते; उनको समग्र रूप से झूंता जा सकता था । 
शास्त्री जी हेतु वादों की ग्रिनती हैं; ग्निये जा सकते हैं। गोकुलभाई तो स्पप्ट 
“शिष्य हैं; श्राप उनके शिष्यत्व से एक क्षण में परिचित हो जाते हैं । दा साहब एक 


के घुन के धर्व 


अच्छे मेजवान हैं; भले आगन्तुक हैं; और वर्मा जी राजनीति के सर्क॑स के रिंग मास्टर 
टूर से मालूम होते हैं । परन्तु व्यास जी को हम न तो वोटों की गिनती मान सकते" 
थे, न किसी का शिष्य ही मान सकते थे, व्यास जी रिंय मास्टर न थे और न उनमें" 
किसी तरह की विचारों की हठ ही थी । व्यास जी जीवन के तृफानों में डोलता हुआ: 
एक सदाशय का मेघ था; जिसे तोला जा सकता था, गिनाया नहीं जा सकता था । 
अतः मैं व्यास जी में व्यक्तित्व देखता था| उनके अन्य समकालीन साथियों में मु. 
को बहुत कम व्यक्तित्व के दर्शन होते हैं। हम चाल-ढाल, बोलचाल और वबाद- 
विवाद करने में पटुता को व्यक्तित्व मान बैठते हैं। परन्तु सोलह श्ृंगार करनेवाली ही. 
सुन्दरी नहीं होती। इसी प्रकार रात-दिन काम करते रहने वाले पट, चुस्त और होशि- 
यार को हम व्यक्तित्व मं डित नहीं माव सकते । व्यक्तित्व भ्रन्तरात्मा की सुन्दर भौर 
सुघड़ अ्रभिव्यंजना है और वह मुझ जयनारायण व्यास में कूट-कूटकर भरी मिलती थी। 
यों मैं शास्त्री जी के भारी भरकम अहम से अभिश्ृत हुआ हूं; गोकुलभाई के गांधी: 
वादी मनसुखापन से प्रसन्न हुआ हूं; दा साहव के गहरे गांधीवादी चातुर्य की मैंने 
सदेव दाद दी है; और वर्मा जी के सत्य और अहिसा के जरासंघ से मैं हमेशा डरता' 
रहा हूं। परन्तु व्यास जी से मैं कभी अभिभूत नहीं हुआ; प्रसन्‍्न-श्र प्रसन्‍न नहीं हुआ ; 
आश्चर्यंचकित या भयभीत नहीं हुआ । व्यास जी से सेरी एक संगति बनी रही। 
कांग्रेस के किसी नेता का जब नाम लिया जाता है, तो उस नाम के साथ कुछ याद 
आ ही जाता है। परन्तु जयनारायण व्यास का नाम लेने परकेवल श्रद्धा और आदर. 
ही याद आता है। वात यह है कि कांग्रेस के और लोग तो अ्रभ्यासकृत लीडर हैं; 
ओऔर उनका प्रतिपल स्वयं को लीडर बनाये रखना और मनाना होता है । व्यास जी 
जन्मजात नेता थे और अत्यन्त सहज थे । नेतृत्व के बारे में जव हम कल्पना करते 
हैं तो हमें एक प्रकार के वजरंगवली की घारणा हो चलती है। एक ऐसी मीनार 
की हम कल्पना करने लगते हैं, जिसकी ऊंचाई को हम देखते भर हैं। नेतृत्व को हम 
अपने अचेतन में भय, आशा और प्राय्ति के अपने परिपाश्वों से देखते हैं । नेता की 
हमारी व्यापक भावना से स्वयं सेवक की ही है। व्यास जी एक गति, स्फूर्ति, साहस 
झौर कर्म देने वाले बड़े साथी थे । जनतांत्िक नेतृत्व का व्यास जी में सम्पूर्ण प्रति-' 
विम्ब नज़र आता था। सन्‌ १६५४५ ई० में श्राठ वोटों से हार कर राजस्थान का 
राज्य श्री सुखाड़िया जी को सौंपकर व्यास जी जलेबी चौक में असेम्बली के मुख्य 
द्वार पर सबसे पहले दीखे और बोले, “जल जलों का पला हूं । यह भी जलजला है । 
ञ्रा गया है, चला जायगा ।” उस समय व्यास जी के चेहरे पर वही अनासवत खाली- 
पन था, जिसमें उनके मन की मस्ती सर्देव उभरा करती थी । अवश्य, सुस्ताड्धिया से 
हारकर व्यास जी अपना अमर मिटा न सके | इसका कारण था। सुखड़िया जी प्रापको 
आ्राप ही के प्रिय और विश्वास पात्र मित्रों, झिप्यों और कार्यकर्ताओं से हरवात 
मस्कराहट से छलते रहेगे; आपके बनते 


स्4 जाट 


हैं। श्री सुखाडिया आपको सरदेव अपनी मुस्कराह 


आग और आंसू प्ड 


रहेंगे; और अन्त में झ्ापका आपके ही इप्ड-मित्र विरोध करते नज़र आयेंगे | तब 
श्री सुखाड़िया, मुझे बहुत अफसोस है; कहकर आपको अकेला वीरान छोड़कर 
आप ही के लोगों के साथ चल देंगे। ज्ास्त्री जी का नेतृत्व तो एक पुराने पंडित या 
महन्त का नेतृत्व है । दा साहब श्लौर गोकुलभाई का नेतृत्व करते में आग्रह भूत 
विश्वास ही नहीं है| वर्मा जी कूटनीति और भ्रातप से नेतृत्व करते हैं। थी सुखाड़िया 
का नेतृत्व सत्ता की हाथिनी से लहलट प्यार करने वाले में कमलवन में मन्थर गति 
सेघूमने वाले कुंजर का नेतृत्व है, जो ताकत की सूंड से ही समझ में आता है । जब 
स्वर्गीय जयनाशयण व्यास का नेतृत्व कभी सड़क पर, कभी चौराहे पर, कभी 
मुख्यमंत्री की कुर्सी पर, कभी थियेटर में, महफिल में, मजलिस में, कास्फ्रेन्स में, 
मीटिंग में, सव जगह, सर्वत्र और सभी स्तरों पर स्वाभाविक रूप से मिलता था। जो 
सच्चा मानव है, वही सच्चा नेता होता है। पद, प्रतिष्ठा, सत्ता ओर करतव एवं 
हिकमत के ज़ोर से बढ़े हुए लोगों का “इजाफा होता है, नेतृत्व नहीं । नेतृत्व को पद 
ओर सत्ता से, साहस के साथ कार्य करने की सुविधा मिलती है, परन्तु पद और सत्ता 
नेतृत्व का विकास नहीं कर सकते । कभी-कभी तो पद और ज्षत्ता प्राप्त होने पर 
योग्य नेतृत्व पथभ्रष्ट होकर दूषित हो जाता है । राजस्थान में सन्‌ १६४६ से लेकर 
आज दिन तक कांग्रेस के नेतृत्व का यही हाल हुआ है, और इसका परिणाम यह 
हो रहा है कि सारा संगठन टाउठों से भर गया है; सत्ता के इन्द्रजाल ने कांग्रेस का 
जीवन ही समाप्त कर दिया है| श्री जयनारायण व्यास को सर्वप्रथम श्री ही रालाल 
शास्त्री द्वारा सरदार पटेल की नाराजगी उठानी पड़ी श्रौर राजस्थान में फूट का 
वह दौर आरम्भ हुआ, जो आज थामे नहीं थमता है। शास्त्री सरकार से भी व्यास 
जी का संघ, सारी राजस्थान कांग्रेस और स्वयं व्यास जी के लिये भी, एक मोड़ 
का चौराहा था | ज्ञास्त्री जी को अभ्रपदस्थ कर जब व्यास जी ने राजस्थान की सत्ता 
हाथ में ली, उस दिन से राजस्थान में सत्ता हथियाने के संघर्ष का संघर्ष घर कर गया 
है। कांग्रेस में वहुमत गुणों और कार्यकर्त्ताओं को साधना श्रौर देन से नहीं वनता । 
वह हर साधनों से साध्य का विचार ताक में रखकर बनाया जाता है । व्यास जी से 
सत्ता छीनने का जो संघर्ष हुआ उसमें इन्सानियत की चुपचाप वलि दी गई। व्यास 
जी ने जिनको बनाया और गड़ा, पाला और पो सा उन्हींके द्वारा यह संघर्ष आयोजित 
किया गया । परिणाम यह हुआ कि यह कटु और नीच अनुभव आज हम सबको हो 
रहा है। उन दिनों व्यास जी की त्यो रियां चढ़ी रहती थीं; परन्तु इन त्योरियों में मुझे 
विषाद ही श्रधिक मिलता था क्रोध कम | व्यास जी शायद यही महसूतत करत थे 
कि जिस सत्ता के लिये वेटा वाप से अ्रदावत करने लगे, शिप्य गुरु की पीठ में छुरा 
मारे और भाई भाई को धोखा दे; उस सत्ता का नैतिक आधार ही नहीं होता । उन 
दिनों व्यास जी अपने प्रियजनों पर बड़े नाराज हुआ करते थे | मुक पर नी वे एक 
वार बड़े बिगड़े । मभसे कहने लगे तुम मेरी हुकूमत के खिलाफ बगावत करवा रह 


पड 
घुन के घनी 


हो, उदयपुर में । कांग्रेसमैन यह नहीं कर सकता । तुमको इसके लिये मांफी मांगनी 
होगी । वात कोई बड़ी नहीं थी। उदयपुर वासियों ने विजलीघर राज्य का हो, वाटर 
वक्‍त के लियेकर्ज दिया जाय आदि मांगों को लेकर कांग्रेस के नेतृत्व में आन्दोलन किया। 
जव व्यास सरकार कांग्रेस के लिये राजस्थान का राज्य प्रवन्ध कर रही थी, औप- 
चारिक द्ष्टि से व्यास जी की वात सही थी: परन्तु दंलगत राजनीति शऔपचारिक 
अनुशासन से ही नहीं चलती । देश, काल और स्थिति का उस पर बड़ा व्यावहारिक 
असर पड़ा करता है। उत दिनों व्यास जी सुखाड़िया जी एवं वर्मा जी में मत-भेद 
आरम्भ हो चुका था और आपसी खुली लड़ाई के लिये सेनाएं सजाई जा रही थीं | 
इस वातावरण में कांग्रेस यदि उदयपुर आन्दोलन को छेड़तीतो उसके वाद घुटने नहीं 
टेक सकती थी । व्यास जी को मैंने उनके दफ्तर में मुलाकात के लिये चिट भेजी | 
करीब तीन घण्टे मुझे व्यास जी ने वाहर विठाये रखा। मैं नेताश्रों द्वारा इस प्रकार 
की सजा पाने का आदी हो गया हूं । श्री सुखाड़िया के बाहरी कक्ष- में मुझे कभी- 
कभी तीन-चार घण्टों तक इन्तजारी में बैठना पड़ा है। कांग्रेस में कार्यकर्त्ताशों को 
मिनिस्टरों के बंगलों पर रात-दिन पनहियां तोड़नी ही पड़ती हैं । व्यास जी ने एक 
वार मुभसे पूछा, “जयपुर नहीं आते हो ?” मैंने तपाक से उत्तर दिया, “जयपुर सौं 
हमें का काम । आवत जात पनिहां टूटे, विसरि जात निज काम । व्यास जी गआाँखों 
में हँंसकर रहगये ।उस दिन भी तीन घण्टे विठा रखने के वाद व्यासजी बंगले जाते हुए 
मुभसे सेक्रेटरियेट की सीढ़ियां उत्तरते हुए मिले। बोले, “तुम्हारी बगावत कोई भी 
सरकार सहन नहीं कर सकती ।) तुम मेरी सत्ता को उलटना चाहते हो ।” मैंने कहा, 
“जी नहीं।” व्यास जी ने शिल्लाकर बीच ही में कहा/ जी नहीं ? ” भ्रच्छा | उस दिन 
व्यास जी का रोप मैंने देखा और उस रोप में उनका पविन्न अमर. भी मुझे सहने 
को मिला । बड़ी वात यह थी कि व्यास जी के रोद्र रूप से भी मुर्े डर नहीं लगा। 
एक मुकाबिले का मज़ा झाया। ऐसा नहीं प्रतीत हुआ कि व्यास जी पीस देंगे। 
उल्टा यह विचार आ्राया कि जयनारायण व्यास देखें, क्रेधच को कहां तक पी जाता 
है। व्यास जी ने वह सारा क्रोध पी लिया । व्यास जी सच्चे ब्राह्मण थे; उन के हृदय 
में कोध के तूफान तो आते थे, परन्तु उनके दिल में गांठ बंधती न थी। वर्मा जी 
बड़ी फ्ति से कार्यकर्ताओं को वचाव का मौका दिये वगर गांठ वांध लेते हैं---फिर 
बह कार्यकर्त्ता की मृत्यु के वाद ही ढोली होती है। सुखाड़िया जी नाराज़ नहीं होते; 
परन्तु अप्रसन्‍्न होने पर किसी को वकसते कदापि नहीं। वर्मा जी मोटे रस्से की गांठ 
दिल में बांध लेते हैं; सुखाड़िया जी महीन जनेऊ की गांठ बांब लेते हूँ। वही मुस्कान, 
वही आवभगत, वही नमस्कार, वही अपनत्व; परन्तु कार्यकर्त्ता को हर दिन लगने 
रहा है, हटाया जा रहा है, घेरा जा रहा है। अमागे 








हा 


लगता है, वह खिसकाया जा रहा है, हंट 
4 के हद पर 43- पता चलता ना ८. १, &- बी ०-आ गया हे संयाधियां 4 
कार्यकर्ता को टूट जाने पर हां पता चलत ह फ्िय हे टू८ढू गया है | श्ला चुला।:५ 


विश्वास में रखकर कादते हैं; वर्मा जी तो दुर्भागी कार्यकर्ता पर सीधा प्रक्रमण ही 


आग और आंसू य्भ्‌ 


करते हैं, शास्त्री जी अंबेरे में हमला वोलते हैं, पालीवाल जी की नाराजगी इतनी 
वेशर्म थी कि एक फेरे में ही घंघर खोल देती थी । पर व्यास जी की नाराजगी गरम 
अंगीठी की तरह थी। यह रफ्ता-रफ्ता ठंडी हुआ करती थी | और जव वे सम लेते 
थे, तव कार्यकर्ता ने जैसे कुछ किया ही नहीं ऐसा लेकर वे चलते थे । व्यास जी कार्य- 
कर्ता के लड़ने-फगड़ने, वहस-मुवाहिसा करने और ञ्रान्दोलन चलाने तक के अधिकार 
सान कर चलते थे। वे कार्यकर्ता को बचाव का, समझाने का और समझने का 
अवसर देते थे। व्यास जी का नेतृत्व श्रोरंगजेबी नहीं श्रकवरी था । उस दिन इतना 
रुष्ट होने पर दुसरे दित व्यास जी मुभसे मिले---अपनी चेम्वर में, शान्ति से पर कुछ 
खिनन्‍न और तनिक खिंचे हुए । व्यास जी, मुख्यमन्त्री ने घूर कर मुझे देखा और कहा, 
“तुमको मुभसे क्या शिकायत है ! कह दो | पर यह समझ लेना मैं आन्दोलन नहीं 
चलने दूंगा।” 'मैंने व्यास जी को कहा, “हमसे आप नाराज़ क्यों होते हो |! हम तो 
आपके पट॒ठ हैं, जिसके पीछे लगा देते हो हम लग जाते हैं ।” आपने और वर्मा जी 
ने कहा, “शास्त्री जी के पीछे पड़ो । हम पड़ गये | फिर आप सबने हमको पालीवाल 
के पीछे 'छू' किया । हमने पालीवाल जी की पिडली पकड़ ली । आज सुखाड़िया जी 
ने आदेश दिया है कि व्यास जी के पीछे लगो। सो अपने नेता का आदेश पालन 
कर रहे हैं ।” व्यास जी ने कहा, “यही तुम्हारी कांग्रेस की सदस्यता की स्पिरिट है 
क्या ? ” मैंने कहा, “जी हां, उसके उपरान्त भी बातें हैं ।” व्यास जी ने कहा, वे दया 
हैं, में भी तो सुनूं ।” मैंने कहा “आप बड़े कवि हैं, मुख्यमन्त्री हैं। मैं छोटा कवि हूं, 
पर कवि हूं श्रौरश्रवकवि सत्ताधीश से पाला पड़ा है ।” व्यास जी सीधे वंठ गये बोले, 
“सुनाइये भूषण जी, औरंगजेब को कविता सुनाइये ।” मैंने कहा, “ज़िला कांग्रेस का 
अध्यक्ष माफी नहीं मांगेगा | वह संगठन का अध्यक्ष है और कांग्रेस सत्ता को उसके 
मार्ग दर्शन में रहना होगा। व्यास जी ते गुर्रोकर कहा, “गुलामी में ।” मैंने हंसकर 
कहा, “मार्गे-दर्शन में ।” व्यास जी ने मुझे जैसे सिर से पैर तक देखा और कुछ भी नहीं 
बोले । मैंने कहा, शासन भार संभारि है क्‍यों यह मति सुकुमार ? जागीरदार 
निवानिव॑ कांग्रेस दुसवार ।” व्यास जी हिले, मानों तिलमिला गये । मैंने कहा, 
“मिनिस्टर घूमत फिरत, पी० ए० कलम घिसे; एम० एल० ए० टी० ए० गिने, 
जनता डी० ए० भरे ।” व्यास जी ने गम्भीर स्वर में कहा, “जनादंव ! “मैंने कहा, 
इतिहासाँ सुणता रह्मा,ईस भगत ढिग आय, व्यास देव अब को भयो डाकू निक ढिंग 
जाय ।” व्यास जी कुर्सी छोड़कर खड़े हो गये जैसे मेरी ओर लपके । मैंने कमरे से 
त्वरापूर्वंक वाहर निकलते हुए “इस गुस्से पर प्यार आता है, व्यास जी |” उस 
वरामदे के क्षुभित वातावरण में मुझे मुख्यमन्त्री की चेम्वर से गुर्राई हुई 
प्रतिध्व नि-सी सुनाई दी 'नालायक' । 

नि३चय, नालायक : व्यास जी द्वारा दिये गये इस विश्षेपण से में तव भी नहीं 
नाराज हुआ और आज मैं मानता हुं राजनीति में मेरे जैसा दूसरा नालायक नहीं 


५ क्‍ घुन के घनी 


है। यानी विना मशरफ का । व्यास जी का मुझे नालायक कहना उनके प्यार का 
' गुस्सा खा जाने का परिणाम था; परल्तु गुटवाजी की इस कसमसाती हुई राजनीति 
में में वाकई अयोग्य हूं । वोट प्राप्त करने, उसका संयोजन करने, सत्ता को दसों 
हाथों से कलेजे से चिपकाये रखने के भारी सामथ्येके भ्रर्थ में तथा सब्ज बाग दिखाने 
के जादू में मथुरादास जी माथुर के रोम से और सुखाड़िया जी के पांव के नाखून से 
में कम उतरता हूं ! हम तो हरिकीतंन किया करते थे। “भद्ठ, शास्त्री वर्मा, व्यास, 
रघुपति राघव राजा राम । माथुर, सुखाड़िया कुम्भाराम, पतीतपावनसीताराम ।” ' 

मुरे संतोष है कि राजस्थान की कांग्रेस राजनीति की यह गुटबाजी की घुन 
सही निकल गईं। भट्ट, शास्त्री, वर्मा और व्यास की लड़ाई कुछ तो सत्ता के लिये 
थी; कुछ नेतृत्व के लिये भी थी। अत: एक प्रकार से यह संघर्ष राजस्थान का 
रघुपति राघव राजाराम ही कहा जा सकता था, क्योंकि ये चारों नेता (हरिभाऊ 
जी के शब्दों में राजस्थान का ब्रह्मा ) नेतृत्व और राजगही के हकदार नेता थे; 
क्योंकि राजपुताने के सदियों के सामन्तवाद के विरुद्ध ये जिहाद बोलने वाले 
मुख्वी थे। शास्त्री जी का नेतृत्व सामन्‍्तवाद के विरुद्ध मुसद्दी का नेतृत्व था। 
गोकुलभाई का एक संताई का नेतृत्व था; औरवर्मा जी की लोकनायकी एक अखाड़े- 
बाज का नेतृत्व थी। व्यास जी का नेतृत्व युधिण्ठिर का-ता नेत्तत्व था। शास्त्री 
धृतराष्टू, गोकुलभाई विदुर, वर्मा जी द्रोण और व्यास का कर्ण के समान 
नेतृत्व था। पर वह नेतृत्व था। मैं नेतृत्व को रघुपति राघव राजाराम कहता हूं । 
माथुर, सुखाड़िया और कृम्भाराम का नेतृत्व नहीं है। वह तो सत्ता के चरण लग 
जाने पर पतित पावन करने वाली तपस्या है। प्रजामंडल लोकपरिपद्‌ से कांग्रेस के 
रूप में ढलने तक राजस्थान के राष्ट्रीय आ्राकाश में व्यास जी तेजस्वी सूर्य की तरह 
तपते रहे । सत्ता में जाने के वाद व्यास जी का नेतृत्व चन्द्रमा की तरह होने लगा । 
परन्तु फिर भी राजस्थान की प्रजा के संघर्पों के मोचों पर व्यास जी का सर्वत्र नाम 
सुनाई पड़ता और मोर्चे की हर खाई में उनका दर्शन हुआ करता था। व्यास जी 
का राजनीतिक नेतृत्व चतुमु खी प्रवृत्तियों को लेकर चलता रहा। शास्त्री की तरह 
सत्ता और तंत्र-मंत्र को लिये ही वह नहीं बैठा रहा और तीसरी श्रेणी की डिप्लो- 
भेसी होकर वह मर नहीं गया । गोकुलभाई की भांति गांवी जी के चप्पल सें व्याव- 
हारिकता के कांटे चुभते रहने में वह समाप्त नहीं हो गया | वर्मा जी की भांति 
वह सहज ही वावा ब्रह्मचारी होकर सत्ता से नहीं हटा और न वर्मा जी की भांति 
लोकनायकत्व के मलखम धरने में ही रहा। व्यास जी का नेतृत्व स्थिति और 


परिस्थितियों का वायु था। उतार-चढ़ाव की गति था। वर्मा जी के प्रति श्रादर 
सहज होता है; पर वर्मा जी का नेतृत्व सहन 
रहने का नेतृत्व है, जो झत्रु को खत्म कर पैशाचिक रान्तोप प्राप्त करता और मित्र 
को अ्रथदा इप्ट को मिनिर्दर बनाकर मूंछों पर ताव दिया करता है। ब्यासजी का 


करता प्टता ५. को घर करते किट 
करना पड़ता है। वह पीड़ित करत 


आग और आंसू ८७ 


नेतृत्व तीयेयात्रा का एक मार्ग था; ऊवड़-खाबड़, सपाट, सरपट, टेढ़ा-मेढ़ा, 
विश्रामों और सरायों से समृद्ध; परन्तु आंधियों तथा तूफानों से घहरा हुआ वह 
नेतृत्व मार्ग था। जुलूस में यह नेतृत्व 'शेरे राजस्थान' के रूप में सुनाई पड़ता था; 
कांग्रेस को वेठकों में वह घुटता, जिद करता और छटपदाता हुआ नेतृत्व दीखता 
था। सभाओं में व्यास नेतृत्त एक समभदार और साववान करनेवाली आवाज था, 
जिसे थ्रावाम सुनता था । आन्दोलनों में वह एक वाहोश सिपाही की लीडरशिप थी 
ओर सत्ता की कूर्सी पर वह एक शासक का नेतृत्व हो जाता था जो प्रेरित होता 
था; पर मन्द पड़ जाता था। सोचता था परन्तु रुकता भी जाता था| वारा-त्यारा 
करना चाहता; परन्तु अग्रसोच में डूबा रहता था। व्यास जी शासन के नेता वहुत 

कम थे, ऐसा में मानता हुं। व्यास जी का नेतृत्व शासन को मार्गदर्शन दे सकता 
था; पर शासन का संयोजन और संचालन करना व्यास जी के नेतृत्व के वस की 
चात न थी। सच तो यह है, वर्मा जी और व्यास जी शासन के नेता नहीं थे। ये 
जनता की प्रेरणाओं सौर आन्‍न्दोलनों के नेता थे। संघर्षो में और जुलूसों में ये फवते 
थे। महकमाखास में अपनी चेम्वरों में बैठकर ये फाइलों के बजाय संघर्पों की 
कविताएं ही लिखना अधिक पसन्द करते थे। शासनसत्र के संचालल के अयथ में 
वर्मा जी और व्यास जी अराजक रहे हैं। वर्मा जी तन्‍्त्र पर हावी रहते थे, व्यास 
जी तंत्र से उपरत होकर शासन की फिलासफी पर अधिक विचार किया करते थे । 
एक प्रह्मार करता और हुकुम देता था, दूसरा नोट लिखता, सफाई पूछता, साव- 
बानी देता, समझता और समझाता था। हुकुम देकर हुकुम वापस ले लेने में 
उसको संकोच नहीं था । वर्मा जी और व्यास जी शासक नहीं थे, शासन के सूच 
संचालक थे | शास्त्री और सुखाड़िया को मैं नेता नहीं मानता, उस श्रर्थ में मैं वर्मा 
जी और व्यास जी को नेता मानता हूं | शास्त्री जी तो तीसरी श्रेणी का कीना- 
खोर अनुआसक था, जो साम दाम दंड भेद को लेकर चलता था और यह तीसरे 
दर्जे की कट्टु नीति चरखा चलाते हुए सजीव हुञ्ना करती थी। शास्त्री जी 
का प्रशासन एक कामुक का प्रशासन था। सत्ता के अवाधित भोग में शास्त्री जी 
विश्वास रखते थे और वनस्थली तथा स्वयं के मरजीदानों के अ्रम्युदय के लिये 
उनकी सत्ता थी । हां, मैं श्ञास्त्री जी को इस वात की वधाई दूंगा कि उन्होंने सत्ता 
पाने पर अपने इष्ट-मिचरों, संगी-साथियों को खूब आगे बढ़ाया और उनको आत्म- 
सम्मानपूर्वक बसा दिया । सुखाड़िया गासन की तरह नहीं, जिसमें मित्र मारे जाते 
हैं और विरोधी पनपा करते हैं। इस दृष्टि से सुखाड़िया जी का शासन सच्चे माने में 
शासन है । व्यासजी का शासन एक मनुष्य था, जिसमें श्रच्छाइयां और खरावियां दोनों 
स्पप्ट दिखाई देती थीं । सुखाड़िया-शासन की तरह वह विलक्षण नहीं था। व्यास 
जी सत्ता को हाथों में रखकर चलते थे । शास्त्री जीकी तरह कमरमें वांधकर और 
सुखाड़ियाजी की तरह पैरों में लपेटकर नहीं चलते थे, मुख्य मन्‍्त्री जयना रावण व्यास । 


डे धुन के घनीं 


कुछ भी हो, मेरी मान्यता है व्यासजी शासन में उतने सफल नहीं हुए, जितने श्री 
सुखाड़िया हो रहे हैं। श्री चुखाड़िया ने शासन का प्रेरणा पक्ष व्यास जी से ही लिया 
है, इसमें मुझे संदेह नहीं है। वर्मा जी से तो श्री सुखाड़िया ने कुछ अगुआ कार्यक्रम 
ही लिये हैं और वे भी वर्मा जी को संतुष्ट और प्रसन्‍त रखने के लिये। श्री सुखा- 
ड़िया ने अपने शासन के लिये न तो शास्त्री जी से कुछ लिया है, न पालीवाल जी 
को डायरी के कुछ पन्ने उन्होंने पढ़े हैं और न व्यास जी की विरासत से ही कुछ 
लिया है। श्री सुखाड़िया जन्मना राजनीतिज्ञ हैं और राजतंत्र को चलाने की खूब 
सामान्य बुद्धि उनमें है। यद्यपि श्री सुखाड़िया जी को मैं राजस्थान के पंचवर्षीय 
विकास युग का प्रवर्तक शासक मानता हूं तथापि मुझे श्री सुखाड़िया के शासन में' 
व्यावहारिकता और लेन-देन की समभ ही अ्रधिक मिलती है | श्री सुखा ड़िया के शासन 
के कुछ अच्छे कार्यक्रम हैं, जो पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत अनिवायंतः करने" 
पड़ते हैं। सुखाड़िया के पास शासव की कोई फिलासफी नहीं है। सुखाड़िया का' 
शासनतंत्र जोड़-तोड़, समभोतों और संतुष्ट रखने का हिकमती-तंत्र है अवश्य । 
सुखाड़िया-तंत्र शास्त्री की तरह कीनाखोर तनन्‍्त्र नहीं है। सुखाड़िया वने वहां तक" 
विरोधी और अभागों का नुकसान नहीं करता । सुखाड़िया के शासन में न राग है 
और नहद्ेप है। वह उपरत शासन भी नहीं है। सुखाड़िया सरकार जनता की 
मांगों को और आ्रावश्यकतानओों को हिकमत और परस्ती के साथ पूरा करने का 
स्वकेन्द्रित प्रयास मात्र है । सुखाड़िया सौम्यअधिनायक है, जो स्वयं के अलावा किसी 
को भी बढ़ने नहीं देता । व्यास का शासन एक हलचल, एक कम्पन, एक हिलोर 
जैसा था। वद्धमूल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये व्यास-शासन एक मौन 
विश्लेषण था | उसमें इरादा था, प्रेरणा थी, उमंग थी; परन्तु संकल्प और प्रयास 
की कमी थी | व्यास जी के मन में राजस्थान का बड़ा विस्तृत समाजवादी सपना 
रमा रहता था। परन्तु वह स्वप्न व्यास जी में दर्द पैदाकर वापस जेंसे खो जाता 
था। राजस्थान का पहला पंचवर्षीय आयोजन केवल ४५-४८ करोड़ का ही बने 
और उसमें से भी बहुत कम खर्च हो--यह इस वात का प्रमाण है कि व्यास स्वप्न- 
वेत्ता अधिक थे, स्वप्नद्रप्टा अधिक थे। श्री सुखाड़िया स्वप्नवेत्ता और द्रप्टा तो 
हैं ही, परन्तु बड़े कुशल कर्ता भी हैं। व्यास जी ने अपने शासन काल में भश्पने नाम 
से कितने शिलान्यास किये और सुखाड़िया ने अपने शासन काल में अपने नाम से 
कितने शिलान्यास किये और सुखाड़िया ने अपने नाम की प्रशस्तियों के कितने संग- 
मरमर खुदवाये इसे जानने पर संख्या में १: १० का अनुपात मिलेगा । अच्छे स्थायी 
कार्य आरम्भ करने पर शुद्ध और निष्पाप कीति लेनी चाहिए, कर्ता को मिलनी 
चाहिए । जनतन्त्रीय समाज की भ्रच्छी और निष्कलंक कीतिि देने और व्यक्ति की 
स्थायी समाज को देन की दृष्टि से प्रतिप्ठा की मूल्यांकित प्रणाली होनी चाहिए है 
वति को आज की तरह खटीदकर अपना नाम त्तमाज की आंखों के सामने रसने. 


आग और आंसू ढ ८ 


और सर्देव गूंजता हुआ वनाने में अत्मा की सच्ची प्रतिप्ठा नहीं होती । व्यास जी 
इस तथ्य को समभते थे । आंग्ल लेखक नेल्सन के इस श्रजर वाक्य का सत्य उनको 
ज्ञात था । नेल्तन ने कहा कि उदात्त मस्तिप्कों की एक कमज़ोरी कीति की लालसा 
होती है । हमारा दुर्भाग्य यह है कि जनतन्त्रीय सामाजिक-राजनी तिक प्रणालियों में 
कीति की यह स्वाभाविक लालसा उदात्त कार्यों के साथ न जुड़कर उनके स्वयं के 
लिये ढोल पीटने के साथ लग गई है । राजनीतिक क्षेत्र में सदेव संघर्प करने वाले 
व्यास जी इस सत्य को सम्पूर्णत: श्रात्मसात नहीं कर सके । 'शेरे राजस्थान” के उनके 
लिये सभा के श्रारम्भ और अंत में लगाये जाने वाले नारे, व्यास जी के व्यक्तित्व से 
जसे मेल नहीं खाते थे। मुझे यह नारे कतई पसंद नहीं थे और व्यास जी के प्रति 
मेरी अपनी श्रद्धा को यह ठेस पहुंचाते थे। एक वार मैंने व्यास जी से बातों ही 
वातों में कह दिया, 'शेरे राजस्थान तो आप हैं; परन्त राजस्थान में चीतए राज- 
राजस्थान, भालुए राजस्थान कौन है ? ” व्यास जी की आंखें हँसी और उन्होंने मुझे 
छूटते ही कहा, तू चाहे उसे यह खिताव अदा कर दे मुझे शेर नहीं मानता हो तो 
गीदड़ ही मान ले। पर मैं तुझे रुंभलाया हुआ चीता मानता हूं ।” मैं हँस पड़ा । 
इस चुभते हुए परिहास के अन्तराल में इस प्रकार के नारों के लिये जो कचोट 
व्यास जी के अंतराल में थी, उसका मुझे पता चल गया । यह तो उत्तम जीवन की 
शोभा है; वह आत्मा की सुगन्ध है और उसके लिये समाज के उत्तमोत्तम श्रे य भावी 
विचारकों को विचार कर अभिनिश्चित संहिता ही वनानी चाहिए। व्यास जी 
निस्संदेह इस त्रर्थ में राजनीति की स्वीकृत परिपाटी में रहते थे, परन्तु स्वयं को 
अमर करने को हटठी और आग्रहभूत कोशिश शायद व्यास जी ने नहीं की । राज्य 
के जन सम्पर्क विभाग द्वारा कीति खरीदने का यह व्यवस्थित उपक्रम मुझे अनेतिक 
लगता है शौर जनतनन्‍्त्रीय जीवन के स्वाभाविक घर्पण से उत्पन्न होनेवाले जीवन के 
मानदंडों और मृल्यों का उत्तरदाया स्वीकृति के लिये अत्यन्त चिन्ता पंदाकरता है। 
भारतीय स्वतन्त्रता और पंचायती राज्य और जनतन्त्रीय प्रगतिशील समाज 
की चेतना काआाग्रह और मूल्यों का स्थापना के लिये अनवरत संघर्ष यही जय- 
नारायण व्यास के व्यक्तित्व का आग थी, जो उनकी चिता की आग के साथ बुभक 
गई है। मुख्य मन्‍्त्री जयनारायण व्यास और लोकनायक व्यास मुझे रह-रहकंर दो 
सामानान्तर व्यक्तित्व प्रतीत होते थे। मुझे कभी-कभी आइचये होता था, इन दो 
उभरते एवं उमड़ते हुए प्रवाहों का व्यास जी स्वयं में समन्वय कंसे करते थे * यह 
समन्वय श्रत्यन्त कठिन है; या तो पत्थर या परम हंस ही ऐसी उपरति प्राप्त 
कर सकता है। मन को मारकर मूल्यों को विक्ंत कर अथवा अन्तरात्मा का समा- 
धान कर यह समन्वय हो नहीं सकता; और होने पर केवल एक ग्रात्मदन्ताप करन 
वाला ख्याल भर रहसकता है। एकवार मैंने व्यास जी से पूछा, इतने उतार-चढ़ाव 
क्यों हैं आपमें और मुभमें व्याज जी ।” व्यास जी ने मुझसे कहा, 'सुखाड़िया वन 


९० घुन के धनी 


तरह हम-तुम सोभाग्यशाली नहीं हैं। उसके समान तुम समन्वयशील और शान्त 
गुणन करने वाले हो नहीं सकते । हमें प्रेम नहीं मिला, हमने रुच्चे भ्र्थ में स्वयं के 
अलावा किसी से प्रेम ही नहीं किया । सुखाड़िया ने प्रेम का अपना घर वसाया है, 
 'तुमने-हमने दफ्तरी--आ्रौपचारिक घर वसाया है ।” रात्रि का समय था और उनके 
वरामदे की लाइट अंधेरे को काटकर जैसे व्यास जी की भौशझ्ों पर फिसल जाती 
थी। में चुप रहा, व्यास जी चुप रहे । परन्तु जैसे भी रोककर, स्थापित कर, ढकेल 
कर एक सत्य हम दोनों के सामने खड़ा हो गया । तव क्या राजनीतिक जीवन के 
लिये समग्र सार्वजनिक जीवन के लिये, प्रेम का घर, प्रेम की सगाई अनिवार्य है 
व्यास के राजनीतिक सामाजिक जीवन की आग प्रेम का स्नेहरम्य आंसू होकर चिर- 
काल तक किसी की आंख में वस्ता रहवचा चाहती थी । चलते हुए मैंने कहा, व्यात्त 
जा, में समभ यया। “तू बसे मेरे हृदय में आग वनकर, में वसूं तेरे नयन में अ्रश्न्‌ 
होकर ।” व्यास जी हिले, बोले, “यह दर्द तूने कहां से पाया है ? ” मैंने कहा “यह मैं 
स्वयं नहीं जानता | जावता होता तो ***” व्यात्त जीबीच में बोल पड़े । “तो जिंदगी 
के इस भमेले में पड़ता ही नहीं ।” प्रेम का अत्यन्त प्यासा जयनारायण व्यास, जीवन 
के इन सांसारिक पुरुषार्थों को 'फमेला मानता था! तब क्‍या सार्वजनिक जीवन 
की यह सारी झहीदी, यह समग्र सर्वे हारी तपस्या, यह तथाकथित त्याग, यह सब 
कुछ जो अंमरता के लिये पूर्व ग्रह हैं, प्रेम की प्यास न बुभने से ही हैं? समाज का 
कल्याण करने की यह आग किसी प्रिय के चिर विरह का आंसू है ? व्यास जी और 
मुझमें जो मत का मेल था, वह शायद व्यास जी के आंसू का भार भीगापन था और 
तब से व्यासजी नई कविता वनाते, तो मुकेसुनाते और मैं वनाता तो उनको सुनाता। 
कांग्रेस की राजनीति में मैं अन्धा होकर वर्मा जी और सुखाड़िया जी के साथ रहा 
हूँ; इतनी अन्च श्रद्धा मुझमें इन दोनों नेताओं के प्रति रही है कि मुझमें एक प्रकार 
का विवेक ही नहीं रह गया, और मैं इन दोनों की प्रसन्‍तता के लिये ही जंसे कांग्रेस 
में बना रहा हूं। मुझे वर्मा जी और सुखाड़िया जी के प्रति अपनी इस अन्च श्रद्धा के 
लिये अफसोस नहीं, एक दर्द है किइस अन्च श्रद्धा का इनको मुल्य मालूम ही नहीं है। 
व्यास जी के प्रति मेरी श्रद्धा जागृत थी | मैं उनके प्रति उनके गुणों के कारण, उनकी 
आग और उनके आंसू की वजह से खिंचा रहा और ञ्राज जब वह इस अ्रसार संसार 
के नहीं रहे, तब मैं उनकी याद मन में समाये हुए हूं । 
जननायक की भांति जयनारायण व्यास एक ठण्डी ऋकान्ति की आ्राग ही आय 

थे। उनकी चाल में अल्हड़ मस्ती थी, उनकी भंगिमा में एक निराली वेफिफ्री थी 
उनकी मुद्रात्रों में एक सांकेतिक अभिद्ययक्ति थी। व्यास स्वयं में नेतृत्व की व्षि 
ज्वाला थे, जो विचारों को रूप देती और भावनाम्रों को तपाती है । ध्यास का जन 
' सेतृत्व उनका चुदका हां था, किसी की अनु कृति नहीं हा था। राजस्थान के चाटा क॑ नता भरा ताय्रों 
में अधिकांश अखिल भारतीय कांग्रेस व्य क्तित्वा की अनक्ष तियां हैं, विद्भत प्रति विम्व 


९] 


आग और आंसू ९१ 


हैं। श्री वर्मा कभी सरदार पटेल वनते नज़र आते हैं, तो कमी जवाहरलाल नेहरू 
जैसे वनने की कोशिश करते हैं। श्री हीरालाल शास्त्री तो नेतृत्व के दर्पण में स्वयं 
क्गे छवि देखते रहते हैं और केवल वेश बदलने में विश्वास करते हैं । थी गोकुल- 
_ भाई भट्ट कांग्रेस के गांधी जी के मन्दिर के पुजारी हैं और हमारे दा साहब नेतृत्व के 
अमूल्य स्टाम्पों का खद्दर मढ़ा अलवम हैं। श्री कुम्भाराम सिवाय स्वयं के और 
किसी के नेतृत्व को मानते ही नहीं ।पर व्यास जी का नेतृत्व श्री जवाहरलाल नेहरू 
से अनुप्राणित होते हुए भी वह जयनारायण व्यास की आत्म वेदना का तकाजा था। 
आज सत्ता प्राप्ति के वाद कांग्रेसमेत जनता से बुद्धि से सम्बन्ध रखने लगा है और 
कदम पर जनता के हिताहित कार्य कर वोट की आशा लगाये हुए है । व्यास जनता 
से आत्म संवेदना का-नाता रखते थे, श्रत: उनके नेतृत्व के उत्तर दक्षिण के उत्तार- 
चढ़ावों के बावजूद व्यास जी झाम लोगों के दिलों में जगह किये हुए थे; और हर 
स्थित्ति में आदर के पात्र बने हुए थे | व्यास जी को मैंने झोपड़ी से महल में रहते श्रौर 
ऊंट से लगाकर हवाई जहाज में सफर करते हुए देखा है | खपरेल में व्यास 'खपरेल' 
से दीखते थे और महल में सुसंस्क्ृत सज्जन की भांति कलात्मक रुचियों से मण्डित 
प्रतीत होते थे। ऊंट परव्यास जी राजस्थान की गतिके श्रारोह-अ्व रोह मालूम होते 
थे और हवाई जहाज में देश के दूत की तरह संजिदा लगते थे। परन्तु व्यास की 
यह वहुरूपता उनके नेतृत्व की आग की तपिश ही थी | संघर्ष की राजनीति और 
रचनात्मक क्षेत्रों में व्यास विचारोत्तेजकता, पंठती हुई दृष्टि श्रीर आग्रह से भरी 
मान्यता थे। सिद्धान्तों को समभनते में व्यास जी ने कभी समझोता नहीं किया! 
व्यास की मानसिक ईमानदारी दीपक की लौ के समान थी और अंवेरे में एक रस 
प्रदीप्त रहती थी। सत्ता प्राप्ति के परिणामस्वरूप अवश्यंभावी अवसरपरस्ती 
'की वारांगनावुत्ति व्यास जी की मानसिकता में, जहां तकसोच-विचार का सवाल है, 
नहीं थी। सभाओं में व्यास जी विचारों के प्रपात की तरह मरते थे और संघर्षों के 
व्यूह में वे एक निप्णात सेनानी थे । व्यास के नेतृत्व की अर्नि अ्रन्तरात्मा की संवेद- 
'नाओ्रों में सदेव जला करती थी । जव श्री हीरालाल जी शास्त्री ने व्यास के हाथों 
में हथकड़ियां डालीं, तव श्री व्यास के नेतृत्व की आग मानो आंसू वन गई। झास्त्री 
जी के प्रति उनके मन में वैर न वंवा, परन्तु अपना वचाव करने का दुरात्रह भी 
उनमें धर नहीं कर सका। व्यास का मुकहमा वृह॒त्‌ राजस्थान की कांग्रेस हुकूमत 
का विप वक्ष है, जिसकी आज लम्वी-चौड़ी डालियां हो गई हैँ त्नौर जिसके पत्ते एक 
घनी घढा में मरमराया करते हैं। गोडसे ने गांधी का शरीर गोलियों से वेधकर 
मिटा दिया; परन्तु हम सत्ता के इकवाली अष्ठों ने गांधी जी की झात्मा को लील 
लिया है। कांग्रेस संगठन में मठों और घिहारों की-सी अदृश्य हिंसा फैल गई है; जो 
आपस में लड़ते-कगड़ते आपसी गुटों और रात-दिन एक-दूसरे के प्रति किये जाते 


ब्को 
सुबमंठन 8. >न्‍री+मनम--यर,. नमक 


अन्याय के मनसूवों में दिखाई देती है| व्यास जी कांग्रेस संगठनररकी इस सन्‍्य हिसिा 


धर धुन के घनी 


को अ्रच्छी तरह जानते थे। कभी-कभी वे स्वयं भी प्रतिक्रिया में बह हिंसा वरत 
जाया करते थे। परन्तु कुल मिलाकर व्यास के नेतृत्व की आग व्यक्ति और समाज 
के सहाय एवं प्रामाणिक उत्कर्ष के लिये जलती रही । सत्ता की राजनीति आाव- 
इयकता आन ०६ छ्दम एकमात्र ०५ न 

देयकता के छद॒म किन्तु एकमात्र प्रमाण को मानकर ही चलती है। व्यास जी इस 
आवश्यकता को भी खूब समभते थे। इस पापाण की-सी आवश्यकता की पूर्ति 
उनको करनी पड़ती थी। परन्तु उनका मन कचोटता था और अपनी अन्तरात्मा 
को इस पवित्र अपराध वृत्ति के शमन के लिये व्यास जी राजनीति से इतर प्रवृत्तियों 
से घिरे रहते थे। संगीत, काव्य और नृत्य कलात्मक ऊहापोह व्यास जी के चतुर्मुखी 
व्यक्षितत्व का मनोरंजन पक्ष थे और इनमें वह तभी सरकते थे, जब राजनीतिक क्षेत्र 


रहा 


में उनको अपना मन सारना पड़ता था । सरदार पटेल का सदैव यह आग्रह रह 
कि व्यास जयनारायण उनको नेता माने और उसका प्रत्यक्षप्रमाण भी दिया जाता 
रहे। कांग्रेस ही नहीं सभी राजनीतिक दलों के नेताश्रों में बह हठ सृष्टि के आदि से 
मिलती है। कांग्रेस के नेता कार्यकर्त्तोाश्नों को मछलियों की तरह हुक्म में अटकाये रखते 
हैं। क्षेत्र में जय जयकार के नारे लगाने और खेरियत वोलने वाले कार्यकर्त्ताश्नों को 
वह आत्मा से दीन और आथिक दृष्टि से पंगु बनाकर रखता है ताकि 'नेता नहीं 
मानने का खतरा पहले तो पैदा हो ही न और हो भी तो वह कम-से-कम हो। 
सरदार पटेल सत्ता के जोर से व्यास जी से अपने तेतृत्व का इजहार कराना चाहते 
थे और व्यास जी को ऐसा इजहार करना पड़ा था। कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव 
था । पुरुपोत्तमदास टण्डन के विरुद्ध आचाये कृपलानी । दोनों ही वरेण्य नेता थे। 
परन्तु दोनों की दो विचारधाराएं थीं। व्यास जी तव राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के एक- 
छत्र नेता थे और उनकी दिली इच्छा थी कि कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष बनें । पर 
सरदार ने इशारा किया कि राजपि टण्डन को ही कांग्रेस का अ्रव्यक्ष बनना है। 
लोह पुरुष की विलक्षण आंखों ने मानो व्यास जी से पूछा, मुझे नेता मानते हो तो 
प्रमाण दो टण्डन जी को राजस्थान कांग्रेस के वोट दिलवाओं ।' मुझे अच्छी तरह 
याद है जयपुर में कांग्रेस वरकों में व्यास जी, वर्मा जी और सभी मान्य 'जी' लपके 
हुए आये | राजनीतिक आवश्यकता की राम नाम की-सी दुह्मई दी गई और सबने 
वउण्डन जी को मत दिया | व्यास जी जब तक सिद्धान्तों पर टिक कर लड़ते रहे । 
उनको राजस्थान की कांग्रेस की गद्दी नहीं दी गई। शास्त्री और व्यास का संघर्ष 
सरदार पटेल की मनःस्थिति का झगड़ा था। वर्मा-व्यास का बिस्तृत् बहुमत होते 


कक 


हुए भा लघुमत श्ाास्‍्त्रा का सरकार वरकरार घनाय रखना काम्र स का नतापमाहा 
ध् 
का ज्वलन्त प्रमाण है। ऐसी अनेक घटनाएं मिल जावेंगी, जो व्यास जी के राननी तिक 
जीवन की लोच व्यक्त करती हैं, परन्तु इस लचवगेलेपन के हाते हुए भी व्यास जा मे 
राजनीतिक विचार और दण्टि का एक अमिट अंदःन वरावर बना रहा। राजनी तिक 
च्द् 


किक झाग कणों ०० नफनट ८ धर पे अवकाण० + पक. अमनम.. कीननमपक श बोस [ निज पॉय नह झ्य श कट [5 है: 
नतुत्व की चह आग कंसा नहा दुर्कां केस -त-कनी किसी-स-क्रिसी रूप में दि 





आग और आंसू ६३ 


'फटती ही रही । सच तो यह हैं कि जयनारायण व्यास भारतीय संघर्ष की उदात्त 
पंदायश थे और मरते दम तक वे मोर्चे परही रहे । संघर्ष के बिना व्यास जैसे जिन्दा 
ही नहीं रह सकते थे। कम निप्कासव मिलने पर वह विचारों के तीर चलाया करते 
थे। उनका अन्तिम अखबार पी इसका अनुकरणीय उदाहरण है। 
राजस्थान के कांग्रेसी व्यक्तियों की आपसी टक्कर ही स्वतन्त्रता प्राप्ति के 
बाद राजस्थान कांग्रेस की दुर्भाग्यपूर्ण कहानी है और इस कहानी का अन्त कांग्रेस 
के समूचे अन्त में ही होगा । व्यासजी की टक्कर इन टक्‍करों में हमें निरन्तर और 
धारावाहिक भिलेगी।। व्यास जी स्वयं को जलजलों का पला मानते थे और जल- 
जले में ही उनका अ्रन्त हुआ । जव-जब व्यास जी सत्ता की कुर्सी पर बैठे, तव-तव 
कुर्सी उनको हिलाती रही और वे उस कुर्सी को हिलाते रहे । जिन्दगी में खुलकर 
खेलने वाला व्यास राजनीति में भी खुल कर खेला श्र सत्ताघीश तथा सत्ता लोलुप 
कांग्रेसी से लड़ता रहा । सत्ताधीश होने पर व्यास जी स्वयं से भी लड़ते रहे । परन्तु 
उनकी यह लड़ाई गर सत्ताधारी कांग्रेस जन से नहीं हुईं। उनका संघर्ष सत्ता के लिये 
आतुर महत्त्वाकांक्षियों से होता रहा । शास्त्री-व्यास संघर्ष के पीछे कांग्रेस के बहुमत 
एवं अल्पमत के आग्रह और नेतृत्व के पूर्वाग्रह लड़े और न्यूनतम भी सिद्धान्तों की 
भूमि पर यह संघर्ष न हुआ | शास्त्री गुट निस्सन्देह अल्पमत में था। और एक ऐसा 
गुट था जो सत्ता को अपने गुट के लिये ही रखना चाहता। वह एक प्रकार का 
फासिस्टी गुट था। श्ञास्त्री गुट ने सत्ता और प्रहार द्वारा स्वयं को बहुमत में 
विस्तार करना चाहा और अपने इस प्रयत्न में व॒हत्‌ राजस्थान की प्रारम्भिक अ्व- 
स्थाओं को विक्वत कर स्वयं समाप्त हो गया । इस जिद्दी और कीनाखोर गुट के 
मुकाबले में वर्मा व्यास दल निस्सन्देह अधिक जनतंत्रीय प्रतीत होता था। यद्यपि 
मैं आज कांग्रेस में जनतंत्र की स्थिति मानता ही नहीं हूं, तथापि तुलनात्मक दृष्टि 
से वर्मा-व्यास दल का रुफान जनतंत्र की ओर अधिक मानने में मुझे आपत्ति नहीं 
है । कुल मिलाकर कांग्रेस एक नेताशाही है | सामन्तवाद के विरुद्ध लड़ती हुई भी 
कांग्रेस स्वयं में सामन्‍्तवादी प्रकृति की रही है । पुराने और वहुपरिचित सामन्त- 
वाद को सम्पूर्णत: नेताज्ाही में ढालने का बारीक काम श्री सुखाड़िया जी ने कर 
दिया है। सच तो यह है कि नेताशाही सामन्तवाद से भी कई अर्थों में सड़ी हुई 
चीज है। नेताशाही जनतन्त्र को अपनी सुविधा और स्वेच्छा का उपक्रम मात्र 
मानकर चलती है । सामन्त अन्य सामन्तों और छुटभयों को कशिक्ञों में वंधा चलता 
था। नेता तो पटठों और पिछलगुओं के वल पर ही चलता हूं। कांग्रस मं झ्लाज 
चारों ओर 'टाउट' और “टोटम' फैला हुआ हमें इसीलिए मिलता है कि नेताशाहा 
ने कांग्रेस के दिल और दिमाग को खरीद लिया है । राजनीति में खरीद फरोख्त का 
बाज़ार आज जितना गरम है, उतना पहले कभी न था। व्यास जी इसे टेकनिक 
कहते थे, परन्तु मैं इसको नेताशाही ही कहता हूं । सत्ता में रहते हुए नी व्यात्त इस 


कि आस या 


९४८ । घुन के धनी 


नेताशाही की वू से वचे नहीं रह सके। परन्तु सत्ता की कुर्सी से ढकेलकर विधाताः 
ने व्यास जी की राजनीतिक आग को जलाये रखा। व्यास जी की राजनीतिक आग: 
सुखाड़िया, व्यास संघर्ष में और तेजी से जली; और जलती ही रही । हाथ से छीन: 
ली गई सत्ता कोपुनः प्राप्त करने का व्यास जी का संघर्परत प्रयास अत्यन्त स्वाभा-- 
विक था। परन्तु ज्यों-ज्यों श्री सुखाड़िया सत्ता को अपने हाथ में करते गये, त्यों-- 
त्यों यह संघ पुन: सत्ता प्राप्त करने के दुराग्रह से वदलकर कांग्रेस को शुद्ध और 

बुद्ध करने के चाग्रह में बदलता गया । सामान्यतः राजनीतिक नेतृत्व की प्रक्ृृत्ति ही 
ऐसी दीखती है कि सत्ताधीश जब तक सत्ता में है, येन-केन-प्रकारेण सत्ता को 
बनाये रखने के लिये अन्दर-ही-अन्दर संघर्ष करता रहेगा और सत्ता से बाहर आने 
पर या अपदस्थ होने पर चह सत्ता की आलोचना करता हुआ संगठन के उसूलों: 
की व्याख्या करने लग जायगा; औझौर अन्त में निरुषाय होकर सत्ता की गन्दगी 
एवं अनेतिकता को दूर करने के भगीरथ प्रयत्न में जुट जायगा। इस प्रकृति कोः 
में औसत दर्ज की राजनीतिक ईमानदारी मानता हूं । व्यास जी में यह कूठट-छूटकर 
भरी थी । व्यास जी में इस औसत राजनीतिक ईमानदारी से वढ़कर एक वात और 
थी और वह यह कि व्यास जी राजनीत्तिक जीवन की आधारभूत सामाजिक प्रामा- 
णिकता को जानते थे और अपनी सीमाओं में उसके पालन की भी वे कोशिश करते 
थे। व्यास जी को सत्ता से हटाने के लिये उन पर जो वजनी दोपारोपण किया 

गया, वह यह था कि 'प्रो जागीरदार' हो गये थे। जागीरदारों और सामन्तों 
से व्यावहारिक समभौता कर व्यास जी कांग्रेस की सत्ता अपने लिये वनाये रखना 

चाहते थे; और इसी लिए वे मुख्यमंत्री होते हुए भी पांच हज़ार के नीचे की जागीरें 
अभी खत्म नहीं करना चाहते थे । यह वह दोपारोपण था जो कुम्भाराम, सुखाड़िया 

माथर वादियों ने व्यास जी पर खुलेआम लगाया। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस की 
अभिनिश्चित और घोषित नीति के विरुद्ध निस्सन्देह व्यास जी का यह दृष्टिकोण था 

और इनमें से कई उनके इस दुष्टिकोण से सर्वधा अ्रसहमत थे। परन्तु श्रव ऐसा 

मालूम होता है कि व्यास जी का यह दृष्टिकोण तात्कालिक ही था, क्योंकि श्री सुखा- 
ड़िया ने ठीक भिन्‍न प्रकार के ऐसे ही वजनी समझौते किये हूँ। अखिल भारतीय स्तर 
पर ऐसे व्यावहारिक और तात्कालिक समभीते आ्राज वदस्तूर चल रहे हूँ । राज- 
दाही की भारतीय संविधान में श्रोपचारिक मान्यता, निजी व्यापारिक क्षेत्र को 
सावंजनिक क्षेत्र के साथ निभाये रखना तथा लाइसेंस, परमिट और मोनोपोली की 
प्रथाएं, जंगल और खानों के ठेके, भूमि पर व्यवितगत मिल्कियत आदि पचीसों 
बातें हैं, जिनका समाजवादी सामाजिक एवं आर्थिक उद्घोषित नीतियों से मेल 
नहीं खाता | भारत जनतंत्रीय राज द्वारा देश, काल और परिस्थिति को लेकर जो 
समभौते वरदाइत किये जा रहे हैं, उनसे कांग्रेस के गत्यात्मक उद्देष्यों में स्वविरोध 
उत्पन्न नहीं होता; देश, काल और स्थिति की विवेक सम्मत पूर्ति ही इनसे नजर 


आगऔशौर आंसू. धर 


आती है। परन्तु यदि ये समभौते सत्ता को टिकाये रखने और स्वयं को सत्ता की 
कुर्सी पर चिपकाये रखने के लिये उद्देशय वन जाय॑, तब उद्देश्यों के प्रति वेबफाई का 
मसला पैदा होता है। व्यास जी के व्यक्तित्व में मुझेउद्देब्यों से समभौता नज़र नहीं 
आता। कांग्रेस के प्रति उनकी श्रद्धा और ईमानदारी उनके संक्रान्त व्यक्तित्व का 
प्राण थी। व्यास जी की राजनीतिक आग उनको देश की जनता के जीवन के 
अंधेरे, उनकी गरीबी, उसकी मानसिक कंगालियां और अ्रसमानताओं तथा विप- 
मंता के जहर से मानो तपाती रहती थी। यह आग उनका देश्-प्रेम थी और 
उनको रात-दिन जलाये रखती थी। सच तो यह है जयनारायण व्यास व्यूरोक्रे सी, 
अज्ञान, दीनता, असमानता और विपमसता के प्रति एक सिपाही और सेनापति की 
भांति लड़ता ही रहा और जब सव संगी-साथियों ने उसको त्याग दिया, हरा दिया, 
ढकेल दिया--तव भी व्यास अ्रकेला ही मोर्चे पर डटा रहा। व्यास जी के स्तर और 
स्थिति पर बहुत कम लोग सत्ता के छिन जाने के वाद उद्देश्यों के लिये संघर्ष करते 
रहते हैं। यह संघर्ष वही कर सकते हैं, जो सच्चे माने में जनकल्याण के लिये ही 
ज़िन्दगी जीते और सत्ता को साथ्य नहीं साधन मानकर चलते हैं । अवश्य सत्ता- 
हीन होकर कुछ लोग थोड़े दिनों तक शुद्ध बुद्ध की तरह बातें करते, भाषण देते और 
भधर-उधर के विखरे प्रयास करते हैं, परन्तु अन्त में जब सत्ता पुनः पाने की आशा 
विला जाती और कोई भी हिकमत काम नहीं करती तब चुपचाप हो जाते हैं। वे 
सन्त महात्मा की तरह हो जाते हैं । श्रधिकांश ऐसे ही व्यवितयों से हमारा राष्ट्रीय 
राजनी तिक वातावरण भरता चला जा रहा है। परन्तु जिनको देश के और देश की 
जनता के प्रति सच्चा प्यार होता है, जिनमें जनमंगल के लिये लगन होती है, वे 
सत्ता के मोह से स्वयं ऊपर उठ जाते हैं। राजस्थान के कांग्रेसी नेताग्रों में यह गुण 
श्री माणिकलाल वर्मा और स्वर्गीय व्यास जी में ही मिलता है। सच्चा लोक नेतृत्व 
दृढ़ सत्ता पर नैतिक और चामत्कारिक प्रभाव रखने और योग्य नीतियों के निर्माण 
में ही होता है। व्यास इस मंत्र से परिचित थे । व्यास जी वर्मा जी की भांति सत्ता 
के लोकोपयोग में विद्वास करते ये । यद्यपि वर्माजी की तरह व्यास जी ने सत्ताधीश 
होने में अपनी मजबूरी जाहिर कभी नहीं की, तथापि व्यासजी ने सत्ता विहीन होने 
प्र राजनीतिक शक्ति को लोकोपयोग के लिये प्राप्त करने में सर्देव जमीन-आरासमान 
को एक करने का यत्न किया । ऐसा यत्न करना व्यास जी की प्रकृति में था। जनता 
के शभ और श्रेय के लिये रात-दिन जो आग उनके मन में जला करता था, वह 
उनको सदैव विकल रखती थी। वर्मा जी सत्तारूढ़ तो होना नहां चाहत परन्तु 
सत्ता पर व्यूह बद्ध परोक्ष वश बनाये रखने की उनकी नीति स्पप्ठ है। व्यास 
सत्ता चाहते थे; परन्तु सत्ताहीन होने पर जनमत के हारा सत्ता पर स्ववद्य उत्तन्‍्त 
करने का प्रयत्न करते थे। सत्ता पर कूटनीति द्वारा परोक्ष वश वनाव रखना व्यात 
जी की स्वच्छ मानवीय प्रकृति में न था । मुझे पी० सी० सी० का एक मीटिंग याद 


ध्द्‌ घुन के धनी 


आती है, जिसमें व्यास जी की हठ, उनकी वगावत सहने और करने की उम्रता हर 
भविष्य के लिये उनकी मानसिक तैयारी और विरोधी के सामने न भुकने का 
संकल्प, काँच की तरह स्पष्ट हो जाता है। पी० सी० सी० की उस जयपुर की 
खचालच भरी हुई सभा में वर्मा जी मे एकाएक उठकर कहा, “आज से व्यास जी 
में आपकी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह करता हूं | आप भी शास्त्री जी के रास्ते जा 
रहे हैं। कांग्रेस की वात प्राप मानना नहीं चाहते, यह चल नहों सकता। अ्रापका 
नेतृत्व कांग्रेस की हथेलियों पर है।” श्री व्यास जी चुप रहे और अन्त में मुख्य मंत्री 
व्यास उठ और बोले, “मैंमुरुय मंत्री हूं तो मुख्य मंत्री हूं । धमकियों से मैं डरता नहीं 
ओर किसी के कुकाने से कुक सकता नहीं । मैं अपना कार्यक्रम बदल नहीं सकता ।” 
तमतमाया हुआ व्यास पी० सी० सी० की भरी सभा से यह कह कर चल दिया। 
मैंने उनका रास्ता रोककर कहा, सत्ता जो आपके पांस है वह कांग्रेस की जमानत 
ओर जनता का टुस्ट है। व्यास जी, वात मान लीजिये और लौट आइये |” 
व्यास जी ने मुझे जैसे सिर से पेर तक देखा और बोले, “तो ले लो तुम लोग अपनी 
मिनिस्ट्री | मैं भी देखता हूं मुके कौन भुकाता है। व्यास जी चल दिये भूकम्प 
के एक धक्के की तरह । एक सनन्‍नाटा छा गया और मुझे तभी जैसे दीख गया कि 
व्यास अब जम कर लड़ेंगे। व्यास जी उस सीमा तक खिच चुके थे, जब व्यक्ति सव 
कुछ भोंक कर भी वगावत करता या वगावत का दमव करता है। हँसमुख और 
सीम्य कवि और कलाकार व्यास जी की वह उम्र राजनीतिक मुद्रा मुझे राज भी 
याद है। उनकी आंखों में उनके दिल की आग भरी थी जो स्वयं को और झआस- 
'पास को जला देना चाहती थी। यह वही आम थी जो अपनी चिता स्वयं जलाती 
है, दूसरे रोते हैं और स्वयं हँसती रहती है । मानव जयनारायण व्यास राग या 
द्वेप से लवरेज राजनीति में एक जिद्दी संकल्प थे, जो निर्वीय होना नहीं जानता था ! 
कुम्भाराम-सुखाड़िया-माथुर विरुद्ध जयनारायण व्यास का सत्ता का संघर्ष 
राजस्थान की राजनीति के एक युग का अन्त और दूसरे एक वास्तविक युग का 
आरम्भ था। शिप्यों का युरुश्नों के विरुद्ध, छोटों का बड़ों के खिलाफ,यह संघर्ष था; 
जिसने राजनीतिकता के मान और मूल्य अन्त में बदल दिये हूँ। सिद्धान्तों का प्रश्नय 
लेकर वृहत्‌ राजस्थान के आरम्भ के दिन से सत्ता का जो संघर्ष आरम्भ हुआ, उत्तका 
नग्न चित्र इस संघर्ष से सामने आ जाता है। शास्त्री से लगाकर वर्मा ब्याप्ष को 
राजनीति का, यह संघप, पटाक्षेप कर गया और राजस्थान में सुखाड़िया राजनीति 
का आरम्म कर गया । व्यास के राजस्थान की सत्ता से अस्त होने के साथ ही 
. कांग्रेस सत्ता की रही-सही नै तिक भावुकता भी समाप्त हो गई। व्यास शासन के कुछ 
अभाव या कुछ कार्यक्रमों को पूरा न कर सकने की स्थिति ने श्री सुखाड़िया को एक 
मनोवैज्ञानिक अवसर दिया, जिससे वह व्यास जी से सत्ता छीन सकते थे । परल्तु श्री 
सुखाड़िया के मुख्यमंत्री होने के साथ ही राजस्थान की कांग्रेस राजनीति में व्यवहार 


आग और आंसू शह 


और भ्रावश्यकता' की नीति का भी श्रीगणेश हुआ। व्यास जी समझौता करते ये परंतु 
समभीतों की राजनीति उनकी श्रावारभूत नीति न थी। श्री सुखाड़िया जीआदर्श की 
बात करते ही नहीं । कार्यक्रम और उसके लिये आवश्यक परिस्थिति उत्पन्न करने की 
टेकनिक कोई सुखाड़िया जी से सीखे! व्यास एक राजनीतिक विचारक थे; सुखाड़िया 
राजनीतिक विचारक नहीं हैं।सुखाड़िया जी एक कुशल मित भाषी शान्त भर गम्भीर 
कार्यकर्त्ता हैं और अवसर परखने की अ्पती सामान्य सूकवक से हिकमत और हकीकत 
सेचलते हैं! व्यास एक आग थे, सुखाड़िया एक चल्हा हैं। व्यासकवि थे; कलाकार 
थे, समाजसेवी थे, राजनीतिक नेता थे; जलजलों और तूफानों से भरा एक इंसान 
था जयनारायण व्यास | श्री सुखाड़िया न कवि हैं, न कलाकार हैं, न विचारक हैं 
और न क्रान्तिकारी राजनीतिक नेता ही हैं। श्री सुखाड़िया राजनीतिक व्यापार 
के वहुत बड़ा थोक व्यापारी हैं और अपने पेशे को खूब जानते हैं। सच तो यह है 
व्यास जी की तूफानी आग को श्री सुखाड़िया या हम अपने दिल की आग से ही 
माप सकते हैं । सुखाड़िया जी तो राजनीति का मायाजाल हैं, जब कि श्री जयनारायण 
व्यास राजनीति की माया चाहते हुए भी उसका जाल न थे। व्यास सत्ता में, सत्ता 
के बाहर रहकर भी जीते रहे । व्यास सत्ता के आदर में और सत्ताधीश के तिरस्कार 
में भी सिर ऊंचा कर चलते रहे। सत्ता व्यास जी के लिये लाटरी थी; खुली और 
भाग्य में हुई तो मिल गई। पर श्री सुखाड़िया के लिये तो सत्ता ही राजनीतिक 
जीवन और नेतृत्व का सम्पूर्ण आधार है। सत्ता से विहीन श्री सुखाड़िया 
व्यास के समान कितने दिनों तक 'नेता' बने रहेंगे, यह भविष्य ही वता सकता है। 
मेरा मत है श्री सुखाड़िया सत्ता से विहीन नेतृत्व में विश्वास ही नहीं करते । उनको 
व्यास के उतार-चढ़ाबों से पूर्ण धारा प्रवाही जन नेतृत्व का कयास हो ही नहीं 
सकता । व्यास जी को सत्ता उनके तप से मिली थी; सुखाड़िया जी को तो सत्ता 
भाग्य और वरदान से मिली है| श्रतः श्री सुखाड़ियाने कांग्रेस के पुराने नेतृत्व को 
समाप्त कर स्वयं के नेतृत्व का सावधानी के साथ आरम्भ किया है। व्यास जी इस 
नेतृत्व की चिकनाहट को जानते थे; तभी उन्होंने पहली वार इसे 'सुखाड़िया 
टेकनिक' कहा है । कुछ भी हो, जयनारायण व्यास कांग्रेस की शहीदी राजनीतिकता 
की अन्तिम लपट थे, इसमें मुझे सन्देह नहीं है। कांग्रेस की अन्तरात्मा की रही-सही 
आग श्री जयनारायण व्यास थे । व्यास जी कांग्रेस की एक जानीमानी परम्परा थे; 
गतिविधि थे; हकीकत और हरकत थे। देश के राजनीतिक ययन में व्यास कांग्रेस 
का एक सितारा थे | जयनारायण व्यास महात्मा गांवी और प्रन्य महान्‌ देश-भक्‍्तों 
की राप्ट्रीयता और उनके गहन देश प्रेम की संस्कृति की एक अ्रविभाज्य कड़ी थे। 
व्यास राजस्थान और भारत के देशी राज्यों के जन संघर्ष की अभिव्यक्ति थे । 


व्यास मानव थे; नेता थे । हे 
श्री जयनारायण व्यास को केवल राजनीतिक नेता के रुप में देखेंगे तो हमें 


८ 3 
घुन के घनीः 


जयनारायण व्यास समझ में नहीं आयेगा । कितेता ही वड़ा वरेण्य और श्रद्धेय राज- 
नीतिक नेता हो, वह समझा नहीं जा सकता, जब तक उसके आंसू भी हम न देखें । 
राजनीतिज्ञों का मानव” हमें सर्वप्रथम निहारना चाहिये। मानव को देखलो और 
उसकी राजनीतिक कीमत कर लो। 'मानवता हीन” राजनीतिक नेता एक किस्म का 
सामाजिक डकंत भर होता है। जिस नेता में मानवीय गृणों और उनकी सुगन्यों: 
का विकास नहीं हुआ है, उसे हम नेता क्‍यों कहें। रोवोर ही न कह दें। जनता के- 
नेता डकंत या राक्षस नहीं हुआ करते; वे महामानव हुआ करते हैं। जिस शवित- 
का समाज में उद्भव केवल लोक मंगल के लिये ही होता है, उस शक्ति के नायक 
में मानवीय सहृदयता और सरसता भी पूरी मिलनी चाहिए। श्री जयनारायण' 
व्यास राजनीतिक आग थे, तो वह जीवन का वड़ा प्यारा आंसू भी थे । राजनीति” 
को आंख में व्यास प्रेम और सौन्दर्य की प्यास का आंसू थे। जनता के कल्याण और 
श्रेय के लिये जो दर्द व्यास के राजनीतिक कलेजे में जलता था, वही एक मस्त आंसू 
वनकर उनकी आंखों में कलका करता था। जीवन के प्रति श्री व्यास में छका हुआ्ना' 
अनुराग था। व्यास जीवन का एक मुसाफिर था, जो जिन्दगी को खोजने की यात्रा 
करता है और मंजिल तक पहुंचने के पूर्व ही विरह की अ्रनजानी नदी में डूब 
जाता है। श्री व्यास के जीवन की इस संवेद्यता के विना राजनीतिक नेतृत्व की 
प्रामाणिकता प्राप्त नहीं हो सकती | जनता के कल्याण के लिये प्रज्वलित आग को" 
जीवन के लिये आंसू वनना पड़ता है, तमी सामाजिक क्रान्ति और मानवोत्थान के 
कार्य सभ्भव हो सकते हैं। संसार के महात्‌ फिलोसोफर और महान्‌ राजनीतिज्ञ 
जिन्दगी के दर्द से छटपटाते रहते थे श्लौर विधाता की आंख के आंसू बने हुए थे । 
इतिहास आज उनको उनके आंसुझ्रों के लिये याद करता है। मानव जीवन के दर्द 
का एक आंसू जब उमड़ता है तव शोपकों और अन्याधियों के रक्त की वर्षा करता 
है। व्यास अपने प्र भाव क्षेत्र में ऐसा ही आंसू थे। उन्होंने रक्त की वर्षा नहीं को, 
केवल दुखियारों और झोपितों के दर्द को शक्ति में परिणत करने की कोशिश की । 
जयपुर में एक दिन व्यास जी ने मुकसे पूछा, “तुम कल शाम को कहां रह गये ? 
मैंने कहा, “क्या कहूं व्यास जी ! ऋनक भनक पायल वाजे ! ” व्यास जी ने पास 
ही खड़े हुए श्री सुखाड़िया की ओर देखा, बोले, “श्ान्ताराम ने अ्रच्छी फिल्म 
वनाई है। मन तो मेरा भी होता है कि राजनीति की मीटिगों की वजाय इस फिल्म 
को देखूं ।” राजनीति के दुरावों और प्रपंचों से पूर्ण मीटिगों में व्यास का अन्तरंग 
चैतन्य जीवन सरस और सुन्दर 'राहत' के लिये तरसा करता था। राजनीति के 
जलजलेवाज व्यास जी सौन्दर्य के मर्मज्ञ थे और जीवन के रुपों में उनकी पारसी 
आंखें जीवन की अभिव्यक्तियों के सौन्दर्य को खोजा करती थीं। मुस्यमन्त्री व्यास एक 
वार उदयपुर आये | हम सवको लेकर फतहसागर की पाल के पहाड़ी ससात्र मर 
एक चट्टान पर बैठ गये । एक ने कहा, “ 'पीरनयरी लिस्ट में उदयपुर डिवीजन के 


आग और आंसू ९६९ 


'कम लोग आ पाये हैं ।” व्यास जी ने तपाक से कहा, “यह सन्व्या काल का सूर्य 
'क्या उदयपुर डिवीजन का है ? ये तारे क्या उदयपुर के हैं ?” लोग तो मुख्यमन्त्री 
'के साथ आये थे | जयनारायण व्यास के साथ तो केवल मैं ही गया था । मैंने व्यास 
जी के अन्तरंग को भांप लिया और कहा, “आजकल मैं सूखे पत्ते और शिलालेख 
'लिख रहा हुं एक सूखा पता सुनिये ।” व्यास जी ने मुझे देखा और मुस्करा दिये 
मैंने सुनाया, “मन के ये सूखे पत्ते, मन-ही-मन में गल जाते ! मन के विपाद घुट- 
घुटकर मन के हुल्लास वन जाते ।” व्यास जी आंखों से जैसे मेरे पास सरक झाये ! 
मैंने सुनाया, “मिटती लकौर पत्थर की मिटती नहीं आश मिलन की * मिट जाये 
लिखा करम का; मिट्ती]हींस्मृति मिलन की ! ” व्यास जी चिहक उठे, “इस दर्द का 
पता तो बताओ ! ” जिन्दगी के दर्द का पता व्यास जी राजनीति की श्राग की लपटों 
'में जलते हुए यों पूछा करते थे ! व्यास जी को तराशी हुई वातें इधर राजनीति 
धाघ चेहरा देखा करती थी; श्र उधर उसके दिल में दर्द को खोजती रहतीथीं ! 
कभी-कभी वह मुझसे मन के निरालेपन में कह देते थे । “तुम राजनीति के कीचड़ 
में कहां फंसे ! इसमें डूब गये तो फिर कीचड़ हो जावोगे ! ” एक जमाना आता है 
प्रत्येक राष्ट के जीवन में जब स्वप्न द्रष्टा लिखता कम है और समाज को चदल 
देने के लिये आंधियों और तूफानों को निमंत्रण दिया करता है। देश की गुलामी 
व्यक्ति के हर स्वप्न के आस-पास घिरा हुआ अंधेरा है। व्यास का स्वप्न द्व॒प्टा 
मानव इन अंधेरों से घिरा हुआ था। यही वजह है पराधीन देश की गुलामी की 
जंजीर तोड़ने के लिये सभी को लगना पडता है । व्यास भारतवर्ष के इस छटपटाते 
हुए खेमे की पैदाइश थे । प्राण और दर्द से भरी हुई वे प्यार और झादर के काबिल 
म्रत थे। श्रखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में मुझे भेजने के लिये पहले दो वार 
प्रयत्न हुए--मु के आखिरी वक्‍त नहीं भेजा गया । तीसरी वार सरदार शहर में 
चुनाव हुआ, मेरा फिर नम्बर आया ।पर अन्त में मुझे अपना नाम वापस लेना पड़ा । 
कांग्रेस में मेरे जैसे लोग अपना नाम वापस लेकर नेता और संगठन के वफादार 
सिद्ध होते हैं; कुछ लोग भगढ़कर ग्रुटवाजी कर वफादार होते हैं श्ौर कुछेक मिनिस्टर 
बनकर ही कांग्रेस श्रौर देश की सेवा करने का अरहसान किया करते हैं। व्यास जी जैसे 
कटकर रह गये । रतनगढ़ स्टेशन पर वह मेरे थर्ड क्लास की खिड़की के पास आकर 
वोले, “नीचे उतर। आज तो तेरी वलि चढ़ा दी गई ! ” मैं नीचे उत्तरा, बोला, “क्या 
बताएं, इश्क हमको इस विधाता से हुआ है; भौर इस विधि को हमी से रएक जीवन 
का हुआ है! ” सुखाड़िया जी पास श्राकर खड़े हो गये थे। व्यास जी ने श्री सुखाड़िया 
की ओर मुखातिव होकर कहा, मैंने अपने हाथों अपनी चिता जलाई। सुखाड़िया जी 
ने वीच ही में कहा, “व्यास जी ! ” व्यास जी चुप हो गये। मैं पुनः अपने थर्ड बलास 
में जा बैठा | सुखाड़िया जी अपने फर्टे क्लास की ओर चले गये । व्यास के दिल में 
कांग्रेसमैन के प्रति मानव की एक हमदर्दी थी; शिप्टाचार मात्र न था।आज कांग्रेस में 


हर | धुन के घनी- 


न तोशिष्टचार ही रह गया है और चहमदर्दी ही | श्राज तो कांग्रेस किसी वादशाह 
के विस्तृत दरवार की-सी हो गई है। सत्ता ने कांग्रेस का मानव मार दिया है और 
उसकी आत्मा को घोंट दिया है। कांग्रेस में आ्राज रतनगढ़ प्लेटफार्म पर कोई किसी के 
प्रति व्यास जी की-सी हमदर्दी चताने नहीं जायगा । आाज तो कांग्रेस में सत्ता और 
वोट का नाता रह गया है ! तव व्यास जी याद आते हैं, और मन के गहन में दर्द 
वनकर समा जाते हैं। व्यास जी ने अपने पुत्र से भी अधिक माने हुए शिष्यों का 
विश्वासधात सहा था; भाइयों से भी अधिक प्रिय अपने साथियों की छुरियां पीठ 
में खाई थीं। आदर के साथ दिया गया जहर व्यास जी ने पीया था। व्यास के आंसू 
जीवन के विश्वासघधात ओर जहर पर दया करने वाले आंस थे, इसमें मुझे सन्देह 
नहीं | व्यास जी राजनीति में सम्मोहित हुए; उन्होंने उखाड-पछाड़ की । व्यास जी 
ने राजनीति के प्रहारों का प्रतिकार भी किया। परन्तु अपनी इन्सानियत से वे 
चिपके रहे । राजनीति के ग्रतिकार के व्यूह रचते हुए व्यास जी इस वात का ख्याल' 
रखते थे कि किसी को मज़बूर न करें। किसी का ईमान न खरीदें। प्रलोभन भी 
यह उसी को देते थे, जो प्रलोभन का पात्र हो | व्यास जी ने मुझसे कभी नहीं कहा 
कि मैं सुखाड़िया जी का साथ छोड़-दूं या वर्मा जी के विरुद्ध हो जाऊं--जब मेरा 
और व्यास जी का व्यवितगत मन का सम्बन्ध था। व्यास जी का श्री सुखाड़िया 
के साथ मैंने राजनीतिक विरोध किया; परन्तु हमारे व्यवितगत सम्बन्ध पर श्रांच 
नआझाई। उल्टा में उनके व्यवित के प्रति अधिक आकपित होता चला गया। श्री 
सुखाड़िया के मुख्यमंत्री बनने के वाद 'पीप' के सम्पादक, व्यास जी उदयपुर श्राये; 
तब में असेम्बली का माननीय सदस्य था और व्यास दल को उत्तर देने की मेरी 
ड्यूटी थी । परन्तु व्यास जी मेरे घर पर आये और प्रेम से घर भर से मिले । व्यात्त 
जी और में जब मिलते थे, तव हमारी वातचीत दो लेखकों की, दो कवियों की, दो 
सानवों की बातचीत हुआ करती थी । राजनीति के कभी परस्पर साथी और कभी 
परस्पर विरोधी हम दोनों की नामराशि एक ही थी । अन्तर केवल इतना ही था कि 
व्यास जी हमारे श्रद्धेय नेताओं में से थे और मैं कांग्रेस का भृत्य-कार्यकर्ता ! व्यासजी 
कांग्रेस के राजस्थानी बंश घरों में थे और मैं कांग्रेस का खिदमतगार था । व्यास जी 
मुख्यमंत्री और एम० पी० तक पहुंचे । मैं एक वार एम० एल० ए० वनकर रह गया। 
परन्तु राजनीति के हमारे मार्गों में एक प्रकार की समान दिशा रही। आज व्यास जी 
संसार में वहीं हैं। पर जब वे संसार से चले गये, तो एक त्यवत दुकराये हुए अस- 
स्तुप्ट कांग्रेसी ही वे रह गये थे। उनके अधिकांद समर्थक श्री सुखाड़िया को मधुर 
मुस्कान के प्रेमी बन चुके थे और सुलाड़िया-सत्ता में उनका योग्य स्थान हो चुका 
था| पगडंडियों पर मारे-मारे फिरने वाले कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ता व्यास जी के 
साथ भिन्‍न-भिन्‍न हेतुओं को लिये लगे हुए थे। व्यात्त जी सुखाड़िया-कत्ता को 
समाप्त करने और कांग्रेस को शुद्ध करने के अपने झ्ान्दोलन में स्पप्टदतः असफल 


आग और आंसू १०१ 


हो गये थे--यहां तक कि उनको ६ वर्ष के लिये कांग्रेस से निकालने का भी निश्चय” 
हो गया था। देशी राज्यों की दुहरी गुलामी और राजस्थान के वद्धमूल ऐतिहा- 
सिक सामन्तवाद के विरुद्ध मिरन्तर संघर्ष करने वाला जयनारायण व्यास इस 
संसार से 'तनहा और वागी कांग्रेसमैन' होकर. चला गया। व्यास जी की यह तन- 
हाई, उनका यह अ्रकेलापन, उनके जीवन के अ्रन्तिम वर्षों की यह संघर्परत उदा- 
सीनता, स्वयं में आंसुओं की सरिता है; जो राजनीतिक सत्ता के रत्नमंडित घाटों 
से दूर सदेव वहती रहेगी । व्यास जी एक अ्रनवरत संघर्प के समान जन्मे; अविरम 
तूफान वनकर जीवित रहे; और दर्द भरा आंसू वंतकर अनन्त काल में बिला गये । 
व्यास जी का जीवन राजनीति और नैतिकता, आदर्श और व्यवहार के चिरन्तन 
विरोध को व्यक्त करता है, इस पृथ्वी पर मानव संस्सति की उस वेबफाई को 
सावित करता है, जो झादर्द श्रौर व्यवहार में परस्पर वन्ती रही है कई प्रदन 
उत्ते हैं; जो श्राज की राजनीतिक परिस्थिति में वेकार हो जाते हैं।श्षाज की राज- 
त्तीतिक मनोवृत्ति और सत्ता तथा पद की अंथी लोलपता को देखकर किसी प्रकार 
का भ्रदन उठता ही नहीं । हमें विधि के इस विधान को स्वीकार कर चलना होगा कि 
राजनीति में अ्रव वोट और व्यवहार ही चलेगा। सीधे, सरल, सहानुभूति से पूर्ण 
सौम्य और सज्जनों की नहीं; राजनीति में अवसर परस्त, चालाक और घधाधों की 
बन आयेगी। आज हमारे देश में राजनीतिक क्षेत्र में कार्यकर्ताओं भर सच्चे 
नेताग्रों के निप्कासन का जमाना ञ्रा गया है। व्यास जी राजस्थान में इस वात 
का अकाट्य प्रमाण हो गये हैं। यही कारण है कि मुझे मुख्यमंत्री व्यास आज याद 
नहीं आता; कांग्रेस अध्यक्ष व्यास जी सिर पर बैठते नहीं। यही कारण है कि 
एम० पी० श्रौर एम० एल० ए० व्यास घुलता नहीं । मुझे वह जयनारायण व्यास 
याद आ रहा है, जो गुलामी और गरीदी के विरुद्ध जिहाद बोलता रहा। इस 
रहस्यमय अदृदय में मैं ग्राज व्यास जी की सूरत को पुनः वुलाना इसलिए चाहता 
हुं कि मैं श्रज्ञान और सानसिक दीनता के खिलाफ व्यास जी की आवाज़ फिर से 
सुनूं। मैं उस श्राग को पुन: जलाना चाहता हूं जो व्यास जी थे और उस आंसू से 
अपनी आंखें भरना चाहता हूं, जो जयनारायण व्यास की पलकों सें विधे रहते थे । 


है 


च्यास जी की एक रचना 
पंछी से 
यह तेरा संसार नहीं है। 
क्यों गन्दे पिजड़े में डोले, 
साफ हवा के पंछी भोले। 
जो तुक से यों मीठ बोले, 
उनका तुझ से प्यार नहीं है। 
यह तेरा संसार नहीं है। 
कद हुआ मीठे फल खाकर, 
पंछी फंसा लोभ में आकर। 
अब क्यों उलक रहा चिल्लाकर, 
बिना यत्न निस्तार नहीं है। 
यह तेरा संसार नहीं है। 
नित्य भाग्य डुलता है तेरा, 
सदा द्वार खुलता है तेरा। 
रोते वीता सांक सवेरा, 
तेरे दुःख का पार नहीं है। 
यह तेरा संसार नहीं है। 
अपनों ने हैं तुकको रोसा, 
दुनिया ने है तचुभको कोसा। 
तुमको अपने में न भरोसा, 
फिर भी तू वेकार नहीं है। 
यह तेरा संसार नहीं है। 
भीतर वन्धन मय जीवन है, 
वाहर शुद्ध वायु का वन है। 
'निर्वल पंख भरोसा मन है, 
अंतद्वस्ध। अपार यही है। 
यह तेरा संसार नहीं है । 
'निर्वल मन को सबल वनाना, 
'मुक्ति हेतु कुछ करो वहाना। 
किसी तरह भाई छुट जाना, 
इस बन्धन में सार नहीं है। 
यह तेरा संसार नहीं है। 


४४ दा धर 
4५७ कप थ्य 
; 3९७०२४१५ श्च 





हर 


३० कृत 


५५ 





्घ झ 


५. 
५ 
डे 





का 
ञ 
जप 
बढ हु 
न # ७ «४ 
$ 
+ 
ञ क 
बडे 
4 
नह । 
है 
कर हि 
4 
क्र 
] $ 
पी 
] का 
५ 
नि 
५ 
ञ 
न ै 
जि 
52 
हे 
६) ह 
् श्र 
३० 
नि - जै 
४ ९ > 
न पक ५ 5 
न 2 तीर 
कच 
# 


हे 


7 
हक * रस 
ई 
। 





| 


(देखिए खण्ड 


मातु श्री गोपीवाई 


प्रकरण १) 


“ अकरन०८ 


१ 


ल्‍ 
$ 
९ 
ही 
रद 
4 
र< 
ञ 
रद 
६६; 
्र 
] 
मर 
| 
जे 
। 








५ 
हा रा + 
हे 
प्र 4१... ०७१७ #7/“ च + है 
रु * पृ ऊ $ 
ई है. वि पर धि है न 
5 ध ् 
की ता 6 ४+ $ हे र ह ल्‍ 
गा रु ढ़ ध $ 5 
छः 205 0 हा बे ४ रा + 
# ०३/० न न * 
यु] 5 ल्‍ हल >> न 
ऊ के है जं ( हर हे हा की: के ध्द #:%/ 
डक भ्र्र पा हि 5 
7 लक की अल 
धि + 
ऊ ) लय रु घ; कै < 6४ 
$ हक रा ध ्् +* 
+ मे है < हु हू 
शो ही + 
+ 
हु ४ » ४ ५, 2 ड़ नी 
है | 
हर + सन दि श्ड रे > 
के ह ध >४ ध्ण्4 कु हे 
द्र न + 
ञ, 
है. सा हा 5 हक ५ न 
$ $. 
हु ६ ,- रे पु पे ४ 
४ # का ऊ हर 
क्र ग छ 7 का #5-.) ५ >> + 
«४ $ 27% # 47 छ हें: हक $ गन ++0. + 
॥ ५ * चि5 मे जी 2 छ् ग ध्कड 
५ + <; ऊ $ 2 ४ मि नि 5 
ही कक के न 
ही है है ७ €९७-+ र्ड हे रु 
* न + 
५ + ग 
8: | दा न पु 
कक है; 3 0, 5 
रद ् हे हर 
4 * 4 
र ढ़ हे 
है ह २ 
3५ 4 ् 
] हर के धर + रे 
है पर ४. हि # 5: 2. हे कक 
७ सन 6 
ञ 4 + ५ की, 
। ० हा कै रण |] & हे 
ह * + 30 ५६ किम है. 
न्‍ । 
६ रे तप हे ६ 
३. + हा नह ह के $+१* 
फ # हो है * | 
ह ई 
न ८०० कढ। 5४2, जा | 
पे + + ७ है के 
| + ० 4 
हे है है न 
+ ९ # ४०7, ऊ ] हे 
डर हा हु ] * / 3 हु] 
ग पु 
* 4] «आए + के १» ५, ४७० २ 
री +6४ 
| रु हा आप ७ रेड | 
* * "। 
ह ह ु के; न श्र क *7 अं ए कप 4 
न्‍ 
ल्‍ डे श हक #.. ५ 
हे 9४ नर ६ दी मन पाक ५ 
न्‍ ढ़ श / मे कर »ब ह ०. 
ढ़ पु 
| ही न्‍ 2: 
५ हा गु “० डे डर 
9 डि न] श्र 5 
धर कु या 
ढ़ ७ फस्ड <. *' 
2. «& ३ ॥ न लो ह 
जज हब ु ह ब ग 
] 5 4 ४ भी हज 
& पु 37: क 
हु | ब्रेरू ४ 
५ नी ऊ घ 
; रे न हि ४ 
र + *%. ह6 7 
न रग 
र रा 
ह जे ४ 
न / 28 
हट 2 ० 
र॒ ल्‍ 
४ ८४० “5 *+क+ 
84 


कद 
्ञ् 
| 
१४++ कब 





१ बज 
६. 
ज्ड 








न 
] | 
| डी 
मई ४ ला के हैँ न्‍ जी] + ५ ३ 
2 हर $, * >> ःः + ॥. + 
(० _०मरशक+टआन्‍म कक कक... १, 48; अर क ॥, ४ 
कप हे >> मक कक 
ट जि फिलर टलमनटनककमनक- वर भ 6 0 4 पं ५ | 
दर हि गु ऊ मी पद, के | 
हू रौँ | ५% ०५) -्वीऑल + है| 
३] ध हे *म ड़ हि हु शा 3 ; 
न कि हु ४2 एता५ हज 
के कं पथ ई ६२५४३ <(र ! प््श्दु $ हि 
5७ हो 4७.7 , ् 
४, इक ४ + ४5,०77 है : ः 
ब * 3, पते ५ ,३२०७५० आज क्की ४ है रे 
4) ! हर सम ध् ५ व £:!« ० ७) + ह क्‌ 
&ट पल रे पाप, प्र ८च्छ+ डे प्‌ 
कर ०१ २ धर ७३२2 रै ८ हक नर ६९ अब्यूए हु 
हु 5 न 
० + 200 7 8 कक कई: 2 -( ५ १2५ ) 2 
7 6849६. : ६ + 7 $ 4८:०७ हम हि ५2० | झट रप 3 १४ #६ .2० 
२ ६ ० ५ छा हर आकार नी ८ >2 
पु बज ८ 7८ 4१0० नी /+५४4; प्र जल हे डर करत 
नि « 4३५ 
५३६ कक डील किट 264 23% की अर 7५४ न रथ आम 


है 
42२ है «23... * ं ड़ है हे नि 
/ ० हकफॉची भि 2; हू शनि ; अर हक कील मे ईप 
5 ५६ $ ४ कम रु 


् 
ते 
ब्ृ 
प 
कि 
॥७॥ 
न 





] 
५ 
>> 
है ४ रे 5 
रा ४ 3$3४+९२ जाट 
दर्आातप भरे न हरि ट४ हक कि, कक ४ 
रह /6 १ ६५2 ४6 





अब, # 


यवादस्था में 


युवा 


अ %. ३३ ३० जोक >अमक 






जे हे ज्डुः हूँ ४ हः 
| 2222. 22 ७5५. 22०० ;,०2, ० :« * 
न जे रट्रर कार डक स र्क ८... टी 2, 82 /& 
हा 5 / ः ८०४. 9५ ४४ दि #«$. 
4 ४,८22 22० रो ड्‌ “पूल तर 
४2 ०2 2 ,* ८ ्र ४» 27 ८0 ०9% 4० 4/5... *, हे 


बोहरा, 


रख डर + हरि * 
+& #7/% श | 30 हि, 
टी लात रे (22० ८ 
[4 ना जिट 4 5 री 


डी. 2 6.22 कट 57 22४ ०७४४ ८ ६7४ 5४ 
१24 





रा, शकरलाल 


हे 


दारा वो 


अकन्भ 5, 


श्री जयनारायण व्यास, द 


में सर्व 


का व 


जोध 


यलियस 


ह 


क्र 
कर 
कप 
विन के 
अरणप 
कल प्रा 
क््‌ 


/ट के # प्‌ न 
टी, हे 22 श्र &“»५९रू 2० ४५० २2 ५ ५ हक +-्क * 7 
८८६ ,८ ० 25250: ८ 4 ० 
० 607 कक के ८ /० 2२22५, नी 2] ;ड । हल न्श्ककः अली! हक किप्मममक 
४, ९५ बम क + 
५५ आग /9्र के रा 2 का 2 / 3 #% ४7 ०2५ # हि प् के मीट्शि ० कि हा 
४2” #४४ 2 6 #€:, ६ (८६ ४5५, . 7.५८. “**, हैं ्् | २ #वककिनई ६ 
्] री ही 2 ० टर7 2६ ४, 2 को कक 2 मु ढ>र «४ 2 अं कि 2 अं 3 है | 8० श 
“/ ड कि श्र 22 4 «० 5४६ हि हे ्ट मत | फिट टा मर हूँ हर # ०22. + २५ 
श ओं >> जा अर | 6 पट रा 8] ही +, यु न तले ५ ढ री 
कह: हा म # 7 ” अं न "दी $५ ५4 # पु हा श् ४5८ मं *, हि हर ०३० कई है. ० )> 448 है 5 के कह 5 हे | जी 
* # ० कः +० +र. ह + हट, 30 
४, ४507: ॥ ट 4०४2 ६2. डर 5५9 + 3 7, हि धाम ््ट्रब: ८22०7 2 2" | ॥#>मा 
! ० हुं, दा / *,*,८ ४९ ८5०.8 ५ 2. 22! कर्ज कक 5१४० बा हे 7.0 262 $ है» 
श्र १८4 हिल श्र | कर ५ पत्र 7 ही /्क 5 45 धप्र ३ ४ न ५2 हट स्प कम आ ज*- हट गाव | 
न ज्न्अ जी ता 
४ ४ ४. ६,०७० #&5<.,.. १8, 6 ३४4०० ०.०० 22५: शा 5 ६ शक 2$ 
+ ही जिद 
प्र जब ४ ह० ६, ह ४२८६ हि न गा है 2 कट 22 प्र है +.7 ६ जिद बम फू > लक ८५: ही ३4३०० % ,७ * हे न 
हट + पु ट * 3 रत) त्ं श्र /६ ५ घ 
हक ०4 “2 “इर्द सम ० हि ४॥८2.00%22:. 0 बह जय 75: ्य 
हू कक डा 
35 5८ पा पड #% (४. ४८ हर “| € री २ क ४ कण जरा चिट बट कि रै शक 
शल बर6: ४9० 7४ 4 कह डँ [ क। $ 02 स 2272 # 2४.० ' ्ि हे 
4. न हि टर छह श्र 54 का मम >कजलटी 7 ज एट_ 
0 हे ढर «43,०४5 “४ ५४ /£ ५४४४४ ट 
ह > 
हम के 
बल 
ह 


( 
3 


भारतीय 


ल 


हू 
जब 





ग्रा 





न्‍ 


जज 
ड! 


ती महामर 


"अत “ऑयल, न्म्स 
जाए 


कतई ता 


शव 


कोर और ईऔबत 


य अब 23७०..+ नक३ ७ ५२ 
कं रन 


रर शर्ट 
ऊँफे नकल क्र च्फ आस अप! न्‍् हि २ & चाहा 


4, 5 
] ५६ 


कह 


हर 
हल ह हि नि 
५ ६ 
"के, ३ हार ४ 3 हि हल 


$ >» 


न 


जि 





न्प् 


हासभा 


मे 


समिल भारतीय पुप्क 







" 
न्न लक 


2९ 


ताथ व्यास जा 


सज्जना क 


“4 
ऊऑ क्र 


श्रम 


४ * 
हर डा 
* 
* 
० 
कक हे 
3] कि ० 3 हि प्क 
न #ँ . कह डी है 
ग् 
२ > 22५... 
ट्र 2.2 
हेड हि हल (की 
न्‍ न्‍ी 20:72 22 कह 
ह ड मु के) हद] हट 48 हद 
5 छा * 
हु 2 308 हे डर टः 
छा रा न्‍ २४ * 
नर कर शेप का 
की 0 2 27) 
५ 2 ऐड रा >> 
<, ह शा ् 
>> २#: <">ंह 
दर द्प आल] 
नली * न 
रे रा रू 2 
नि हर ० 
न्‍ कटे, ग 
द न्न् थ्र्ट 
हे रत जे फेज 
हक | आग 22228. 
डे #% | -2 ०2 4422 पक 
ह 


# के ० कर 
४४ &.८४ “८2 


7 
2 दर #3 774 ८# 
० 22 ५7 
कि न्‍ 
न 





गा हि 42022: दे 
है “०४2 <:% ड मु 
डर » 727 5722८. 28% 
/ *॒ 2 कट ही ० 
जा 777. 2०२ धप्श्ा 4५ हे हे ग् कि “6 7780 70 
शं 22. है, 
न गा घ् या ) कप + +6 
ना ग ५ 
*+ *+ 22५, ०००४८२८:८४०८८ 44 कील: 
> 724 + '०१८८22८ 
; हि हि, नि ल्‍बन्‍ले 2 रा शा 
रह ५ >> हि ५ ही न 
+ रह की कद टी +ड़ ला 
न हि के _न्क 
ग ग 
हि >ट . “2 
पथ ना नहा 
७, ,* ? + 
ड़ हि ५. 
ग न ः 
न्‍ा 
हद ० ल्‍ड 
न बॉ 4 ह. ही हु 
नगर 
श् हे हा 
2 
>,, 24१2 + _॑ 
ध्य्र क, # 7 ++ 74८6: हरा 
् ट 2 अर की का 22 
नी ४ रा न 
जज < 
हक गा 9 
शी ४ > 54 * 
£४..८2 ४४, ००.2, **«+» 2 %& $ हट 
ल्‍ा कं कट» पक नर ल्‍ बढ न्‍2> ल्‍+० हि अम 4] 
> नडथ।, 4४ ४52५2 हम, थ 2 
>/2<*% री हक प्र # #< बे ; 
हे डे 5 | र्द्र २ / पु ०! 2 / 
४ ्ट्रल # 4८4 2८2५०० 
न / *«» »2 <८5 
ई$॒ >> * छाए #.. >> और ७2 2 
2 /# 22 ग्कुम्ड  ग७०उ 3 
जी 4६2* “. “०८ कल 
५४ न्छ्न्ता, 
हे ५ न, न्‍ 
ना रा हा (7५ २ 
गम “यह 


2४ प्र 
ना ट ४१७ फू 5 7267 244 
[५ न 
मिट न] 
«७ £ 4८० /<%. 


हा अब कु अुक- पक 


जान 


42 अक ,ट 222 ट अक 8८४ * 


न ५. 
। 
रह 
५. ! 
सजा 
हे 
वी सा थिय। 


हा 
€्‌ 


हं। 


च्त- 
त् 


हि 
>बो 2 का 2 + अटल ढ़ 
टः हि कं पट 590३) 
जी हे पु 
ध्् 6 5 > 
५ ». हे 2८, « हज कक 
कर. बम डर जा छ 
बी समता अा कह द्ृ 


* +> > डे 
*. 2 हर शत 
मक्का «८... * कनन- 
लि: ।+ 





कामना 


कु 


॥ >%॥2 ५०४]७ ४&४॥४॥ '9छ३॥॥७६ 2५०४॥॥४१-)७ 
(॥॥20॥2]22)- /2])200/£ 2- ॥2४।४७४० '॥०४॥ ४०2५ 


कक 





(५६१७ ॥29॥:७७ '॥४५॥): ] 


५७ ७9४ >200४ ७२०५ ४६७ /92]2 59 “995 ॥॥।०॥४४॥४ ५:॥०)।०७:))४ (४७३४७ ।958 )१४१॥२ 


०४४५ ॥|६ ४॥॥०७॥:६४५ : ४ )2॥ £4५ 
ज्ट्टे 
2 ।५ ६४ 202)2॥९] : हे 2/: >४ ४४: 


'>()११: 
४ ४६४३६ >0038 ५६ ०४३४ ६ 2४०23७४(: /25/2 ५):9 


नर 


रु ; थ् 


हि अर 
रु 


हर ड़ 


+ | 
४ 
कली जल तर २२ 5 ५५० 
* पा 


(५८0-.०४८० 2४ * 
र 





२. हि ्र प्र 
] 

- ९५ $ ४६६७ «९९ रे५ 

है > आ5 


+ के औज अल&#०० एड डि ज 


न 


'क/७०४८ ८ “पीनयन्कनीना_ />सधाननकाकनकानन. पर जे $ ०0 /उफन्‍न्‍न्‍ाा#ी > हट नन्‍ललनल 
4 हक औक कर आन 
7 +/ कर न््च्ड थ्् ही ह त्यनयके तल 
हल्की * ोपः 3 * 
ह ्र 











हे 2, # ५ 
हर] 207, ई४ हि * हि डर न रब का 
342 ४ ४ 22026 220 कक हैः | ह # ४ ६५ 
2०९7 पर ४ के के पट डर 25% हु 
ग ग 
2. अि हूं... अजय हू के १ 
ट पं ह ्र 
के. छह छह गु २ 
हे * ०. ४7 
4 रह 8 33% है कर न 
| आज 0 3 कक # कीट 
4 के 280 2 5 2 गु 
गन 
ड़ हा श ज रू 'क 
0) ह |्रढ हू 24002] * अलसशामामग 
ः 6 44 *ज:्ू ह 
2, पे 3 :47“/“% ध 
ना जर मा गम 
पु * * 44० ०“*«» ठि 
कं ग् 
नि चर आम ह 2, ध्र्ः 
न ५ 
रे हू प्र रन 7 8 । *. 
उठ की ग ९ 2 2 
ड़ हा * न £ ४४ 2४ ४2 श् 
हि यु ० 
892 ५ ५4 न 
* ढ़ अड ४2५] ० |ब्यु् 
# 700, +# है; 
ह न्‍ 77:5५ जा के छ 
हा हे ४ हर थ 
न्‍ रो र्र्‌ ५ 
ग हक च छा 
ई हि 2५ अर पर प्र्रा १८६ 
हार र्ज न्‍ 
५ ह >> ड ५2 छ' 
के दे ह 2 24४2० 
हे के ४ ॥ 
4 है ४9८५. 2] 
हा 4 जय 
72 
4५० 42» ्ि 
५ है ध 4 2#₹ हि; अर जञ 
रा दह 52 है “9. 
ग् के ४ > 2४४ अर 2 40ररन्‍न्‍णनी 
ह न #९५ 72% हर * 
्ि हु ड़ पर शि 
हे कि 
हि हे 2८ 3 हे दा 4 सदा 
दर * है आम हम ल्‍ हे ह 4 
* ह 27 ४० | 
7 5 22०० अं $05 . ही 
मु हे हर * >> हे ही 
८ “2 कर 
* कप ह हर ;;ढ 
० हित रह +्५ रू के 
 आ । ु 
। ++ हन कक, न 
हि] श्र ड़ 
| ग शा है 4 गा डे 
ग 2 *ः 
हम डे प्र 
हल हज ० 
॥६ है ३, न्‍ र 
$ * ४3 22552. 0 है 
रा 2 औ डी, री हर + 
* 5 7 मै 
गा ; * 
हि है ही: अप 2 6 हे हटा 
* हा ही की र्ऊं श्र 
# की यु पर या # 
* 078 # 4 278: ढ * 
>>. 6० 27 दे 2 हा >> * 
ना >ेे पदक भी ++ हट! हं 
3 ना 
* 
कर 
रू 
। 
ग 
* 
कक 
डक 
+ड 
है क्तत 
#्कैककताओ 
॥ ५"* 
ह. 
औ् 
| 
न 
। 
( 
७ 
न 
धन 
हे 
] 
+ कीच 
] 


|| 


#क 





॒ रस 


$ ० 
ह# . ६.३ . ..$ ४. .....५ 









4 ५4४५... 
हे 





5 
हो ही 
५ ह् 
फट 5५ < 
रे । 
5 कट >>... अन्रऊ रब के 
के बजे शि 
कंष्द रे जँ 
डी है.< २ ईर ६१ 
५३ 












| 
॥॒ 


| 
५ 
र्। 






# 
हि 





3७६०० रे 
० ०, «० हु( 
४77 ३ 

को, २ र ' 
 ] ६ 

मर आए 






सी, ७8० 























>फीजू++-ज- 
< 
4३.५ के जा बह आज आर के (एक हा 
श्यू्‌ 3 >ब+ न नजे २०४५ *०ई 
24 पकने लकर 5 
५ की 75४५४: + ल्‍्फेल >+-4+ 
है. फकीाकके बथकर +आक, अजफीशीक नए 2 7 कप 
डे ञ>+ 4... आह 
श्र भर अर ज सं अल अल पल का] 
7 2६४ ७ ९०%-७०-०-+ दे पट कह जा बदा प्‌: हिल 
कप + [प- # का नि-+>] डै +++-+--++ 4.22 कं 
अ्कन्की-फ ॥ अंग ५ किक. अडटपट व जञ त््ज् । 3५: कल 
०७००५... ०३ +९--++ ३. +5 पर टी हे ह 5 नाक पं (हक की ३५ जा 
बंप" हु >+- 
जा >0- पक बह: 88 ही ७४% जे 52325 -अ कक हु का 
न हे ध््ज््ज्स्ः >> कि-कजे कक ४२ के ध ५-०५ "का 7] 4 
' संस्ंअिलिक 5:222325% 
के 
कं ४ संक्रमंट: ५ 22. ४ जरा | |) 5 
/ कि की 
+, रु 
के +०+ ७ द्ध पु 2. कह आकर 
5+ 9७ घर. + जे पिच + 
हद | कौ जा बज हा हि फ ७४7४७ न ०० बल 
2. 404 दिगमरम सकत १०० उरअका००७० 2 क४क  ५ है... 7. ०क * 22.४ %.०० मै. आज > जम प्रडी कमी &>. #फे3ज ६ 4१ ०] ४5०४ ३ ७ 
+ 
>आनआ- ५ अमरयात /9० मो कर ० कर हर का. ब्म्पः 
] 
्क 





ल्‍ू / | 
है पाप 5 ५ ० ममंमाकक।.विमवकणक की. > +«ू -.. ही “भी 


न सर 
“| के >> «०-35 “न के 
३.० ७०४७ के, -काक> उ०ककक ०» ५०» ०८ “० न-९-० -+ममककना मील 2» 0 औजिज # मड &3 5 


जोन्नपुर सकंट हाउस में १६४८ में बड- 
मिटन कोर्ट का उद्घाटन करते हुए 
मारवाड़ राज्य के प्रधानमन्त्री व्याम 
जी वित्तमन्त्री द्वारिकादास पुरोहित 
के साथ । 


अपने साचना ललेत्र सांकड़ा में वहां के 
निवासियों के साथ। फुटबाल सेल में 
भाग लेने के वाद मुख्यमन्त्री व्यास जी। 


(खण्ड ३: प्रकरण ८ ) 


> ॥24:%8 : ६ £0५ । 0४ (२०५३ 4॥॥॥ | 6॥॥5 ५७: 40:2]4].|/0/ ३ .....!। 


[ ऊ सच रू + अए+ “वन कर 35 अंजू +४३ » ७ पता अन्‍्म क+ कक %- +“<कआ ५ दे कल + डर ] प हू कील अत >ः अकाल आओ 3 आी उप्आशीपकत प्र पे 
क्न्द है + न न * + हे के अ 
९४ की व न ० है ६ न 
5 रैँ हे र्ज चैक कर है फ डे ड् + 


>> 


रर #ह 


रे 
5 
. 
् 
झ 
रो 


८ 
दर 


हक 
आर्ट हाड़े 


25 


हु 





प 





ब्रा 


रह 








पक ० कन्छ » क्र हु नी न १ 


बी 


3 #ञ>ै 79% >« ५५ अर 


हे 
व्वाक् मे 
] 





न 
+ 5 ए+५ क््म्ल्ल्ड् 















श्ड्, 





5 है] 


५ 
)॥ 
हर 


ल्‍ 


4 

| 

7 छि 

7 *+फ्कबनाग | 4. ,+कसक-कन 5 


9 ०००... 
3. 
१० 


हैः 


७७: ६६.५ मय हु 
[| रा डे डः 
| «7५४७ 





का 


समारीह। 


गांधी मल को 
पथ प्रदर्शनी में 


भनन्दन 


ञ्रीि 


| शक 
का! 
छा! 
0१४ 
हट 
र्ध्ट्‌ 
् 
््टि 
हि 
प्र 
८ * आाआा। 
प्ठ 


काल थ+ 


कल क छः 
४७९)४२१६ मल २ कमर 








«४ ३७० 0,६३१ ७ ४ 

नि 3248. 3६१४६६३; 
+& है, & 

$ :5:0]३$$ 

५ ३१६०-४३: 

रे ११ ११३१३३३ 

हे मी किट ४६ + थे, है 
हज ६४ ३५३२१; 

ह ५ , 9 2:८3 
सा $5/६$११*% ३६ 









रा 








5 





/ 


हुक कर 5 ष 
एच हे भय के बे 5 ह०. ५ २ ७ 
कि 


5५२४ रेसककेममिन-त 


| ॥| 





साथ 


जोधपुर सर्कट हाउस में न्‍ 








ई 
ड 


न्य 


72474 ## /<.. 


कक के ऊ 
5 अपर ६ 
७ ३ ५२७५५ ु 
5३३७७ ४२५५ हर है ।] 
ह 


कहे खरे ५ 

रह, 3 आर, 

03 अऔ रे फई हे न चर 
हू ४ हर 


५ १.४ रहे ३ 5 
5५५५६ २५६ हे 


३ 


$ »७५०७४७५६ ४७५५ 
है 
बी आप कर 38 पेश प कि ५ 2 
७४०७३ २०7३६ १७ एप ३5७ 
हो 5३७ २ २०४ ३६ «५ चर ण्पर श्र्‌ड केश लक 
९ शक > ७०४ ७२०४९ ३२३९ व. कै ९ रकम] 
रू. ४ 35 हक २०३. 
जी, ४ २ ९३ हे 
0३६ आर ५ 3४९४ ६ 

५० है २ ३३७३७ 
है 

३० ७ पे पर 


0 है] रू े 


रु 





र 


गो 


श्रीमती + 


गी 


हू 


| की 
"अ 
न 


हर 


आपकी पर्त्न 


ब्टि 
| 


२ 
[| 


न-अ--- 
रण 


र्प 


ब< 


नम 3 ४ +>पकल ० ४ 
| 
 किचू के २0५, 
१५ जे अप न 
>> 5 

 च 

२ 0०, 





४) बा कं कक 
हु है (7 १ हे शक १६१३६ 


; व्यापक 4328 








धःर्भ 


न क 
बे 


फा 5 777७ कूक *कत। 
रो हट जा > 
टन 7 





वट वृक्ष के 


बाहर एक 


बंगले के 
नीचे गम्भीर 


बा 


झा के 


किशनगढ़ में अपने वंग 


। 


कक 0 


मुद्रा में । 


ज्षीके साय 


(०३) 


जं 


वानसभा के भुतपुत थध्यक्ष श्रा चरात्तम जा 


कु 


डी 


बे 


जम 
््‌ 


में राजस्थान थि 


भन्‌ में राजस 


स्प््फ 


द्् 


ऊद पर सचार | 


के 6 ् ् आाजत2 के 2७०८3३०० 


4 


प 
् 





) 


| 042 (2८५५: 4॥:0:2[4 ।२|।४ ५. -,2 ; 
2 रत (4(4४ है +2॥ ॥०॥2 ० 2॥॥:॥ 6 4॥: 2५ *|५ 


। धन 
(| 
[0 
लि 

प््ा 
दा 
ले 
[॥श 
7 
भऋ 
५ 
पा 

/ाः 

५. 

५ 

० 

(० श है 
् 
[५ 
टैफर 
प्र्टा 
[छ 





* 
* 
ग्ज 
हे 


$ 
रब 
| 
हर बढ 
के 
आई । भ् 
रे १ 
५ ७ 
१34 ५ 
| 
५ 
| ल्‍& 
के $ 
ऊ | | ह 
 .. 
४ । 
पु ई । 
६7 
द 5] 
न हड 
। हे 
हे 


([>.वप०९०फपता१- ' 
२० 
छः डे. 
* 
पी 
#*/ ७ + /स्करीण 
रन 


६4760: 
ग्र 
ह 
* 
पक 
है 
* 





बट 
४ 
“25 


0 कक 








न की 
५ 


फूण्र 
ऊ 
० 








बनी ह्न हा 
$ 
>> का 5. डलेलल न के नसा वज्कट्स 
का 
ही कक 
न्‍ 5 
रु 
+ 
$ 
के है 






न 
३ ३ *७ 


4 ढ2णक-नीआलशर -ज :ौ१.. /:6/:-- ॥क०००+ 6-77 
है 
श 
5 


डर 





चर फ 


औऔ अआऔऔध हर 









हर / ।। + 
धर श रे हि! पर न 
न डे ्निन्तु न के 
# श नी ही # है 
हे “न ४“ ५ न ५ 
42 ड़ | ही हु ७७ ४ रन हे बन ह न ० 5 
ः कक बा के दर न्फ््क के करण के 5 गे 
न्‍्डीं भक थ ", ५ 6. ०७ ५ % है लि, & ५, 98 2४ कर ४ हि 3 ५५ 
५ ह डक यह 3 ह + काफी | _चका # जज डे 
बा ( फेक है ० १ स्नब्कि च ] * ७ ४2 >े ४ पि ष्् २ | ग हि 
रे +त ल्‍ कक 
3. ## रे 5 न भ्स कक *+अ ५ ४₹५+ » “१०७, ५ ॥ ४ ध रु 
है है ण्जाए कप भन्ककीशापिटजशरु ता । 2 ट की अर 
हु ० अलाआआण जी » अभा रे लिरीफि+ ० लि मर क । की , 
5 ६ रा | द ॥४ 44 ब्द्ध 
प्यार च हि बन हज रा एज हे अं ह 
न ल्‍ +. »हऔे रकम हि अप का हि ४ हु 
हु ७ + ० 
बढ न्‍ छह हे ही ४८ 28 न्‍्न्डी कल ४२२ ४ 2 2 2 _ 
> न + ४ ऊ ना | ५ +. गा ५७ है हा 
जे हर ५ हर बज ० - + 
क्र का न डे हक हे आर] हक, कण 2 दुड ॥व८॥ अई> ४५ <५ 4 
> के रथ अण्ट ७ ७72७७ ९-० अबम+असकटाआकन 
9 ७. कं ्‌ * *, ५८ चर ५2 >> ५ ५ २४५ की. अअनक 
8 4५ कक आच्क का फिओ>. रैफ-सकीम 
न ऋण #े अ है. ब्ूवत्त++ 
>> कम 


क-% अ्न्कृक का “५५-५७ :>क के जवनत 
न श्य 32७८ 


की ऋत- ५ ७ नह व 
ही 


कक मे 


3००७] २०७-३००आ३७-॥०] ४ -कूत, 


हि 


ष्् 


२९० 5६७५ 3५. - पर 







हा ॑ौै2ै03/कमव्यूह+- ७ ०कत-ननसकटतमकलकुन-नतक ताक 2० छत “का # ० ख 
+क हि 


ढ़ 


रद ड़ कफ ७5 
द ह 


>२२५७२०३+३५ पश 5५ 
+ 


ड़ 


५)" 


४ े 
४-7 कक 
है ८ अल 
2 3 22 पक 5 





हुए । 


करते 


जाला 
जू+ 


उद्घाटन 


का 


की प्रतिमा 


धी 


त्मागा 


ञ्क्क 


टोंक में महार 


8 


ि बल 
नतक मनी. बण 
-+- ८ * ४” + हे 
हक जा 5 धश त् है 
* 
>> + हू ॥ 
* रा 
<& बाज ऑफ ञञ हु 
विजन कल. कम हैं कं हि 
कह बबए 4६ आकर बन 
स्ॉॉ 
टच 
७ हा 
हु ल्ड्ी 
बज मन न 
ह 
रे ना 
> हे ञ 


मदन के करायी कु 





सहगाएुल्त्कतन १ढढ - १०३ अजित ल्‍<0एल्‍यकपर्न्‍ि का किमैबन--. ॥ 
; | री है ड््ः डा + सर लममनिमानीनान- २. ब+ 





क्र हग व्यू सत्र “१7%; नककलर नी | > 
ई 4 / टटडड2 22 2222: :7:7 57: दल चाय के हवाला साशशपादतपच्च "एडटव्नरलनर 
रा रद जी का हि ०» * ट्रें +क्‍' मी न्‍ः के सि "3१३ ध्ड 2 ५ कल 5. # 4. रू हट, ४ टृ 
हक. 32224 /,४ 2१% ८ 2:2८: >ट 2722027557:/5 ८2274 7 2 02] 46 52 कर 
श्र 4 की 4 4 222 772 500 3 8 ्य्स्ट्् /2,4६: ईशा मा कट ५», ४, १ 22 पथ पक न ही नल ही 
*। न प्र ०८ 5 ॥ ८2० 4 स्‍ ५, ५८ हे ८८22. ६ .* पक लक 40 ध 5५ कल ३ १42३ हज 2, 2८ 
प्र // 2० ई 44, #ह० ४ ५ 47 “<्छ  >! ४6 ,,2२2 ७ 5 हा कक 22 पका * ५94. कर के कि कट 2 डॉ 
है 0४८7 ५ ४२० न ५ ३ : 3८2८7 £#% ५५, जा 55, | 72५६5... /+ : 4. रु “१2४४... +; २छ ६ »;०४, ६५,००२, "४ 
2 है; 8 ८&70.42,5 ००० दा ५८224 %, ५ ईै4०८.५. ७7१७८ २१८९ कण 3० 
और 28 97022 (05% 22 0: 7/6.7 2:८4 ४7८ कट पी 309, ५६०7४ २ 
+ ४ 22८ 2५८ -2<*%/ 2. ८९०, कि थम ८2 » 4 कि 050९ रे है न कह * ७४८5७ कह क ४ बू्‌६ “| 
४2 £ 2४7 2 कट] 2, 6४ 75,“ ४४६ ६४७८. ४४ 3, है 90 है $५४ | ४ 2४  2ख 
री £:2£:.. 2 ५ 4 ४ ५7. # ८: आऑटयोीयी5 ८ ० ८ 2 +/ ४ का. कटाई मै ह. 7 3८७ 7१ #५१5 +# 7 5! ऊँ 5. प्रजा 
«१ * ५०४१ ४ 4 ६ «४. 5 ब्् ढः है की ४४ 7 ि 
डर हा] टी ज कफ र ६] के २, दा 7०३5७ | कल जे 2 ९, कि 4८५५३ ढ् न ०८2 ५ ७८2 च्ट रा पक हल वह क्र्ट है के, हक रँ *" कि 
है ४27/ 5 26/४ +4 “०० 4.८: है है... हि रॉ * 7 ज » «तर ड 2 45 १. आर ५१ ० १३५ ०- हर 
* 4, 4 7, 49 र्ईक्‍ &* 472 हक ० 7०४ ४ » कट. हि हि ६448 7< रृ हो लि का, के | 

+ “पर खडे *० 2१५ 23%... ८१ कै 24.5. 2%४ ४० ५ ५. “- ८, - 00% | और प 

४, ८72 72% ्ट4 24 > 3 9८: धमकी ४ ६/9+७ /्ढ रू $ कु हि | ० ८, ्् ६8“ निज 

/ है 29 दर र्टम 4 ८7४, ध््या ५५, हाँ ४५, दा 2३%, कह $2 6“ न + मी 2 ब््ध “दब 5, 4 है धर 5 री रे 

मु 7 ग्र हट <2/52:4 4%2॥ 2] ० क्र ० /प्न्‍कक्क -22.,2  :(/7१. 20:28 2 २ जरा ,० 2 का ४़ र्र पा ह ही हा हाट हर ५ । 
| /22 5 ४५०४ ७० ४८ 2२४75 एड मद ४८.५०: ६ श »पट ४ ट्री ५ 
हि 2 हे 3०9८ श् > $ 
/्र ः » # 4०. ४ हि] 2५८6 27%265/$ ४7: हर | $ £ ;] *, 4, 0 ट् ः हा श*ट 
हि हः 44८ के 5. # ६, 54 2» + छा 
१2222 हिल 4७०८८ | २6० 

ट डट2// ल्‍ँ 4846 
शी 


5 


हे 


53 5५ ३३६ ४ ६ ५७५६७५४५७ ६४६ ५७५४७ ५४५ ५ ७६५ ४२५८४%७०३५४५७७५० १९५६५ +५५९४५५५६ 4५७ “+७०७५ ज+ उकनाक ५ 
।् र 
ञ 


ह * ट 
ह 
* 
न 
गन हे 

रु 

* 

4 

च् 

3 

हि 

_ 

ह 

डर 

7 

* 

उ 

2 

हे 

डा 

है «६ >- ०5० +०+>>न्‍-->2-> का. है प/१ 


अरऊ जाम > 


के 5 अं न» 0 कीड+ मन १० 


हे अऑन्‍मान 





> 


लजीगसस 


] 


ग्रार मा हल 


ियों 


रालाल जी शारती 


्रीही 


ला 


ल्न है. ह>5$ 





चश्क + 





बन पड 


पर्व हँ «५७ आ३५७ ७ ५५- 





न्‍्ी हक है 


53 ४ #ब्थक 


+ 
के कि 
रनक-+8 >॥ ७ के. २० »9-० कक3+क ४ 


बे 


ल्‍ 


>> फेक 4४3०५ 3. कमर ७0 +2क्‍+०क०७५. २३ ४५ | ७औ 3 न» 3५ 48, ४१५: ७ औ- ४७ *केसन पज्जबत-+ 





हा 
ञू 


| 
है 
५ 
+ 


॥ ॥|६ 800४ ॥2202]002 है! ॥8०]0व.- १: ॥॥-)॥)४४६ ५: ।:॥:2॥:3. 


का 






नी कुकनाकाम>कमफफर अेज्म >रम्तगादुनैमननानटून्‍व पका | “पा किला" धतकी का ३१४० के... >फुरानानान पॉन्क नयी कक प्रधट ता >> | कुणन आा “2७3 ++ कक 7४» कफ ज हू. कक के अत व ७५ »क जिलल्‍जकता, हीमीनी जिटननकन हाथ कफाझगाह अं खआ का, री अीपमपमनाकत शएक हक वकककणकभ > ही " कुचा चअ्यकलकी ७» कफजक 


> डेप 
हि. 


4 बैल, 
किन 2 








आंअााा २ ? 5 ाांआकां 'कै करत 24०७ ३८ )कत एम ७ अत समन जस बी. 0] ज्या मत कटने सवकात- ३-७० अकक ५. 77 53375 ४ ४४९ ४27४ कक-०क कृत ॥। 
हू पमध्णन कर | + है है हु ककसल 


-ः कल. +>+> ड् चार * ही ्ा 











कक के कं + फ 9५ 










के कर ्कीजकल थक 





हू 


लय 5 
हंस मनन 
। दे 
+ 
4 रु 
( ई 
रु न है +-फकछ + कर ] 
बम्मककुर सिक+लजरी 
! कै की के कल 
+ क्ष | ४ कं से से ते > >ध्फबढओे कप +आकात मल बज >- (8 मा । 
रू द्क हे .+ ४ $ हैं ७ अरे मेक * *पमाककमा 
'] 8 कक" ७ आम का 29 के 0 ००० का बज किन के तथा 


गा | » ३५ 


जय कार, 


९ 4 


के 


+ ३ >्क पेन. ६: 












>+के_ कक. हेड खाकर ऋष्ओ मैं ॥क० 27२ ८ + 


जज ? _> >> में, है... बकिमा... के! ये १७-जक 


कं 


थ 


र्क॑ 


मन्‍्त्री श्री जगजीवनराम जी 


(लवे 
मुख्यमन्त्री व्यास जी । 


धाक' 


हु 
सर्प 


के 
ह में 


ल्‍र 


जर स्‍नन्‍का 5 न््ग ४ 
4... .++२« ब>र५क रु हि 
फ +फ्2 4 
5 नि 
१ 3 
/ प 
हक] 
रू ] 
है 
रथ 
हट म प ॒ 
हा 
4 
रा 


हे 9७३० 
ग्र्नी बा क। 
०» 5३ * प्र 





हाई कम 
| 

फि ७ 
छः ६८ 


के 


पर0 


| 


प्ठ्ः 
स्व्छ्प नारायण 7 


ठ 


बीच 
रोहि 


रच 


पु 
> 


यी शोर 


बागत समा 
रद 


जा 


है. 
अत . अन्‍क 
श्ब्षा 
्च्जा लि 
9० 
हट ः 
ला हु । 
+. इृथ्मान ० 
कक 


अल 
/ ् 
९. 
जयाााबर हा 
पक 
कुतमम 
्ट द 
४ 
हए 
सम 


हर] 4... 3.8.५/+ जलन ०/०-क ++अक-+०क्‍यार /23- न फ-मननम-मनकनमा सा“ कम नमआनध८००-.क. 
ननभनना-+ व लं व» + * 
<०७+०*>>न्‍्थ० ०णक 





न कं ञ 
नाम अनजनमावकन के... ++ अआक # कल कोर 26 + रे च्् 


* कर 
५ हब हे ञ्क्ः्् न 
हि हु हु न का कं हे न छ 
८ के ऊ 5 श्र बः 
+ न ही ज़््‌ 
3* रू कु 
नो थक हर 
धर जे यश बे + 
रबी र् पड के 
ब्नली जा लऑक है ॥ 
ी न रे ह 
पे हि न्‍ दर 
“कट नकली फह री का 
बल ५ करफी आटा जज ४ रन + 
के शक कि हि १95. के “है ' 
हट ० ५. कन्या ० ३ हि 
बन जता न 
ढ हट ऊ ० कुल ं 







हम # (७ कै 
जी 


ऊ 
ड़ >कित 






शक्ल कर 
ही] “/- (4००+कशुक कम + कक" $ 
अर भ्फ ब्ः 3 कक +क ७ ऋूआआ 


का >%3->क- 
+ नया #. आह 


। 


रू 
हे 


+>क- कक! 





5 0 







4 छंआरडाचआटा ७ 


काफी 2 


नी 


की हट अर डडगता 


2४» डी 
ी 
न 
४ 
3 
पु 
3 जन, १० “ब 





न 
एड ५ ६१.५ -« » ५... * 


44०० अर 


+९, 


कझमलमेर में गहीद सागरमल गोपा की समाधि १२ स्मारक का उद्घाटन 





का रे हि 3... 
न न जल लक 
| कं ३३ *अम दि अ | पी 


के 





फू 
को ५ ह ६ । 
+ हे तर पु पर ह थ 5] $ 
कु ५ ६ ५ ७७७ कौर. बट शल्‍ु क्र के 
४ अत हि +र नॉ5« है 7६ / मम क # 3 हि ह। 
ब-छि 5 3 2 कक हा न 
ले ुँ ऊ 
दब नह ३ है " ८५४ $. + - 
| ५; ी ल्‍्शे * ४ | 
५ हि पु न 0६ » 3 न 7४ ग 
डर *  ्त] | २ के न हु 
हि 5 %: % ह पकड़, ० हे / 5, 5 १५. «७ 
+ क न हि +« ३] + «4, दि पु कै. ४० 
जे श न का नस जा. +क्रख हे 
दर था 5 ्ज 4. ४5 के 
4 मर ] | बन ब उनकी रच ह़ - न 
है का न ञु होता क्र कह के ँ॒ ६30 (४ 85% री बा 
558. «5६ ध $ तक >> एड *+ हे हु; > 
शक # ७३ ० शक ही #.. 9 ॥० न 
# हा कह. 28 रु आप न] 4५  त रु 
न >> अर हि हि ४७. 3३ 2५ बज हैं हक ० है ्र डे | 
िश है का मर कं 
शा कि किला 3 जन का ्् ५ नही पा हा 5 सब ।॥)| ् हि 
ध् दायक तब काल ४4% १6०९ का 4 
जे कप के 5 0 +फिफरैडऊस+ छ + ब्क, हु,/यतत0 5 5 + ३७ 0. 
्य ञ $ 


शक 
लो 
ना 
॥ 
> 
कर 
शा 
>> 4 
ह 
ञ्क्७ 
हे 
2 
से 
है 
५ 


3० 2 के १ न ग रह न 
हट "कद बह रे अं 
7 जीप है एक क् 
> कु! 
;॒ ट् 





4+ 


हन 
ढ 





हक 
जँ 
॥ 
; 
कर. 





+ 
कक 
कर 
ँ] 
] 


ज्ञानमल्दिट कक 
जोधपुर स्थित शानम 
केन्द्रीय कायलिय में ! 


(सप्ड हे : प्रकरण ६ ) 





7250 


, का 
७-5 
| की 
+ ६8७ 
िड श कि 
ही ५ 
जा] 
8. 
लत $ ३ 
झ्ड्डे 5 
व कं, 


# हज 


के 


ल्‍ट डायट 









ञ्ऊ 
ल्‍ >७+> की कनी कप * कु 


० रो 


लटक कर 24 
(हज के >बजट 2 जिकत अ 


8, 
+> 
कह बन 


न 3 आओ 5 मे रा रा हे 


न्‍घ आओ 


ता 


हे 


|] न 


>> + आजा» फ  ऊ 


हि 
>ॉ 
अर 5 र १ 
५ 2 जप 


पनी श्री दर्गासिह एण्ड सन्‍्स के यहां अप 


संग त का व्यय खत छि ष्म्प फ लक न मा न्नि +७७- आल 
गातज व्यास जा, छम्पना के साल 


है और अन्य कलाकार भी उपस्थित हैं| 


का 
उन, 


च 


की 


गीतों का 


थी राभेब्वर रिद 





की क+ व + -+ 


है 















2 
/ः 
4 
4 
/] हक 
+ 
८ हा 
#*. ट 
श्र # 
४ 7 
4 ह 
हे हि 
हो /ड 
की, 
हे ड 
५, 
की. #" 
4५ ई' 
2८८ र हा 
44 कै + 
ग 
है | 
् + 4 
4 $ 
5 ४; 5 ; 
न्‍ीँ * + 
ह लॉ कु # हे 
ढ् ह ह 
ल्‍+ ८ ह 
हक 
कुक 
ल्‍ 
44 का 
>्अ््क्य नी 
हल 
4 
< 
प्र 
/ 
हे 
क। 


रु 


5७७55 5 5 3५५९९ ४ 





रत 


हे 


कर +5७ 





हे 
दर 
्स 
$ टी; 
बेब 
] 
|] 
4 
* 
ता 
९ 9 
अं 
५5 
कद । 
ब+ 
ा 
+ 
हे 
र 
गण 
2 
क्र बढ कह 
55 हर 
+७ ६ 
# कप 
हम. ४ 
बा 
० ०» ' । 
फ् 
4१५० कक 
7 » 
ह् 
॥ 
ढ़ 
9६) 
3 
कं 
ग+ 
#> < 
रू 
श 
ह 
री] 
६ 
77 
हु 
ऐ 
हे ] 





४. जय ५ 


मम] 


# जज 


हे 


+छ्त 


हु 


उन. .०के, २० ढकमी रकम क 





न 
5 
न 
5 


धु 
4 न ५ 
4 ह हर शा 
6 १३ 2५ 7 प्र ंः ४०77, #%. औ 
2, ही के हक मन है 
प्र धि ५६ 
रह शी हर (४ 2 यु # 


््र न 
ि #य ““6क20844०३१ ८ 6 हे 
कर 5१] 


है 






|] 
कं 
+ 
5 


हक] हक है #% एक +* 
ज्जी 


ह हे 








। 


सी] 
+ 
न न 
हे शहर 
+ 
बलफटील22 १ $ 
'#-२८7* | हू हि 
24022 > ड़ न हा 
तत्पर ट 2८, या | पर ४ ४ हे ४ | 
| कु + । /र ४ 6; “अर ५ के 
ह हा है 2 # ०३ न्‍ का 
हट जा 8 ५ >> है! > डे 
१ 6५० १५ ४४ श यु ० 
24 #  2/ # ह ४ #.. # (१० है 
है | फा हे 
3 








अकररत १ 


व्थक्तित्व व चढियि 
१ 
मूर्धन्य व्यक्तित्व 
उपराष्टपति डा० जाकिर हुसेन 


वे विशिष्ट नेता, देशभक्त और भारत माता की श्रद्धालु सम्पन्न संतान थे। 
'भूतपूर्व देशी राज्यों की जनता के स्वतन्त्रता संघर्ष के वह एक वीर योद्धा और महान्‌ 
सेनानी थे । 
व्यास जी जब देशी राज्यों के जन-आन्दोलन में संलग्न थे, तव उनकी प्रवत्तियों 
के साथ मेरा अत्यन्त निकट का सम्पर्क था। वह मुझे 'वी वी” कहकर बड़े प्रेम से 
चुलाया करते थे। भ्रनेक विषयों पर उनके साथ विस्तार से विचार विनिमय करने 
का मुझे सौभाग्य प्राप्त था | पिछले श्राम चुनाव में, राजस्थान में जिन भ्रप्टाचारी 
उम्मीदवारों को कांग्रेसी उम्मीवार के रूप में खड़ा किया गया था, उनका उन्होंने 
खुला विरोध किया था। बहुतों का यह ख्याल है कि ऐसा करने में उन्होंने राज- 
नीतिक दूरदर्शिता से काम नहीं लिया। परन्तु वह बड़े साहसी, निर्भीक और अपनी 
भूल के प्रति भी वड़े ईमानदार थे। उन्होंने एक वार मुझे विश्वास में लेकर यह 
बताने में भी संकोच नहीं किया था कि उन्होंने राजस्थान के मुख्य मन्त्री रहते हुए 
भारवाड़ के पूंजीपतियों की आथिक सहायता इसलिए स्वीकार नहीं की थी कि 
उससे उनके लिये ईमानदारी के साथ स्वतन्त्रतापू्वक अपने शासन का संचालन 
करना असम्भव हो जाता । 
यह झाथिक सहायता देने का प्रस्ताव तब प्रस्तुत किया गया था जब उनके 
सामने राजस्थान के मुख्य मंत्री के पद को छोड़ने का प्रसंग उपस्थित हुआ था। मुक्त 
इसमें संदेह है कि राजस्थान में ऐसे कितने राजनीतिक नेता हैं, जो किसी उच्च 
व्येय की पूर्ति के लिये साधनों की पवित्रता में उन सरीखा विश्वास रखते हों। 
घनिकों के पैसे के वलपर सत्ता हथियाने की अपेक्षा उन्होंने पद से श्रलग रहना झधिक 
उचित समझा । इसीलिए तो उन्होंने अपनी निजी सम्पत्ति का संग्रह नहीं किया 





१४० घुन के धनी 


एक वार उन्हेंने मुझे बताया कि उनकी निजी सम्पत्ति किशनगढ़ में केवल एक 
छोटानसा मकान है, जो कि राजस्थान विधान सभा के सदस्य चुने जाने के लिये 
उनका निर्वाचन क्षेत्र है। निहित स्वार्थ के भ्रप्टाचारी सरकारी अ्रधिकारियों के 
वह कट्टर दुश्मन थे । इसी कारण निजी स्वार्थ वाले उनको घृणा की दृष्टि से देखते 
थे। वह अंसदग्धि रूप में ऐसे ईमानदार थे कि उनके लिये शासन अथवा कांग्रेस 
संगठन में अप्टाचार को सहन कर सकना सम्भव ही न था। जयपुर भें पिछले 
चुनाव के दिनों में एक पुराने क्रान्तिकारी नेता ने मुझे बताया था कि व्यास जी को 
अंग्रेज भी ऐसा ईमानदार मानते थे कि उनको किसी भी कीमत पर उनके लिये 
खरीदना” सम्भव न हो सका। इस क्रान्तिकारी नेता ने मुझे कई राजस्थानी नेताञ्रों 
के नाम बताये, जिनको “अंग्रेजों ने राजस्थान के राजनीतिक स्वतन्त्रता के संघप को 
कुचलने के लिये अपना हस्तक वना रखा था। अपने प्रारम्भिक जीवन में उन्होंने 
रेलवे में नौकरी की और वाद में अ्रध्यापक कार्ये शुरू किया । १६२७ में, २८ वर्ष 
की आयु में उन्होंने कांग्रेस में प्रवेश किया । १६२१ में उन्होंने मारवाड़ हितकारिणी 
सभा का गठन किया । राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वह दो बार अध्यक्ष रहे। 
१६२८ से १६९३६ तक वह अखिल भारतीय देशी राज्य लोक-परिपद्‌ की प्रादेशिक 
शाखा के मनन्‍्नी और १६३६ से १६४७ तक उसके महा मंत्री रहे । ' 
१६२६ से १६३१तकवह जोधपुर में पहली वार जेल में वन्दी रखे गये। बाद में 
भी तीन वार १६३२, १६४१ और १६४२ में उन्होंने जेल यात्राएं कीं । पत्रकारिता 
में उनकी विशेष दिलचस्पी थीं। १६३६ में वह वम्बई के अखण्ड भारत देनिक 
पत्र के सम्पादक रहे। अपने निधन से एक वर्ष पहले उन्होंने अंग्रेज़ी पाक्षिक पीप' 
का संचालन एवं सम्पादन किया। उन्होंने उपन्यास और बहुत-सी कविताएं 
भी लिखीं। वह अपना खाली समय नृत्य व संगीत में विताया करते थे। 
गीतों और लोक नृत्यों में उनकी विशेष रुचि थी। समाज-सुधार में भी उनकी कुछ 
कम रुचि न थी । उन्होंने मुझे पिछले ही वर्ष यह बताया था कि ('पुप्करणा' समाज 
में से, जी कि मस्यतः राजस्थान में केन्द्रित है,वाल-विवाह श्रादि बन्द कराने के लिये 
कसा कठोर *प्म किया था। १६४०-४१ में वह जोधपुर नगरपालिका के अध्यक्ष 
झोर १६४४-४६ में जोधपुर राज्य के मुस्य मंत्री रहे। पहली वार अप्रैल, १६५१ 
से मार्च, १६५२ तक और दूसरी वार नवम्बर, १६५२ से नवम्बर, १६५४ तक वह 
राजस्थान के मुस्य मन्‍्त्री थे । १६३२ से ५३ तक वह जयपुर बलब के गध्यक्ष रहे 
१६५७ में पहली वार और १६६० में फिर दसरी वार राज्य सभा के सदस्य चमे 
गये। राष्टपति द्वारा नियवत पहले हिन्दी झ्रायोग के वह सदस्य थे। वह सार्वे- 
जनिक लेसा उपसभित के भी सदस्य थे । 
झंबस चड्ा चात यह ६ कि यह एक मानव्र थे और कमी भी शिसी ने उनकों है 
उदास न देरा। होगा। ३३ कीनिंग सेन में कॉमन छिचन के सदस्य रहे । एक बाद 


व्यक्तित्व वे चरित्र १४९ 


सारी शाक-भाजी दूसरे सदस्य उड़ा गये। जब वह भोजन पर बैठे, तव उनके 
लिये केवल रोटियां बची थीं। रसोइये पर नाराज न होकर उन्होंने बड़े ही सहज 
भाव से लाल मिर्च, नीवू के रस और नमक के साथ अपना भोजन कर लिया । 
अपने मित्रों के साथ वातचीत और व्यवहार में बहुत खुले थे, हालांकि उनके 
लंगोटिये यार भी उनसे अपना स्वार्थ पुरा होता न देख उनको अकेला छोड़ अलग 
हो गये । जव उनकी और उनके साथी श्रीमथुरादास माथुर और श्री द्वारकादास पुरो- 
हित को सरदार पटेल के प्रकोप का शिकार होना पड़ा, तव प्रधान मन्त्री श्री जवाहर- 
लाल नेहरू ने भी उनका साथ देने में अपने को सर्वथा असमर्थ पाया । उनको प्रधान 
मन्त्री नेहरू से सवसे वड़ी शिकायत यह थी कि उन्होंने राजस्थान के वर्तमान शासकों 
पर भ्रष्टाचार के जो आरोप लगाये, उनके बारे में उन्होंने कोई जांच नहीं की । 
इसी कारण तो उन्हें खुले मैदान में आकर मतदाताओं से यह अपील करने को वाध्य 
होना पड़ा कि उन्हें अ्रप्टाचारी कांग्रेसी उम्मीदवारों को अपना मत नहीं देना 
चाहिए।  & 5 
इसमें कोई अत्युक्ति नहीं कि उनके निधन से राजस्थान के नेतृत्व में बड़ा 
अभाष पैदा हो गया। जहां तक भारत माता की निःसवार्थ सेवा का सम्बन्ध हे, 
उनका मूर्धन्य स्थान था । राजस्थान के शासन अथवा वहां की कांग्रेस में ऐसा कोई 
व्यवित नहीं है, जिसको उनके पाये का कहा जा सके | ये भ्रप्ट औरतुच्छ राजनीतिक 
छुटभइये बड़ें-बड़े पुंजीपतियों के साथ गांधी और नेहरू के नाम पर अपने स्वार्थ 
की प्रति के लिये सोदेवाज़ी करने में लगे हूँ । 
मेरे शब्द ये कुछ कठोर हो सकते हैं, किन्तु राजस्थान में जो परिस्थिति पैदा 
कर दी गई है, उसकी वास्तविकता को स्पष्ट करने के लिये वे बिल्कुल यथार्थ हैं । 
मैं चाहता हूं कि श्री जयनारायण व्यास सरीखे दो-चार तो निःस्वाय देश- 
भक्‍त ऐसे हों, जो हमारी स्वतन्त्रता तथा लोकतनन्‍्त्र को सुदृढ़ बनाते हुए देश को 
समाजवाद की ओर अग्रसर करने के लिये अपने को न्योछावर कर सकें | 
('पालियामेण्टरी टाइम्स! से अनूदित ) 


२४२ घुन के धनी 


३ 
ख्रनुकरणीय व्यक्तित्व 
मुख्य न्यायमूर्ति, श्री दुर्गाशंकर दवे, वरिष्ठ न्यायालय, जोपपुर (राजस्थान) 


नई पीढ़ी व्यास जी के राजनीतिक जीवन से ही अधिकतर परिचित है, 
परन्तु उन्होंने समाज-सुधारक, साहित्यिक तया शिक्षक के रूप में जो कार्य किया, 
उसका कहीं अधिक महत्त्व है। सच्ची राजनीति की इमारत तो समाज के सामा- 
जिक जीवन की ठोस गहरी नींव पर ही निर्मित होती हैं। व्यास जी ने इस सत्य का 
प्रारम्भ से ही सही रूप में मूल्यांकन कर लिया था। इसीलिए उन्होंने लोक गीतों 
के प्रणयन, कुप्रथाओं के उन्मूलन, शिक्षा के प्रसार आदि अनेक सामाजिक एवं 
सांस्कृतिक उद्वोषन के कार्यो द्वारा समाज के सामाजिक जीवन का पथ प्रशस्त 
किया | उनके इसी पथ का अनुसरण हमें करना चाहिए। 
० ० ० 
अपनी उसी यात्रा के एक मोड़ पर वे राजनीति की पगडण्डी के भी पथिक 
वन गये । समाज की प्रगति, समृद्धिएवं समुन्नति में वे सतत प्रयत्नशील रहें। उनके 
दुःखद निधन से राजस्थान के एक अ्नुकरणीय व्यक्तित्व खो दिया । 


३ 
वबेजोड़ व्यक्तित्व 


श्री रामनिवात्त जी मिर्वा, अध्यत्ष राजस्थान विधान सभा, जयपुर 


रण, 


व्यास जी भ्रव नहीं रहे । यह विश्वास करना कठिन है कि उनका हास्य 
विनोदमय व्यंग्य और लोट-पोट कर देने वाला मनोरंजन भविष्य में कभी सुनने को 
नहीं मिलेगा । उनके निधन से एक बड़ा देशभक्त और विशिष्ट व्यक्तित्व हममें से 
उठ गया। इस प्रकार जो अनाव पैदा हो गया है, उसकी पूर्ति असम्नव है । 

राज्य सरकार ने उनके निधन पर जो शोक विशज्ञप्ति प्रकाशित की, उसमें कहा 
गया कि राजस्थान को उनके निधन से कभी न पूरी होने वाली क्षति सहन करनो 
पड़ी है । ऐसे ऊंचे चरित्र के व्यवित के उठ जाने से न केवल राजस्थान, अपितु सारा 
ही देश दरिद्र हो गया है । रियासती जन-आनन्‍्दोलन का अत्यधिक महत्त्वपूर्ण व्यवित 


हमने सो दिया । 


वेजोड़ व्यक्तित्व १४३ 


एक-एक करके महारथी हमको छोड़कर चले जा रहे हैं। सम्भव है कि श्रव 
उनकी आवश्यकता न महसूस की जाती रही हो अथवा देश ने उनसे पूरी तरह 
लाभ उठाना बन्द कर दिया हो । परन्तु उनकी उपस्थिति हममें से अनेकों को नव 
स्फूर्ति प्रदान करती थी और आजकल की उस जोड़-तोड़ की राजनीति पर से 
जिसमें संख्या वल और वहुमत का ही महत्त्व रह गया है, एक आश्चापूर्ण अंकुश उठ 
गया है। संख्या-वल अस्थायी है और वहुमत भी समय के उतार-चढ़ाव के साथ 
वदलता रहता है । किसी भी देद्य या राप्ट्र को स्थिरता और सजीवता तो चरित्र- 
वान नेताओ्रों से ही प्राप्त होती है । जब ऐसे नेताओं का अभाव होने लगता है, तो 
उनके पीछे रहने वालों का यह कत्तेव्य हो जाता है कि वे अपने विचारों और प्रव- 
त्तियों को उनके आद्शों के अनुरूप बनाएं | यही वह मार्ग हैं जिसका अ्रवलम्बन 
करके कोई भी देश अथवा राष्ट्र स्थिर गति से प्रगति एवं विकास के मार्ग पर 
अग्रसर हो सकता है| 

९ <> <> 

श्री जयनारायण व्यास का जन्म १८९८ में एक पुरातनपंथी ब्राह्मण कुल में 
हुआ था | वह जोधपुर रेलवे के दफ्तर में काम करने वाले श्री सेवाराम जी व्यात्त 
के इकलौते बेटे थे । उनकी माता जी का कुल तो और भी अ्रधिक कट्टर पुरातन- 
पंथी था। सुप्रसिद्ध 'चण्डू पंचांग' जंत्री के प्रवत्तंक का वह कुल उत्तराधिकरी था। 
उनकी प्रारम्भिक शिक्षा अपनी विरादरी की एक पोशाला में हुई थी। में यह सव 
चर्चा यह दिखाने के लिये कर रहा हूं कि ऐसे नैष्ठिक कुल में जन्म लेने और 
ऐसी पोशाला में पलने व पढ़ने वाला कैसा विद्रोही बन गया ! व्यास जी केवल 
राजनीतिक दृष्टि से ही क्रान्तिकारी न थे, प्रत्युत सामाजिक दुष्टिसे भी बड़े 
“विद्रोही थे। सब नेताओं के सम्बन्ध में ऐसा नहीं कहा जा सकता । वे राजनीतिक 
दुष्टि से कैसे भी क्रान्तिकारी क्यों न थे; परन्तु वे अपने सामाजिक जीवन में वसा 
ऋन्तिकारी दृष्टिकोण नहीं अपना सके । ह 

५ ९ है 

मैट्रिक की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद व्यास जी में जोवपुर रेलवे में नौकरी 
कर ली । उसको छोड़कर वह अध्यापक बन गये। अ्रध्यापन का पेशा अपनाने 
से वह 'मास्टर साव' कहलाने लगे। प्रथम विश्व-युद्ध (१६१४-१८) के वाद भारत 
और बाहर के देशों में जो राजनीतिक और सामाजिक उथल-पुथल हुई; उसका 
व्यास जी पर गहरा असर पड़ा । उनकी अपनी विरादरी और समाज की घामिक 
कट्टरता ने उन्हें विद्रोही वना दिया | वह समाज का पूरी तरह काया पलट करना 
चाहते थे, जिसमें सामाजिक सुधार के लिये आन्दोलन के अतिरिक्त राजनीतिक 
* परिवर्तन की भी जरूरत थी और इसी उद्दंदय से उन्होंने १६२१ में श्ली मारवाड़ 
हितकारिणी-सभा' को स्थापना की । 





१४४ घुन के घनी 


इस तरह मारवाड़ राज्य में राजवीतिक आन्दोलन का वीजारोपण हुआ। 
व्यासजी ने व्यावर से प्रकाशित होने वाले साप्ताहिक पत्र 'तरुण राजस्थान! का 
सम्पादन किया। वह उनके निर्मीक सम्पादकीय लेखों के कारण शीघ्र ही 
लोकप्रिय बच गया | १६२७ में शुरू किये गये आन्दोलन के दौरान में ऐसे ही एक 
'निर्भीक सम्पादकीय लेख के कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। झपने दो 
साथियों देशभक्त सेठ आनन्दराज जी सुराणा और श्री भंवरलाल जी सराफ के 
साथ अदालत ने उन्हें छह वर्ष की कड़ी कैद की सजा दी, जिसको अपील में चीफ 
कोट ने घटाकर ढाई वर्ष कर दिया। अपने जीवन-काल में उन्होंने जो पांच बार 
जेल यात्राएं की, उनमें यह पहली और लम्बी थी । 
<> ५ < 
१६३० में गांवी इरविन समभोते के फलस्वरूप व्यास जी को सजा की अ्रवधि 
पूरी होने से पहले ही साथियों सहित रिहा कर दिया गया। लेकिन १६३२ में सम- 
भोता टूट जाने पर सत्याग्रह फिर शुरू हो गया । व्यास जी व्यावर में गिरफ्तार कर 
लिये गये और उनको एक वर्ष की कड़ी कैद की सजा दे दी गई । उसको उन्होंने 
अजमेर सेण्ट्रल जेल में विताया । १६३३ में अपनी रिहाई के वाद वह दिल्‍ली चले 
गये | कुछ समय वहां रहे। बाद में उन्होंने अपनी गतिविधियों का केन्द्र वम्बई 
वबनाया। १६३५-३६ में उन्होंने वम्बई से अखंड भारत” नाम का हिन्दी दैनिक 
पत्र निकाला उनके जोरदार जोशीले और निर्भीक सम्पादन के कारण शीघ्र ही 
पत्र रियासती जन-ग्रान्दोलन की आ्रावाज़ बन गया । उसके महत्त्वपूर्ण प्रभाव तथा 
लोकप्रियता का पता इसी से लग जाता है कि राजस्थान की प्रायः सभी रियासतों 
में उसके प्रवेश पर प्रतिवन्‍्ध लगा दिया गया था । 
९ है ९ 
१६३६ में मारवाड़-लोक-परिपद्‌ की स्थापना हुई और जब व्यास जी १६३८ 
में जोधपुर लौटे तो उन्होंने उसका नेतृत्व अपने हाथ में ले लिया। १६४० में 
जोधपुर राज्य में एक केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड की स्थापना हुई, जिम्रमें व्यास जी 
को सरकार की ओर से नामजद किया गया। उन्होंने बोडे की सदस्यता यह सोच- 
कर स्वीकार की थी कि वह राज्य को कुछ रचनात्मक सहयोग दे सकेंगे। लेकिन 
उन्होंने जब सारी योजना को खोखला पाया, तो वह उसको छोड़कर चले गये । 
जोधपुर सरकार ने व्यास जी और उनके ६ साथियों को गिरफ्तार करके 
दस्तियों से दूर जंगली किलों में नज रवन्द कर दिया। दरबार के इस काले कार- 
नामे की जनता में प्रतिकूल प्र तिक्रिया हुई और उनकी रिहाई के लिये श्रान्दोलन 
छिड़ गया । तीन मास की नजरबन्दी के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया । रिहा होते 
ही रियासत के प्रंग्रेज दीवान के साथ समझौता वार्ता शुरू हो गई । समझोता वार्ता 
श्रसफल रहने पर १६४२ में उत्तरदायी शासन के लिये सत्याग्रह फिर शुरू कर 


2: 


है 


चेजोड व्यवितत्व श्ध५्‌ 


दिया गया । व्यास जी और उनके साथी फिर गिरफ्तार कर लिये गये और १६४५ 
वक जैल में रहे । 
हक । ९ श्> 
स्वतन्त्रता प्राप्ति के वाद व्यास जी को १६४८ में रियासत का प्रधानमंत्री 
बना दिया गया ! १६४६ में राजस्थान संघ के निर्माण तक वह इस पद पर रहे। 
इस अल्प श्रवधि में उन्होंने रियासत में अनेक जन छितकारी ठोस कदम उठाये और 
सुधार को दिशा में रचनात्मक काम किये । 
<> ९ ९ 
लोगों के दिमाग में यह वात बिठा दी गई थी कि व्यास जी अच्छे आनन्‍्दोलन- 
कारी तो हैं, परन्तु प्रशासक की दृष्टि से सफल नहीं ही सकते । इतनी श्रल्प अवधि 
में उन्होंने और उनकी सरकारनेजो महत्त्वपूर्ण कार्य किये उनसे इस श्रम का स्वत: 
ही निराकरण हो गया। अत्यन्त आवश्यक भूमि-सुधार के साथ-साथ व्यास जी ने 
शिक्षा के विस्तार पर विद्येप जोर दिया और ६ से ११ वर्ष की आयु के बच्चों के 
लिये अनिवार्य शिक्षा की योजना भी चालू की । एक इंजीनियरिंग कालेज कायम 
करने की योजना तैयार की गई और एक नई रेलवे लाइन के निर्माण का भी कार्य- 
क्रम वनाया गया। आयकर चालू किया गया श्रीर नियमित रूप से काम करने 
वाला झ्लाकाशवाणी केन्द्र भी स्थापित गया । जिलों की शासन प्रणाली में परिवर्तन 
करके उसको आधुनिक ढांचे में ढाला गया। व्यास जी ने इस प्रकार जिस तेजी 
ओर लोकप्रियता से सुधार के जो काम किये और जिस रीति-नीति का अवलम्बन 
किया उसमें कोई भी भावी सरकार विदेप प्रगति या विकास नहीं कर सकी । 
५ हक <ः 
राजस्थान संघ के निर्माण के वाद राज्य के इतिहास में एक नया अध्याय शुरू 
हुआ । यदि केवल कुर्वानी और लोकप्रियता ही किसी उच्च पद की प्राप्ति की 
कसौटी होती तो व्यास जी नि*चय ही राजस्थान के मुल्यमंत्री बने होते | इस तथ्य 
को रहस्यमय वनाये रखने का कोई मतलब नहीं है कि उनकी लोहपुरुष सर- 
दार वल्लभभाई पटेल की आपस में नहीं पटी । सरदार पटेल और उन दिवों में 
केन्द्रीय गृह मंत्री और रियासत विभाग के भी कर्त्ता-धर्ता ये। व्यास जी और 
'उनके साथियों के विरुद्ध जोधपुर में फीजदारी के मामले चलाये गये। वे मिथ्या, 
निराधार और हेपपूर्ण थे । वह दो विशिष्ट विभूतियों के दीच का संबर्प था। दोनों 
की अपनी-अपनी विशेषताएं थीं। परस्पर विरोधी, निम्न स्तर और जोड़-तोड की 
राजनीति पर निर्भर रहनेवाला व्यक्ति सरदार पटेल के साथ समभीता या जी हजूरी 
'करके राजनीतिक क्षेत्र में अ्रपना स्थान सहज में सुरक्षित रख सकता था। लेकिन 
व्यास जी वैसे नहीं थे । वह बहुत साहसी और गम्भीर थे । उनमें अपने उद्देश्य की 
सच्चाई के प्रति वड़ी गहरी आस्था थी | उनका परिणाम और उसके वाद जी कुछ 


२४६ ह घुन के घनी: 


हुआ वह सर्वविदित है। 
० ० & 
परिणामस्वरूप व्यास जी राजस्थान के मुख्यमंत्री बने । पहले आम चुनावों में 
हारे, उपचुनाव में जीते, फिर राजस्थान के मुल्यमंत्री बने। १६४५४ में दलगत 
संघप में मुख्यमंत्री पद खो बठे । फिर संसद सदस्य बने यह सव सबंबविदित इति-- 
हास है ओर उस पर विस्तार से प्रकाश डालने की आवश्यकता नहीं । 
राजस्थान में वार-वार मंत्रिमंडल बदलते रहने से बड़ी संख्या में मुख्यमंत्रियों- 
ओर मंत्रिमंडल बनने का अपना ही लेखा-जोखा है। व्यास जी उनमें अकेले ही 
ऐसे हैं जो पद छोड़ने के वाद भी लोकप्रिय वने रहे और उन्होंने अपने महत्त्व को 
नहीं खोया । व्यास जी के व्यक्तित्व की एक विशेषता यह थी कि देश के राज-- 
नीतिक जीवन में उनका महत्त्व प्रशासन और कांग्रेस संगठन में उच्च पद पर बने' 
रहने पर निर्भर न था। वह ऐसी आश्राकस्मिक घटना न थी जो क्षणभंगुर होती है। 
इस दृष्टि से वह वेजोड़ और अपने ढंग के अ्रकेले ही थे। यह भी सर्वेविदित है 
कि उन्होंने १६६१-६२ के आम चनावों में कुछ कांग्रेसी उम्मीदवारों का खुलकर 
विरोध किया था। इसमें सन्देह नहीं कि उन्होंने अनुझासत भंग किया, जिसको 
ग्रपेक्षा किसी सामान्य कांग्रेसी से नहीं की जा सकती। लेकिन उन्होंने ऐसा 
अपने आदर्श और सिद्धान्त की रक्षा के लिये ही किया था। इसी कारण छोटे-बड़ 
सभी कांग्रेसियों और यहां तक कि कांग्रेस उच्च सत्ता के कुछ सदस्यों ने भी उनवने 
प्रशंसा ही की थी । 
कांग्रेस सही माने में एक राजनीतिक दल नहीं है। वह एक विद्ञाल व व्यापक 
आन्दोलन है। उसमें वे सभी तत्त्व शामिल हूँ, जो राष्ट्रीय जीदन में अरसन्तुप्ट 





ग्रथवा एक दूसरे से भिन्‍न मत रखने वाले कहे जा सकते हैं । इसी में उसकी दापिति 
ग्रीर कमजोरी निहित है। कांग्रेस सरीखी संस्थाञ्रों को बल या शवित ऐसे लोगों: 
नहीं मिलती जो उसमें सामान्य संगति बिठाने में लगे रहते हैं; प्रत्युत उनसे 
मिलती हू जो सारी स्थिति पर नेतिक एवं व्यापक दष्टि से विचार करके अपना 
कत्तेव्य-नर्म निश्चित करते हैं 
० ७ ह > 


मी ये 2 2 ६ के थ असन्‍लवकमपनन, गये च् परन्तु 'फल्‍न+-रम्पतूक ">गपसन्‍वापक्कक, 5 हैं ६-० पं ४ ्र्य बह अन्य अन्‍्मढ़न्पूछ, 77र/22/ स्का विधि 
व्यास जा हमम से उठ गये, परनन्‍्त उनका आदश आर व्यक्तित्व हमम विद्य- 
मान्‌ है। नविष्य में सदा ही उनकी झसंदिध स्मानदारी और सच्चारं हमे निर 


न्तदः श्ररणा दत्ता सहगा। उसदा समानदाता मल बाहर 


ाा। 


+ ६०७ ६.०4 ८47. 
पी नहीं धी; प्रत्यत बह उनके दिल और दिमाग में ऐसी ब्यागी थ्री कि सिसी 
उयादतली मे सामने हताना झोर जीह-सोट बिद्यायार ऊसे-तरे ना गतसलभद साधना 
सटट झानत का बंबया। हम क्षपन साहा शक्रार सद्य दू जा आप शत आम 
चाहिए कि कया किसी भी राजनीतिक दस में ऐसा कोर्ट राज्नीस्शि है, जो उनके: 


प्रेरणा के स्रोत : उन जैसा कोई नहीं दीख पडता १४७ 


इस कसौटी पर पूरा उतर सकता है ? 


रद 


को 
प्रेरणा स्रोत 
रावसाहव श्री नारायण सिंह जी, मसूद्ा, उपाध्यक्ष रानस्थान विधान-सभा, जयपुर 


स्वर्गीय श्री जयनारायण व्यास का जीवन-इतिहास तो इतिहासनजों को लिखना 
है, लेकिन हमें जो सोचना है वह तो यही कि किस प्रकार से लड़ते हुए स्व॒तन्भता 
संग्राम का वह सिपाही आखिर तक डटा रहा और सम्मानपूर्वक चला गया। हम 
सब यही आकांक्षा करें कि उन से प्रेरणा लेकर इसी प्रकार अपनी-अ्रपनी लगन में 
मस्त काय करते हुए उसी सम्मान के साथ जा सके । 
हम कभी-कभी किसी सिद्धान्त पर अड़ जाते हैं। कहते हैं कि यह हमारा 
सिद्धान्त है। लेकिन सिद्धान्त, विचार, विवेक और व्यवहार से ही सिद्ध होता है। 
वह तो स्वयं सिद्ध अंत है। वह तो अपने ही सारे कार्य से, अपने ही सारे जीवन के 
अनुभव से उसी प्रकार सिद्ध होता है, जिस प्रकार व्यास जी ने सिद्ध किया अथवा 
अन्य महापुरुषों ने सिद्ध किया। सिद्धान्त की हठघधर्मी के साथ हम न वहें; बल्कि 
सिद्धान्त को टोहने की कोशिश करे। कहने के लिये व्यास जी यहां नहीं हैँ, पर 
उनका प्रेरणा स्नोत त्यागमय जीवन अविरल वह रहा है, जिससे हम हमेशा 
प्रेरणा ले सकते हैं । 


प्‌ 
उन जेसा कोई नहीं दीख पड़ता 


हल | 4 


वनस्थली विद्यापीठ के संस्थापक, श्री हीराजाल जी शास्त्री, लबएर (रानरपान) 


<__' 


च्य 
लगभग पतीस वर्षो तक भाई श्री जयनारायण जी से मेरा सम्पर्क-संसर्ग-सम्बंध 
रहा । 
कला में उनकी जो स्वाभाविक रुचि थी वह मुझे कई वार मुग्ध कर हैती थी । 
वे बच्चों के साथ खुद वच्चा वबनकरजो व्यवहार कर सकते थे उसे देखदार अधिक- 


तर मुझे खुशी होती, पर कभी-कभी मेरे भीतर ईर्प्या का-सा भाव पंदा हासे लगता 





$ ४८८ घुन के घनी 


था, वह इसलिए कि मुझसे वसा नहीं हो पाता था । 

जो छुछ लिखना होता था उसे वे बड़ी आसानी से और मिनटों में लिख डालते 
थे। जयपुर प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन के प्राय: सभी प्रस्ताव उनके लिखे हुए थे । 

भाई व्यास जी का परिश्रम गज़ब का था। केवल चाय के आधार पर वे रात- 
दिन काम में पिले रह सकते थे। ऐसे दृश्य मैंने वम्बई में देसे, जयपुर में देखे । 

में मानता हूं कि भाई व्यास जी का मुझपर वैसा ही स्नेह था जैसा किसी बड़े 
का छोटे पर होना चाहिए। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक-परिपद में मुझे 
बड़े प्रेम से आगे लाने वाले व्यात्त जी ही थे । 

हमारे सम्बन्धों में जो दिध्य आया उसके विपय में इस समय कुछ कहना 
अनपठुकत हागा । कंदल इतदानछा कह 5 कि हु हम दोनों के लिये तीव्र वेदना का 





4 हा बिक] 


उपर्यदत्त विध्न समाप्त होकर पुराना पड़ गया तव व्यास जी का पहले से भी 
अधिक स्नेह मुझे मिला ओर वंसे ही उनके प्रति मेरा आदर नाव पहले से कई गुना 
बढ़ गया । दिल्‍ली में हमें एक-दूसरे से मिले विना और झपने दिल की वात कहे 
विना चैन नहीं पड़ता था। उनसे दिल्ली में मिलकर विहार के दौरे पर निकला 
तव मैं कहां जानता था कि मेरा उनसे वह मिलना अंतिम था झौर जब रांची में 
एक मित्र ने व्यास जी के स्वर्गंवास का समाचार सुनाया तो मुझे लगा कि मैं पत्थर 

गया । 

भाई व्यास जी सच्चे भ्रर्थ में त्यागी थे। वे बहुत भले और कुछ भोले थे । देश के 
लिये और राजस्थान के लियेजी छुछ उन्होंने किया वह अनुपम था । मुझे उन जैसा 
कोर दीख नहीं पड़ता । पिछले कुछ वर्षो में श्रान्तरिक वेदना उन्हें हुई वह न होती 
तो कितना अच्छा होता | निष्पक्ष भाव के साथ वराई से टक्कर लेने की जो उन्होंने 
अंत में ठानी उसे सफंलता की ले जाने की दृष्टि से वे हमारे दोच में बने ही 


ताक कप 


रहते तो हम कितने भाग्यभाली होते । पर भगवान्‌ को वह कब मंजूर था । 


्झ 2 


5 
फ्कर 
नानक 
हनह 
हि 


] 


2 तै 


ई्‌ 


७ 
चड साया 
ऋण शक > श् #.. 2 र_ 
2 ने७+नकूक नि ६३ ५ पक / लत अन्‍य बथ्थ -.+- जप... धरयक० “क+- न्याय रे स्‍धल-असललाममयक िततरअ, #+ 
सर्नदय नेता ही माह नाई दाादरान भद्‌द, भूइन सुझोर, जबउुर (एनस्थ न) 


डर के 
गम पद + 2६ [र । >#0009४४ मकान "गा आग 445 62/* # +०पानाइइ०आं#'2 4 आं०हंई 
र्गधानर कथा; अहे बयान भर फकरदार था... .«! 
# का ही] कृति_... खिक के 
न श्ए् | इक ६ न्प्री अम्मा. डन्‍काक हर कु न... अल शक- म््भ चर उन न्‍_गइक “के ् दा है 
 हपसाए ने साय ऊा। साटूलभार, जब हम बल्य/ में जे" 
#६ का 


चर, श्र 
शस स्वाद हायालय से रहते थघ। हल का साटआा बताकर वंगबालग मे 


बड़े भेया १४६ 


टेवलों के नीचे अ्रखवारों का विस्तर विछाकर गुपचुप सो जाते थे । स्वर्गीय अमृत- 
लाल सेठ के उपालम्भ भी चुनते रहते थे। हँसी-मजाक चलता रहता था। चाव- 
देवी का श्रावाहन करते रहते थे और अखंड भारत' कई कठिनाइयों के वावजूद 
भी निकालने में लगे रहते थे। उन दिनों की मस्ती अनूठी थी। आज भी वही 


जा ब्ध्ब 


भस्ती है और सदा वनी रहेगी ।” बड़े भैया व्यास जी ने कभी इन शब्दों में अपनी 
वह जीवन कहानी रुवाई थी, जो राजस्थान के रियासती कार्यकर्त्तान्नों के लिये सदा 
स्फूरति व प्रेरणा का स्ोत वनी रही | 


१६३९ तक मेरा कार्यक्षेत्र विशेषतः वम्बई, महाराष्ट्र था। रियासती जनता 


के दु:ख-दर्दों की आवाज सुनाने वाले दो दैनिक दम्बई से निकलते थे। गुजराती 
में जन्मसूमि' तथा हिन्दी में अखंड भारत'। उनको मैं ध्यानपूर्वंक पढ़ता रहता 
था। में भी तो राजस्थान की एक छोटी ऐतिहासिक रियासत सिरोही का निवासी 
था। इसलिए रियासती मसलों में सावंजनिक कार्यकर्ता के नाते भी दिलचस्पी 
रखता था | 

व्यास जी ने अपने श्रखवार का नाम अखंड भारत' रखा था यह बड़ा ही 
श्रथंसूचक था | वे रियासती भारत और खालसा ( ब्रिटिण्य ) भारत को एक बनाना 
चाहते थे । उनका उन जैसे कई रियासती कार्यकर्त्ताओं का शुभ मनोरव सरदार 
पटेल की विस्मयजनक दत्त ने पूर्ण किया । 

एक वार हम राजस्थान के प्रमुख कार्यकर्ता दिल्ली में सनू १६४६ में एकत्र 
हुए थे। दीवानहाल में हमारी मंत्रणा होने के दाद व्यास जी, मैं और दूसरे साथी 
दीवान हाल की छत पर गये। सामने लालकिला दीख रहा था । उस पर अंग्रेजी 
हकूमत का भ्शा फहरा रहा था। स्वाभाविक उद॒गार निकला “इस किले पर हमारा 
तिरंगा कव फहरायेगा ? कल नहीं तो परसों, नरसों पर हम फहरा कर रहेंगे, 
अंग्रेज़ी हकृमत को भारत से हटना ही होगा और राजात्रों को भी प्रजा के हाथों 
में राज्यज्षासन सौंपना होगा ।” यह था, स्वर, हमारे स्वर्गीय जयनारायण जी व्यान 
का तार सप्तक स्वर । वे नेता इसीलिए थे; वयोंकि सच्चे कार्यकर्ता थे, जनता के 
सेवक थे । 

<> <> ९ 

सिरोही राज्य में चहल-पहल शुरू हुई तब से व्यास जी के साथ सम्पर्क बढ़ने 
लगा । अनेक बार मिलते रहे, गपश्ञप लगाते रहें। वे किस्से-कऋहानियां प्रयोजन- 
पूर्वक चुनाया करते थे और प्रसंगवद्य रंग-विरंगी दिलचस्प बात करत-करद मूल 
विपय पर चोट करते रहते थे । 

आ्राज का राजस्थान जब राजपूताना था तव पालनपुर, विजयनयर, दांता, ईइर 


कस 
यार 8 


लोहारू के कर्यकर्ता साथ में काम करते थे । एक-दूसरे को सहारा दिया करते ८ 


बढ 


१५० घुन के घनी 


ऐसा एक कार्यकर्त्ता संगठन भी वना और अखिल भारतीय देशी राज्य लोकपरि- 
पद्‌ की राजस्थान शाखा जब तक नहीं वनी तब तंक उस कार्यकर्त्ता-संगठन ने आज 
के राजस्थान के एकीकरण की बुनियाद डाली। उन दिलों में डूंगरपुर, वीकामेर 
आऔर गोपाकांड की वजह से जैसलमेर विशेष मसले वन गये थे। खतरे के काम में 
व्यास जी सवसे पहले कृदते थे । परिणाम की परवाह किये विना 'कार्यम्‌ साधयामि 
वा देहम्‌ पातयामि' इस नीति वाक्य को चरिताथ करने वालों में व्यास जी अगुगा 
थे। ह 
<> <> <> 

वीकानेर का एक प्रसंग उल्लेखनीय है। वहां सभावन्दी थी । प्रजाजागरण 
की चिनगारी को राज्य शासक वुझाना चाहते थे । इसलिए वहां अनेक प्रकार के 
दमन चक्र चलते रहते थे । हमारे आपस के निरचय के अनुसार सब रियासतों के 
खास-खास कार्यकर्त्ता वीकानेर पहुंचे । वातावरण प्रतिकूल दीखा। वाहर से आने 
वाले उत्तेजित थे और मोर्चा लेने की तैयारी से पहुंचे थे। व्यूह रचना हुई। 
नि३चय हुआ कि सभा वन्दी हुकम को तोड़ना है और जो परिणाम हो, सो भुगतना 
है । इस निरुचय की भित्ति पर दिन-भर का कार्यक्रम आंका गया । शासन के प्रति- 
निधियों को उसकी सूचना दे दी गई | वीकानेर शहर में चहल-पहल मच गई कि 
कुछ नया ही दर्शन होने वाला है। सबकी ऐसी ही धारणा बन गई। स्थानीय 
कार्यकर्त्ताओं में भी जोश और हिम्मत की लहर दौड़ गई। हमें बताया गया कि 
आमसभा बन्दी है। व्यक्तिगत निमन्त्रण से सभा की जा सकती है। हमने इसका 
फायदा उठाया और आम सभा में शामिल हो सके ऐसे सैंकड़ों लोगों को लिखित 
व्यक्तिगत निमंत्रण दिया। 

सभा हुई, पुलिस हमें घेर कर इदें-गिर्दे गशत लगा रही थी। सभा में शामिल 
होने वालों पर उसका ध्यान था। हमने सभा की कारंवाई शुरू कर दी । वीकानेर 
की स्थिति पर प्रकाश डाला तथा दमन का मुकाबला कैसे किया जाय, उसको 
भूमिका वांधी । हमारा ख्याल यह था कि एक के वाद एक को गिरफ्तार किया 
जायगा । लेकिन वीकानेर के सयाने अ्रफत्तर स्थिति को ज्यादा उलभाना नहीं 
चाहते थे। वे वीकानेर में राजस्थान का एक बड़ा मोर्चा तैयार होने देना नहीं 
चाहते थे । आम सभा जैसे ही निमंत्रित व्यक्तियों की सभा वन गई, वेसे ही जनता 
का हौसला वढ़ा और हम लोगों की हिम्मत भी बढ़ी । 

९ ९ <> 

उसी रात को जिस बड़े मकान में हमें ठहराया गया था वहां राष्ट्रीय गान, 
धुन व प्रार्थना हुईें। संगीत का भी कार्यक्रम था। व्यास जी एकदम जोश में आा 
गये और अपनी प्रिय नृत्यकला का एक दर्शन करवाने की मन में श्राई । सव ओर 
आनन्द मच गया । व्यास जी ने प्रसंगानुकूल वेगा रनृत्य दिखाया। यह नृत्य पहली ही 


बड़े भेया १५१ 


बार वहां दिखाया गया था। उसकी योजना उन्होंने वनाई थी। उसकी भी 
जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मैंने समय-समय पर अनेक स्थानों पर कई तरह 
'के नृत्य दिखलाये हैं, पर आज का वेगार नृत्य शिरमौर है। नृत्य के वाद शारीरिक 
यथकावट तो थआ्राती थी; परन्तु आनन्द के वातावरण में वे आधि-ब्याधि-उपाधि 
-आदि सव भूल जाते थे। ऐसे थे वे मुक्त और सदा मस्त । 
“सदा मगन में रहना मनड़ा 
सदा मगन में रहना ***” 
उनकी यह मानसिक मस्ती उनको सव मुत्तीवर्तों से सदा मुक्त रखती थी । 
<> <> ९ 
रियासती प्रइनों व समस्यात्रों का उनका अध्ययन वड़ा गहरा था। देशी 
राज्यों के जुल्मों का मुकावला करना चाहिए भर कांग्रेस को भी उन में सक्रिय भाग 
'लेना चाहिए। इस आ्राशय का प्रस्ताव हरिपुरा कांग्रेस में डा० पट्टामिने रखा था। 
उसका पुरजोर समर्थन व्यास जी ने किया था। व्यास जी उन दिनों में भी रिया- 
सती प्रजा के नेता माने जाते थे और संकट के समय सदा अग्रसर रहते थे । रिया- 
सती विषयों में वे ५पं० जवाहरलाल जी नेहरू के निकटतम विद्वासपात्र साथी बन 
गये थे । 
९? <> < 
व्यास जी सदा आनन्द प्रसन्‍्त रहते थे। बड़ी-से-वड़ी उथल-पुथल में भी वे 
'घबराते नहीं थे । साहित्य, संगीत और कला के उपासक थे | ज्ञान-प्रसार उन्होंने 
अपने जीवन का एक विश्विप्ट कार्य वना लिया था । गांवों का उत्थान कार्य उनके मन 
में जम गया। सन्त विनोवा जी की राजस्थान की पदयात्रा में कुमुंतू जिले में उनके 
अन्तरकी भावनाएं उमड़ आई थीं । खादी ब्रामोद्योगों द्वारा गांवों को सक्षम बनाने के 
लिये वे प्रयत्नद्यील रहते थे। “भूखे भजन न होय गोपाला' के सिद्धान्त को कार्चा- 
न्वित करने में उनको गहरी दिलचस्पी थी। राज्य के कार्यभार से मुक्त होने के 
बाद वे अपना समय ज़्यादातर रचनात्मक कार्यो में लगाते थे। परन्तु अपनी प्रिय 
संस्था कांग्रेस में जो गहित रीतियां प्र विप्ट होने लगी थीं, उनसे उन्हें दुःख होता 
था और उनके निराकरण के लिये मार्ग भी दूंढ़त रहते थे । साथियों से कंगड्ा भी 
मोल ले लेते थे। अपने काम में वे डटे रहते थे ।ये चाहे निन्‍्दा करें,चाहे बदनाम; 
परव्यास जी अपने मत पर दृढ़ रहते थे। अ्नादर भाव उनके मन में किसी के प्रति 
नहीं रहता था। प्रिय साथियों के गलत कार्यों की वे खुलेश्राम भर्त्तना करने में 
“हिचकिचाते नहीं थे | निर्भीक थे, जनसेवक थे, मास्टर थे, कवि थे, लेखक थे, वक्ता 
थे, नेता थे और दोस्ती का नाता निभाने वाले सच्चे साथी थे । 
इसीलिए जव उनका शरीर गिरा तव सादा राजस्थान रोवा। उनकी स्मृति- 
ऊप्मा हमें सदा प्रेरित करती रहे । 


१५२ द घुन के घनी 


हि 
व्यापक व्यक्तित्व 
मुख्यमंत्री श्री मोहनलाल जी सुर्ाड़िया, राजस्थान 


श्री जयनारायण जी व्यास से मेरा करीव सन्‌ १६४४ से निकट का सम्पर्क 
रहा है। जब हम आजाद नहीं हुए थे तव और उसके वाद भी, जब कभी उनसे 
वात करने का, अवसर प्राप्त हुआ तव उनमें देश प्रेम को ही भावना प्रज्वलित 
दीख पड़ती थी। श्री व्यास जी अखिल भारतीय स्टेट्स पीपुल्स कान्फ्रेन्स के जनरल 
सेक्रेटरी रहे । न सिर्फ जोधपुर में, न राजस्थान में, वल्कि सारे भारतवप में उन्होंने 
रियासती जनता की जन-जागृति में विज्ञेष तौर पर अपना हिस्सा दिया। राज- 
स्थान बनने के पूर्व जोधपुर में वे प्रधान मंत्री के पद पर थे। राजस्थान के मुख्य- 
मंत्री के पद पर रहकर उन्होंने राजस्थान की सेवा की ओर उसके बाद राज्य सभा 
के अग्दर वे लगातार भारतवर्ष की सेवा में लगे हुए थे। व्यास जी की सवसे बड़ी 
विशेषता यह थी कि वे चाहे कंसी परिस्थिति में हों,लेकिन वे हंसमुख रहने काझर 
विनोद करने का वरावर प्रयत्न करते थे। यहां तक कि अपनी आखिरी दीमारी 
में भी, होली के दिनों में जव वे वहां वीमार थे, वोलना भी मुश्किल था, तो हाथ 
से लिखकर भी वरावर लोगों से विनोद किया करते थे। वे कहा करते थे कि हमेशा 
रंग से होली खेलता रहा इस वार दवाइयों से होली खेल रहा हूं और इस अस्प- 
ताल में होली की मेरी रातें वीत रही हैँ। इससे अन्दाज होता है कि वे संघ में भी 
अपने को तन्‍्मय करने की कोशिश किया करते थे। हमेशा यह देखने में आया है 
कि जिस वात को उचित समभते थे, उस पर अपने जीवन में निर्भीकतापूर्वक 
कायम रहने का ज़्यादा-से-ज़्यादा श्रम किया करते थे । 

यह दुर्भाग्य की वात है कि वे नहीं रहे और उनके द्वारा जो राजस्थान को 
और देश को प्रेरणा मिल सकती थी, सेवा हो सकती थी, उससे राजस्थान वंचित 
हो गया ओर राजस्थान की बहुत वड़ी हानि हो गईं। उसकी क्षतिपूर्ति किसी 
प्रकार नहीं हो सकती । पुराने व्यक्तियों का अनुभव, उनका जीवन, उन्तका त्याग 
वह सब दूसरों के लिये एक प्रेरणा वस्तु है। उनका व्यक्तिगत जीवन खुद का न 
रह सारे देश का वन गया था। 

व्यास जी लेखक थे। सांस्कृतिक क्षेत्र में ढझंचि लेने वाले थे। उनका जीवन 
व्यापक था । हर क्षेत्र में वे अपने विचारों से और अनुभवों से हमेशा ज़्यादा-से- 
ज़्यादा लोगों को लाभ पहुंचाया करते थे। राजस्थान में उनका अ्रभाव खटकने 
वाला है। मैं दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अ्रपित करता हूं । 





गुरु सहृश व्यक्तित्व १५३ 
न 
गुरु सदृद्य व्यक्तित्व 


श्री मथुरादात जी माथुर, योजना मंत्री, जयपुर (राजस्थाच) 


हक + 


स्वभावत: धर्म कर्म में मेरी श्रंव श्रद्धा नहीं है और मैं सम्प्रदावातीतव किया 
घ॒र्म निरपेक्ष श्रादर्य को मानता हूं । इसी कारण मेरे हृदय में किसी के भी प्रति 
अ्ंध श्रद्धा प्रेरित धर्म गृर की भावना पैदा नहीं हुई! फिर भी मैंने श्रद्धेय लोकतायक 
श्री जयनारायण व्यास में जिस गुरु सदृश व्यवितत्व के दर्शन किये, उसकी कुछ 
ऐसी गहरी छाप मेरे हृदय पर बचपन में ही जम गई थी, जो आ्रायु तथा अनुभव वे 
वृद्धि और राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश के वाद भी निरन्तर कर्मठ जीवन विताते हुए 
उत्तरोतर गहरी ही होती गई । यह कैसा संयोग था कि दोनों जोधपुर में एक ही 
वीर मुहल्ले के निवासी ये और उनके पिता श्री सेवाराम जी व्यास और मेरे पिता 
श्री ज्वालाप्रसाद जी माथुर दोनों सरकारी नौकरी में थे। उन दोचों में परस्पर 
गहरा स्नेह सम्बन्ध था । आाइचर्य नहीं किमेरा व्यास जी केसाथ जो घनिप्ट आत्मीय 
सम्बन्ध कायम हुश्रा, वह हम दोनों को अपने पिताओं से विरासत में मिला । 

९ <> <> 

मैं जब अपने जीवन का सिंहालोकन करता हूं, तब मुझे सहसा ही १६२६ की 
घटना याद थ्ाती है, जब व्यास जी को पहली वार गिरफ्तार किया गया था शोर 
उन पर नागौर किले में पड॒यंत्र व राजद्रोह का पहला ऐतिहासिक मुकदमा चलाया 
गया था। मैं सातवीं कक्षा का विद्यार्थी था । व्यास जी अपने घर से गिरफ्तार करके 
जेल लेजाये गये थे | कुछ लोग उनके साथ-साथ जयवारायण व्यात्त जिन्दाबाद तथा 
श्रन्य राष्ट्रीय नारे लगाते हुए जेल तक गये। मैं नंगे पैर ही उन लोगों के साथ हो 
लिया और जेल के दरवाजे तक नारे लगाता हुआ गया। मुझे अच्छी तरह याद 
है कि मैं घर से नंगे पैर इसलिए निकला था कि कहीं जूता पहनने को आबाज़ टुन 
माता जी मुझे वाहर उस भीड़ के साथ जाने से रोक न लें। में बडे लाइ-प्यार और 
दुलार में पाला-पोसा गया। माता-पिता का ऐसा बेटा था, जिस पर उनकी 
चौवीसों घंटे नज़र रहती थी । मुझे यह भी याद है कि तव मेरेहदय में बह भाउना 
पहली वार पैदा हुई थी कि मुक्ले भी अपने को व्यास जी की ही तरह देश सेदा में 
लगा देना है। यह भी कहा जा सकता है कि देश सेवा का पहुंचा क्रियात्मक पाठ 
मैंने तव व्यास जी से ही सीखा था | वे जब जेल से छूटे, तब भी में उनके स्वानंत 
समारोह में बड़े उत्साह से सम्मिलित हुआ था । 

<> <> है ५ 

न केवल जोधपुर; अपितु समूचे राजस्थान के और वहुत सम्भव चमस्त देगा 

राज्यों के जन-जागृति के इतिहास में वह अपने ढंग का पहला ही संगीन झुकदमा 


श्श्डे घुन के घनी 


था । उसकी कुछ जानकारी देनी आ्रावश्यक प्रतीत होती है। २३ अक्टूबर, १६२६ 
को व्यास जी को अपने दो साथियों सेठ आनन्दराज जी सुराणा और श्री भंचरलाल 
सर्राफ के साथ बिना किसी लिखित आदेश या वारंट के गिरफ्तार करके विभिन्‍न 
किलों में रखा गया था। वाद में नागौर जिले में वह संगीन मुकदमा चलाया गया 
था। उस किले में मुकदमे के लिये स्पेशल ट्व्युनल विठाया गया था। २६ अक्टूबर, 
को मुकदमा नाटक की तरह शुरू हुआ । व्यास जी को छह वर्ष और उनके साथियों 
को पांच-पांच वर्ष की सजा दी गई। गांधी-इरविन-समभोते के अनुसार मार्च, १६३१ 
में उनको छोड़ दिया गया । उस मुकदमे का इतना लाभ अवश्य हुआ कि व्यास जी 
का व्यक्तित्व व नेतृत्व अखिल राजस्थानी ही नहीं; प्रत्युत अखिल भारतीय वन 
गया । उस मुकदमे पर राज्य का लाख-सवालाख रुपया खर्चे हुआ था । 
० >> ० 
जीवन के घटनाचक्र ने कुछ ऐसा रुख पकड़ा कि व्यास जी जोधपुर से निर्वा- 
सित होकर व्यावर चले गये और मैं अपनी पढ़ाई के लिये १६९३५ में लखनऊ चला 
गया। वहां मैंने बी० एस-सी० और एल-एल० बवी० की परीक्षाएं पास कीं। 
लखनऊ रहते हुए मैं कांग्रेस की गतिविधि में बड़े उत्साह से भाग लेता था । १६३६ 
के लखनऊ कांग्रेस के ऐतिहासिक अ्रधिवेशन में मैंने वत्तौर स्वयंसेवक के काम किया 
था। उसके वाद चुनाव में कांग्रेस का प्रचार कार्य में भी मैंने भाग लिया था। इस 
प्रकोर लखनऊ में अपनी शिक्षा समाप्त करके राष्ट्रीय भावनाओं से ओत-प्रोत होकर 
मैं झप्रेल, १६३६ में जोधपुर लौटा । व्यास जी भी १६२८ में अपने पिताजी की 
वीमारी के कारण जोधपुर चले आये थे और वह वीमारी उनके निधन का कारण 
वन गईं थी। इसी बीच जून १६३८ में मारवाड़ लोक-परिपद्‌ का गठन हो गया 
था। व्यास जी की प्रेरणा पर उसमें काम करने वाले मेरे सरीखे युवकों ने खादी 
की सफेद टोपी व कपड़े पहनने शुरू कर दिये थे । उन दिनों में यह वेश-भूपा राष्ट्री- 
यता की निशानी मानी जाती थी और देशी राज्यों की पुलिस तथा अधिकारियों 
की आंखों में बुरी तरह खटकती थी। व्यास जी के प्रति हम कुछ युवक इतना 
अधिक आकर्षित थे कि उनकी हर वात को अपने लिये आदेश” माचकर स्वीकार 
किया करते थे और उनको पूरा करने में अपने प्राणों की वाजी तक लगाने को 
तेयार रहते थे। उनके प्रति हमारी निष्ठा ने धामिक श्रद्धा का-सा रूप धारण कर 
लिया और हम उनको अपना गुरू मानने लग गये थे। हम लोग दिनभर उनके 
साथ चर्चा, वार्ता और विचार-विनिमय में लगे रहते थे । उसके फलस्वरूप जिस 
निर्णय पर पहुंचते, उसको उनके आदेश के रूप में स्वीकार किया करते थे। उनके 
प्रति हमारी गुद सदुद्य इस श्रद्धा का ही परिणाम था कि हम नवयुवक गुरु पुणिमा 
के दिन उनके परों में माया टेककर उनके प्रति अपनी गुरु-भक्ति भावना प्रकट किया 
करते थे और वह हमें ग्रपनी छाती से लगाकर अपना वात्सल्व भाव इस रूप में 


“गुरु सदुक्ष व्यवित॒त्व १५५ 


प्रकट करते थे कि उसकी अनुभूति से हम आनन्दविभोर हो जाते थे। गुरु पूणिमा 
'के दिन का वह दुर्य और बह अनुभूति मैं कभी भूल नहीं सकता । 
< 


24 ९ 


इसी तरह माच, १६४० की गिरफ्तारी के समय श्रद्धेय व्यास जी ने जो संदेश 

या आदेश मुझे व्यक्तिगत रूप में दिया था, उसको भी में नही भश्ुला,सकता | उन्होंने 
गिफ्तारी के समय मुझसे कहा था कि “देखो, अपने मुहल्ले के नाम को वट॒टा न लगते 
देना श्रोर जेसा कि अधिकारियों ने समक रखा है, श्रान्दोलन को दवने नहीं देना ।” 
मैंने उनको विश्वास दिलाया कि जब तक जान में जान रहेगी, तव तक आ्रान्दोलन 
जारी रखा जायगा। अपने इस वचन को हम लोगों ने पूरी सच्चाई व ईमानदारी से 
निभाया। व्यास जी के वाद सात और प्रमुख कार्यकर्ता गिरफ्तार किये गये | उनमें 
सर्व श्री अभयमल जैन, छयतलाल चौपासनीवाला और भंवरलाल सराफ मुख्य 
थे। मुझे सत्याग्रह का प्रथम अधिनायक नियुक्त किया गया था। मैं भी १६ मार्च 
की गिरफ्तार कर लिया गया। जुलाई में समझौता हुआ ओर हम सव छोड़ दिये 
गये । लेकिन समझौता कुछ अधिक समय नहीं निभ सका । हम लोगों ने व्यास जी 
के नेतृत्व में यह निर्णय किया कि अपने आन्दोलन को जोधपुर नगर के वाहर छोटे 
नगरों और देहातों में भी फैलाना चाहिए । सोजत, नागौर, पाली आदि के अलावा 
जागीरी देहातों में भी लोक-परियद्‌ का संदेद्य पहुंचाने में हम सव लग गये । मार्च, 
१६४२ में राज्य सरकार केसाथ उत्तरदायी शासनके प्रदन पर भी सीधी टक्कर हुईं 
व्यास जी की गिरफ्तारी हुई और अन्य कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी का भी सिल- 
'सिला शुरू हो गया | इस वर का आन्दोलन और गिरफ्तारियां इस ढंग से हुई कि 
महात्मा गांधी का ध्यान भी जो वपुर की ओर झ्राकपित हुआ और उन्होंने मध्यस्थतता 
करने के लिये उत्तरप्रदेश के प्रमुख कांग्रेसी नेता वादू श्रीप्रकाश जी को विधेषरूप 
से जोधपुर भेजा। वह दो वार जोचपुर आये । महात्मा जी के ध्यान आकर्षित 
होने का एक मुख्य कारण नज़रवन्दी में की गई हम लोगों की सामूहिक भूख हड़ताल 
भी थी । इसी भूख हड़ताल में हमारे वीर साथी श्रो वालमुकन्द विस्सा घहीद हुए 
थे और उनकी झवयात्रा पर पुलिस ने जो चीचतापूर्ण लाटी चार्ज किया था, उसके 
कारण समाचार-पत्रों में हमारे उस आन्दोलन की विशेष चर्चा हुई थी। झमग्निल 
भारतीय देशी राज्य लोक-परिपद्‌ के तत्कालीन अव्यज् पं० जवाहरलाल नेहरू ने 
अपने प्रतिनिधि स्वर्गीय श्री द्वारकानाथ कचरू को विभेषद्प से जाधपुर भेजा था । 
तव आन्दोलन की दृष्टि से भारत के मानचित्र पर जोधपुर का नाम चमक उठा 
था और व्यास जी की भ्रखिल भारतीय प्रतिप्ठा में चार चांद लग गये । हमारा वह 
आन्दोलन और सत्याग्रह अंग्रेजों भारत छोड़ो' का १६४२ की अगस्त कान्ति से 
लगभग ५-६ महीने पहले शुरू हो चुका था। घटनाक्रम की दृष्टि से हसारा वह 
स्थानीय सत्याग्रह अखिल भारतीय सत्याग्रह की भूमिका ही था औरवाद में प्र्ित 








प्‌ 


न के घनी 
2५६ धन के धनी 


भारतीय सत्याग्रह का एक अंग वन गया था। जून-जुलाई १६४० में व्यास जी और 
हम सव जेलो से छोड़े गये। व्यास जी को जालौर और हम लोगों को सिवाणा 
किलों में रखा गया। 

>> >> ० 





५ साचे, १९४८ को जोधपुर में लोकप्रिय मंत्रिमंडल कायम हुआ | व्यास जी 
को मुख्य मन्त्री पद सौंपा गया । मुझे और श्री द्वारकादास पुरोहित को लोकप्रिय 
मंत्रिमण्डल में शामिल नहीं किया गया था। इसी कारण जून मास तक संधर्ष की-- 
सी स्थिति बनी रही। अन्त में हम दोनों को मंत्रिमण्डल में लेने के लिये महा-- 
राजा साहव को सहमत होना पड़ा। ३१ मार्च, १९४६ को राजस्थान संघ के निर्माण 
जोधपुर में ४० ६ और ४२० धारात्रों के अन्तर्गत चलाये गये संगीन मुकदमे और 
उसके वापस लिये जाने के वाद व्यास जी के राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री के पद 
पर प्रतिष्ठित किये जाने आदि की समस्त घटनाएं खुली पुस्तक के समान हूँ। घुके- 
' बड़ा सच्तोय, प्रसन्‍नता तथा गौरव हैकि में इसघटनाचक्र में उनका एक साथी रहा 
हूं। मन्त्रिमण्डल में यदि उनका साथी था, तो जोधपुर में स्पेशल ट्व्युनल के सामने 
चलाये गये मुकदमे में भी में उनके साथ एक अभियुक्‍त-साथी के रूप में उपस्थित 
था। मैं यदि उन्चकी अथवा अपनी आपबीती या जगवीती लिख सकूं, तो वह एक 
ऐसी कहानी होगी, जिसमें व्यास जी के साथ उनकी छाया के रूप में मैं अपने को 
सगौरव उपस्थित कर सकंगा। दो साथियों की वह एक लम्बी यात्रा है। उसकी 
वह गौरवपृर्ण कहानी होगी । 

मुझे सबसे अधिक प्रभावित किया व्यास जी की उस मौलिक विचारधारा ने, 
जिससे वह समाज के गले-सड़े समचे ढांचे को फ्रकंफोरकर विल्कुल नया रूप-रंग 
दे देना चाहते थे। उनकी मौलिक विचारधारा, उनकी कविताओं, कहानियों ओर 
छोटे-बड़े नाटकों तथा प्रहसनों में प्रकट हुई है, उसमें लोकतनन्‍्त्री समाजवाद को 
स्पष्ट छाया दीख पड़ती है, जिसके द्वारा आज कांग्रेस ने सनचे समाज का काया- 


कल्प करने का सुदृढ़ संकल्प किया है। ऐसे गुरु सदश महान व्यवितित्व के प्रति मेरे: 
दत-शत्‌ प्रणाम हैं । 





ब्लोकप्रिय व्यक्तित्व १५७ 


€ 
लोकप्रिय व्यक्तित्व 
कृषि मंत्री श्री नाथूराम जी मिरवा, जयपुर (राजस्थान) 


लोकनायक श्री जयनारायण व्यास का जीवन ऐसा आददोॉमय रहा कि उसके 
अत्येक पहलू पर वहुत कुछ लिखा जा सकता है। मुझे सबसे अधिक आ्राकपित 
किया उनकी लोकप्रियता ने । वे सार्वजनिक कार्यकर्त्ताश्नों व सर्वेताधारण में तो 
लोकप्रिय थे ही; प्रत्युत उनके राजनीतिक प्रतिद्नन्द्दी भी उन्हें श्रादर की दृष्टि से 
देखते थे | जो वर्तमान स्थिति है, उसमें यह कुछ कम महत्त्वपूर्ण नहीं है । यह उनकी 
सैद्धान्तिक निप्ठा और त्यागमब जीवन का ही परिणाम कहा जा सकता है। उत्तकी 
त्याग तपस्या से लोग स्वयंमेव प्रभावित होकर उन्हें श्रद्धा की दृष्टि से देखते थे । 
किसी के प्रति आदर की भावना हृदय से उत्पन्न होती है और वह किसी के कहने- 
सुनते पर आश्रित न होकर आन्तरिक भावना से सम्वन्ध रखती है। उसको कोरे 
तर्क की कसौटी पर नहीं कसा जा सकता । । उसके पीछे होता है त्यागमय जीवन, 
जो अपने आप दूसरों के मन में श्रद्धा उत्पन्त कर देता है। यही तथ्य लोकनायक के 
जीवन पर लागू होता है । इसी से लोग उनकी ओर श्राकर्षित हुए श्रौर उनके पद 
चिह्नों पर चलने के लिये प्रयत्तशील हुए । 
स्वर्गीय व्यास जी वड़े कुशल संगठक थे । उनके आदर्शमय जीवन से मिलकर 
उनका यह ग्रुण ज्यादा आकरपित वन गया था। अगर कोई नेता कोरा कुशल संग- 
ठक ही हो और उसके पास त्याग की पूंजी न हो त्तो चह भले ही कोई संगठन वना 
'ले पर कार्यकर्तताश्रों को भावनात्मक दृष्टि से एक सूत्र में बांधने में ज्यादा सफल 
नहीं हो सकता। कार्यकर्त्ताओ्ों व द्वितीय पंक्ति के नेताञ्रों के सामने वह कोई आदर 
नहीं रख पाता, जिसको कार्यकर्त्ता अपना लक्ष्य मानकर आगे बढ़ सके। विना 
किसी मू्तिमान आदर्श के किसी संगठन के कार्यकर्त्ताओों को ज़्यादा दिन एक सूत्र 
में बांध कर रखा नहीं जा सकता। व्यास जी के इन दोनों गुणों के कारण .उनके 
'नेतृत्व में राजस्थान के अनेक देशी राज्यों में राजनीतिक संस्थाओं का न केवल 
प्रादुर्भाव सम्भव हो सका; अपितु वे स्थायी वन गईं । उस समय सामन्ती शासकों 
के सामने राजनीति की वात करना हँसी खेल न था। उनका सीवा-साथा अर्थ 
अत्याचार और दमन को निमंत्रण देना था | अंग्रेजों के गुलाम वने राजा-महाराजा 
व नवाव भला देश की स्वतन्त्रता की कल्पना कैसे कर सकते थे। अ्रतः ज्योंही 
किसी देशी-राज्य में जन-जागरण का कार्य शुरू होता त्योंही वहां का शासन दमन 
पर उतारू हो जाता । व्यास जी ने ऐसी विपम परिस्थिति में राजनीतिक जागरण 
का कार्य किया और जनता को अत्याचार तथा दमन के विरुद्ध न केवल खड़े होने 
को हिम्मत दी; अपितु उसे उन्हें सहन करने योग्य बनाया । उनकी संगठन शक्ति 


१५८ घुन के धनी” 


ने राजस्थान में स्वतन्त्रता संग्राम के राष्टीय यज्ञ की अग्नि को ज्वलित रखा, उसी 
से प्रेरित हो नये-तये कार्यकर्ता आगे आये और अपने समय की पराधीनता के 
विरुद्ध डटकर लोहा लिया । 

जोधपुर राज्य व्यास जी का प्रधान कार क्षेत्र रहा। वह राजस्थान का सवसे 
बड़ा राज्य था। वहां का किसान श्रन्‍्य देशी राज्यों की तरह जागीरदारों और 
राजाओं की दोहरी-तिहरी पराधीनता में सिसक रहा था । संगठन की कमी व योग्य: 
नेतृत्व के अभाव में वह वेबस था। वास्तविक अन्नदाता की वह विवशता और 
उसकी दयतनीय स्थिति के अ्रन्त की सम्भावना उस समय दृष्टिगोचर हुई, जब व्यास 
जी ने किसानों पर होने वाले शअत्याचारों के विरुद्ध आवाज़ बुलन्द की। उनके 
तेत॒त्व में राज्य के किसानों ने करवट ली। उसकी सखी हडिडयों में दधीचि को 
हडिडयों की-सी ततेजस्विता जाग उठी । जागीरी निरंकुशता को उसने चुनौती दे 
डाली । वे संगठित होने लगे । उनमें कई अच्छे कायकर्त्ता पनपे । इस तरह राज्य 
में किसान आन्दोलन को शुरू करने और उसको आगे बढ़ाने में व्यास जी से प्रेरणा 
व नेतृत्व मिला । 

व्यास जी के नेतृत्व में दो वातें विशेष महत्त्वपूर्ण हुईं। एक तो राजस्थान के 
सबसे बड़े राज्य में राजनीतिक चेतना की नींव पड़कर जन-जाग॒ृति का श्रीगरोश 
हुआ और दूसरा उनके त्याग पूत जीवन से आकपित होकर कायकत्तञ्ों का 
समूह उनको केन्द्र मानकर उनके चारों तरफ एकत्र हो गया। राजस्थान के 
राजनीतिक सार्वजनिक जीवन में जितने कार्यकर्ता दीख पड़ते हैं, उनमें से अधि- 
कांश ने उसी समय भ्रपना राजनीतिक जीवन प्रारम्भ किया था। यह अलग पहल 
है कि बाद में कांग्रेस जनों के शापसी मत भेद ने कार्यकत्तओश्रों के इस विशाल समह 
को धीरे-धीरे छिन्न-भिन्‍न कर दिया और उच्हो में से काफी विरोधी दलों के कार्य- 
कर्त्ता वन गये । 

मेंने भी अपना राजनीतिक जीवन उस समय शुरू किया था, जव जोधपर में 
व्यास जी का एकछत्र नेतृत्व चमक रहा था । उनकी सैद्धान्तिक निष्ठा, राजनीतिक 
ईमानदारी और कारयकर्तशञ्नों के प्रति स्नेहमय व्यवहार ने मुझे भी विशेष प्रभा- 
वित किया। मेरे लिये यह बड़े संतोप का विपय है कि मुझे उनके सहकर्मी होने 
का अवसर मिला । इस राजनीतिक साहंचर्य के समय कई वार मतभेद के अवसर 
भी झाये पर उनके प्रति मेरी श्रद्धा में कभी कोई अग्तर नहीं आया। वह श्रद्धा 
ज्यों की त्यों श्रप्रभावित और अ्रडिग बनी रही । राजनीतिक मतभेद तो होते ही 
रहते हैं और किसी भी राजनीतिक दल के लिये यह कोई नई वात नहीं है, श्रपितु 

उसकी प्रगति का ही चिह्न माना जाता है। पर वही राजनीतिक मतभेद जब 

मतभेद का स्थान ले लेते हैँ तो पारस्परिक सदभावना नप्ट हो जाती है और वाता- 
वरण दूषित वन जाता है। श्रौर व्यास जी के बीच मतभेद जरूर रहे, पर 


निःस्‍्वार्थ व्यक्तित्व १५६७ 


उन्होंने मतभेद का स्थान नहीं लिया । यह मेरे लिये विशेष संतोप का विपय है । 


१० 
+ थ 'भ व्यक्ति ब्न्पका 
निःस्वार्थ व्यक्तित्व 
महाराजा हरिश्चन्द्र जी विद्युत्‌ मंत्री, जयपुर (राजस्थान) 


आधुनिक राजस्थान के निर्माता लोकनायक श्री जयनारायण जी व्यास के 
निकट सम्पर्क में में काफी समय वाद आया । परन्तु उनके निःस्वार्थ जीवन की मुझ 
पर थोड़े ही समय में जो छाप पड़ी, बह सहज में ही श्रमिट वन गई। छल-कपट और 
मिथ्या व्यवहार उनको स्पर्श तक न कर सके थे। वह जिस किसी से भी मिलते थे 
दिल खोलकर मिलते थे और कंभी-कभी तो अपने प्रशासकीय रूप को भी भूल 
जाते थे। सरलता, सहृदयता और मिलनसारिता उनमें कूट-कूटकर भरी थीं। 
मानवता उत्तका सर्वोपरि रूप था। 

न केवल राजस्थान; अपितु देशव्यापी लम्बे स्वतन्त्रता संघर्ष में उन्होंने जिस 
असीम साहस का परिचय दिया, उससे वह उसके इतिह)स में अपना नाम सदा 
के लिये अमर कर गये। आधुनिक राजस्थान का तो उनको निर्माताही कहना 
चाहिए। देशी राज्यों के भारत में विलीनीकरण की प्रक्रिया को राजस्थान में सफल 
बनाने में उन्होंने ठोस तथा सक्रिय भूमिका अदा की और जागरीरों की पेचीदी 
समस्या हल करने में वड़ी ही बुद्धिमत्ता तथा दूरदशिता का परिचय दिया । 

मेरी यह मान्यता हैं कि उनका जीवन राजस्थान की वर्तमान तथा भावी 
पीड़ियों के लिये प्रेरणा-स्रोत अन्तकाल तक वना रहेगा। मेरा यह विद्यास है कि 
उनको स्मृति में 'धुन के घनी' नाम से प्रकाशित यह “श्रद्धांजलि स्मृति ग्रंथ, उनके 
जीवन आदर्श को जनता के सम्मुख उपस्थित करने में विद्येपय सहायक सिद्ध होगा। 
मैं उनके प्रति कृतज्ञभाव से अपना आदर प्रकट करता हूं । 


६६० धुन के धनी 


११ 
निष्ठावान व्यक्तित्व 
महरावत्ञ श्री लच्नणसिंह जी, नेता-विरोधी दल राजस्थान विवान-सभा, जयपुर 
श्री जयनायण जी व्यास राजस्थान में कांग्रेस के पुराने कर्णघारों में अग्रगण्य 
थे। उन्होंने राजस्थान में कांग्र स की उस समय स्थापचा की, जब देश का विभाजन 
'तथा भारत की आजादी की कल्पना-मात्र बहुत कम लोग कर सकते थे। वे उदात्त 
सिद्धान्तवादी और परम निष्ठावान सुप्रसिद्ध कांग्रेस जन थे। कांग्रेस में व्याप्त 
अप्टाचार को देखकर वे दुःखी थे। उन्होंने भ्रष्टाचार केविरोध में अपनी आवाज़ 
निर्भीकता से उठाई । वे राजस्थान के सफल मुख्य मंत्री रह चुके थे और अपने 
लिवन के समय वे राज्य सभा के सदस्य थे । 
मैं दिवंगत भाांत्मा की चिर शांति के लिये ईश्वर से प्रार्थना करता हूं । 





१२ 
चहुंसुखी व्यक्तित्व 
संततर सदस्य वयोइृद्ध श्री प्रभुदयाल जी हिम्मतर्सिदका, कलकत्ता 


कलकत्ता के मारवाड़ी समाज में व्यास जी वैसे ही लोकप्रिय थे जैसे कि मार- 
बाड़ अथवा राजस्थान में। यद्यपि उनका कायें क्षेत्र कलकत्ता नहीं था, फिर भी वहां 
का मारवाड़ी समाज उनकी गतिविधि से परिचित रहता था और उनके कार्यों में 
हाथ बंदाने के लिये तत्पर रहता था। मेरा उनका प्रथम परिचय स्वर्गीय भाई 
वबसन्तलाल जी मुरारका के माध्यम से हुआ था । मुरारका जी राजस्थान की समाज 
सुधार सम्बन्धी प्रवृत्तियों में विशेष रुचि लिया करते थे और व्यास जी सार्वजनिक 
जीवन का प्रारम्भ समाज-सुधार सम्बन्धी प्रवृत्तियों से ही हुआ था। इसी कारण 
व्यास जी उनके सम्पर्क में आये और उन्होंने उनका परिचय अपनी मित्र-मण्डली 
से समाज-सुधारक के रूप में करवाया। कलकत्ता के माहेश्वरी समाज के कोलवार 
आन्दोलन और अग्रवाल समाज में विधवा-विवाह आंदोलन के कारण विशेष उचल- 
'पुथल पैदा हुई। उन आंदोलनों के साय व्यास जी का विशेष सम्पर्क रहा और वे 
विद्येप लोकप्रिय हुए । कलकत्ता के नवयुवकों में वे विशेष लोकश्रिय थे । 
व्यास जी धीरे-घीरे मेरे बहुत अधिक सम्पर्क में आते गये और उनके साथ 
'घनिष्टता बढ़ती ही गई। अन्तिम दिलों में तो संत्तद सदस्य होने के नाते साउय 


'निर्माणकारी प्रभावी व्यक्तित्व १६१ 


वेन्यू में मेरे पड़ोसी ही रहे । जो व्यवित जितना अधिक अपने सम्पर्क में रहा हो 
उसके वियय में जो कुछ भी लिखा जाय वह कम ही लगता है । 

व्यास जी उच्चकोटि के लेखक तथा कलाकार थे। रंगमंच पर वे स्वयं भी 
अभिनय किया करते थे। हर क्षेत्र में उनका उत्साह देखते ही वनता था। जब भी 
'वे कलकत्ता आ्राते थे वहां के जन-जीवन में एक नई उमंग दौड़ जाती थी। लोक- 
कल्याण के लिये समाज-सेवा ही उनके जीवन का परम अनुप्ठान था। यद्यपि 
उनका कार्यक्षेत्र मूलरूप में राजस्थान ही था; फिर भी देशवासियों के हृदय में 
उन्होंने अपना विशिष्ट स्थान वना लिया था, उनकी लोकप्रियता ने भारत स्वतंत्र 
होते के दाद उनको राजस्थान का मुख्य मंत्री बना दिया था। अपने कार्यालय में 
उन्होंने अत्यन्त ही परिश्रम और निःस्वार्थ भाव से काम करने की चेप्टा की | कितु 
उनके रास्ते में अनेक कठिनाइयां आई श्र सबसे बड़ी मार्ग की वाधा थी उनकी 
“ईमानदारी | अन्ततः वे मुख्य मंत्री के पद पर कार्य करने में अपने-प्रापको असमर्थ 
पाने लगे और वे उस पद से अलग हो गये । उनकी यह महानता ही थी कि उन्होंने 
पद का लाभ न करके अपने सिद्धांतों को मुख्यता दी । 

ऐसी महान्‌ विभूति के श्राज हमारे वीच से हट जाने के कारण हर क्षेत्र में हमें 
उनकी कमी अनुभव होती है। उनके छोड़े हुए अबूरे कामी का हम सब पुरा कर 
सके यही प्रभु से प्रार्थना है। 


श्रे 
निर्माणकारी प्रमावी व्यक्तित्व 
विदर्भकेंसरी श्री मजजाल जी वियाणी, ५१-५२ जावरा कम्पाउंट, इंदोर (म० प्र०) 


भारत के इतिहास में गांधी-युग का अत्यन्त ही महत्त्त का उज्ज्वल स्थान 
'है। इस युग ने देशव्यापी क्रियात्मक शक्ति का निर्माण किया। राष्ट्र प्रेम की 
प्रभावी लहर देश में वह निकली; जिससे शहर, ग्राम, तहसील हर क्षेत्र प्रभावित 
हुआ । 

इस युग के प्रभाव में आधुनिक भारत के निर्माण में देशव्यापी व्यक्तियों ने 
योग दिया। सारे देझ् में प्रभावी व्यक्तियों का निर्माण हुआ । हर प्रदेश में प्रभावी 
“व्यक्ति पैदा हुए । जिन्होंने देश के साथ उस प्रदेश के निर्माण का कार्य किया। 
समस्त भारत का नव निर्माण हुआ । इस नव निर्माण में स्वर्गीय जयवारायथ जी 
व्याप्त का अपना व्यक्तित्व है और है स्थान । राजस्थान में जिन प्रभावी व्यक्धितियों 


श्दर. का घुन के धनी 


का निर्माण हुआ उनमें श्रीयुत व्यास जी का प्रथम स्थान है। श्रीयुत व्यास जी 
राजस्थान की क्रियात्मक शक्ति के आरम्भ के प्रतीक हैं। 
| ७ ० 
उनका व्यक्तित्व व्यापकऔर वहुरंगी था। उनके जीवन में त्याग था, निर्भयता 
थी, साहित्य था, संगीत था, वक्‍्तृत्व था, वेफिक्री- थी, अत्याचार से घृणा थी, 
साधारण मानव से प्यार था; साधियों के मित्र थे, ऊंच-नीच के भेद-भाव से परे थे 
ओर जनता के दिलों को आकपषित करने का उनमें जादू था। उनका जीवन सतत्‌ 
संघप था और थी संघर्ष के साथ शान्ति । 
जिन-जिन का व्यास जी से सम्पर्क था, उनके लिये व्यास जी स्थायी स्मृति 
छोड़ गये हैं। मेरा और उनका इतना व्यापक सम्पर्क रहा कि मेरा जीवन उनकी 
अनेक मधुर स्मृतियों व अनुभूतियों से व्याप्त है। समग्र स्मृतियों की यादगार 
कठिन कार्य है और विस्तृत भी है। अतः संक्षेप में कुछ का ही उल्लेख कर श्रीयुत 
व्यास जी के प्रति अपना कत्तेव्य पालन कर रहा हूं । 
<> <> ॥॒ 
श्रीयुत व्यास जी का और मेरा प्रथम मिलन १६२० में नागपुर कांग्रेस के समय 
हुआ। नागपुर में मारवाड़-सेवा-संघ की स्थापना हुई । अध्यक्ष के नाते कार्य मेरी 
- ओर रहा । मारवाड-सेवा-संघ की ओर से कांग्रेस में आने वाले राजस्थानियों के' 
निवास का प्रवन्ध किया गया। इस प्रवन्ध में समस्त भारत से करीब १५०० 
राजस्थानी आये, जिन्होंने इस प्रवन्ध का लाभ उठाया । श्री जयनारायण जी व्यास्त 
भी आये, मारवाड़-सेवा-संघ की व्यवस्था में ठहरे । उस समय मैं अनेक व्यक्तियों 
के सम्पर्क में आया, उनमें से एक व्यक्तित्व श्रीयुत व्यास जी का है, जिसका स्थायी 
प्रभाव मुझ पर हुआ | उसी अवसर पर उनका मेरा ममत्व पैदा हुआ और उनके: 
वहां के उस समय के कार्य का मुझ पर प्रभाव पड़ा | सारे कंम्पों में वे जाते, सबसे' 
मिलते और सत्याग्रह के प्रतिकूल जो थोड़ा-बहुत वातावरण था, उसे दूर करने का 
प्रयत्न करते । यह आरम्भिक सम्पर्क जीवन का स्थायी सम्पर्क बन गया । 
<> < ९ 
नागपुर कांग्रेस के पश्चात्‌ सारे देश में एक नई शक्ति का संचार हुआ। वया' 
ब्रिटिश राज्य में ओर क्या रियासतों में स्वतन्त्रता की भावना सर्वव्यापी वनने 
लगी । भारत के अंग्रेज़ी विभाग में इस आन्दोलन ने एक प्रकार का रूप लिया तो 
रियासतों में उसी प्रक्रिया का दूसरा रूप उनके अपने विभिन्‍न संगठनों में निर्मित 
हुआ | प्रजामण्डल बने । राजस्थान के प्रजामण्डल का निर्माण हुआ और व्यास जी 
का कार्य राजस्थान और देशी राज्यों के व्यापक क्षेत्र में प्रभावी बनता गया । उनके 
इसी कार्य के अ्रमण के सिलसिले में देक्षी राज्य प्रजा मण्डलों के आधिक कार्ये- 
संचालन के लिये राज्यों के वाहर के व्यवितियों से सम्पर्क और सहायता आवश्यक: 


निर्माणकारी प्रभावी व्यक्तित्व १६३ 


वम्बई से होते हुए व्यास जी अ्रकोला भी आये। मेरे पास ठहरे। मेरे सारे कुटुम्वियों 
से उनका निकटता का सम्पर्क पैदा हुआ और दो वा तीन दिन उनके निवास में जो 
हँसने का, खेलने का, गाने का उनका जीवन मैंने देखा, तब नेतृत्व की और त्याग 
की शक्ति के साथ उनके जीवन में कलात्मक और ममत्व की गहरी भावना का भी 
में ग्वलोकन कर सका। मेरा उनका सम्बन्ध दढ़ होता गया और वह मैँत्री में 
परिणत होने लगा। कांग्रेस के कार्य के सिलसिले में अनेक वार अनेक स्थानों में और 
वर्धा में भी उनसे मिलने का मौका आया । हम एक-दूसरे के निकट आते गये । 
९ ५ ९ 


उसका 


केन्रीय स्थान व्यास जी थे। वे राजस्थान की चेतना थे। १६३६ में इधर व्यक्षियत 
सत्याग्रह आरम्भ हुआ, उधर जोधपुर में प्रजामण्डल में श्रीर राज्यसत्ता में संघर्ष 
आरम्भ हो गया। देश का सारा राजकीय और संघर्यमय वातावरण गांबी जी की 
प्रेरणा और मार्गदर्शन में चलता था। सारे देश की क्रियात्मक शक्ति की नाड़ी 
पर उनका हाथ था और सारी घटनाओं का संकेत और सन्देश उनके पास पहुंचता 
था । जोधपुर में १६४२ में आरम्भ हुए संघर्ष की सूचना वापू को मिली । राज- 
स्थान के बाहर का कोई व्यक्ति इस संघर्ष में मव्यस्थता करें, यहू आ्रावश्वकता 
वहां के कार्यकर्ताश्रों को महसूस हुई । व्यास जी जेल में थे, उनसे सलाह-मसविरा 
हुआ। मैं राजस्थान का निवासी, राजस्थान से मेरा सम्बन्ध, राजस्थान के कार्य- 
कत्तअओं से भी सेरा सम्पर्क, इस नाते इस कार्य के लिये मेरा उन्हें स्मरण झाया। 
मव्यस्थता के लिये मेरी सूचना वापू के पास की गई। मुझे बापू ने वुलाबा और जीवपुर 
जानेके विपय में उनकी आजा हुई । मैंने उसे स्वीकार किया। जाने का कार्यक्रम बना । 
वहां के कार्य के विपय में उनका मार्गदर्शन मैंने लिया और जोघपुर जाने की तैयारी 
से वापस भ्रकोला गया । बापू के निर्णय में बदल हुआ। मुझे तार या टेलीफोन 
मिला । वापस वर्धा बुलाया। मैं गया। बापू की त्राज्ञा हुई कि मुक्के जोधपुर न 
जाकर विधान सभाझ्रों में और संसद में कार्य करने वाले सदस्यों का प्रतिनिधि, 
इस नाते मैं व्यक्तिगत सत्याग्रह कहूँ । 

में उस समय काउंसिल आफ स्टेट का सदस्य था। बापू की इस नई झाझ्ा का 
पालन हुझा। मेंने सत्याग्रह किया । जेल गया और जोबपुर को मध्यस्यता का 


५ 


काम करने के लिये, जहां तक मुझे स्मरण है, श्रीयुत शक्षी्रकाश जो गये। इसके 


परचात्‌ वम्बई के १६४२ के ग्राल इंडिया कांग्रेस कमेटी * 


ने ्# बे क # कि कप कि बजकर: 3५... अकन>«न्‍्क+&ट- पक 

मिले, तब उन्होंने सारी घटना की मकसे चर्चा की ओर में जोबपुर ग्ाऊ, उन 
ध्द् हि] 

पे मे, दी। उसनठा मझत्थ 


तथा अन्य कायकर्त्ताश्नों की हादिक इच्छा को जानकारस मुन दा। उस 


्‌ 


१६४ घुन के धनी 


दिन-दिन बढ़ता ही गया। साथ में मेरा भी । | 
“७ ० ० 
स्व॒राज्य की प्राप्ति हुई। देश का वातावरण बदला | रियासतें समाप्त हुईं 
और सारे भारतवर्प में नई राज्य व्यवस्था वनी । इस व्यवस्था में राजस्थान प्रदेश 
का मुख्यमन्त्रित्व व्यास जी की ओर आने की आशा थी और था उनका अधिकार भी । 
पर वसा न होकर मुख्यमंत्रित्व श्रीयुत ही रालाल जी शास्त्री की ओर गया। व्यास 
जी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे । नई व्यवस्था को लेकर प्रदेश में मत भिन्‍नता 
हुई | व्यास जी और उसके साथी और कांग्रेस का वड़ा दल इस व्यवस्था से प्रसन्न 
नहीं हुआ | शासन और , संगठन में वाह्य और अच्तस्थ संघर्ष पैदा हुआ। मेरा 
श्रीयुत हीरालाल जी शास्त्री से भी निकट का सम्वन्ध था। परन्तु राजस्थान की 
उस समय की परिस्थिति को देखते हुए मेरी यह राय रही कि व्यास जी के साथ 
न्याय नहीं हुआ है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की मांग उचित है। इस संघर्ष में मेने 
व्यास जी को अपना सहयोग दिया। राजस्थान के कार्यकर्त्ताओों से मेरा सम्बन्ध 
था ही | व्यास जी ने राजस्थान के मेरे भ्रमण की व्यापक योजना वनाई। मैं उनके 
साथ राजस्थान के भ्रमण के लिये गया और मेरी शक्ति के अनुसार व्यास जी के 
अनुकूल वातावरण निर्माण करने का कार्य कार्यकर्त्तानश्रों के वीच और आम समाश्रों 
में मैंने किया । मेरा यह भ्रमण व्यास जी की दृष्टि से और कार्यकर्त्ताश्रों की दृष्टि 
से काफी लाभदायक हुआ, यह उनकी मान्यता है। अपने मित्र के प्रति और संग- 
ठन के प्रति मैंने अपना कत्तेब्य पालन किया, इससे मुझे भी सन्तोप हुआ । 
<> < <> 
व्यास जी के जीवन में स्वराज्य के पश्चात्‌ अनेक परिवर्तंत हुए । उथल-पुथल 
हुए । परिस्थिति वदली । वे राजस्थान के मुख्यमंत्री चने | फिर परिस्थिति बदली । 
व्यास जी से कुछ अंश में हाईकमांड के प्रधान व्यक्तियों की कुछ नाराजी तो थी 
ही, किसी एक मामूली प्रश्व को लेकर शासन की ओर से उन्त पर केस चलाया 
गया । राजस्थान के जन-जीवत में इस घटना ने कुछ आश्वचयेंजनक तहलका पैदा 
किया। सम्भवत: यह मंशा थी कि व्यास जी के राजकीय जीवन को सदा के लिये 
समाप्त किया जाय । व्यास जी का अपनी सचाई पर अटल विश्वास था। उनके 
दिल पर जरा भी असर मैंने नहीं देखा अपने मुकदमे का निर्मयता के साथ वे 
वचाव करते रहे | अपना सावंजनिक कार्य भी वे करते रहे । किसी भी परिस्थिति 
में हतोत्साह नहीं होना, यही उचकी मानसिक वृत्ति मैं निकट से देख सका | उनका 
स्मित और हास्य वैसा ही वना रहा, जैसा मुकदमे के पूर्व था। मुकदमा चलता 
रहा। निर्णय लम्बा होता गया । 
० ७ ० 
फिर परिस्थिति वदली। व्यास जी को मुल्यमंत्री वनाना आवश्यक हुआ । 





निर्माणकारी प्रभावी व्यक्तित्व १६५ 
शासन में ऐसे उदाहरण देखे गये हैं कि जब किसी दोपी व्यक्ति को अदालत में पेश 
करने के पश्चात्‌ भी न्याय का निर्णय होने के पूर्व यदि शासन को उसकी सेवाओं 
की आवद्यकता हुई तो उस पर का मुकदमा उठा लिया गया और उससे कार्य 
करवाया गया। न्याय शक्ति की अपेक्षा शासन शक्ति श्रेप्ठ है, इस मान्यता के ये 
कुछ उदाहरण हैं । 

व्यास जी के प्रतिकूल मुकदमा चला । उठाया गया। व्यास जी निर्दोप हुए 
और राज्य का शासन उन्होंने अपने हाथों में लिया। झासन का कार्य उन्होंने 
अत्यन्त दुढ़ता के साथ किया । खूब मेहनत के साथ किया । राजस्थान में नवजागृति 
निर्माण करने का यथाशदय कार्य किया। व्यास जी की प्रतिप्ठा राजस्थान में और 
बाहर पुनरपि प्रभावी हुई । 

< < ९ 





चुनाव आये। चुनाव में श्रीयुत व्यास जी निर्वाचन के लिये खड़े हुए । संघर्प- 
मय चुनाव था। प्रतिस्पर्धी के रूप में प्रभावी शक्ति सम्पन्त व्यक्षित था। व्यास जी 
पराजित हुए । उनका मंत्रित्व काल एक वार समाप्त हुआ्ला । 

कुछ समय के पश्चात्‌ किशनगढ़ मतदान संध का उप-निर्वाचन आया। उस 
में व्यास जी उम्मीदवार खड़े हुए । संवर्पमय चुनाव हुआ । इस समय में मब्यप्रदेश 
के मंत्रिमंडल में था। व्यास जी के चुनाव में आने का अत्यन्त आग्रह हुआ; व्यास 
जी का स्वयं का, उनके साथियों का और मेरे अन्य परिचितों का। मेने समय 
निकाला | किशनगढ़ चुनाव के लिये गया । तीन-चार दिन सम्पूर्ण मतदान संब में 
मैंने भ्रमण किया। मुझसे जो हो सकता था, वह प्रचार कार्य मैंने किया। उस 
अ्रमण में व्यास जी के प्रति जनता में कितनी ममत्व को भरना थी, इसका मैं 
अवलोकन अति निकट से कर सका व्यास जी विजयी हुए ।इस विजय में मित्र इस 
नाते मैंने भी स्वल्प हिस्सा लिया। चुनाव की सफलता से चारों ओर प्रसन्नता 
हुई । 


<> < ५ 
परिस्थिति बदली । व्याप्त जी के अभाव में जो मुख्यमंत्री थे, उन्हें हदना पड़ा। 


किक 
अर पके. पानगकनमाक, 


कुछ मनोमालिन्य हुआ, पर अन्त में फिर से व्यास जी मुख्यमंत्रित्व के पद पर आये । 
उनका कार्य चला । फिर परिवतंन हुत्ना । व्यास जी सत्ता से हटे और अन्‍य व्यक्ति 
राजस्थान के मुख्यमंत्री चने । 





8०५ ९) ९ 
से सम्बन्धित इन राजकीय कल घटनाओआ कफ जड स्मस्ण नमक जो < पद्दाद # हल क्रांति है त्त्‌ 
मुक्त न्घत इस राजकाय घटनाओं के स्मरन के पच्चात्‌ दु.छ बयां द ।पत 


[का 
पारपद 


नहीं ये, तव संविधान परियद्‌ के सदस्य थे। मैं भी संविधान परिषद का सदस्य 
था | उनका मेरा सम्बन्ध था ही। खूब आ्ाता-जाना था। हास्य विनोद था। दा 


६६ घुन के धनी 


वार साथ भोजन के कयेक्रम भी होते। एक दिन की घटना है जिस दिन श्रीयुत 
व्यास जी ओर श्रीयुत हीरालाल जी शास्त्री दोनों ही मेरे यहां भोजन के लिये 
पधारे। और कुछ साथी भी थे। भोजन आरम्भ हुआ । साधारण भोजन समाप्त 
होने को आया। आपस में खाने की होड़ आरम्भ हुई। व्यास जी, हीरालाल 
जी और मेरे एक अन्य साथी इस होड़ में सम्मिलित हुए। हम श्रन्य साथी 
टेवल पर उनकी भोजन शक्ति का देन करने वेठे रहे। भोजन की महत्त्व की 
चीजें समाप्त हो गईं। मेरे दिल पर ज़रा विचार पैदा हुआ, पर प्रतिस्प्ियों के 
दिल पर जरा भी असर नहीं हुआ | उन्होंने हँसते हुए कहा, फुलका और साग तो 
है, वही आने दो) यह कार्य आ्रारम्भ हुआ | फुलके खतम हुए, जो आटा था वह 
खतम हुआ | मेरा रसोइया कुछ होशियार था। वह बहुत शी ध्रता के साथ नया 
आटा तैयार करता गया और परोसगारी चलती गई | फिर आटा समाप्त हुआ । 
फिर रसोइये ने वही कार्य किया। हमारा आइचये बढ़ता गया। एक मित्र इस 
स्पर्धा में से हंटे, वे टिक ने सके। व्यास जी का और हीरालाल जी का संघर्ष 
चलता रहा । फुलके समाप्त होते गये । आटा तैयार होता गया और उनकी होड़ 
चलती गई। दोनों में से कौन हारे यह प्रश्न गम्भीर होता गया। दोनों ही शरीर 
में सम समान थे । अन्त में उनकी वह होड़ घुड़दौड़ वन गई । मुझसे रहा नहीं गया । 
मेंने सोचा इन दोनों मित्रों ने कुछ भांग तो नहीं पीली है और वे नशे में तो यह 
सब नहीं कर रहे ! मुझे भय हुआ कि उनकी प्रकृति इसके पश्चात्‌ कुछ खराव हो 
जायेगी। अ्रतः मैंने घोषणा की कि हमारे यहां का आठा समाप्त हो गया। आप 
दोनों की मैच डा हो गई । अभ्रव इच्छा यही है कि आप दोनों की तबीयत खराब न 
: हो। व्यास जी और हीरालाल जी खूब हँसते-हँसते उठे और हम सवको यह प्रतीत 
हुआ कि उस महान्‌ विराद भोजन का उनके शरीर पर कोई असर नहीं था । 
इसके बाद जब-जब व्यास जी मिल जाते और कहों खाने का काम पड़ता, तो में 
इस घटना का उल्लेख किया करता था। जब कभी दिल्‍ली या कांग्रेस में तीनों के 
एकत्र होने का अवसर मिला तो हम तीनों को इस भोजन प्रतिस्पर्धा का स्मरण 
आये विना नहीं रहा। 
९ ५ 

मैं अपनी प्रादेशिक राजनीति में विशेष संलग्न हो गया । व्यासजी राजस्थान 
की सत्ता का क्षेत्र छोड़ संसद्‌ में आा गये और उनका भावी जीवन उसी क्षेत्र में सेवा 
करने में गुज़रा | मेरा उनका सम्पर्क कम हुआ । पर कांग्रेस के अ्धिवेशनों में मिलने 
का अवसर आा जाता । जयपर कांग्रेस में व्यासजी ने जो कार्य किया था, उसका भी 
स्मरण आ जाता है। राजकीय परिस्थिति की चर्चा भी हो जाती है और राजस्थान 
की सारी परिस्यिति से वे कितने असन्तुष्ट थे, इसको चर्चा भी वे करते। इस 
असन्‍्तोपष को घ्वनित करने के लिये उन्होंने एक समाचार-पत्र भी निकाला । उसके 


लोकसेवा के प्रतीक १६७ 


अकाशन के परचातू्‌ उनसे मिलने का अवसर आया, तब पत्र की नीति और कार्य 
के विपय में श्रपनी राय भी मैंने उनसे कही और कुछ अंश में श्रपनी असहमति भी 
प्रकट की । उसका कारण भी मैंने निवेदन किया, पर वे श्रपने कार्य में जुटे रहे । 
<९> < <९> 

व्यास जी का और मेरा भ्ंतिम मिलन कलकत्ता में १६६० में अखिल भारतीय 
माखाड़ी सम्मेलन के रजत जयन्ती समारोह पर हुआ | में भी कलकत्ता यया था। 
वे भी कलकत्ता आये थे । कलकत्ता के राजस्थानी मित्रों द्वारा एक क्लब में हमारा 
ओर अन्य साथियों का स्वागत हुआ । अंतिम वार उनके विचारों को उस समारोह 
में मैंने सुना । कुछ चर्चा भी उनसे हुई । फिर कभी मिलने की झाशा से हम अलग 


हुए । 
<> >> | 


फिर मिलना न हुआ । इस प्रकार जीवन के विविध क्षेत्रों में, विविध कार्यो को 
करते हुए व्यासजी के प्रभावी और क्रियात्मक जीवन का अन्त हुआ। एक दिन 
समाचार-पत्र में व्यासजी के निधन की वात पढ़ी । धक्का लगा । चालीस वर्षो की 
पुरानी स्मृतियां सम्मुख आईं । व्यासजी चले गये। अपने कार्यो को छोड़ गये । यही 
उनके जीवन की महानता है। उनके स्मृति-्रन्थ में मेरी भी श्रद्धांजलि श्रपित हो । 
साथी की मृत्यु के पश्चात्‌ जीवित साथी यही कर सकते हैं । 


१४ 
लोकसेवा के प्रतीक 
आचार्य श्री चेनसुखदास जी, न्यायतीय दिगन्वर जन संस्कृत महाविद्यालय, जयपुर (रानर्पान) 
मैं लोकनायक श्री जयनारायण जी व्यास के सम्पर्क में जहां तक मुझे याद है, 
दस-वारह वार से अधिक नहीं आया हूं । एक बार मैं लगातार दो दिन उनके साथ 
रहा | लोकसभा के चुनाव में उन्हीं के आग्रह से एक कांग्रेसी प्रत्याशी का समयन 
करने के लिये मुफे भी जाना पड़ा । हम लोग वरसते हुए पानी में जयपुर से निकले । 
जीप में सवार होते ही उन्होंने मुक्त से कुछ प्रघ्न किये। उनमें एक यह था कि हमारे 
देश के अनेक मंदिरों में पापाणों की उत्कीर्ण अश्लील मूर्तियां क्यों हूँ । मैंने इसका 
उत्तर दिया और एक लम्बे समय तक चर्चा चलती रही। उनकी जिज्ञासा से मुझ 
पता चला कि वे किसी भी विपय में बहुत गहरे घुसते थे । 
मेरी जन्मभूमि 'भादवा ' ग्राम पहुंचते-पहुंचते हमें काफी रात हो यर | मह ते 


रद्द | धुन के धनीः 


वरस ही रहा था। रास्ते में कई वार जीप रुकी । एक वार तो उसे आगे बढ़ाने के” 
लिये पास की ढाणी के किसानों को फावड़ा लेकर बुलाना पड़ा। मैंने कहा यह तो 
वडी परेशानी है आप अच्छे शकुन से नहीं निकले । उत्तर में उस समय व्यास जी ने- 
जो दब्द कहे वे मुझे आज भी याद हैं। संसार का अर्थ ही खुशी में रंज और रंज 
में खुशी है। इसमें परेशानी की क्या वात है । उनकी वातों से मैंने यह अनुभव 
किया कि दे विपत्तियों के बहुत अभ्यस्त थे ओर उन्हें वे जीतने की आवश्यक 
घटना समभते थे। 

दूसरे आम चुनाव में अपने शिप्यों के अनुरोध से मुझे लोकसभा के लिये' 
चुनाव-पत्र भरना पडा | कांग्रेस की ओर से इसी सीट के लिये श्री सादिक़श्नली ने 
भी फार्म भरा था और भी अनेक प्रत्याशी थे, पर औरों का उतना भय न था।. 
श्री हरिश्चन्द्र जी शर्मा जो उस चुनाव में विजयी हुए थे; के पिता मेरे पास आये। 
उन्होंने कहा कि अगर आप चुनाव लड़ें तो मेरा पत्र बैठ जायगा अन्यथा वह चुनाव 
अवश्य लड़ेगा और सादिक़श्नली को न जीतने देगा । मैंने कहा सोचूंगा । 

इसके वाद मुझे समझाने के लिये श्री सादिक़श्नली भी आये कि मैं वेठ जाऊं । 
अन्त में श्री जयनारायण व्यास और राजस्थान के भूतपूर्व गृहमंत्री श्री रामकिशोर 
व्यास आये | लोकनायक व्यास जी के प्रभाव के कारण मुझे चुनावसे हटना पडा। 
उस समय चुनाव जीतने के लिये परिस्थितियां मेरे वहुत अनुकूल थीं, पर व्यासजी: 
का अनुरोध मैं नहीं टाल सका । 

व्यास जी में अनेक विशेषताएं थीं। वे अपनी गलती को तत्काल स्वीकार कर 
लेते थे। यह गुण वास्तव में वहुत दुर्लभ है। अनेक वार हमारे सांस्कृतिक आयोजनों 
में अध्यक्ष बनकर या उद्घाटनकर्ता की हैसियत से आये । एक वार वे क्षमापन पर्व 
के उपलक्ष्य में अध्यक्ष बनकर आये; पर उन्हें वहुत विलम्ब हो गया। आते ही उन्होंने 
अत्यन्त विनम्र भाव से उसके लिये क्षमा मांगी । ऐसी गलती उनसे फिर कभी नहीं 
हुई। वे आते ही मुझे कहते कि आज तो मैं ठीक समय पर आ गया हूं न । । 

व्यास जी को प्रकृति में जो सरलता और शुचिता थी, वह हरएक के लिये अनु- 
करणीय है। वस्तुतः वे राजनीतिज्न नहीं, प्रत्युत लोक सेवक थे। वे अपार कप्ट 
सहिष्णु थे। जीवन भर के कप्टों से संघर्ष करते रहे और उन्होंने विपत्तियों से कभी 
हार नहीं मानी । व्यास जी देश के सच्चे सेवक थे) स्वतन्त्रता की लड़ाई लड़ने 
वाले राजस्थान के योद्धाओं में सदा ही उनका नाम सर्वप्रथम लिया जायया। इसमें 
कोई दशक नहीं कि वे सच्चे अ्रथों में राजस्थान के लोकनायक थे। उन्हें श्रद्धांजलि 
समपित करते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता है। 


/र2 


अनुठा व्यक्तित्व और लोकसेवा १६ 


१५ 
खनठा व्यक्तित्व और लोकसेवा 


केन्द्रीय शिक्षा उपमंत्री, श्री भक्त दर्शन, १० हेस्टिंग्स रोड, नई दिल्‍ली 
लोकनायक श्री जयनारायण व्यास का स्मरण करते ही एक कर्मनिप्ठ सेवा- 
व्रती, हँसमुख, विनोदग्रिय संगठनकर्त्ता का चित्र उपस्थित हो जाता है। मैंने दूर से 
उनकी प्रश्नंसा ही सुनी थी। उनसे मिलने का सौभाग्य श्री सुमन की अनुपम 
शहादत ने प्रदान कर दिया । 

२५ जुलाई, १६४४ को टिहरी की नारकीय जेल में बहुत ही दर्दताक परि- 
स्थितियों में अमर शहीद श्री सुमन जी का वलिदान हुआ था और उसके कारण 
सारे देश में रोप तथा अ्रसंतोप की लहर फल गई थी । मैं भी उन यूवकों में से एक 
सूक नहीं पड़ता था | उन्हीं दिनों व्यास जी ने जिस साहस के साथ उस मामले में 
कदम बढ़ाया और उस घटना की छानवीन की, उससे मैं अत्यधिक प्रभावित हुआ। 
जून, १६४४ में मुझे उसी मासले में पहली बार ऋषिकेश भें उनसे मिलने का 
सुअवसर प्राप्त हुआ और उसी प्रथम मिलन से मेरे हृदय में यह भावना अंकित हो 
गई कि उनके लिये 'लोकनायक' की जो उपाधि प्रयुक्त की जा रही है, वह सवंधा 
उपयुक्‍त है । 

< <> ५ 

मैंने तव देखा कि उनमें कितना धीरज और आत्मविश्वास था । दिहरी राज्य 
की सभा के अन्दर वे प्रविष्ट हो नहीं सकते थे ओर स्वर्गीय सुमन जी के परिवार 
को सहायता करना तथा उनके मामले की जांच कराना वे भ्रपना परम कत्तव्य 
समभते थे । इसीलिए उन दिनों टिहरी राज्य के अधिकारियों से जो पत्र-ब्यवहार 
किया और टेलीफोन पर बातें कीं, उसके कारण मुझे यहअनुभव हुआ्ला कि वे जटिल 
परिस्थितियों को भी अपने अ्रनुकूल करने में कैसे सिद्धहस्त थे । यह उन्हीं के व्यक्ति- 
त्व और बुद्धिमत्तापूर्ण अध्यवसाय का परिणाम था कि टिहरी सरकार को भुझना 
पड़ा और जांच का उपक्रम करना पड़ा । यद्यपि वह एक लीपापोती मात्र थी । फिर 
भी यह व्यास जी का ही साहस था कि शहीद सुमन जी का मामला सार दशा के 
रंगमंच पर पूरी तरह से प्रकट हुआ तथा व्यापक रुप में प्रकाश्ष म आया। साथ हा 
सुमन जी के परिवार को भी तत्काल तथा त्ागे वहुत देर तक सहायता मलते रहा 
और वे उनके बहुत अनुगहीत हैं । 

सुमन जी की स्मृति 

उस प्रथम परिचय के बाद उनके निरभिमान स्वभाव से आक्दित हो तथा 

उत्साही युवकों को आगे बढ़ाने की उनके अन्दर जो झदुनुत भरक घक्ति था, उससे 


“१७० ह द | घुन के धनी 


प्रभावित हो मैंने शहीद सुमन जी की स्मृति में एक ग्रंथ प्रकाशित करने का संकल्प 
“किया। उस कार्य में मुझे उनसे जो सत्परामर्श व सहयोग प्राप्त हुआ, उसका 
उल्लेख यहां क्या किया जाय । उन्होंने उनके सम्बन्ध में जितनी भी जानकारी थी 
तथा जो भी उनके पास कागज-पत्र अथवा अन्य सामग्री थी, वह सब मेरे सुपुरदे कर 
दी और साथ ही देश-भर के चोटी के नेताओं से संदेश तथा संस्मरण दिलाने में भी 
मेरी सहायता की । उन्हीं के निमंत्रण पर म॒झे नवम्बर १६४५ में अखिल भारतीय 
देशी राज्य प्रजा-परिषद्‌ के उदयपुर अधिवेशन में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त 
“हुआ था। वह अधिवेशन भारत छोड़ो आंदोलन के दमनकारी युग के वाद उसका 
'पहला अधिवेशन था और उसका सभापतित्व हमारे देश के वरेण्य नेता स्वर्गीय 
श्री नेहरू जी कर रहे थे। वहां मझे स्वर्गीय व्यास जी की संगठतव शक्ति की भांकी 
' देखने का अच्छा अवसर मिला था और साथ ही श्री नेहरू जी से लेकर शेख अब्दु- 
ल्‍ला, श्री वलवन्त मेहता, श्री हीरालाल शास्त्री, श्री कन्हैयालाल वेद्य आदि अनेक 
'नेताओं से सम्पर्क स्थापित करने में भी सफलता मिली | उन्हीं के संदेशों तथा संस्म- 
'रणों के कारण मेरे द्वारा प्रकाशित 'सुमन स्मृति ग्रंथ एक संग्रहणीय वस्तु वन सकी 
और अपने संकल्प को पुरा करने का सोभाग्य प्राप्त हुआ । 
शहीद सुमन जी को मूर्ति स्थापना 
जुलाई, १६४७ में वड़ी कठिनाई के वाद मैं उस स्मृति ग्रंथ को प्रकाशित कर 
प्पाया था । फिर व्यास जी के साथ मेरा सम्पर्क कुछ कम हो गया । जहां वे देशी 
"राज्यों की अखिल भारतीय गतिविधि में आकण्ठ निमग्न हो गये थे, वहां मैं भी 
अपने क्षेत्र के सार्वजनिक जीवन में मुख्यतः संलग्न रहा। लेकिन सन्‌ १६५२ में 
'जब मुझे प्रथम वार लोक-सभा के सदस्य की हैसियत से दिल्ली आने का अवसर 
मिला, तव फिर उस पुराने सम्पक में वृद्धि होती चली गई। विशेषकर राजस्थान 
'के राजनीतिक उलट-पुलट के फलस्वरूप व्यास जी को राज्यसभा की सदस्यता 
प्राप्त हुई। तब तो मुझे उनके साथ अपने पुराने परिचय को और भी घनिष्ट बनाने 
'का अनुकूल अवसर प्राप्त हुआ । उन दिनों मेरी तथा अनेक मित्रों की आकांक्षा 
थी कि सुमनस्मृति अ्रंथ की विक्रीसेजो धन प्राप्त हुआ है, उसकी सहायता से उनकी 
एक प्रस्तर मूर्ति टिहरी के उस नगर में स्थापित्त की जाय, जहां उन्होंने शहादत 
प्राप्त की थी। उस मूर्ति का निर्माण कराने में व्यास जी ने मेरी वड़ी सहायता की। 
'मुझे कितनी ही वार जयपुर जाना पड़ा और हर वार उनके ही सहयोग से मैं वहां 
'कुछ कार्य कर पाया । 
अन्त में जव वह मूर्ति तैयार हो गई, तब मेरी तीत्र आकांक्षा थी और स्वयं 
व्यास जी की भी यह इच्छा थी कि नेहरू जी के कर-कमलों से उस मति का अना- 
वरण कराया जाय | हम दोनों ने इसके लिये स म्मिलित उद्योग किया और आदरणीय 
नेहरू जी ने इसे स्वीकार भी कर लिया था। लेकिन धीरे-धीरे परिस्थितियां ऐसी 


“अनूठा व्यव्तित्त और लोकसेवा १७१ 


होती चली गईं कि उन्हें अवकाश नहीं मिल पाया। तव हमको माननीय श्री 
'लालवबहादुर शास्त्री जी से प्रार्थना करनी पड़ी । उन्होंने वड़ी उदारता और सहानु- 
भूति के साथ हम लोगों के अनुरोध को स्वीकार किया। फलस्वरूप सन्‌ १६९५८ की 
गर्मियों में शास्त्री जी ने टिहरी जाने की की कृपा और उस मति का अनावरण 
संस्कार सम्पन्त किया | उस अवसर पर व्यास जी स्वयं उपस्थित्त हुए । उन्होंने उस 
विद्ञाल समारोह के समक्ष जिस गहरी सदभावना से सुमन जी की स्मृति में अपनी 
श्रद्धांजलि अपित की तथा टिहरी की जनता की सहानुभूति में जिन शब्दों का प्रयोग 
किया, वे आज भी मेरे कानों में गंज रहे हैं । 
उन्होंने उस दिन कहा था कि “सुमन जी की मूर्ति के अनावरण से उनके जीवन 
का एक महान्‌ संकल्प पूरा हो रहा है और उन्हें यह पूरा विश्वास है कि सुमन जी 
के वलिदान से टिहरी की स्वाधीनता की जो नींव रखी गई है, वह सर्देव अक्षण्ण 
रहेगी । उनकी स्मृति से प्रेरणा पाकर टिहरी गढ़वाल की जनता अपने कत्तंब्य के 
'पालन में उत्साहपुर्वक अग्रसर होती रहेगी । 
राजमसापा श्रायोग की सदस्पता 

यहां राज्य सभा की सदस्यता के कार्यकाल में मुझे दो विशेष मामलों में उनके 
और भी निकट आने का अवसर प्राप्त हुत्ना था। पहला अवसर तव मिला था 
जव कि उन्होंने स्वर्गीय श्री वाला जी खेर की अध्यक्षता में नियुक्त राजभापा आयोग 
के एक सदस्य के रूप में कार्य किया था | व्यास जी को यह मालूम था कि मैं संसद 
में प्रारम्भ से ही हिन्दी का एक विनम्र सेवक रहा हूं । वे उस आयोग की सदस्यता 
'के कार्यकाल में समय-समय पर मुझसे विचार-विनिमय करते रहते थे । इसमें संदेह 
नहीं कि उन्होंने उत्त श्रायोग के काम में वड़ी लगन व अनुभूति से भाग लिया था। 
उसके प्रतिवेदन में जो सिफारिशें की गई हैं, उनका अन्तिम स्वरूप दिलाने में उनका 
महत्त्वपूर्ण योगदान था । कुछ समय बाद जब उस आयोग की रिपोर्ट पर विचार 
करने के लिये संसद के दोनों सदनों की एक समिति नियुवत को गई, तब उसका 
एक सदस्य मनोनीति होने का मुझे सुअवसर प्राप्त हुआ था। तब व्यास जी को 
बड़ी प्रसन्‍नता हुई थी। उन्होंने उन दिनों भी हिन्दी के उत्बान तथा विकास के 
बारे में मुझसे कई वार चर्चा की थी।_ 

संतदोष लोक लेखा समिति में 

उनसे मेरा अन्तिम सम्पर्क संसदीय लोक लेखा समिति (पब्लिक अ्रकाउण्ट्स 
कमेटी) की सदस्यता के रूप में हुआ था। यह समिति संसद की सदसे भ्रधिक 

त्वपूर्ण समिति मानी जाती है। प्रतिवर्ष केन्द्रीय सरकार के प्रत्येक विभाग के 
बारे में कन्‍्टोलर तया झडीटर जनरल महोदय जो छानबीन करते हैं, उसवगे 
रिपोर्ट इस समिति के समक्ष प्रस्तुत होती है। फिर यह समिति विभिन्‍न मंत्रालयों 


गहरा: "यडधल- परत # "आय 


के ग्रधिकारियों को व॒लाकर उनसे जिरह करती है तथा उनके मामलों की यहराई 


१७२ धुन के धनी 


के अधिकारी अगर किसी समिति से भयभीत होते हैं तो इस समिति से । इसी' 
विवरण से इस समिति का महत्त्व स्पष्ट हो जाता है। व्यास जी सन्‌ १६६१ में 
राज्यसभा की ओर से उस समिति के सदस्य नियुक्त किये गये थे और मैं सन्‌ १६६२ 
में लोकसभा की ओर से मनोनीति किया गया था। इस प्रकार लोक लेखा समिति' 
के कार्य में उन्हें मुभसे एक वर्ष का अधिक अनुभव था। वर्तमान पुनवस मंत्री 
श्री महावीर त्यागी तव उस समितिके अध्यक्ष थे । उनके अनोखे व्यक्तित्व के कारण 
उस समितिको संविधान में दिये गये महत्त्व से भी अधिक प्रभाव प्राप्त हो गया था । 

उस समिति के एक अन भवी तथा प्रतिभाशाली सदस्य के रूप में व्यास जी नेः 
बड़ी महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की थी । वे प्रत्येक मामले के बारे में बहुत ही वारीकी 
से प्रघन पूछा करते थे । विशेषकर जहां कहीं उन्हें भ्रष्टाचार की गन्ध नज़र न्रात 
थी, वहां वे बड़ी गहराई से उसके पीछे पड़ जाते थे । समिति की ओर से जो उप 
समितियां नियुक्त की गई थीं, उनमें से एक महत्त्वपूर्ण उप-समिति का संयोजक 
उन्हें नियवत किया गया था और उस हेसियत से भी उन्होंने वड़ी लगन और 
गम्भीरता से अपने कत्तेव्य का पालच किया था । 

सन्‌ १६६२ के अवतूबर मास में लोक लेखा समिति का एक अध्ययन दल 
विभिन्‍न संस्थाओं का निरीक्षण करने के लिये दिल्‍ली से रवाना हुआ | व्यास जी 
उसके संयोजक व नेता थे। मैं उसका साधारण सदस्य था । उन लगभग आाठ-दस 
दिनों के भ्रमण के दोरान में मुझे सवसे पहली वार और सबसे अ्रन्तिम वार उनके 
बहुत ही निकट में आने का अवसार प्राप्त हुआ था | मैंने यह अनुभव किया कि वे 
यद्यपि वयोवद्ध थे और अनेक महत्त्वपूर्ण पदों पर आसीन रह चुके थे, तथापि उनका 
विनोदप्रिय स्वभाव सर्देव नवयुवकों को आकर्पित करता रहता था | इसीलिए मुभ्क 
सरीखे नाचीज व्यक्ति से वे कदम-कदम पर परामर्श कर लेते थे। सारी यात्रा में 
हम लोगों के समक्ष एक भी क्षण ऐसा नहीं श्राया जब कि वे व्यग्र व उत्तेजित हुए 
हों । कहीं पर यदि परिस्थिति जटिल भी हो गई अथवा किसी संस्था के अधिकारी 
ने यदि सहयोगपूर्ण रुख नहीं अपनाया, तब भी वे विचलित नहीं हुए और उन्होंने 
बड़े धर्य व संयम से उस दल का नेतृत्व किया था| उस दौरे की जो रिपोटट उन्होंने 
लोक लेखा समिति के कार्यालय को प्रस्तुत की थी, वह भी एक संग्रहणीय वस्तु है। 
उस वर्ष की जो वापिक रिपोर्ट तैयार की गई थी, उसमें भी उनकी अनेक सिफा- 
रिशों का समावेश किया गया था । 

विशिष्ट व्यक्ष्तित्व 

व्यास जी ने यद्यपि एक देशी रजवाड़े में अपने सावंजनिक जीवन का प्रारम्भ 
किया था, तथापि अपनी प्रतिभा और अध्यवसाय के द्वारा उन्होंने अखिल भारतीय 
क्षेत्र में भी अपना विशिष्ट स्थान वना लिया था। देश के किसी भी कोने में रिया- 
सतती जनता पर आधात होता था तो वे सब काम छोड़कर वहां पहुंच जाते थे ५ 


नसमवृत्ति के महाधनी १७३ 


चाहे टिहरी गढ़वाल में भारत के मेक्स्विनी शहीद स्वर्गीय सुमन का वलिदान हो, 

चाहे शिमला के नज़दीक धामी के छोटे रजवाड़े में गोली-काण्ड हो और चाहे 
'सौराष्टू अ्रथवा हैदरावाद अथवा टरावनकोर सरीखे देशी राज्यों में जन-आन्दोलन 
हो; उनकी सव शोर समान सहानुभूति रहती थी । उन दिनों देशी राज्यों की जनता 
दोहरी चक्की के पाट्टों के नीचे पिसती रहती थी। उन्होंने उस निरीह जनता की 
मुक्ति तथा उद्धार के लिये देश के एक कोने से जो आ्रावाज़ उठाई थी, वह धीरे-धीरे 
चारों ओर सव कोनों में व्याप गई थी श्रौर उत्तका वल ऐसा बढ़ा कि देथी राज्यों की 
जनता को भी अन्त में वास्तविक स्वाधीनता के वायुमण्डल में सांस लेने का अवसर 
प्राप्त हुआ । उनका नाम देशी राज्यों की जनता सर्दंव याद रखेगी। विद्येपकर हम 
जो टिहरी तथा गढ़वाल के निवासी हैँ, वे उनकी उदारता तथा सहायता के लिये 
उन्हें कभी नहीं भूल सरकंगे। उनकी उस पविन्न स्मृति के लिये मैं श्रपनी भावभरी 
श्रद्धांजलि अपित करता हूं । 


१६ 
समवृत्ति के महाधनी 
त्यागमूर्ति स्वामी केशवानंद जी, घाम महाविदालय, संगरिया मंटी (राजस्थान) 


देहाती लोग श्रोर साधारण जीवन व्यतीत करने वाले फिर अ्नपद् एवं समा- 
चार-पत्रों से श्रनभिज्ञ दूसरे व्यक्ति भी उन्हें और उनके कामों को खूब जानते थे । 
पर मेरे जैसे व्यापक जीवन और समाचार-पत्रों के पढ़ने वाले उन्हें और उनकी 
प्रवृत्तियों को भत्री प्रकार जानते तथा पूरी तरह पहचानते थे। रियासती प्रजा 
ऐसे राजनीतिक व्यक्ति को जानते हुए भी उसके पास जाने में डरती व घव- 
राती थी। जहां ब्रिटिश हकूमत में राजनीतिक काम करने वाले कांग्रेस की 
शरण लेते थे, वहां रियासतों में शायद देशी राज्य प्रजापरिपद्‌ के नाम से जो 
संस्था स्थापित थी, उसकी शरण में जाते थे व्यास जी उसके वर्षो महामंत्री रहे । 
परिचय तो नहीं परन्तु प्रथम दर्शन व्यास जी का उनके ४-५ सावियों सहित हरि- 
पुरा कांग्रेस सूरत जिला गुजरात में १६३८ में हुआ। वह अधिवेशन ताप्ती सदी 
के किनारे पर हुआ था और सरदार वल्लमभाई पदेल ने जंगल में मंगल उपस्थित 
कर दिया। वहां दूध वाली गायों का भारी जमाव था ओर दूध तथा उससे बने 
विविध खाद्य भी सस्ते और सुलभ थे | अधिवेशन के पंडाल के साथ ही जहां परद- 
घंनी थी, वहां ही आज का अश्लोक चिह्न भी बहुत बड़ी ऊंचाई में दवा हुप्ला था। 


१७४ ह घुन के घनी” 


सवंग्रथम मैंने उसको वहां ही देखा था। वह वड़ा ही शोभायमान, आकर्षक और: 
विज्ञाल था जो कि प्रदर्शवी या मंडा समारोह के मैदान के साथ था । 
वाहर से आने वाले सदस्यों के लिये फूस के छप्पर बने थे। उनका शुल्क प्रति 

व्यवित पांच रुपया था, पर मेरे सरीखे साधारण व्यक्तियों के लिये जो किसान की 
गरीवी के प्रतीक थे, अलग मैदान में बड़े-बड़े फूस के छप्पर डाले गये थे, जहां चार 
आना शुल्क था। मैं वहां कुछ पहले पहुंच गया था। मैंने चारों ओर से खुले शामि- 
याने की तरह बनाये गये छप्परों में डेरा डाल दिया था। उसी कैम्प के मेरुदंड के 
साथ व्यास जी ने भी अपना डेरा अपने साथियों के साथ जमाया था। व्यास जी 
उन दिनों इतने तो नहीं फिर भी पतले-दुवबले और लम्बे दिखाई देते थे। हमारा 
यह शाही निवास-स्थान बड़ा खुला, ऊंचा और विना किसी संरक्षण के था। हम 
लोग अपनी प्रवृत्ति व रुचि के अनुसार वहां की विभिन्‍न कांफ्रेंसों एवं सम्मेलनों में 
व्यस्त रहते थे। 'नमेस्ते यो जनपदे' अर्थात्‌ मेरे राज्य में कोई तस्कर नहीं है। यह्‌ 
उक्ति वहां चरितार्थ होती थी। मैंने बड़े-बड़े सम्मेलन देखे, पर हरिपुरा जेसा' 
प्रवन्ध और जंगल में मंगल जैसा ताप्ती नदी का तट कहीं नहीं देखा । वह सरदार 

वल्लभभाई पटेल का ही चमत्कार था। व्यास जी की चर्चा और उनके कार्यों का 
बर्णन तब तक हम पत्रों में पढ़ते रहते थे, पर प्रथम दशंन उनका इस किसान कंम्प 
में हुआ । इसके बहुत समय और परिवतनों के वाद व्यास जी का परिचय रियासत 
बीकानेर वासियों को तव मिला जब चौघरी कुम्भाराम जी के प्रयत्नों से एक बड़ी 
कांफ्रेन्स वीकानेर में सेठ मेरुदान सेठिया की वाहर वगीची में की गई थी, तब 
उन्हें २० हज़ार रुपया की थैली भेंट करके उनका सम्मान किया गया था। इसी : 
सम्मेलन के वाद व्यास जी का इधर सर्वसाधारण के साथ परिचय और सम्पर्क 
स्थापित हुआ । परिचय का तीसरा दोर श्री गंगानगर में तव हुआ, जव किशनगढ़ ' 
में श्री चांदमल जी एम० एल० ए० के त्याग-पत्र देने से श्री व्यास जी का चुनाव 
लड़ा गया, उसके लिए चौधरी कुम्माराम जी आये ने वहां एक मास पहले डेरा 
जमा लिया था। मेरा अपना ख्याल है कि उस समय अनुमानत: ३० हज़ार रुपया 
गंगानयर से लोगों ने जिनकी संख्या वहुत बड़ी थी, अपनी जेव से व्यय किया 
होगा । मैं तव राज्यसभा का सदस्य था । डाक्टर गणपतिसिह वर्मा, चौ० देवीलाल 
ओर चौ० राला आदि मेरे पास आये। मुझे प्रेरणा देने लगे कि उनके साथ में भी 
चुनाव क्षेत्र का दौरा करूं। वाद में जनाव वरकतउल्ला खां मेरे पीछे पड़े और 
कहा कि मैं भी व्यास जी के चुनाव क्षेत्र किशनगढ़ में चलूं। मैंने उन्हें कह दिया 
. कि अभी तार दे दो कि व्यास जी जीत गये हूँ। मैं वहां विना प्रयोजन जाने का 
श्रेय नहीं लेना चाहता । लोगों के भाव, विचार, प्रयत्न, हिम्मत और उत्साह ऐसा' 
था कि व्यास जी की विजय निश्चित दीख रही थी। वाद में जो इतिहास राज- 
स्थान का है और उसमें व्यास जी का जो हिस्सा है, वह सब प्रत्यक्ष ही है। अन्त में 


दधीचि शोर प्रोमेथियस सा व्यक्तित्व श्ज्श्‌ 


सुख दु:खे समेकृत्वा लाभा लाभो जयाजयो, ततो युद्धाय पुजस्व' का सिद्धान्त श्री 
व्यास जी के सामने सदा रहा । 


१७ 
दधीचि और प्रोमेथियस सा व्यक्तित्व 
संसद सदस्य, डा० लच्धमीमल सिंघवी, जोघपर (रानस्थान) 


स्वर्गीय जयनारायण जी व्यास के वहुमुख्ती व्यक्तित्व के अ्गणित्त संस्मरण मेरे 
स्मृति पटल पर सजीव हैं । उनके जीवन के पिछले वर्षो में उनके विपल स्नेह और 
सान्निध्य का अविरल सौभाग्य मे मिला और इस सान्निष्य के संस्मरण में उस 
झोजस्वी व्यवितत्व की विद्यालता, ऊष्मा और अमप्रतिहत निर्भीकता उनकी लोक- 
निष्ठा के विपुत आलोक में निखरती ओर चमकती हुई वरवस सामने आ जाती 
है । 

स्वर्गीय व्यास जी के जीवन के पिछले वर्षों में ग्रीक टेजिडी का सम्पव्न्सा 
मिलता है! पनीत संघर्ष में दत्तचित्त मास्टर साहव' की याद आती है तो कभी अदम्य 
विद्रोही प्रोमेधियस के रूप की; जिसने देवताओं का वैमनस्थ मोल लेकर भी 
मानव जाति को सम्यता और परम्परा की अग्नि! का ग्रनमोल उपहार दिया ! 

स्वर्गीय व्यास जी के इन पिछले वर्षो की पृष्ठभूमि में भारतीय पौद्यणिक 
परम्परा के मह॒पि दधीचि के उदाहरण का भी स्मरण गाता है । मह॒पि दघीचि ने 
देवासुर संग्राम में अपने प्राणों की आ्राहुति देकर अश्रपनी अ्रस्थियों के वद्ध का उपहार 
देकर देवताओं की विजय की वरमाला प्रदान की। मह॒पि दघीचि की वाथा एक 
प्रतीकात्मक कथा है, जिसमें आत्मोत्स्ग और त्याग की महिमा का सन्‍्देद्य भ्रन्त 
निहित है। हमारी राजनीति क्षे प्रसंग में स्वर्गीय व्यास जी ने रवीन्द्र के प्रेरणाप्रद 
एकला चलो रे आह्वान को मृतिमान करते हुए जिस संधर्ष का शंखनाद किया 
था और उस संघर्ष में क्षत-विक्षत होकर भी उस आत्मविशिष्ट दधीचि ने प्रोमे- 
थियस की तरह राजनीति को एक नई अन्तद प्टि, एक नया मोड़ देने दंग यत्न 
किया था; वह वस्तुत: अविस्मरणीय है | 

ज्ञानमन्दिर का प्रकाज्ञ 
हमारे समकालीन लोकजीवन में जो गिरावट और आपा-धापी घर कार मर 


| 





(१ 


समय... हम्मयामकनपकता।, 


है, उससे जो अन्तर्वेदना और जो घुटन स्वर्गीय व्यास जी के मन प्राप पर छाझ हू 
थी, उससे उनको एक रचनात्मक दृष्टि मिली और उस रचनात्मक दृष्टि दग, भ्पन 





१७६ घुन के घनी 


उस मानस शिशु का नाम उन्होंने रखा ज्ञान मन्दिरा। स्वर्गीय व्यास जी की 
'लोकनिष्ठा ने अपने चारों और फैले हुए भ्रंघकार से पराजय स्वीकार नहीं की । 
क्षोमस और ग्लानि के भंभावात से उन्होंने अपनी आशावादिता और अपनी 
'कत्तेव्यनिष्ठा को लो को बुभने नहीं दिया । वे वरावर राजनीति के इस पतनशील 
'सोपान से मुक्ति के लिये चिन्तन करते रहे, प्रयत्न करते रहे, रास्ता खोजते रहे । 
उन्हें लगा कि स्वतन्त्र चिन्तन और स्वस्थ विचारों के अ्रभाव में लोकतन्‍त्र का 
स्वस्थ विकास सुलभ नहीं हो सकता। उन्होंने पाया कि पूर्वाग्रह और दुराग्रह 
स्वस्थ चिन्तन के राह की सबसे बड़ी वाधा हैं। उनके इस चिन्तन की निष्पत्ति यह 
हुई कि उन्होंने लोकतांन्िक जीवन-पद्धत्ति की वुनियाद को सवल और सफल वनाने 
के लिये, लोकशिक्षण के लिये एक अभियान का सृत्रपात किया और अपने राज- 
'नीतिक जीवन के उपसंदार में उन्होंने लोकशिक्षण के अ्रभियान का नारा देकर 
अपना कत्तंव्य निभाया । अपने कत्तेव्य की इस कमंभूमि का नाम उन्होंने रखा 
ज्ञान मन्दिर 
ज्ञान मन्दिर! की कल्पना व्यास जी ने सुविस्तृत और सर्वेव्यापी आधार पर . 
की थी । मेरे घर पर जब ज्ञान मन्दिर की केन्द्रीय व्यवस्थापिका की पहली बेंठक 
हुई, तो उन्होंने कहा कि, ज्ञान मन्दिर किसी वर्ग, पक्ष या सम्प्रदाय का नहीं 
होगा । ज्ञान मन्दिर विचार और गत्यात्मक चिन्तन के लिये मुक्त वातावरण 
और सहिष्णुता का संस्कार विकसित करेगा। ज्ञान मन्दिर जागरूक समन्वय 
का अग्रदूत सिद्ध होगा। ज्ञान मन्दिर की स्थापना करते हुए स्वर्गीय व्यास जी ने 
इस संस्था का अध्यक्ष मुझे मनोनीत किया और कहा कि मुझे विश्वास है कि 
व्यक्तिश: ज्ञान मन्दिर को इससे अधिक उपयुक्त अध्यक्ष उपलब्ध नहीं हो सकता । 
उनका यह वाक्य मेरे लिये उनके पितृतुल्य स्नेह का और उनके गहरे विश्वास का 
परिचायक था और वह आज भी मेरे मन-मन्दिर में एक अमल्य थाती की तरह 
सुरक्षित है। में आशा करता हूं कि शायद आने वाले वर्षों में स्वर्गीय व्यास जी की 
यह विरासत यदि संजोई जा सके और ज्ञान-मन्दिर यदि हमारे जन-जीवन के लिये 
पौष्टिक पथ्य दे सका तो उनकी एक अन्तिम कामना पल्‍लवबित व फलित हो जायेगी । 
उनका सबत बड़ा स्थारक 
ज्ञान मन्दिर स्वर्गीय व्यास जी के ग्रोजस्वी व्यक्तित्व की जागरूक और चितन- 
जशील परिणति है। ज्ञान मन्दिर व्यास जी की आत्मिक विरासत है। ज्ञान मन्दिर 
एक प्रदीप है, जिससे कई दीपक जन-जीवन में आ्रालोकित हो सकते हैं। ज्ञान 
मन्दिर एक मशाल है, जिसका प्रसव स्व० व्यास जी की लोकनिष्ठा से हुआ और 
जो अपने कत त्व से उनका सवसे बड़ा स्मारक वन सकता है । इसमें कोई सन्‍्देह 
नहीं कि यही स्मारक व्यास जी को सबसे अधिक श्रेष्ठ भर अभीष्ट होगा । 


अविस्मरणीय व्यवितत्व १७७ 


श्द 
ख्रविस्मरणीय व्यक्तित्व 
लोक सेवक थी भंवर॒मल सिंघी, कलकत्ता 
क्री जयनारायण व्यास उस समय भी राजस्थान के दिग्गज राज नेताश्रों में 
माने जाते थे, जब मैंने सार्वजनिक जीवन में भ्रभी प्रवेश ही किया था । लगभग २५ 
वर्ष पहले की वात कर रहा हूं । कैसा संयोग हुआ कि उनको देखा बाद में, पर 
उनके कार्य में सहयोगी पहले ही वन गया । जोधपुर में सत्याग्रह आंदोलन का 
प्रारम्भ होते ही स्वर्गीय व्यास जी गिरफ्तार करके जैल में बन्द कर दिये गये और 
सत्याग्रह को चालू रखने का भार उनके साथियों पर पड़ा । उस वक्‍त उस आंदोलन 
को कलकत्ता से धन-जन की सहायता पहुंचाने के लिये जो जोधपुर सत्याग्रह सहा- 
यक समिति बनी, उसका मंत्री नियुकत होने का मुझे सौभाग्य मिला। व्यास जी 
जेल में थे और जोधपुर के मित्रों से पता चला कि उनका परिवार काफी आर्थिक 
कप्ट में है। हमने समिति की ओर से उनके परिवार के लिये भी मदद भेजने का 
निर्णय किया | जब व्यास जी को इसका पता चला तो उन्होंने सन्देश भेजा कि 
उनके परिवार की चिन्ता न की जाय | हमें आंदोलन की ही चिन्ता करती चाहिए। 
आन्दोलन को बलझाली बनाने की दप्टि से जिन कार्यकर्ताओं का सहयोग आव- 
इयक है; पर जिनकी आर्थिक स्थिति उन्हें इसमें सम्मिलित नहीं होने देती, उनकी 
ओर हमें पहले ध्यान देना चाहिए । इस घटना ने व्यास जी का जो व्यवितत्व मेरे 
दिल में बसा दिया, उसे में न कभी भूल सका और न भूल सकंगा। वे वहादुर 
योद्धा थे । अपने लक्ष्य की सिद्धि के लिये वे कठोर से कठोर साधना करने में एक 
ही थे। कोई प्रभाव, प्रलोमन या भय उन्हें लक्ष्य सें वचिचलित नहीं कर सकता था। 
यह उनकी टेक अन्त तक निभ गई । 
सन्‌ १६४५ में कलकत्ता की जेल से चन्द दिनों में ही मुके जोधपुर से महावीर 
जयन्ती का निमंत्रण मिला | उस अभ्रवसर पर जहां तक मुझे याद है में रद था 
३६ घंटा ही जोधपुर रहा; फिर भी करीब ४-५ घंटे व्यास जी के साथ विताये। 
जोधपुर सत्याग्रह के नेता और सत्याग्रह की सहायता के लिये कलकत्ता में दनी 
समिति के मंत्री की पहली भेंट थी । मैंने उनका जेसा व्यक्तित्व समझ रखा था 
वैसा ही पाया । जिन लोगों को उस ज़माने के रियाद्तती टमन की नृभसता मालूम 
है। वे सहज में समझ सकते हैं कि किस तरह उन्हें पम-पय पर दमन वा सामना 
करना पड़ता था । एक ओर जितना दमन था, दूसरी झोर उतनी ही दिलेरी थी। 
दिलेरी के सामने दमन के छक्के छूट गये | व्यास जी की दिलेरी ने उन्हें जोधपुर 
से खींचकर सारी देशी रिवासतों के रणांगन का बहादुर योद्धा झोर क्षमता पर 
पंडित जवाहरलाल जी का भरोसा देखा। मैं उत्त समय स्वास्थ्य लानके लिये डुछ 








२७६ घुन के घनी 
'उस सानस शिशु का नाम उन्होंने रखा ज्ञान मन्दिरा। स्वर्गीय व्यास जी की 
'लोकनिष्ठा ने अपने चारों और फंले हुए अंधकार से पराजय स्वीकार नहीं की । 
क्षोभ और ग्लानि के भंकावात से उन्होंने अपनी आशावादिता और अपनी 
'कत्तेब्यनिष्ठा की लौ को बुभने नहीं दिया । वे वरावर राजनीति के इस पतनशील 
'सोपान से मुक्ति के लिये चिन्तन करते रहे, प्रयत्न करते रहे, रास्ता खोजते रहे । 
उन्हें लगा कि स्वतन्त्र चिच्तन और स्वस्थ विचारों के अभाव में लोकतसन्‍्त्र का 
स्वस्थ विकास सुलभ नहीं हो सकता। उन्होंने पाया कि पूर्वाग्रह और दुराग्रह 
स्वस्थ चिन्तन के राह की सबसे बड़ी वाधा हैं। उनके इस चिन्तन की निष्पत्ति यह 
हुई कि उन्होंने लोकतांत्रिक जीवन-पद्धत्ति की वुनियाद को सवल और सफल बनाने 
के लिये, लोकशिक्षण के लिये एक अभियान का सूत्रपात किया और अपने राज- 
'नीतिक जीवन के उपसंहार में उन्होंने लोकशिक्षण के अभियान का नारा देकर 
अपना कत्तंव्य निभाया। अपने कत्तंव्य की इस कमंभूमि का नाम उन्होंने रखा 
“ज्ञान मन्दिर । 
ज्ञान मन्दिर! की कल्पना व्यास जी ने सुविस्तृत और सर्वव्यापी आधार पर 
की थी। मेरे घर पर जव ज्ञान मन्दिर की केन्द्रीय व्यवस्थापिका की पहली बैठक 
हुई, तो उन्होंने कहा कि, ज्ञान मन्दिर किसी वर्ग, पक्ष या सम्प्रदाय का नहीं 
होगा । ज्ञान मन्दिर विचार और गत्यात्मक चिन्तन के लिये मुक्त वातावरण 
और सहिष्णुता का संस्कार विकसित करेगा। ज्ञान मन्दिर जागरूक समन्वय 
'का श्रग्रदूत सिद्ध होगा। ज्ञान मन्दिर को स्थापना करते हुए स्वर्गीय व्यास जी ने 
इस संस्था का अध्यक्ष मुझे मनोनीत किया और कहा कि मुझे विश्वास है कि 
व्यक्तिश: ज्ञान मन्दिर को इससे अधिक उपयुक्त अव्यक्ष उपलब्ध नहीं हो सकता । 
उनका यह वाक्य मेरे लिये उनके पितृतुल्य स्नेह का और उनके गहरे विश्वास का 
'परिचायक था और वह आज भी मेरे मन-मन्दिर में एक अमूल्य थाती की तरह 
सुरक्षित है। मैं आशा करता हूं कि शायद आने वाले वर्षो में स्वर्गीय व्यास जी की 
यह विरासत यदि संजोई जा सके ओर ज्ञान-मन्दिर यदि हमारे जन-जीवन के लिये 
पौष्टिक पथ्य दे सका तो उनकी एक अन्तिम कामना पललवित व फलित हो जायेगी । 
उनका सबते बड़ा स्मारक 
ज्ञान मन्दिर स्वर्गीय व्यास जी के ओजस्दी व्य क्तित्व की जागरूक और चितन- 
शील परिणति है। ज्ञान मन्दिर व्यास जी की आत्मिक विरासत है। ज्ञान मन्दिर 
एक प्रदीप है, जिससे कई दीपक जन-जीवन में आलोकित हो सकते हैं। ज्ञान 
मन्दिर एक मशाल है, जिसका प्रसव स्व० व्यास जी की लोकनिपण्ठा से हुआ और 
जो अपने कत्‌ त्व से उनका सबसे वड़ा स्मारक वन सकता है। इसमें कोई सन्देह 
सहीं कि यही स्मारक व्यास जी को सबसे अधिक श्रेष्ठ और अभीष्ट होगा । 


व्यक्तित्व विश्लेषण १७६ 


वे अपनी नेकदिली के आधार पर अग्नि-परीक्षा में वेदाग निकल गये और मुक- 
दमा चलानेवालों को ही उपन्ती भूल स्वीकार करनी पड़ी। वे ही व्यास जी 
तदन्तर राजस्थान के मुख्यमत्री बनाये गये | राजनीति में उलद-फेर होते हैं और 
जनतन्त्र में दलवन्दी का वोलवाला होता है। व्यास जी दलवन्दी के खेल में असफल 
सिद्ध हुए | उन्होंने पद छोड़ दिया पर अपने विश्वास और निष्ठा की भूमि से पय 
नहीं हटाया। उन्होंने अपनी अडिग आस्था और दृढ़ निप्ठा को कायम रखते हुए 
अन्याय, अनीति और भअ्रप्टाचार के खिलाफ लड़ते हुए सारी यंत्रणात्रों व प्रता- 
रणाश्रों को हँसते-हंसते सहा, जिस खुशी श्रौर निश्चिन्तता के साथ हर संघर्ष को 
मेला उसी के साथ मौतको भी मेल गये । कोई शक्ति उनको अपने पथ से मोड़ 
नहीं सकी और अपने ध्येय से नहीं डिगा सकी । मौत ने भी उनको तोड़कर जीवन 
का सेहरा वांघ दिया | जिन विश्वासों और संकल्पों की नींव पर व्यास जी ने जीवन 
का निर्माण प्रारम्भ किया था, उनके शिखर पर ही उन्होंने जीवन का निर्माण 
पाया । यही उनके व्यक्तित्व की सुवास है जो संघर्ष के इतिहास के हर पन्ने को 
सुवासित करती हुई श्रनुकरणीय उदाहरण के रूप में उनको जीवित रसे हुए है। 


१€ 
व्यक्तित्व विडलेषण 
प्रोफेसर श्री प्रेमनारायण ली माथुर, वनस्थली दियापीठ, जयपुर (राजस्थान) 


व्यास जी से मेरा परिचय १६३४ के आसपास हम्ा था। में उस समय व्यावर 
के सनातन धर्म प्रकाशक कालेज में अ्रध्यापक था और व्यास जी कांग्रेस तबा तत्का- 
लीन देशी राज्यों के एक प्रमख कार्यकर्ता के रूप में समय-समय पर व्यादर झाया 
करते थे। उनसे मेरी अंतिम भेंट १६६२ के जून में हुईं । लगभग ३० बंप के इस 
लम्बे अर्से में मैंने व्यास जी को अनेक रूपों में देखा । एक राजनीतिक वायवात्ता 
और साथी के रूप में देखा, एक प्रद्यासक के रूप में देखा और एफ राजनीतिक 
विरोधी के रूप में देखा; पर उनको मैंने हर अवस्था में सहदंय मानव के रूप में 
पाया । जव व्यात्त जी के देहान्त का समाचार श्रचानक मिला, तो मैंने सचमुच 
ऐसा अनुभव किया कि राजस्थान ने सच्चे अर्थ में एक कार्यकर्ता सो दिया। जा 
पीढ़ी समाप्त होती जा बहा ह, जो चरित्र दुलन हांते जा रह छू उनका सुर झच७। 
उदाहरण हमारे वीच से उठ गया । 
किसी व्यवित के व्यक्तित्व वा वास्तविक अध्ययन तद तक नहीं दिया जा 








१८० घुन के धनी 


सकता जब तक उसके आंतरिक रूप को देखने का अवसर न मिले । व्यास जी से 
एक लम्बे अर्स तक मेरा परिचय रहा पर उनके आंतरिक व्यक्तित्व को देखने का 
अवसर वास्तव में मुझे अधिक नहीं मिला । इसलिए उनके व्यक्तित्व के विषय में 
बहुत अधिकार पूर्वक कुछ कहने की स्थिति में मैं अपने-आपको नहीं पाता; फिर 
भी जो कुछ मैंने देखा और मित्रों से उनके बारे में सुना, उसके आधार पर उनके 
व्यक्तित्व की एक छाप रही। उनकी सरलता और सहुदयता, उत्तका मस्ताना- 
पन, उनका विनोद और एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में किसी भी काम में 
उनका लग जाना मैंने सबसे पहले तव देखा था, जब १६३४ में व्यावर में उन्होंने 
एक राजनीतिक सम्मेलन और एक विद्यार्थी सम्मेलन के आयोजन किये थे । राज- 
सीतिक सम्मेलन में स्वर्गीय श्री मूलाभाई देसाई और विद्यार्थी सम्मेलन में स्वर्गीय 
श्री नरीसन को बुलाया नया था । मैं बद्यपि स्थानीय कालेज में अध्यापक था पर 
अपनी राजनीतिक रुचि के कारण दोनों ही सम्मेलनों में मैंने भाग लिया था और. 
तव मुझे व्यास जी को कुछ नजदीक से देखने का मौका मिला था। 
व्यास जी के व्यक्तित्व का दूसरा पहलू मैंने तव देखा जब सरदार पटेल के 
नेतृत्व में राजस्थान के तत्कालीन देशी राज्यों के विलीनीकरण की प्रक्रिया चल 
रही थी । देश के एकीकरण के इतिहास में सरदार पटेल का नाम स्वर्णाक्षरों में 
लिखा जायगा, पर संयोग कहें या राजस्थान का दुर्भाग्य; राजस्थान के राज्यों के 
विलीनीकरण के वाद जो नई रचना बनी उसके निर्माण में सरदार जंसे दूर दृष्टि 
वाले महापुरुष ने भी मनुष्य की सामान्य कमजोरियों का जितना लिहाज़ रखना 
चाहिए था उतना नहीं रखा । अपनी व्यक्तिगत पसन्द-नापसन्द और राय को जहां 
महत्त्व वहीं देना था, वहां दिया और फलस्वरूप राज्य में एक ऐसी उथल-पुथल का 
प्रारम्भ हुआ जो उसके लिये श्रत्यधिक अहितकारी सावित हुई । इस सारे घटना- 
चक्र सें व्यास जी ने विनय भाव के स्थान पर कार्यकर्ता को नहीं शोभा देनेवाले 
अहं का, सीधी स्पष्टवादिता के म्‌ कावले में कूटनीतिक दाव-पेंच का, सेवावृत्ति के 
स्थान पर सत्ता के मोह का और तस्ावेजनिक जीवन की पवित्रता कायम रखने की 
चिन्ता के मुकाबले में राजनीतिक गुटबन्दी के द्वारा अपनी इच्छानुसार प्रयोजन 
सिद्ध करने का ऐसा उदाहरण पेश किया, जो उनके जैसे पुराने कप्ट सहने और 
त्याग करनेवाले कार्यकर्त्ता के लायक नहीं था । पर उन दिनों भी व्यास जी की 
पुरानी सहृदयता में मैंने कोई कमी नहीं देखी। व्यास जी भावुक व्यवित थे | शायद 
अपनी भावना के प्रभाव में घटनाओं और व्यक्तियों का सही मूल्यांकन करने में दे 
कई वार असमर्थ रहते थे । इसका दुरा असर उनके राजनीतिक जीवन पर और 
राजस्थान के सावंजनिक जीवन पर भी पड़ा । 
प्रशासक की हैसियत से व्यास जी को मैंने नज़दीक से नहीं देखा। सम्पूर्ण 
राजस्थान के प्रथम मंत्रिमंडल में, जिसका में की एक सदस्य था, व्यास जी शरीक 


जिसने फकना नहीं सीखा 2८५ 





के मिल स्द्र्य के य्यमत बज, बनते 382 इक हटना मम कोड के पक ८ >#--यली अजय. न 
नहा हुए। जब व्यान जा स्व मुख्यमत्ना रहे तो भरा उनसे कोड खास सम्ाद 
ऋ कीच ०. 
नहीं रह सका । मृच्यमंत्रो के पद से जिस प्रकार व्यास जी को हटना पड़ा बह राज- 


के खा < चर ह 


नीतिक जीवन की दोपपूर्ण निर्दलता, कांग्रेस संगटन वी आन्तरिक रुख्यता आर 
अनुशासन हानता का एक दूर द्ाहन्ग था | 
र ञक 
उसके दाद व्यास दा न वरावर अपना मान्यताओं के अनुसार दहादरा झार 
द्ढ़्वा £/ सर्चिय दिया 9 क् 3 विजन गम अल, कफ द्वाद्म (2क- 3कनएक जार निफीटकक हि पी न उ ८००० 
5ता का हा पौरचय दिया | १€६२ के आम उनाओा ने दागप्रस के अऋन्‍यर सहन 
ए जो खुल व्यास जी ने अपनाया शी न दिस बहादरी तथा निर्भीदता ने अपनी 
खअआवादटन थयि कांग्रस मा हट नल ल्वाश कक की 
दृष्टि में धर्वाछनीय कांग्रेस के उम्मीदवारों वा खुले आम विरोध फिया, उसने मर 
मन में व्यास जी के प्रति जो सराहना और झादरभाव था उसदो दर दा दिया। 
व्यासजी की राजनीति और उनके राजनीतिक कार्यो के बारे में दो रायहा खहाती 
हैं, जैसा कि हर राजनी तिन् के बारे में होता हैं; पर उनकी सहृदवता, उसके त्याय 











(३ रै 

तर अ न] कक द्धडंन घधप कम्फ. सा ००० (७-गिकाण 
गौर उनकी कप्ट सहिय्णुता के वियय में दो राय नहीं हा सकता । जाधपुर झआार 
राजस्थान की राजनीतिक जागवति को उत्पन्त करने और उस दइलबतली बनते मे 
थमा च््ा के स्थात नाल घा पक 2. 40 अक कक आज उप वथन लिए ब्कन्क मिलन डकनममकन- लव 
व्यास जी का अग्रणी स्थान था। वे जीवन प्नन्त अपने झाद्ों के लिय से वप दारत 
००१. 2-० कट श्र के मकान य कल "अमन मआ 8००९४ कान टिक रा ि रा क 

रत ओर नदयदकों युवक क लिये सदा ही एक प्रत्ण कक लात रह | राजइञ्ास ६, ५ दि 


हास में व्यास जी का नाम सदा आदर सहित याद क्षिया जावेगा, यह नि:सच्दह है 


२० 
जिसने झुकना नहीं सीखा 


इतिदासत ठाकुर देशराज, सरतार शिपद्द्ाम) 
चार व्यक्त. व्प 80+-मुड>गपाक०+>-2०ज-रक. कसा हा ह शक 5००४५ फिर >> जा बट 
राणा प्रताप के चार सा दप वाद राजस्थान मद एला नद्रादवा द की 5: - 
काश फ हक ७ ब््ण्ण्न्- निकल जे #0> न ॥ है $गए- पांव का बाण शा लक हुक 
अपने स्वाभिमान पर भटल रही और छिसो दे! सामने हज छा व गराए। 4 5. 


विजयसिह जयतसिद जी पश्चिक, जिन्हें न्होंने साधनों के इएग झनाद ्थ 
और जिन्दगी भर साथनों का भ्रदाव रहते हुए सामास्तगाही तथा पृरीयाब से 
संघर्ष जारी रखा | उनके लिये सहायता के हाथ भी झाग्रे फिस्तु उसाोनि सपनी 
विचारधारा के विपरीत चलनेवालों ग ऐहसानमन्द होना दानी स्थोगार का 
किया। राजस्थान का वह अद्वितीय सेवादी धक्ेला रहये हुए भी दाना माने वाशदा 
नही । 

कुछ ब्रन्तर के साथ व्यास जी भी स्वतन्त व्यदितत्य में पाक सेव देगा मय 

त्तियं 


द्वितीय संस्करण थे । कई बातो मे य अनभवा थ | पं झवधि 


श्पर धुन के धनी 


उन्होंने पूंजीपतियों की श्रद्धा भी अजित की । परल्तु उन्हें भी सदा.पंजी काश्रभाव 
अभाव ही रहा। देश के बड़े से वड़े नेता यहां तक कि पं० जवाहरलाल के साथ 
उन्होंने लेफ्टीनेण्ट की हैसियत से काम किया, किस्तु उनका व्यक्तित्व किसी के भी 
व्यक्तित्व में खो नहीं गया । उनका अपना रंग-ढंग पथक ही रहा। उन्होंने अपने 
से बड़ों का आदर अवश्य किया। किन्तु वे आंख मं दकर किसी के दास नहीं बने । 

उनका अधिकांश समय राजस्थान की सामच्तशाही से जूभने में व्यतीत हुआ। 
किन्तु उत्तर भारत की तो ऐसी कोई रियासत न थी, जिसके कार्यकर्त्ताग्नों को 
उनका पथ-प्रदर्शन न मिला; वैसे वे अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिपद्‌ के 
प्रधानमंत्री भी रहे । राजस्थान के वे मुख्यमंत्री हुए । उनसे पहले श्री हीरालालजी 
शास्त्री मुख्यमंत्री थे। अब श्री मोहनलाल जी सुखाड़िया मुख्यमंत्री हैं। आगे कोई 
ओर भी सुख्यमंत्री हो जायगा। प्रदत्त यह है कि क्या कोई लोकनायक भी बन 
सकेया । हम तो समझते हैं कि इस वीसवीं सदी में एक ही लोकमान्य पैदा हुआ 
था महाराष्ट्र में और एक ही लोकनायक पैदा हो सका राजस्थान में । 

श्री जयनारायग जी व्यास का और मेरा जन्म राजनीति में एक ही वर्ष में 
एक साथ हुआ । इसलिए उनकी राजनीतिक गतिविधियों का मु के श्रच्छा-खासा 
ज्ञान है, संभवत: सवसे अधिक । धारा १२४ अ' के अन्तगंत मेरी पहली गिरफ्तारी 
के समय सन्‌ १६३० में उन्होंने तरुण राजस्थान में चन्द पंक्तियों द्वारा हर राज- 
स्थानी को भरतपुर में सत्याग्रह करने के लिये आह्वान किया था। कुछ ही दिन 
वाद उनको भी गिरफ्तारी हो गई और वे उसी धारा के अनसार जोधपुर में एक 
निर्जन किले में मुझसे भी कहीं अ्रधिक कठोर कप्ट केलते रहे। उनको सज़ा भी 
पांच-छह वर्ष की हुई। वे सन्‌ १६३२-३३ के जिन दिलों में अजमेर गये थे, में 
भी वहां पहुंच गया था। उन दिलों हमारे दोनों के कमांडर अलग-अलग थे। मैं 
श्री विजयसिहजी पथिक के कंम्प में था और व्यास जी थे श्री हरिभाऊ जी उपा- 
ध्याय के कैम्प में | यह आइचये की वात है कि व्यास जी में पथिक जी का जैसा 
तेज था और मेरे पर हावी होती जा रही थी उपाध्यायजी की वृत्ति । 

मेरे और व्यास जी के कार्यक्षेत्र भी कुछ अलग-अलग पड़ गये थे। मैं केवल 
किसानों के एक वर्ग और एक क्षेत्र के काम में फंस गया और वे सार्वजनिक 
सम्पत्ति रहे | पंडित जवाहरलाल जी के शब्दों में, जो आदमी छोटा क्षेत्र और 
छोटा काम सेवा के लिये चुनता है वह छोटा रह जाता है। यही मुभमें और व्यास 
जी में अन्तर रहा । 

व्यास जी में बहुत गुण थे, किन्तु कुछ कमियां भी थीं। उन्हें श्रादमी की परख 
बहुत कम थी । इसलिए वह ऐसे आदमियों को भी बढ़ाते रहे जो अन्त में अपने 
स्वार्थ के लिये उन्तके भी छात्रु बन गये। दूसरी यह कि उनमें बांस की जैसी लचक 

नहीं थी, फरास की जैसी कड़क थी । आज की राजनीति में लोच श्रावश्यक हो गई 


जे पानणा। कफ्‌ [२।ए (पर 


है। अच्छे को अच्छा कहने और बुरे को वुरा कहने की जो उनकी जन्मजात आदत 
थी, उसे उन्होंने विवा किसी परवाह किये अन्त तक निभावा। इस प्रकार के वे 
राजस्थान में एकमात्र व्यक्ति थे। और जब तक पौरुष, साहस तथा सत्य की कद्र 
रहेगी लोग उनको थ्रादर और श्रद्धा के साथ याद करते रहेंगे । 


२१ 
अरावलो के डिखर 


श्री चत्ववारायण जी सराफ, (भूतपूवे वंदी बीकानेर पद्उ॑त्र केस) भादरा--वीकानेर 


व्यास जी से मेरा सर्वत्रवम परिचय १६३२ में सेग्टुल जेल में हुआ । तथ मैं 
चीकानेर के राजद्रोह पड़यन्त्र केस में वहां वन्दती था। मेरे सहवन्दियों में मेरे पृज्य 
चाचा स्वर्गीय श्री खुबराम सराफ, चुरूके स्वामी गोपालदास जी तथा पंडित चंदन- 
मल जी वहड़ भी थे। उन दिनों जो यातनाएं हमें जेल में दी जा रही थीं, उनकी 
गाया किसी प्रकार व्यास जी के कानों तक पहुंच गई। यह उनका स्वभाव वे 
परम्परा थी कि जहां राजनीतिक कार्यकर्ताओं को पीड़ा होतो थी वहां वे अपने 
सोहाद॑ के कारण तुरन्त दौड़ पड़ते और उसके निवारण में जुट जाते थे । हमारे 
पास भी वे बीकानेर अपने उस स्वभाव से प्रेरित होकर ही झाये थे। जैल में हम 
राजनीतिक वन्दियों से भेंट प्राप्त करने में उदको बहुत कप्ट झेलना पड़ा। वे हमसे 
जेल में मिले । हम लोगों के साथ उनका यह प्रथम मिलन था। उस समय हमारे 
मस्तिप्क पर उनके लिये जो रेखाएं खिंची वे आज तक अ्मिट हैं। जब भी कभी में 
व्यास जी के सम्बन्ध में सोचता हूं तो वे रेखाएं फिर उभर उठती हैँ। उन्त समय 
हमारे मन में बनी हुई व्यास्त जी की तस्वीर क्या थी ? एक पतला-दुबला अत्यन्त 
ही सादा लिवास केवल एक धोती-क्रुर्ता पहने और हाथ में कोला लिये जिनमें 
उनके श्रावश्यक कागजात थे । उस समय का वहां का वातावरण भी अत्यन्त गंभी र 
व कठोर था। खुफिया विभाग के कितने ही पुलिस कर्मचारी व श्रधिकारी उनके 
दायें-वायें वह्मागे-पीछे थे । हकूमत की कितनी ही झांखें उन पर गड़ी थीं। कसी भया- 
नक थी चह स्थिति ! परन्तु व्यास जी को उन सव की तनिक भी परवाह न थी। 
वे युवा थे। उनके हृदय में देशी राज्यों के निरंकुध शासन एवं मिर्मेम दमन 
के विरुद्ध जो तड़पन विद्यमान थी, वह उनके सुन्दर चेहरे पर साफ झलक रही 
थी। और जिस संबर्पमय तपस्या का जीवन वे व्यत्तीत कर रहे थे, उसकी प्रतीति 
डनकी भाव भंगिमा में स्पप्ट दीख पड़ती थी। वे राजस्थान में स्वतन्वता संग्राम के 





हे] ! | 


श्पोड धुन के धनी 


बिक. 


पहले वीर, साहसी व निर्भीक योद्धा थे । उसके लिये उन्होंने लम्बी जेल यातनाएं 
भी भोगीं। हम भी उस संग्राम के वनन्‍्दी सैनिक थे। इस नाते उदका हमारे प्रति 
सहोदर श्राता का-सा प्रेम होना स्वाभाविक था। उनसे मिलकर अपनी जेल यात- 
नाञ्रों का कष्ट हम भूल-से गये । 

उन्होंने वीकानेर पड़यन्त्र केस की तमाम जानकारी प्राप्त की । जो सम्भव 
अमानुधिक यातताएं स्वेच्छाचारी शासक के हाथों हमें दी जा रही थीं, उनका 
वर्णन ज्यों-ज्यों वे सुनते जा रहे थे, उनके चेहरे पर रोष छाता जा रहा था । उन्होंने 
पडयन्त्र केस की जानकारी जनता को देने के लिये एक पुस्तक वीकानेर पड़्यस्त्र 
केस' के नाम से प्रकाशित की | वह पुस्तक भारतवर्ष के बड़े-बड़े समाचार-पत्रों और 
अखिल भारतवर्पीय देशी राज्य प्रजा-परिषद्‌ तथा कांग्रेस के नेताश्ों केपास भेजी । 
इसी के साथ उन्होंने तन-मन से अपने को हमारे प्रति होने वाले अमानुपिक व्यव- 
हार के प्रतिकार में लगा दिया | उनके आन्दोलन के ही फलस्वरूप वाम्वेसन्टिनल' 
के सम्पादक पत्रकार शिरोमणि श्री वी० जी० होरनिमेन, 'टिव्यूच' लाहौर के सुप्र- 
सिद्ध सम्पादक श्री कालीनाथ राय और वम्बई के प्रसिद्ध गुजराती देनिक जन्म- 
सूमि' के यशस्वी सम्पादक श्री अमृतलाल सेठ ने हमारे मुकदमे को विशेष प्रकाशन 
दिया तथा हमारे कष्टों की गाथा अपने पन्नों में प्रकाशित की । महात्मा गांधी, थी 
जवाहरलाल नेहरू तथा अन्य नेताश्रों को भी व्यास जी ने गुकदमे की पुरी जानकारी 
दी। इस प्रकार हमारे लिये पत्रों व सम्मेलनों में जो आन्दोरून हुआ उससे निरंकुश 
शासक को बहुत कुछ कुक जाना पड़ा और हमारी यातनाओं में भी कुछ कमी हुई। 
यद्यपि फेयर टायल तो न हुई, फिर भी उत्तका नाटक जरूर खेला गया, जिससे 
यह दिखावा किया गया कि वीकानेर के निरंकुश शासक कंसे न्‍्यायप्रिय हैं। इसका 
सारा श्रेय व्यास जी को ही था। हमें पहली वार व्यास जी का सफल सहुदय 
आन्दोलक के रूप में परिचय मिला ! 

व्यास जी केवल विश्येप व्यक्ति ही न थे, प्रत्युत एक मानवीय शक्त्तियुंज अर्थात्‌ 
हाय मन डायनमो थे। वे अथक श्रम करते हुए भी कभी थकान अनुभव न करते थे । 
अन्याय से लड़ना और दरिद्रनारायण की सेवा करना उनका स्वभाव वन गया 
था। १६३६ में जेल से छूटने और रियासत वीकानेर से निर्वासित किये जाने के 
वाद मुझे उनके साथ अखिल भारतवर्पीय देशी राज्य प्रजा-प्रिपद्‌ में कन्चे से कंधा 
मिलाकर कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था । लुधियाना में अखिल भारतवर्पीय 
देशी राज्य प्रजा-परियद्‌ का जो वापिक अधिवेशन पंडित जवाहरलाल जी नेहरू 
की अध्यक्षता में १६३६९ में हुआ, उसमें में भी उसकी स्टेंडिग कमेटी का सदस्य 
चुना गया था। इस नाते भी मुझे उनके अतिनिकट सम्पक में रहने का अवसर 
मिला । बहुत समीप से मैंने उनके विशिष्ट सद्गुण, अद्भुत कार्यप्रणाली, अथक 
परिश्रम ओर विस्मयजनक व्यक्तित्व का विशेष अध्ययन किया । उनके हृदय में: 





राष्ट्रज्योति श्दर्‌ 
केवल एक ही आग थी । वह यह कि देश्यी राज्यों में राजान्रों का निरंकुश स्वेच्छा 
चारी शासन समाप्त हो श्र उनमें प्रजातांत्रिक शासन स्वापित हो । 

मेरे स्वर्गीय चाचा श्री खूब॒राम जी से उतका निरन्तर पत्र-व्यवहार चलता 
रहा और व्यास जी को जब तव उनसे आर्थिक सहायता प्राप्त होती रहती थी। वे 
अपने लिये उस सहायता में से कभी कुछ भी नहीं लेते थे । उनका खाना-पीना व 
रहना अत्यन्त सादा था। जहां-कहीं से भी उनको जो कुछ सहायता मिलती, वह 
देशी राज्यों के काम में ही लगा देते थे। अपनी या अपने परिवार से अधिक वे 
अपने साथियों और अ्रपने परिवारों की अ्रहर्निय चिन्ता किया करते थे । किसी को 
' दुखी या अभावग्रस्त वे देख न सकते थे। अ्रपने परिजनों के लिये उन्होंने कभी एक 
पैसा तक जमा नहीं किया। वे स्वयं दरिद्र और दरिद्ववारायण के सेवक बने रहे । 

उनका व्यक्तित्व श्रपनी ही विज्ञेपता रखता था। जोबपुर के प्रधानमंत्री अथवा 
राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने से उनके व्यक्तित्व की प्रतिप्ठा न तो कुछ बढ़ी और 
उससे अलग होने पर न वह घटी । उनको पाकर पद की प्रतिप्ठा बढ़ती थी और 
खोकर पद अपनी प्रतिष्ठा खो बंठता था। श्री व्यास जी राजस्थान में अररावली के 
शिखर के समान थे। अपने लक्ष्य से विचलित होना उन्होंने सीखा ही न था। उव 
शासन में भ्रष्टाचार समा गया और अ्रवाछनीय तत्वों को चुनाव के लिये खड़ा 
किया जाने छूगा, तब उन्होंने श्रपना विरोध कांग्रेस महासमिति तक ही सीमित 
नहीं रखा; अपितु चुनाव क्षत्र में भी उनका विरोव किया । उन्होंने वैसा करना 
महासमिति व पालियामेण्टरी बोर्ड के सामने भी स्वीकार किया; परन्तु उसमहान्‌ 
पुरुष के विरुद्ध अनुशासन भंग्र की कार्रवाई करने के वावजूद उसको मूर्तरूप नहीं 
दिया जा सका, क्‍योंकि सत्य उनकी तरफ था। राजस्थान में कांग्रेसी क्षेत्र में जो 
भारी भ्रप्टाचार व अवसरवादिता छाई है, उसके विरुद्ध अकेले लड़ने का श्रेंव 
उनको ही प्राप्त है। उनके साहस के प्रति हमारा माथा श्रद्धा से श्राज भी कुक 
जाता है। 


| 


हर 
राष्ट्रज्यीति 
श्री कन्देयालाल जी सेठिया। सुजानगढ़ 


लोकनायक श्री जयनारायण जी व्यात्त पहले राजस्थानी नेता थे, शिवददग 
व्यवितत्व अखिल भारतीय स्तर का था। उनके निधन से राष्ट्रीय जीवन वन जो 


श्८६ धुत के घनी 


अपार क्षति हुई है, उसे उप-राष्ट्रपति श्री जाकिर हुसैन साहव से लेकर साधारण 
जन तक ने अनुभव किया. हैं। लोकनायक व्यास जी जैसे महान्‌ पुरुष का मुफे 
विश्वास और सान्निध्य प्राप्त था, यह मेरे लिये विशेष गौरव की वात है । सन्त 
१६४० में जब मुख्यमन्त्री के नाते स्वर्गीय व्यास जी ने राजस्थान की वागडोर अपने 
हाथों में ली तो उन्होंने अपने मंत्रिमण्डल में मुझे भी सम्मिलित करने की इच्छा 
व्यक्त की थी, पर विशेष परिस्थितियों के कारण मेरा मन्त्रिमण्डल में आना सम्भव 
न हो सका । राजनीतिक जीवन की इस आत्मीयता और विश्वस्तता से भी अधिक 
मल्यवान उनका व्यक्तिगत स्नेह था, जो मुझे अवाध रूप से उनके जीवनपयन्त 
मिलता रहा। अपने निधन से कुछ ही महीनों पहले वे मेरे व्यक्तिगत निमन्‍्त्रण पर 
सुजानगढ़ पधारे थे और राजस्थान की समस्याओं के वारे में, जिनमें सीमा पर 
चलने वाला तस्कर व्यापार और डाकू समस्या मुख्य थी; देर तक विस्तृत चर्चा 
करते रहे । कांग्रेस की गिरती हुई प्रतिष्ठा, कार्यकर्त्ताओं का पारस्परिक वेमनस्य 
और जन-जीवन में फैले हुए भ्रष्टाचार से वे दुःखी थे। पूज्य बापू की तरह ही वे 
भी अपने जीवन के अन्तिम दिलों कांग्रेस संगठन के शुद्धिकरण के लिये कुछ ठोस 
कदम उठाने के लिये व्यग्र थे। उचका सा तपस्वी जीवन और फकक्‍्कड़ स्वभाव दुलंभ 
है। वे धोती कुर्ते में ही जिये और घोती कुतें में ही मर गये । ऐसा अपरियग्रही भाव 
उनकी अपनी विशेषता थी। सत्य में उनकी अपार निष्ठा थी। लोह पुरुष सरदार 
पटेल जेंसी हस्ती का भी रोव उन पर गालिव नहीं हो सका। आवू के प्ररत को 
लेकर वे संसद में खुलकर वोले और राजस्थानी जनता के दावे को निडर होकर 
पेश किया। मेरे आबू सम्बन्धी लेखों और कविताओं के लिये वे वरावर साधुवाद' 
भेजते रहे । इसी तरह जब-जब भी राजस्थानी भाषा को मान्यता देने का सवाल 
उठा, उन्होंने अपने तौर-तरीके से उस पर बरावर वल दिया। प्रान्त के राजस्थानी 
भाषा के लेखकों और पत्रकारों का वे सदैव मार्ग दर्शन करते रहे और आधुनिक 
राजस्थानी भाषा के विकास में उन्होंने जो योग दिया वह चिरस्मरणीय रहेगा। 
ज्ञान का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं था, जिसमें उनकी रुचि ओर गति न रही हो । क्या 
साहित्य, क्या संगीत, क्या नृत्य सभी में उन्हें रस था । सन्‌ १६५१ के आम चुनावों 
में व्यास जी जोधपुर से खड़े हुए थे । जिस दिन उन्हें चुनाव में हार का समाचार 
मिला उसी रात को उनके निवास स्थान पर नृत्य विज्ञारदों का जमघट लगा । 
जव सब उपस्थित नृत्यकार श्रपता कौशल दिखा चुके, तव लोकनायक ने मुस्करा- 
कर मुभसे पूछा कि वोलो, मैं कौन-सा नृत्य दिखाऊं। मैंने परिहास में कहा कि आप 
पराजय नृत्य दिखावें और उपस्थित लोग ठहाका मारकर हँसने लगे और हमारे 
लोकनायक सचम॒च ही परों पर घुंघरू वांधकर नृत्य की मुद्रा में जा खड़े हुए । ऐसे 
निष्केपट हृदय और मुक्तहास के धनी थे लोकनायक जयनारायण व्यास । 


“विद्रोह के प्रकाशपुंज श्प७ 


२३ 
विदोह के प्रकादापूंज 
श्री श्रीच॑द्र जेसलमे रिया, वीर सुदल्‍ला, जोधपुर (राजस्थान) 


में जब-जब अपने अ्रग्मज स्वर्गीय 'माड़सा' के बारे में सोचता हूं, तब मुझे कार्ल 
'माकर्स की यह उक्ति याद आती है कि समाज का नेतृत्व हमेशा निम्न मध्य श्रेणी के 
अदम्य उत्साह, अश्रसाधारण प्रत्युत्पन्नमति और अपार साहस से झ्ोत-प्रोत मनीपी 
ही करते आये हैं। मुझे कार्ले माक्स को यह उक्ति इस वास्ते तथ्यपूर्ण प्रतीत होती 
है, वर्योंकि जोबपुर में हमारा एक सामान्य मब्य श्रेणी का कट्टर धर्मान्व ब्राह्मण 
परिवार था। उसी में लोकनायक जयनारायण व्यास सरीखे विशिष्ट व्यक्ति ने 
जन्म लिया । हे 

उनके जीवन को दृष्टि में रखते हुए कल का हमारा बचपन---काल की परिधि 
से दूर, बहुत दूर स्थिति और स्थिर था। उन्होंने अन्तत्त: अपने व्यप्टि को समप्टि 
में इस तरह तिरोहित कर दिया कि दोतों में कोई अच्तर नहीं रह गया था। वे 
समप्टि की अ्रसहाय व पीड़ित अ्रवस्था से व्यथित थे। घर्मान्धता के पोषक परिवार 
में जन्म लेकर श्र पलकर भी उन्होंने विद्रोह और विपदा का स्वेच्छा से वरण 
किया। यह तथ्य स्वयं एक विरोबाभास है और यह विरोधाभास व्यास जी की 
ही प्रक्रिया और हर कत्‌ त्व में परिलक्षित हुआ । 

मैं बहुत छोटा था। व्यास जी तव मोहल्ले में ब्राह्मण जाति में और सम्भवत: 
जोधपुर शहर में सवसे अधिक किशोरावस्था के व्यक्ति थे, जिन्होंने होली की 
अदइलीलता के विरुद्ध अभियान प्रारम्म किया और अपने आदरणीय व प्रिय बुजुर्गों 
के कटुतम कोप के भागी वने | बस, उनके भावनाशील प्राणों में विद्रोह का ज्वाला- 
मुखी इसी आयु में फूटा और वे जब तक जीवित रहे, तव तक विद्रोही ही बने रहे 
और उनके हृदय में विद्रोह की आग निरन्तर भीपणतम होती गई । उनके भ्रन्तराल 
में प्रज्ज्वलित हुई उस विद्रोहाग्नि के प्रकाश से समप्टि का पथ आालोकित हुआ । 

धामिक व सामाजिक कुरीतियों पर भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार से चोट करने में न 
चूकने वाला किशोर ही आगे चलकर राजनयिक और नेता वना । वैचारिक दृढ़ता 
'ताकिक वाक्‍्चातुर्य तथा अविकल श्रम की साधना ने उन्हें जीवन के उच्चतम 
शिखर पर पहुंचाया । वे कभी थके नहीं, कभी रुके नहीं और कमी हारे नहीं । 
सार्वजनिक जीवन में उनका अभ्रवतरण ऐसे काल में हुआ, जवकि समाज की सारी 
व्यवस्था पर मूढ़ सामन्तीपन छाया हुआ था । दूसरे शब्दों में उनके चारों ओर जो 
कुछ भी था, वह सव भस्म और नष्ट करने के योग्य था । इन विपरीत व प्रतिकूल 
'परिस्थितियों के साथ उन्हें श्राजीवन जूमते रहना पड़ा। वे जूभते रहने के लिये 
आऔर जीना चाहते थे, परन्तु स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त बढ़ते हुए अ्रप्टाचार न 


श्प्प बुन के घनी 


उन्हें अन्ततोगत्वा अपना ग्रास वना ही लिया। वे नेता होकर भी कार्यकर्त्ता ही 
रहे । 

उनके भावुक मन ने जव दिल्ली के एक अखबार में पढ़ा कि वहां लोगों की 
भीड़ पर पुलिस ने गोली चलाई और दो युवक धराशायी हो गये; तब विद्रोही: 
युवक कुंवर जवनारायण व्यास नवीन' के हृदय में विद्रोह की आग धघक उठी 
और उसने सावंजनिक रूप में देश-सेवा का द्वत अंगीकार कर लिया। यह घटना ' 
१९१६९ की है। उन दिनों अखबार का पढ़दा तक राजद्रोह माना जाता था। उनको 
अपनी विद्नोह्दी प्रकृति के कारण हमेशा संघषें रत रहना पड़ा । हर प्रकार की आप- - 
दाओं का वीभत्स नतंन उनके सामने होता रहा । तव भी वे हर क्षण मुस्कराते ही: 
दृण्टिगत होते थे । सामन्तयुगीन पुलिस ने उन्हें दस नम्बरी बदमाशों की श्रेणी में 
पंजीकृत कर रखा था और नियमत: उन्हें तब तक, जब तक कि जेल में या किसी 
किले में कंद नहीं हुए, रात्रि में साढ़े नो वजे सिटी पुलिस में जाकर सोना पड़ता: 
था। मुख्यमन्त्री के उच्चासन पर आसीन होकर भी वे सरकारी दफ्तर की नौकर-- 
शाही सत्ता ओर अ्रष्टचार के समक्ष नहीं भुके । अपने जीवन के प्रारम्भ काल में 
जव तक कि वे समाज व सरकार में व्याप्त अ्रप्टाचार की घोर प्रताड़दा करते रहें, , 
तब वे शासक होकर उसे कंसे सहन करते व कैसे प्रश्नय देते । 

में उनके समूचे जीवन की अत्यन्त वारीकी से जब गवेषणा करता हूं, तो मेरी” 
वृद्धि की पकड़ में केवल एक ही तथ्य श्राता और वह है अत्यन्त लोकतांनिकता' 
सर्वाग में उनके जीवन में यही एकमात्र सर्दोत्क्रिप्ट गुण है, जिसे हर व्यक्ति अप- 
नाने का साहस नहीं कर सकता । उनकी प्रशस्ति में जितना लिखा जाय, अल्प है। 
वे एक योद्धा थ, संगठक थे, सम्पादक और साहित्यकार थे। वे कभी अपने लिये 
चिन्तित नहीं रहे । 

श्रद्ेय व्यास जी के जीवन के अन्तिम दिनों में उनकी ज्ञान मन्दिर की योजना 
को लेकर मुझ्के उनके कुछ अधिक निकट सम्पक में आने का अ्रवसर मिला था । मैं 
प्रजा समाजवादी दल के विचारों का हुं और उसी में रहकर छुछ लोक सेवा का. 
काम करता हूं । वे थे कांग्रेस दल के एक विशिष्ट नेता । इस विचार-भेद के उप- 
रान्त भी उन्होंने जोधपुर शहर में ज्ञान मन्दिर योजना को चाल करने के लिये. 
सम्मवतः सबसे पहले मुभसे ही परामछे किया और उसके संचालन का कार्य-भार 
भी मुझको सोंपा। ज्ञान मन्दिर योजना दलगत राजनीति से स्वंधा रहित थी। 
उसका मुख्य उदं श्य लोकतन्त्र के प्रति लोगों को अपने कत्तेव्यपालन के लिये सचेत, 

सावधान, सजग एवं सन्ञान करना ही था । दूसरे शब्दों में बह कहना चाहिए कि 

वे व्यष्टि में कत्तेव्य भावना जागृत कर उसको समध्टि के प्रति अपने उत्तरदायित्व 
को पूरा करने में संलग्न देखना चाहते थे। इसमें भी मुझे उनकी लोकतांत्रिकता 
के ही दर्शन हुए । इसी कारण परस्पर राजनीतिक मतभेद होते हुए भी हर किसी- 





४विशाल हृदय १८६ 
से उसकी दवित तथा योग्वता के अनुसार काम लेने की कला में भी वे बड़े चतुर 
थे। उनके इस अपूर्व चातुर्य को याद कर मेरे मुख से एकाएक अपने सार्वजनिक 

जीवन की एक बड़ी कमजोरी इस्च उक्ति में निकल पड़ती कि योजकस्तत्रदुर्लभ: | 


२४ 
विद्याल हुदय 
ससद्‌ सदस्य श्री पन्‍नालाल जी वारुपाल वीकानेर, (र,जस्थान) 


मैं व्यास जी के सम्पर्क में पहली वार १९४८ में आया । तब वे जोधपुर के 
समुख्यमन्त्री थे। उस समय बीकानेर रियासत में हरिजन समाज में केवल मात्र हम 
दो व्यवित ही---मैं और धर्मपाल वाल्मीकि कार्यकर्ता थे। समय-समय पर अ्रक्सर 
श्री व्यास जी से मुलाकात हो जाती थी । श्री हीरालाल जी शास्त्री के मंत्रिमण्डल 
'के बाद जब श्री व्यास जी राजस्थान के मुख्य मन्‍्त्री बने, तव उनके कार्यकाल में 
हरिजनों के कल्याण-कार्य में ग्राशातीत प्रगति हुई। परन्तु श्री मिर्चा, श्री माथर, 
श्री कुम्भमाराम और श्री सुखाड़िया जो से कुछ बातों को लेकर मतभेद हुए तब 
राजस्थान में राजनीति ने पलटा खाया और वह मुख्यमन्त्री नहीं रहें। वे आदशे- 
वादी एवं सिद्धान्तवादी थे। राजनीति में उन्होंने कभी भी सौदेवाज़ी नहीं की । 
अगर वह भी सौदेवाज़ी करते तो जीवनपयन्त उनको मुख्यमन्त्री पद से पृथक 
करने की शक्ति किसी में नहीं होती ) श्री व्यास जी जैसे कमंयोगी और आदश नेता 
को मुख्य मन्त्री पद से हटाने के लिये दलगत राजनीति में पड़कर कुछ पाप मैंने भी 
किया था। परन्तु उनका स्नेह मेरे और भेरे परिवार के प्रति वैसा ही बना रहा 
जैसा पहले था। 

१६५७ के आम चुनाव में लोक सभा के लिये कांग्रेस टिकट से खड़ा होना मैं 
चाहता था । श्री व्यास जी कांग्रेस अध्यक्ष थे । वह मुझे टिकट नहीं दिलाना चाहते 
थे। कांग्रेस हाई कमान ते राजस्थान का मामला श्री लाल वहादर शास्त्री के सुपुर्द 
'कर दिया। उनका निर्णय मेरे पक्ष में हुआ | मैंने अनुभव किया कि इस पर श्री 
व्यास जी के हृदय में मेरे प्रति कोई प्रतिकूल भावना नहीं रही । उनकी इस विशाल 
हुदयता ने मुके मोह लिया | व्यास जी राजनीतिक नेता के अतिरिक्त कलाकार 
और विनोदी भी थे। उनके द्वारा रचित लोक गीत राजस्थान में प्रत्तिद्ध हैं। समय- 
समय पर श्री व्यास जी पैरों में घुंधरू वाँब नृत्य द्वारा अपने साथियों का मनोरंजन 
कर खूब हँसते और हँसाया करते थे । वे विनोदी थे, कोव उनको नहीं झ्ाता था। 


१६० धुन के धवीः 


स्देव हँसमृख फूल के समान कोमल परन्तु वद्ध की तरह कठोर भी थे। गत वे: 
उन्होंने भ्रष्टाचार के विरोध में कुछ कांग्रेसजनों और राजस्थान के नेताग्नरों को... 
ग्राड़े हाथों लिया था तो हाई कमान उनसे नाराज़ हो गया । उनको कांग्रेस के अनु- - 
शासन भंग के आरोप में कांग्रेस से छह वर्ष के लिये पृथक करने का निर्णय किया । 
परन्तु उन्होंने इसकी परवाह नहीं की । ओर दुढ़ता के साथ प्रधान मन्‍्त्री नेहरू से 
भी कह दिया कि मेरा विरोध सैद्धान्तिक है, राजनीतिक नहीं। मैं भ्रष्टाचारियों: 
का विरोध करूंगा। 

वे मानव के रूप में देवता थे । वे आज हमारे वीच में नहीं हैं। उनके चले जाने: 
से राजस्थान की राजनीति में से मानवता भी चली गई । 


श्र 
वीर योद्धा 
पत्रकार श्री एस० एन० शास्त्री, हेदरावाद, (आंधरप्रदेश) 


श्री जयनारयण जी व्यास स्वतन्त्रता संग्राम के विशिष्ट योद्धा और चोटी के: 
देशभक्त थे । उन्होंने राजनीति में सामन्‍्तशाही के विरोध में ऐसे समय प्रवेश किया" 
था, जबकि राजनीति को हीन और सामाजिक दृष्टि से निन्दनीय समभा जाता 
था। द 
अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद्‌ के महामन्त्री के नाते उन्होंने सारे 
देश का दौरा किया था और इसी हैसियत में उनसे मेरा परिचय हुआ था । 

उनकी स्पष्टवादिता, सूक-बृकर और सबसे अधिक उनके सौहादं तथा मानवीय: 
दृष्टिकोण ने मुझे सवसे अधिक प्रभावित किया। उन्हें एकसाथ पांच मोर्चो पर 
जूमना पड़ा । पहला, देशी नरेक्षों; दूसरा, शासन में पूरी गहराई से जमे हुए प्रति- 
क्रियावादियों; तीसरा, अपने आलोचकों; चौथा, भारतीय राजनीतिज्ञों और पांचवां 
पोलिटिकल विभाग का मोर्चा था। उन दिलों कांग्रेस के नेता भारतीय राजनीतिज्ञ 
देशी राज्यों में किसी भी प्रकार की राजनीतिक हलचल अथवा आन्दोलन करने के 
पक्ष में नहीं थे । 

उन्होंने विरोधियों के प्रति हाज़िरजवाबी से काम लेने और जंसे को तैसा 
जवाब देने में कभी कमजोरी या संकोच नहीं दिखाया। वह बड़े ही प्रभावशाली 
वक्ता, प्रतिभा सम्पन्न लेखक और चलते-फिरते प्रचार केन्द्र थे । वह बड़े ही सरल 
सीघे-सादे स्वभाव के थे। उनमें कोई दिखावा या आाडम्बर नहीं था । उन्होंने वड़े- 


वीर योद्धा १६१९ 


से-बड़े कष्ट-कब्लेश और मुसीवतें पूरे थैये से केलीं । जब कभी उनको कठोर-से-कठोर 
कंसोटी पर कसा गया, तब वह सदा ही पूरे उतरे। पद प्रतिप्ठा का प्रलोभन उनको 
भी विचलित नहीं कर सका और न गरीबी ही उनको अपने निर्दिप्ट ध्येय से डिया 

सकी | सुख-दुःख, हानि-लाभ और जय-पराजय उनके लिये समान थे | 

उनके विरुद्ध उन लोगों ने जो उनकी राजनी तिक ह॒त्या कर राजनीतिक क्षेत्र से 
उनका सफाया कर देना चाहते थे, एक पड़यन्त्र रचा था । इसमें कोई सन्देह नहीं कि 
उन्होंने कई भूलें कीं। अपने मित्रों को भी अपना विरोधी बना दिया और प्रन्त 
तक उनके साथ संघपंरत रहे | उन्होंने जिसको बरा माव लिया, उससे कभी 
समभोता नहीं किया ! 

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद राजस्थान में जो नई परिस्थितियां पैदा हुईं, उनको 
वह ठीक तरह नहीं समझ पाये । उनको इस वात से बड़ी चिढ़ थी कि उनके साथी 
सत्ता के पीछे पागल हो गये । जब उन्होंने मुख्यमन्त्री पद का त्याग किया, तब 
ऐसा अनुभव किया जैसे कि उनके साथियों ने उनकी उपेक्षा कर दी हो। परन्तु 
उनकी अन्‍्तरात्मा ने भुकना स्वीकार नहीं किया श्रौर विद्रोह कर दिया। जीवन 
की अन्तिम सांस तक वह वीर योद्धा की तरह डटे रहे । 

मुझे उनके निधन से कुछ ही महीने पहले मिलने और वातचीत करने का 
सोभाग्य प्राप्त हुआ था। वह अतीत में ही डूबे रहे। परिवर्तित राजनीतिक 
परिस्थितियों को अंगीकार करने में असमर्थ रहे और अपने ही राज्य में जो 
राजनीतिक जोड़-तोड़ चला उसके प्रति चह वेखबर रहे। अनिवाय॑ घटना- 
चक्र की तेज गति ने उन्हें एक कोने में धकेल दिया। यह उन्तके लिये एक 
चेतावनी होनी चाहिए थी। जब समय हाथ से निकल चुका, तव उन्होंने सोचा 
कि मैं वापस राजनीति में आ सकता हूं । तव उनका न स्वास्थ्य ठीक था, न उनके 
पास साधन रहे थे और सबसे वड़ी वात यह कि वह कांग्रेस उच्च सत्ता के प्रभाव- 
शाली सदस्यों की सहानुभूति खो चुके थे। निराश हृदय के साथ उनका निधन 
हुआ । फिर भी स्वतन्त्रता संग्राम के इतिहास में उनका नाम वीर योद्धा के रूप 
में सदा स्मरण रहेंगा । उन्होने निजी स्वार्थ के विना ही राजनीति में प्रवेश किया 
था और आजीवन उससे ऊपर उठे रहे। 

स्वतन्त्रता संग्राम में उनका जो ठोस और सक्रिय योगदान रहा, उसका ठोक 
ठीक मूल्यांकन समय आने पर अवश्य होगा । देझ्षी राज्यों की जनता के हृदय भे 
उनका नाम सदा अंकित रहेगा । 

उनकी सच्चाई, ईमानदारी, दृढ़ विश्वास और सबसे भ्रधिक उनके सौजन्य के 
लिये मैं उनके प्रति नतमस्तक हूं । 


धुन के घनी 


शाप 
/रिरे 
ल्‍प 


२६ 
हठयोगी 
चीोवरी कनन्‍्म,रान जी आदं, संसद सदस्य, जयपर (राजस्थान) 


में लोकनायक श्री जबनारायण जी व्यास को हठयोगी मानता हूं । हठयोगी 
से मेरा अभिप्रायः यह हैं कि वे जिस हुठ पर डट जाते थे, उस पर से उनको हटाना 
असम्भव हो जाता था। साहस व साधना द्वारा उनमें हुठयोग की जो घारा प्रवाहित 
हुई, वह उनके लिये नेसगिक वन गई और वह समस्त जीवन व्यवहार में स्पष्ट 
भलकती रहती थी । इसका लाभ उत्तको यह मिला कि विपरीत स्थितियों का सामना 
करने, संघर्पों से जकने और संकटों को फैलने पर भी वे सदा प्रसन्न मुद्रा में ही 
रहते थे । यह गुण अत्यन्त दुर्लभ है । यही कारण था कि बड़ी-से-बड़ी असफलता भी 
उनको निराझ् नहीं कर सकती थी और सफलता प्राप्त होने पर वे अपना सन्तुलन 
नहीं खोते थे । इस प्रकार उनके जीवन का जो विकास हुआ और उन्होंने जो यज्ञ 
सम्पादन किया, उससे वह हम सबके लिये अनुकरणीय वन गये । इस हृठयोगी के 
ही कारण वह अत्वन्त विपरीत स्थितियों में भी एक चुनौती ही बने रहे और उनको 
हम हर कदम पर चनोती के ही रूप में देखते हैं। वह अपनी वात और हठ के घनी 
"रहे | स्थितियां वदल गईं, पर वे नहों वदले। उन्होंने जिस नदीन इतिहास का 
"निर्माण किया, वह सदेव हमको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहेगा । उनका व्यक्तित्व 
अपने ही ढंग का निराला था । उसकी किसी के साथ तुलना नहीं की जा सकती । 
उनका नाम तो वहुत पहले ही सुच रखा था और समाचार-पत्रों से उनकी 
गतिविधि की भी कुछ जानकारी मिलती रहती थी | आय समाजी संस्कारों केकारण 
मुझमें जो सामाजिक भावना पैदा हुई, उसीसे मेरा कुकाव राजनीति की ओरहुआ | 
देशी राज्यों का वातावरण कुछ ऐसा दमधोटू था कि उसके प्रति मन में रोप व 
असन्तोप वना रहता था । वीकानेर राज्य का वातावरण और भी अधिक दमघोटू 
था। जब अलग-अलग राज्यों में प्रजा के राजनीतिक संगठन अलग-अलग नामों से 
वनने शुरू हुए, तव वीकानेर में भी उसके लिये प्रयत्न किये गये । परन्त वीकानेर 
में महाराजा गंगासिह जी की नीतति तो कुछ ऐसी कठोर थी कि उन्हें पुस्तकालय 
तथा वाचनालय तक का स्थापित किया जाना सहन न होता था । उनमें भी उनको 
राजद्रोह दीख पड़ता था। इस दमघोटू वातावरण के ही कारण राज्य में खादी 
और गांवी ंधी टोपी तक पहनना पुलिस को अखरता था । कोई खादीधारी राज्य में 
किसी भी स्टेशन पर उत्तरता, तो पुलिस उसके पीछे लग जाती। साधारण-सी वात 
पर निर्वासन या नज़रवन्दी मामूली वात थी। दो वार राज्य प्रजामण्डल कायम 
करने के प्रयत्त किये गये, परन्तु उनको गेर-कानूनी ठहरा दिया गया । 
अन्त में १६४५ में हम लोगों ने पूरी दृढ़ता के साथ राज्य प्रजामण्डल की 


हव्योगी १६३ 


स्थापना करके उनके प्रतिनिधि के रूप में हम १४ साथी उदयपर में अखिल भारतीय 
देशी राज्य लोकपरिपद्‌ के अधिवेशन में सम्मिलित हुए, उस अ्रधिवेशन पर व्यास 
जी के साथ मेरा राजनीतिक क्षेत्र में पहला साव॑जनिक परिचय हुआ। राज्य सरकार 
को हम लोगों का उदयपुर जाना ऐसा अखरा कि श्री रघुवरदयाल जी को हमारे 
नेता मानकर लूणकरणसर में एक मकान में नज़रवन्द कर दिया गया श्रौर बाद में 
'राज्य से निर्वासित कर दिया गया। 

दूसरे जो सज्जन उस समय राज्य से निर्वासित किये गये, वे थे राव माधोर्सिह 
जी। माधोसिंह जी आर्यसमाजी विचारों के थे और गोगामंडी में कस्टम विभाग 
में थानेयार के पद पर नियुक्त थे | गोगामंडी में एक हिन्द देवता स्थापित था 
किन्तु उस पर कब्जा था मुसलमानों का | गोकशी के मामले पर बहां कुछ ऐसी 
परिस्थिति पंदा हुई कि राज्य सरकार ने मुसलमानों का पक्ष लिया और उसके 
विरोध में राव माधोर्सिह ने सरकारी नौकरी छोड़ दी। उन्होंने गंगानगर में राज्य 
प्रजामण्डल की शाखा स्थापित करके बड़े उत्साह से सदस्य वनाये और उसका काम 
शुरू कर दिया। वे हमारे साथ प्रतिनिधि के रूप में उदयपुर गये और लौटने पर 
उनको गंगानगर से निर्वासित कर दिया गया | 

नव स्थापित राज्य प्रजामण्डल को भी गर-काननी ठहरा दिया गया । तव संघ 
'की-सी जी स्थिति पंदा हुईं, उसमें व्यास जी ने हमको वड़ा सहारा दिया और उन्हीं 
'के प्रोत्साहन से हम लोग कुछ-न-कुछ करने में लगे रहे । 

दूसरी जिस घटना के कारण हम लोग व्यास जी के अति निकट सम्पर्क में आये 
ओर जिसके कारण व्यास जी के प्रति वीकानेर के कार्यकर्त्ताओं का आकपंण बढ़ा, 
वह थी लोकप्रिय मंत्रिमण्डल कायम होने पर पैदा हुई संकटापन्न स्थिति। उसमें व्यास 
जी ने हमको वड़ा सहारा दिया। लोक प्रिय मंत्रिमण्डल के आपसी मतभेद के कारण 
श्री रघवरदयाल जी को मंत्रिमण्डल में शामिल नहीं किया गया था। अखिल 
भारतीय देशी राज्य लोकपरिपद्‌ के अन्तर्गत राजस्थान के लिये जिस रीजनल 
कौंसिल का गठन किया गया था, उसके मन्त्री उन दिनों में पण्डित हीरालाल जी 
शास्त्री थे। उन्होंने और कौंसिल के अन्य कुछ सदस्यों ने श्री रघुवरदबाल जी का 
पक्ष लिया । उस समय के मतभेद से महाराजा सारदूसिह जी ने लाभ उठाना 
चाहा और लोगों पर दवाव डाला कि लोकप्रिय मन्च्रिमण्डल के सभी सदस्य इस्तीफा 
दे दें । हम लोगों ने इस्तीफा देने से इन्कार कर दिया। महाराजा साहब ने यहां 
तक आइवासन दिया कि वे पुनः इस्तीफा देने वाले मन्त्रियों को ही दुबारा नियुक्त 
कर देंगे शौर इस्तीफा देने से मन्त्रिमण्डल में वे कोई हेर-फेर नहीं करेंगे। लेकिन, 
हम लोगों ने स्पष्ट कह दिया कि लोगों से छिपकर अंधेरे में ऐसा कोई गुप-चुप 
समभौता करना हमें स्वीकार नहीं है । तव महाराजा साहव और हम लोग आवू 
ग्ये हुए थे। वहां ही यह सव चर्चा चल रही थी । व्यास जी वहां पहुंचे और महा- 


१६४  घुन के धनी* 


राजा साहव से मिलकर उन्होंने उस संकट को इस ढंग से दर किया कि 
इस्तीफा देने का सवाल ही पेंदा नहीं हुआ उन्होंने पूरी दृढ़ता व बुद्धिमत्ता से उस 
संकट को दूर करते हुए हम लोगों के प्रति जिस आत्मीयता का परिचय दिया 
उससे उनके साथ हमारे पारस्परिक सम्बन्ध और अधिक मधुर व दृढ़ वन गये | 

१६४६ में राजस्थान संघ वनने पर मन्त्रिमण्डल के निर्माण के सम्बन्ध में प्रदेश 

कांग्रेस के संगठन व शासन में जो संघर्ष शुरू हुआ, उसमें हम बीकानेर के कांग्रेस- 
जनों की सहानुभूति व्यास जी के साथ होती स्वाभाविक थी। उन्होंने १६३२ के 

पड़यंत्र के मुकदमे के समय से ही हर मामले में हमारा साथ दिया। उस संघर्ष में' 
सबसे पहला कदम यह उठाया गया था कि प्रदेश कांग्रेस में उसके तत्कालीन अध्यक्ष 
श्री गोकुलभाई भट्ट के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाया जाय । उनके त्यागपत्र' 
देने पर व्यास जी उसके अ्रध्यक्ष चुने गये। तब प्रदेश कांग्रेस कमेटी की आ्रथिक' 
स्थिति इतनी अधिक चिन्ताजनक थी कि उस पर ११ हजार रुपयेका कर्ज था 
. और कार्यालय के नाम पर केवल एक फटी-सटी चटाई व टूटी-फूटी टेवल व्यास जी' 
के सुपुदे की गई थी। प्रश्न यह था कि प्रदेश कांग्रेस का काम कैसे चलाया जाय 
और कंसे उसका कर्ज चकाया जाय । हम बीकानेर के कांग्रेसजनों ने व्यास जी को 
अपने यहां निमंत्रित किया और विराट सार्वजनिक अभिनन्दन समारोह में २१ 
हज़ार रुपये की थैली भेंट को । वीकानेर पर उनका जो ऋण था, उसके प्रति हमारी" 
यह एक छोटी-सी ऋकृतज्ञताभरी श्रद्धांजलि ही थी । इस समारोह का परिणाम यह 
हुआ कि वीकानेर डिवीजन में स्वेत्र व्यास जी का नाम गंजने लगा। उन पर 
जनवरी, १६५० में जो मुकदमा चला, उसमें भी वीकानेर वालों ने व्यास जी का 
पूरी तरह हाथ बंटाया । किशनगढ़ के उपचुनाव में उनके लिये वीकानेर के 
छोटे-बड़े सभी कार्यकर्त्तानओं ने लगभग एक मास का समय मेरे साथ किशनगढ़ में 
ही बिताया । हम लोगों ने अपने खर्च का भार व्यास जी पर नहीं पड़ने दिया | हम 
सब की भावना यह थी, जैसे कि वह उप-चुनाव बीकानेर का ही था। 

राजस्थान के मुख्यमन्त्रीकाल में मैं उनका एक सहोयोगी था और मैंने कितनी 

ही वार यह अनुभव किया कि वह नौकरशाही ढांचे में पले हुए और केन्द्र से राज- 
स्थान पर थोपे गये पुराने आई० सी० एस० तथा नये आई० ए० एस० के साहवों 
के रौव को सहन नहीं करते थे। वे उनकी घौंस नहीं चलने देते थे । इसी कारण 
उनके साथ उनका संघर्ष वरावर बना रहता था। केन्द्र में प्रधान मंत्री पं० जवाहर- 
लाल जी नेहरू के साथ भी कभी-कभी उनकी रपट हो जाती थी। एक बार तो 
उन्होंने पण्डित जी से त्यागपत्र देने की भी वात कह डाली थी। केन्द्र से भेजे गये 

एडवाइजरों' के साथ उनकी कभी न पट्ती थी और फंकलाकर वे यह कहते 
सुने जाते थे कि यह क्या शासन है । शासन में रहते हुए भी उन्होंने अपने हृठयोगी 
स्वभाव का ही परिचय दिया और अन्त में उससे अलग हो गये; भुके नहीं। यहीः 


जय व्यात्त जी १६४५ 


स्थिति तव पैदा हुई, जब उन्होंने कांग्रेस में व्याप्त भ्रप्टाचार के विरुद्ध अभियान 
शुरू किया ! 


। 
जय व्यास जी 
समान सेवी श्री वजरंगज्ञाल जी लाठ, 2 ०/१/२ सेयद साली लेन, कलकत्ता 


१९४२ के लगभग व्यास जी के प्रथम दर्शन उत्तर प्रदेशीय मारवाडी सम्मे- 
लन के अवसर पर काशी में हुए थे । उसके वाद वे कलकत्ता आये और संयोगवद् 
भाई इन्द्रचन्द्र जी केजड़ीव्राल के यहां ५२ जक रिया स्ट्रीट में ठहरे। तव उनसे बात- 
चीत का श्रवसर मिला। फिर तो उनके साथ ऐसा निकट का सम्बन्ध हो गया कि मैं 
उनके कलकत्ता स्थित मंत्री का काम करने लग गया। वे ५२ जकरिया स्ट्रीट में ही 
ठहरने लग गये। कलकत्ता में उनका जैसा कार्यक्रम मैं तैयार करता, वैसा ही 
करते ! जयपुर या दिल्‍ली जाने पर जहां वे होते वहां उनका ही सबसे अधिक 
आकर्षण रहता ! मैं उनके ही यहां सबसे पहले पहुंचता । मेरे राजनीतिक विचार 
भी वहुत कुछ उनके जैसे ही हो गये थे । इस तरह उनके साथ बहुत समीप का 
सम्बन्ध हो गया था और वह सम्बन्ध चला २० वर्ष से भी अधिक । राजस्थान के 
राजनीति के बारे में वे खुलकर वातचीत किया करते थे। सार्वजनिक सभाओं में 
कलकत्ता आगमन पर मित्रों को वुलाकर अपने विचार स्पप्ट शब्दों में प्रकट किया 
करते थे । इस तरह व्यास जी भीतर-वाहर एक से ही थे और अपने विचारों तथा 
भावनाओं को प्रकट करने में कभी कोई झानाकानी नहीं करते थे। चाहे राजस्थान 
के मुख्यमंत्री हों या राजस्थान कांग्रेस के अव्यक्ष; उनके मन में यह कभी नहीं 
श्राया कि मुझे ऐसे ऊंचे पदों पर हमेशा वने रहना है | श्रवांछनीय मित्रों को भी 
निभाने में उन्हें कुछ संकोच या भय न होता था । वे प्राय: कहा करते थे कि में 
जानता हूं कि मेरे घर में चोर घुसा हुआ है, परन्तु मुझसे यह नहीं हों सकता कि 
में शोर करूं और उसे पकड़वा दं । जब नेहरू जी ने दिल्‍ली बुलाकर उनसे यह कहा 
कि श्रापका हमारा इतना पुराना सम्बन्ध है, फिर भी आप मुकसे विना शिकायत 
किये कांग्रेस के विरुद्ध वोलते हैं, तब उन्होंने उत्तर दिया कि मैं अपनी प्यारी कांग्रेस 
को अष्ट होने से बचाने की चेप्टा में हूं । अ्योग्य लोग कांग्रेस में आकर संस्था को 
खराब करने में लगे हुए हैं न्नौर मैं चुप बैठा रहूं, यह कैसे हो सकता है: 
पंडित जी ने निरुत्तर होकर कह दिया कि आप ठीक ही कह रहे हैं। कांग्रेस में 


१६६ धुन के धनी 


रहते हुए भी एसेम्वली तथा लोकसभा के लिये खड़े किये गये उन उम्मीदवारों का 
उन्होंने जमकर विरोध किया, जो 'उनकी समिति में अयोग्य थे। कांग्रेस हाईकमान 
ने उन प्र नियंत्रण एवं अनुशासन भंग करने की कारंवाई करने का निरचय 
किया। कांग्रेस में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो अभियान उन्होंने शुरू किया था, 
यदि उसको स्वीकार कर लिया होता तो कांग्रेस में भ्रष्टाचार की समस्या ते ऐसा 
विकंट रूप धारण न किया होता । आज श्री गुलजारीलाल नन्‍्दा दो वर्ष में 
अष्टाचार दूर करने और न कर सकने की स्थिति में साधंजनिक जीवन से संन्यास 
लेने की जो वात कह रहे हैं, वह वहुत अटपटी-सी मालूम होती है। यदि कांग्रेसी 
नेताओं ने व्यास जो की चेतावनी पर समय रहते ध्यान दिया होता तो इस बुराई 
ने आज असाध्य प्रतीत होनेवाला रूप धारण न किया होता । 
<> ९ <> 
दीखने में व्यास जी कुछ ऐसे कठोर जान पड़ते थे कि कांग्रेस के श्री नेहरू 
सरीखे बड़े से बड़े नेता भी उनको अयोग्य उम्मीदवारों का विरोध करने में रोक 
न सके; परन्तु मुलायम ऐसे थे कि कोई वात समझ में आ जाने पर उसको स्वीकार 
करने में उनको एक क्षण भी न लगता था। 'वज्ञादपि कठोराणि मृदुनि कुसुमा- 
दपि' की उक्ति उनपर सोलह आने चरितार्थ होती थी। उन्तके मुलायम स्वभाव 
को प्रकट करने वाली एक आपबीती घटना मैं यहां देता चाहता हूं । सांकड़ा केन्द्र 
का काम सम्भवतः उनका सर्वाधिक प्रिय था और इसमें सन्देह नही कि वह कार्य 
उनके सार्वजनिक जीवन की सबसे वड़ी सफलता थी । वहां उन्होंने मानव के हृदय 
परिवतेन का वह महान्‌ व अद्भुत प्रयोग सफल कर दिखाया था, जिसमें आचाय॑ 
विनोवा भी मध्यप्रदेश में सफल न हो सके थे। वहां के डाकू क्षेत्र में उन्होंने मानव 
सेवा की वह धूनी रमाई थी, जिससे पुराने खंखार डाकुओं ने भी उनके सामने 
आत्मसमर्पण कर दिया था | जिस क्षेत्र में दिन के उजाले में भी यात्रा करना 
सुरक्षित नहीं था उसमें उनकी साधना के फलस्वरूप रात्रि के घोर अन्धकार में 
अकेले जाने पर भी किसी प्रकार के संकट की अब कोई संभावना नहीं रही। वहां 
के उस महत्त्वपूर्ण कार्य के लिये व्यास जी कलकत्ता में एक वार चन्दा करने आये 
थे और चन्दा करना था केवल दस हज़ार रुपये का। कांग्रेस महासमित्ति ने उन्हीं 
दिनों उनको विहार कांग्रेस के सम्बन्ध में एक गम्भीर उत्तरदायित्व सौंपा हुआ था । 
विहार कांग्रेस की समस्या भी उत्तर प्रदेश कांग्रेस की पेचीदी समस्या से कुछ कम 
पेचीदी न थी । १६५७ के आम चुनाओों में कांग्रेसी उम्मीदवारों का चयन करने के 
लिये उनकी सिफारिश करने का गृरुतर और गरम्भीरतर कार्य उनको सौंपा गया 
था। मेरे मन में यह विचार पैदा हुआ कि कहीं चन्दा देने वाले सज्जन प्रत्यक्ष या 
श्प्रत्यक्ष रूप में उन पर अपने मन चाहे लोगों की सिफारिश करने के लिये जोर 
ने डालें और वे किसी के भलावे में ल आ जायें। मैं यह नहीं चाहता था कि ऐसे 


जय व्यास जी १६७ 


गम्भीर दायित्व को निभाने में उन पर कोई निराधार सन्देह में भी उंगली उठा 
पाये। मैंने उनको फोन किया, तो वे दोपहर की भरी गर्मी में ही मेरे यहां शा 
पहुंचे श्लौर फर्श पर ही यह कहते हुए बैठ गये कि गर्मी में यहीं अच्छा है, कुछ 
विछाने की श्रावश्यकता नहीं है। हम दोनों फर्श पर बैठ गये । 

मैंने विना किसी संकोच के अपने मन के भाव उन पर प्रकट कर दिये। मैं 
चकित रह गया कि वे एकाएक मेरी वात से सहमत हो गये । उन्होंने कहा कि तुम 
ठोक कह रहे हो | मुझे इस समय चन्दा जमा नहों करना चाहिए। फिर उन्होंने 
यह भी कहा कि मेरे सरीखे व्यक्ति के लिये इतना वड़ा कार्य चला सकता बड़ा 
द॒ष्कर है। मेरी कठिनाई यह भी है कि चन्दा देनेवालों के साथ मेरे मदोभाव नहीं 
मिलते | चन्दा मांगने से कुछ न कुछ तो संकोच खाना ही पड़ता हैऔर हीन भावना 
पंदा हुए बिना नहीं रहती । इसमें संदेह नहीं कि सांकड़े के डाकुओं को ढकती से 
हटाकर मानवोचित तरीके से जीवन-बापन के काम में लगाना बहुत बड़ी देशसेवा 

ओर मैं उनके भाव बदलने में कुछ सफल भी हुआ हूं; परन्तु चन्दा मांगने के 

पन्चे में सिद्धहस्त न होने के कारण में धीरे-धीरे इस कार्य को गवर्नमेंट के सुपुर्द 
कर देना चाहता हूं । 

दस हजार कोई बहुत बड़ी रकम ने थी और उसके लिये व्यास जी कुछ 
राजस्थानी सावंजनिक कायकर्ताओं के निमंत्रण पर ही कलकत्ता आये थे; वात 
की वात में वह रकम जमा की जा सकती थी; फिर भी विना चन्दा किये कलकत्ता 
से विहार लौट गये । ऐसी विशालता तथा महानता मुझे फिर दुबारा कहीं और 
दीख नहीं पड़ी | मेरे हृदय में यह जम गया कि व्यास जी अपने को संदेह से सवा 
दूर रखने के लिये कितने जागरूक अथवा सावधान हैं । फिर कुछ दिनों वाद उ्क 
कलकत्ता आगमन पर अकेले दानवीर श्री सोहनलाल जी द्ुगढ़ ने दस हजार रुपयों 
की राशि उन्हें उस सांकड़े के कार्य के लिये अपने घर पर बुलाकर प्रदान की । उस 
अवसर पर उन्होंने व्यास जी तथा उनके कुछ मित्रों को बुलाकर एक भोज भी 
दिया । 

० ७ ० 

अपने दीवेकालीन सावंजनिक जीवन में मुझे न केवल राजस्थान, अपितु 
अन्य राज्यों के अनेक नेताओं के भी कम अधिक सम्पर्क में आने का सुत्रवसर 
प्राप्त हुआ है, मैं यह विना किसी सन्देह और संकोच के कह सकता हूं कि मुझे; 
व्यास जी सरीखा, सच्चरित्र, निर्मोही तथा निर्मीके दूसरा कोई दीख नहीं पड़ा । 
वे अहोरात्र केवल देश के ही बारे में चिन्तन किया करते थे । उस फवकड़ ने अपने 
या अपने परिवार के बारे में कभी सोचा हो; ऐसा मुझे एक बार भी मालून नहा 
हुआ । उनकी घरेलू आर्थिक स्थिति शायद ही कभी संतोपजनक व चिन्तारहित 
रही होगी, इस पर भी कलकत्ता आकर उन्होंने कभी किसी से उसके बारे में चर्चा 


१६८ ह ह ' धुन के घनी 


तक नहीं की । मैंने राजस्थान के नेताओं से भी यह वात कभी छिपाई नहीं कि 
मुझे राजस्थान में यदि किसी विशिष्ट व्यक्ति के दशन हुए तो वे हैं एकमात्र श्री 
जयनारायण व्यास | दूसरा कोई उनके पाये तक नहीं पहुंच सका । भले ही कोई 
राजस्थानी नेता मेरी इस वात से सहमत हो या न हो अथवा मभझपर विक्षब्ध ही 
क्यों न हो; मैने अपनी अन्तरात्मा की इस मनिर्चित धारणा को प्रकट करन में 
कभी संकोच नहीं किया और भविष्य में भी उसको प्रकट करने में मुझे संकोच न 
होगा। मुझे उनकी एक और जिस विशेषता ने उनकी ओर इतना अधिक आक्वृष्ट 
किया; वह यह थी कि वे ऊपर से नीचे तक सच्चे मारवाड़ी थे और अपने को 
मारवाड़ी कहने में वे कोई हीनता या दीनता अनुभव न करते थे। मारवाड़ी चरित्र 
ओर उसके गुणों एवं विशेषताओं के वे ज्वलन्त प्रतीक थे । 
० >> 
व्यास जी के कलकत्ता के मित्रों व प्रशंसकों की एक वात्त मन-ही-मन में रह 
गई । हमारी यह प्रवल अभिलापा थी कि कलकत्ता में निमंत्रित करके उनके अनु- 
कूल उनका विराट सार्वजनिक अभिननन्‍्दन किया जाय और उनको एक अभिननन्‍्दन 
ग्रन्थ त्तथा थैली भेंट की जाय । कुछ मित्रों का परण्मश यह हुआ कि अभिवन्‍दन 
ग्रन्थ के स्थान पर उनकी आरमकथा प्रकाशित करके इस अवसर पर उनको भेंट की 
जाय और उनसे आत्मकथा लिखने के लिये अनुरोध किया जाय । उन्होंने उसको 
लिखना भी शुरू कर दिया था | विधि का विधान कसा कठोर है कि हम योजना 
' बनाते ही रह गये ओर वे एकाएक चल वसे । 
जब भी कभी उनकी याद आती है तव जी भर आता है और हृदय कुछ 
बैठने-सा लगता है, मन ही मन यह सोचता रह जाता हूं कि कसा विलक्षण था 
उनका व्यक्तित्व और कैसे विस्मयजनक थे उनमें समाये हुए सद्गुण. . .जय व्यास 
जी ! 


अकरण २ 


जावन फाकी 
१ 
उ्रनमोल रत्न 


देशभक्त सेठ थानन्दराज जी सुराणा, इंडो यूरोप्रा ट्‌ डिंग कम्पनी) चांदनी चौक दिल्‍ली 


भाई जयनारायणजी के साथ मेरा सम्बन्ध पचास वर्ष पुराना था । वह मेरे छोटे 
'भाईवच्छराज सुराणा के वचपन के साथी थे | व्यक्तिगत सम्बन्ध के अलावा उनका 
मेरा सावजनिक जीवन में भी वड़ा गहरा सम्बन्ध रहा। हम दोनों की सार्वजनिक 
जीवनवारा प्राय: संयुक्त रूप में आ्राजीवन प्रवाहित होती रही है। मेरे स्वर्गीय पूज्य 
पिता सेठ चांदमल जी सुराणा को जोधपुर में सार्वजनिक जागृत्ति एवं आन्दोलन 
के सूत्रपात करने का श्रेय प्राप्त है। उन्होंने श्री मारवाड़ हितकारिणी सभा” की 
स्थापना १६२१ में की । स्थापना के वाद १६२४५ में जब उसका पुनर्गठन किया गया, तव 
व्यास जी उनके दाहिने हाथ थे | वर्षो पिताजी उसके अव्यक्ष और व्यास जी मंत्री 
रहे। पिताजी स्वभावत: सेवाभावी, दयालु और श्रद्धालु थे। दीन-दुखियों श्र 
संकटापन्न स्त्री-पुरुषों की तो क्या, पशु-पक्षियों तथा जीवमात्र के प्रति उनका हृदय 
दया से पसीजा रहता था। सम्भवतः इसी कारण उनमें सार्वजनिक लोकसेवा की 
भावना भी इस रूप में जागृत हुई कि उन्होंने मारवाड़ श्रथवा जोधपुर राज्य में 
सेवा की घूनी ही रमाई और उसी का परिणाम था श्री मारवाड़ हितकारिणी सभा 
की स्थापना । व्यास जी पुप्करणा समाज में समाज-सुधारक युवकों की एक टोली 
वनाकर समाज-सेवा के काम में जुटे थे। इसी उद्द श्य से उन्होंने 'पुप्करणा युवक 
मण्डल' का गठन किया था। दोनों की सेवा भावना का “श्री मारवाड़ हितकारिणी 
सभा' को संगम ही कहना चाहिए । उसने अपने स्थापना काल से ही लोक सेवा के 
जो महत्त्वपूर्ण उल्लेखनीय काम किये, उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं : 

१. तौल के सम्बन्ध में आन्दोलन और फिर से पक्का तौल जारी करवाना । 

२. मादा पशुओं की निकासी पर से राज्य की आमदनी को बढ़ाने के लिये 
रोक हटा दी गई थी। हज़ारों गाय, वकरी, भेड़ आदि मादा पशु अजमेर, नसीरा- 


२०० द | धुन के धनीः 


वाद, पालमपुर तथा वोड़ीसा आदि छावनियों और अन्य स्थानों पर कसाईखानों 
के लिये ले जाये जाने लगे। उन पर निकासी टैक्‍स वसूल किया जाता था। उस 
रोक को फिर से लगवाने के लिये जबरदस्त आंदोलच किया गया और महाराज 
के महल पर घरना दिया गया। तीन दिन में ही वह आंदोलन सफल हो गया १ 
फिर से रोक लगा दी गई। 

३. धान को निकासी बन्द करवाई गई। और जनता को ठीक भाव में धान 
उपलब्ध होने लगा । 

४. राज्य में शासन सुधारों और उत्तरदायी शासन कायम करने के लिये 
आंदोलन भी किया गया, जिसने जल्दी ही राजव्यापी आन्दोलन का रूप धारण 
कर लिया। 

<> < ९> 

वाइसराय के आगमन से पूर्व महाराज को इस बहकावे में डाल दिया गया 
कि आन्दोलन करने वाले गांधीजी के साथ हैं। इस कारण सर्व श्री चांदमल जी 
सुराणा, प्रतापचन्द सोनी एडवोकेट और शिवकरण जी जोशी को राज्य से निर्वा- 
सित कर दिया गया। १३ मास वाद निर्वासन का हुक्म रह किया गया और जव वे 
वापस आये, तो जनता ने वड़ा ही शानदार हादिक स्वागत किया। स्व श्री जयनारायण 
व्यास, अब्दुल रहमान, भंवरलाल सराफ, मुझे व कुछ अन्य साथियों को दस नम्बर 
में दज किया गया कि वे रात को अपने घरों में नहीं सो सकते । उनको रात को 
साढ़े नो वजे पुलिस थाने में श्राकर सोना होगा श्रथवा म्युनिसिपल सीमा से वाहरः 
जाना होगा | दिनभर खुफिया पुलिस पीछे लगी रहती । 

<> <> ९ 

कुछ समय वाद १६२७-२८ में भाई श्री जयनारायण व्यास, श्री भंवरलाल 
सराफ ओर मुझे गिरफ्तार करके शहर से दूर जंगली किलों में अलग-अलग वन्द 
कर दिया गया । फिर तीनों को नागौर के किले में लाकर १२४ (अर) की धारा में 
राजद्रोह व पड़यन्त्र का मुकदमा चलाया गया । मुकदमे के लिये एक स्पेशल दििव्यू- 
नल की नियुक्ति की गई। उस पर लाख-सवा लाख रुपया ख्चे किया गया होगा । 
पुज्य बापू ने अपने विश्वस्त साथी राष्ट्रीय भिक्षुक श्री मणिलाल जी कोठारी को 
भेजकर यह परामर्श दिया कि हमें मुकदमे में अपनी सफाई पेश नहीं करनी चाहिए 
ओऔर जो सजा दी जाय, वह सहर्प स्वीकार कर लेती चाहिए। इसलिए हमारी ओर 
से कोई सफाई पेश नहीं की गई। हम तीनों ने कह दिया कि न्याय के नाटक में हमें 
कोई हिस्सा नहीं लेना है, जो सजा देनी हो दे दी जाय । तीनों को पांच-पांच साल 
की सजा, जुर्माना और जुर्माना न देने पर और कुछ सजा का हुक्स सुनाकर जोध- 
पुर सेण्ट्ल जेल में भेज दिया गया। तीनों को डण्डा-वेड़ी पहला दी गईं। अलग- 
अलग कोठरियों में वन्‍्द कर दिया गया । बड़ी सस्तियां इसलिए की गईं कि हम 


अनमोल रत्न २०१: 


घवराकर माफी मांग लें। एक मास वाद हमें 'ए! क्लास देदी गई और सच्तियां बन्द 
कर दी गईं। तीनों का खाना व्यास जी स्वयं वनाते और बड़े प्रेम व आग्रह से खिलाते । 
खाना बनाने में व्यास जी बड़े दक्ष थे। सरल, स्नेही, मिलनसार और ऐसे सेवा- 
भावी थे कि हम उनके व्यवहार में यह भूल ही गये कि हम लोग जेल में सजा काट 
रहे थे । 

हमें पढ़ने के लिये केवल धामिक पुस्तकें दी जाती थीं। व्यास जी ने कुरान 
दरीफ पड़ने को मांगा। इनकार करने पर हम तीनों ने भूख-हड़ताल कर दी + 
तिरेसठ घण्टेकी भूख-हड़ताल के वाद कुरानशरीफ दिया गया। सव धर्मो के प्रति व्यास 
जी की समदृष्टि प्रकट करने के लिये यह छोटी-सी घटना विशेष महत्त्व रखती है । 
गांधी इरविन समभौता होने पर हमें भी डेढ़ वर्ष वाद छोड़ दिया गया। सम्मवत्तः 
राजस्थान की जन-जागृति और जन-श्रान्दोलन के इतिहास में अपने ढंग का यह 
पहला ही संगीन मुकदसा था और इस मुकदमे के वाद ही बीकानेर में राजद्रोह व 
पड़यंत्र का वेसा दूसरा मुकदमा चलाया गया था। मारवाड़जोधपुर में इस मुकदमे 
की प्रतिक्रिया यह हुई कि राजनीतिक आन्दोलन की जड़ें जम गई श्ौर राजनीतिक 
जागृति का संदेश दूर-दूर तक पहुंच गया। यह प्रमाणित हो गया कि निर्दोष 
व्यक्तियों का त्यागतपस्या तथा कप्ट सहन व्यर्थ नहीं जा सकता । जेल से छूटने पर 
जनता ने बड़ा ही शानदार स्वागत किया और हम लोग राजनीतिक आन्दोलन में 
प्राणपन से जुट गये । 

०- ० 3 

जेल से छूटने के बाद हम तीनों कुछ अन्य साथियों के साथ कराची कांग्रेस के 
ग्रधिवेशन में शामिल हुए । वहां रायवहादुर सेठ शिवरतन जी मोहता के अतिथि 
रहे । मारवाड़ में राजनीतिक आन्दोलन चलाने के सम्बन्ध में रात-दिन विचार 
होता और तरह-तरह की योजनाएं बनाई जातीं। व्यास जी ओर मुभको कराची 
से लौटने पर जोधपुर से फिर निर्वासित कर दिया गया। भ्रजमेर और व्यावर 
रहकर हम लोगों ने मारवाड़ तथा राजस्थान के अन्य देशी राज्यों में राजनीतिक 
जागृति पैदा करने का काम किया | जयपुर, वीकानेर तथा अन्य स्थानों के झांदो- 
लनों में विशेष दिलचस्पी ली । जयंपुर में प्रजामण्डल की स्थापना की गईं। बीका- 
नेर के पड़यन्त्र की देख-रेख की गई। व्यास जी अजमेर मेरवाड़ा के कांग्रेस के काम 
में प्री तरह रम गये । राजस्थान में केवल अजमेर मेरवाड़ का ही क्षेत्र सीधा अंग्रेजी 
राज के अच्तगंत था । इसलिए कांग्रेस के निश्चय के अनुसार केवल उसी क्षेत्र में कांग्रेस 
कमेटी का गठन किया जा सकता था। व्यास जी उसमें इतना रम गये कि १६३२ 
में महात्मा जी के दूसरी गोलमेज़ परिपद्‌ से लन्दन से लौदने पर नमक सत्याग्रह 
का जो दूसरा दौर शुरू हुआ, उसमें वे एक वार फिर जेल चल गय। मे झपन 
व्यापार व्यवसाय का संचालन करने के लिये दिल्‍ली चला आया था झार व्याद् 

0 ॥ 


२०२ धुन के धनी 


जी के काम-काज में पूरा हाथ बंटाते हुए आथिक सहायता की व्यवस्था मुख्य रूप 
से किया करता था । 
<> < ९ 
कराची कांग्रेस पर हम लोगों ने देशी रियासत्तों के जन आन्दोलन के लिये 
वम्बई से देनिक पत्र शुरू करने का विचार किया । व्यास जी कुछ अजीव धुन, लगन 
व संकल्प के कार्यकर्ता थे। जो सूक् जाता, उसको मूतंरूप देने में स्वस्व होम देते 
थे। बम्बई जाकर उन्होंने दैनिक पत्र के प्रकाशन के विचार को विना पूरी तैयारी 
के ही मृतेरूप दे दिया और अखंड भारत' नाम से १६३४ में दैनिक पत्र निकालना 
शुरू कर दिया। बीकानेर से पुष्कररोन्दु और व्यावरसे 'तरुण राजस्थान' के नाम 
से निकलने वाले पन्नों का सम्पादन वे पहले कर चुके थे। दैनिक अखंड भारत के 
लिये व्यास जी ने जो त्याग, तपस्या व साधना की और जैसा कप्टमय जीवन 
विताया, वैसा कोई दूसरा उदाहरण पत्रकार जगत में मिलना मुश्किल है। व्यास 
जी की कठोरतम साधना के बावजूद पहले छह मास और दुवारा एक वर्ष चलकर 
अखंड भारत' बन्द हो गया । व्यास जी के सभी साथियों ने तन मन धन से उसमें 
सहयोग दिया । परन्तु इसका अनुभव किसी को न था कि देनिक पत्र का निकालना 
सफेद हाथी को पालने के समान है। 
<> <> <> 
व्यास जी को उसके बन्द होने से बहुत बड़ी चोट लगी, परन्तु वे हार मानना 
जानते ही न थे | उन्होंने व्यावर और दिल्‍ली को फिर से अपना मुख्य कार्य क्षेत्र 
बना लिया । व्यावर से मारवाड़ी भाषा में पाक्षिक आगीवाण' प्रकाशित करना 
शुरू किया और मारवाड़ के जन आन्दोलन का वहां से ही पथ-प्रदर्शन करते रहे । 
दिल्ली में उन्होंने अखिल भारतीय देशी राज्य लोकपरिषद्‌ का कार्यालय मेरे 
चांदनी चोक के कार्यालय में ही कायम कर दिया । वे उसके वर्षों प्रधान मंत्री रहे 
और पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा डा० पट्टाभि सीतारमैया सरीखे नेताओं ने 
उसके अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। मुझे कोपाध्यक्ष का कार्यभार सौंपा गया। 
व्यास जी के ही कारण मेरे यहां देशी राज्यों के कार्यकर्ताओं का सदा जमघट लगा 
रहता था। पीड़ित और निर्वासित कार्यकर्त्ताश्रों के लिये तो व्यास जी शरण व 
सहारा बने हुए थे और ऐसे लोग विना संकोच के सीघे उनके पास दिल्ली चले 
आते थे। कितनी ही वार श्री नेहरू भी काम-काज की देख-रेख और उचित पथ- 
प्रदर्शन करने के लिये उन दिनों में परिपद्‌ के कार्यालय में पधारे होंगे। व्यास जी' 
का जसा स्वभाव था, उनके कार्यालय में कोई दिखावा टीप-टाप या वनावट नहीं 
थी और वे किसी के स्वागत के लिये भी कोई आडम्वर नहीं रचते थे। नेहरू जी 
भी वड़ें सरल भाव से पधारते और पूरी आत्मीयता से व्यास जी को उनके काम में 
सहयोग देते । दिल्ली में कुछ ही वर्ष रहकर व्यास जी ने सबसे वड़ा काम यह किया 


अनमोल रत्न २०३ 


'कि प्रायः सभी रियासतों, विश्ेषत: राजस्थान, मध्यभारत तथा पंजाब और 
“कश्मीर में लोकपरिपदों का जाल अनेक नामों से फैला दिया । सवको जन आन्दो- 
'लन की दृष्टि से एक सूत्र में पिरो दिया । देशी राज्यों की जो सेवा उन्होंने की वह 
'कभी भी भुलाई नहीं जा सकती । 
<> ९ हक । 
दिल्ली में १६३५ में और उसके वाद १६४६ में उन्होंने दो वार देशी राज्य 
“लोकपरिपद की ओर से अखिल भारतीय आधार पर विराट सम्मेलन किये | 
१६३४ में किये गये सम्मेलन का उद्द इशय यह था कि अंग्रेज सरकार ने उस समय 
शासन सुधारों का जो मसविदा तैयार किया था, उसमें अंग्रेजी इलाकों में प्रान्तीय 
'स्वायत्त शासन लागू किया गया था और देशी नरेशों का एक संघ वनाकर उनको 
प्रस्तावित भारतीय संघ में शामिल करने की भूमिका तैयार की गई। देझ्षी राज्यों 
“की जनता की इस प्रकार उपेक्षा कर दी गई कि जैसे उसका अपना अस्तित्व ही न 
था। इस स्थिति पर विचार करने के लिये १६३४ में वह सम्मेलन किया गया। 
१६४६ में भी देशी राज्यों की जनता के लिये वैसी ही उपेक्षापूर्ण स्थिति एक वार 
“फिर पैदा कर दी गई थी। पाकिस्तान के निर्माण के साथ देश का विभाजन करके 
भारत को जो स्वराज्य दिया जा रहा था, उसमें देशी राज्यों के राजाग्ं की स्े- 
'संत्र स्वतंत्रसत्ता स्वीकार की गई थी और उनको यह भ्रधिकार दिया गया था कि वे 
चाहें भारत में शामिल हों या पकिस्तान में; अथवा अपने राज्य को स्वतन्त्र राज्य 
'घोषित कर दें । एक वार फिर देशी राज्यों की जनता का भाग्य निरंकुश राजाओं 
के स्वेच्छापूर्ण निर्णय पर छोड़ दिया गया था। वस्तुत: जनता के अस्तित्व एवं 
आत्म निर्णय के अधिकार को स्वीकार ही नहीं किया गया था। इस चिन्तापूर्ण 
“स्थिति पर विचार करने के लिये १६४६ में आयोजित सम्मेलन का विशेष महत्त्व 
'था। दोनों के मुख्य संपोजक अखिल भारतीय देशी राज्य लोकपरिपद्‌ के प्रधान 
मंत्री के नाते व्यास जी ही थे और मुझे दोनों में उनके सहयोगी के नाते सम्मिलित 
होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। ये दोनों सम्मेलन व्यास जी को सूकनचूक, जाग- 
रूकता, दृढ़ता और संगठन शक्ति के द्योतक थे । १६४६ के सम्मेलन में कश्मीर, 
विलोचिस्तान तथा बहावलपुर आदि के प्रतिनिधि भी विशेषरूप में सम्मिलित हुए 
न्थे । ह 
<> < <> 
व्यास जी जोधपुर के दीवान नियुक्त किये गये, राजस्थान संघ के मुख्यमंत्री 
'पद पर आसीन हुए और दिल्‍ली में राज्यसभा के भी वर्षों सदस्य रहे । उस सबकी 
कहानी खुली पुस्तक की तरह सर्व विदित है। व्यास जी ऐसे मिलनसार ये कि जो 
'कोई भी उनसे एक वार मिल लिया, वह उनके हंसमुख चेहरे को कभी भूलन 
सकता था। इसी कारण उन्होंने भारत के कोने-कोने में अपने हज़ारों दोस्त व 


२०४ धुन के घनी” 


प्रशंसक वना लिये थे । ु 
<> ९ < 

में तो उनको विनोद में हमेशा गाड़िया लोहार ही कहा करता था । राजस्थानः 
के ग़ाड़िया लोहार तो वैलगाड़ियों पर अपनी घर-गृहस्थी और परिवार लिये जहां-- 
तहां घूमते रहते हैं। परन्तु व्यास जी का तो 'उठाऊ डेरा ऐसा था कि वे अपनी” 
सारी घर-गृहस्थी सिर पर उठाये फिरा करते थे। व्यास जी का कहीं कोई स्थिर 
ठिकाना न था। किसी गांव, शहर या मकान में टिककर रहना वे जानते ही न 
थे | हाथ व लंगोटी के सच्चे, निडर, निःस्वार्थ और निरभिमानीवे ऐसे थे कि उनकीः 
जितनी प्रशंसा की जाय, कम है। अपरिय्रही भी वे कमाल के थे । संग्रह करना कुछ 
जानते ही न थे। राजस्थान मुख्यमंत्री के पद से हटने के कुछ ही दिन वाद उनकी; 
आशिक स्थिति मैंने ऐसी देखी कि उनके पास रेल-भाड़ा तक न होता था ! 

<> <> <> 

एक वात और लिख दूं कि उनको अधिकतर अपने निकट के ही साथियों से 
धोखा उठाना पड़ता था। मैंने बहुत दिन पहले उनको उनके ६ मित्रों की एक सूची 
बनाकर दी थी और कहा था कि उनसे उन्हें विशेप सावधान रहना चाहिए । वे हो 
कभी उनको धोखा देंगे। एक बार उस लिस्ट के वारे में उन्होंने मज़ाक में कहा 
कि उसमें एक नाम छूट गया है और वह नाम है 'जयनारायण व्यास” । यह था: 
उनका भोलापन । अपने सच्चे हितैंपियों की चेतावनी को भी वे इस प्रकार टाल: 
देते थे और धोखा उठा लेने पर भी विश्वास नहीं खोते थे। विश्वासघात उनके: 
स्वभाव से कोसों दूर था । 

उनके निधन पर मुझे तो ऐसा लगा, जैसे कि मैंने अपना सब कूछ खो दिया" 
हो | सचमुच ही हमने अनमोल नर रत्न खो दिया। वे सारे ही देश के ऐसे अमूल्य 
रत्न थे, जिन सरीखा दूसरा मिलना सम्भव ही नहीं है। अपने से नौ-दस वर्ष छोटे 
भाई से भी बढ़कर मित्र को खोकर मुझे जो सूनापन श्रनुभव होता है, उसकी व्यथा' 
वेदना और पीड़ा को सहन करना मेरे लिये बड़ा ही कठिन है। ऐसा कोई साथी 
सौभाग्य से ही नसीब होता है । 


“हो भाइयों के स्नेह सम्बन्ध की कहानी २०४ 


र्‌ 
दो माइयों के स्नेह सम्बन्ध की कहानी 
श्री कृष्ण गोपाल जी गगें; अजमेर (राजस्थान) 


भाई श्री जयनारायण जी व्यास के साथ मेरा परिचय लगभग ३४ वर्ष पहले 
हुआ था । वह परिचय कुछ ऐसे घनिष्ट स्नेह सम्बन्ध में बदल गया कि हम दोनों 
'के व्यक्तिगत ही नहीं; प्रत्युत पारिवारिक सम्बन्ध भी ऐसे बन गये कि हम दोनों 
-की जानने वाले अधिकतर हमको एक ही परिवार का समभते थे । परन्तु जो लोग 
यह जानते थे कि व्यास” और “गर्ग! एक परिवार के नहीं हो सकते, वे हमारे स्नेह 
“सम्बन्ध को देख चकित रह जाते थे। इस घनिष्ट स्नेह सम्बन्ध की लम्बी कहानी 
कुछ ऐसी विस्तृत, व्यापक और घटनापूर्ण है कि मेरे लिये यह बड़ा मुश्किल है कि 
उसको मैं कहां से शुरू करू औ्लर किस घटना को लिखूं, किसको न लिखूं 
'बामरणा' श्रौर 'बाणया' 
इन पंक्तियों के पाठकों के लिये यह भी कुछ विस्मयजनक न होगा कि हम 
“एक-दूसरे को व्यक्तिगत और अ्रधिकतर सार्वजनिक रूप में भी वामण' और 
“चाणया' शब्दों से ही पुकारा करते थे। यहां तक कि पत्र व्यवहार में भी इन्हीं शब्दों 
“का प्रयोग किया जाता था। मैं उनका प्रिय वामण' और वे मुझको प्रिय वाणया' 
शब्दों से पत्र व्यवहार में सम्वोधन किया करते थे । उनके जोधपुर में प्रधान मंत्री 
'ओऔर राजस्थान में मुख्यमंत्री वन जाने पर भी परस्पर इन्हीं शब्दों का प्रयोग होता 
था। ये शब्द हम दोनों की घनिष्टता के द्योतक हैं । 
देशी राज्यों के अन्दोलन में मेरा कोई योग नहीं था ओर वे उसमें पूरी तरह 
रमे हए थे। सावंजनिक राजनीतिक जीवन की हलचलों में उनके साथ मेरा 
सम्पर्क कांग्रेस तक ही सीमित रहा । उनकी देशी राज्यों की राजनीतिक गतिविधि 
में में शामिल नहीं रहा। न तो उन्होंने कभी मुझे आग्रह किया और न भेरा ही 
उधर कभी कूकाव हुआ। बहुत थोड़े ही प्रसंग ऐसे आये होंगे, जब उनकी देशी 
"राज्यों की राजनीतिक हलचलों में में द्वामिल हुआ । नि:सच्देह १६९४६ के वाद जब 
देशी राज्यों में उत्तरदायी शासन की शुरुआत के रूप में लोकप्रिय शासन का 
सिलसिला प्रारम्भ हुआ, तव व्यास जी के साथ मैंने जोबपुर की राजनीतिक हल- 
चलों में कुछ हिस्सा लिया। उसका मुख्य कारण व्यास जी के साथ कायम हुत्ना 
घनिष्ट सम्बन्ध ही था । 
झ्जमेर जेल में 
जहां तक मेरी स्मृति मेरा साथ देती है, दोनों को इस घनिप्टता की शुस्ब्रात 
१६३२ में अजमेर जेल में हुई, जोधपुर जेल में पांच वर्ष की सजा काटते हुए व्यास 
ज्जी को गांधी इरविन समभौते के कारण रिहा किया गया था। रिहा होने के वाद 


कप धुन के घदीः 


व्यास जी कराची कांग्रेस में शामिल हुए और वहां से जोधपुर ञ्ञाने के बाद उनको : 
राज्य से निर्वासित कर दिया गया। वे व्यावर आकर रहने लगे। गांधी जी के : 
गोमेलज सम्मेलन से लन्दन से लोटने के वाद १६३२ में नमक सत्याग्रह का जो दूसरा ' 
दौर शुरू हुआ, उसमें गिरफ्तारियां हुईं । कांग्रेस के निश्चय के अनुसार देशी राज्यों - 
में कांग्रेस का आन्दोलन चलाया नहीं जा सकता था और कांग्रेस कमेटियां भी कायम : 
नहीं की जा सकती थीं | इस कारण राजस्थान और मध्याभारत के कांग्रेस जनों से 
अजमेर मेरवाड़ा की कांग्रेस कमेटी को प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी का रूप देकर अजमेर 
को सत्याग्रह का केन्द्र बवा लिया । हम सवको अ्रजमेर जेल में रखा गया । व्यास 
जी भी तब गिरफ्तार किये गये थे और अजमेर सेन्ट्ल जेल में रखे गये थे । जेल में 
वे सबसे अधिक हंसमुख, मस्त व लोकप्रिय व्यक्ति थे । 
अजमेर सेरवाडा राजनीतिक सम्मेलन 

उनके साथ काम करने का सत्रसे पहला अवसर मुझे अजमेर मेरवाड़ा राज-- 
नीतिक सम्मेलन में प्राप्त हुआ । इस सम्मेलन का आयोजन व्यावर में १६३७ के 
शुरू दिनों में किया गया था । पृं० मुकुटविहारीलाल जी भागंव उसके स्वागता-- 
ध्यक्ष और व्यास जी तथा मैं उसके स्वागत मन्‍्त्री थे। केन्द्रीय असेम्बली में कांग्रेस 
पार्टी के नेता श्री भूलाभाई देसाई की अध्यक्षता में वह सम्मेलन वड़ा सफल हुआ । 

केन्द्रीय असेम्ब॒ली का चुदाव 

१६३६ में कांग्रेस ने विधान सभाश्रों और केन्द्रीय असेम्बली के चुनाव लड़ने” 
का जब निश्चय किया, तब अजमेर-मेरवाड़ा से केन्द्रीय असेम्वली के लिये केवल ' 
एक सदस्य चुना जाता था । उन दिनों में अ्रजमेर मेरवाड़ा कांग्रेस कमेटी श्री श्र्जून- 
लाल जी सेठी, वावा नरसिह दास जी आदि के हाथों में थी। कांग्रेस में दूसरा दलः 
पं ० हरिभाऊ जी का समभाजाता था। व्यास पहले दल में और मैं दूसरे में शामिल 
थे। पहले दल ने केन्द्रीय असेम्बली के लिये पं० मुकुट विहारीलाल जी भागव को 
खड़ा किया। श्री रामनारायण जी दौधरी और हमारा विचार यह था कि राय 
साहव विद्वम्भर दास जी को खड़ा किया जाय | वे १६२६ के चुनाव में दीवान 
वहादुर श्री हरिविलास जी शारदा से केवल ६०-७० मतों से हारे थे । हमारा ख्याल 
यह था कि कांग्रेस की ओर से खड़े किये जाने पर उनके सफल होने में कोई कठिनाई 
न होगी । सर सेठ भागचन्द जी सोनी स्वतन्त्र उम्मीदवार थे। राय साहव विद्वम्भर 
दास जी को खड़ाकरने में जब हमें सफलता न मिली, तब मैंने शारदा जी का समर्थन 
करना उचित समझा । दूसरी ओर से श्री भारगव जी चुनाव के प्रचार अधिकारी: 
व्यास जी थे। केवल उन्तको परेशानी में डालने के लिये हमने चुनाव से ठीक दो. 
दिन पहले गांधी जी से इस आशय का तार मंगवा लिया कि भागेव जी के लिये जो: 
प्रचार किया रहा है, वह उचित नहीं है । चुनाव परिणाम दोनों ही पक्षों के प्रति- 
कूल निकला ओर सोनी जी चुनाव में सफल हुए | चुनाव का यह किस्सा केवल यह, 


दो भाइयों के स्नेह सम्बन्ध की कहानी २०७ 


दिखाने के लिये लिखा गया है कि परस्पर विरोधी पश्षों में काम करने पर भी व्यास 
जी के साथ भेरे स्नेह सम्बन्धों में कोई श्रन्तर पैदा नहीं हुआ । 
पत्रकारिता के क्षेत्र में 

व्यास जी को समाचार-पत्र निकालने की अ्रजीव धुन थी। पुप्कर्णा युवक 
मण्डल का मासिक पुप्कर्णा युवक' वीकानेर, राजस्थान सेवा संघ का तरुण राज- 
स्थान व्यावर, मारवाड़ी भाषा का पाक्षिक आ्रागीवाण' व्यावर, हिन्दी दैनिक 
अखंड भारत वम्बई, हिन्दी साप्ताहिक 'लोकराज' दिल्‍ली श्रौर जीवन के अ्रन्तिम 
दिनों में अंग्रेज़ी पाक्षिक 'पीप' इत्यादि कोई-न-कोई पत्र वे निकालते ही रहे | पत्र- 
कारिता उनके लिये विशुद्ध रूप में मिशन था; धन्धा नहीं था। फिर भी वे उसके 
पीछे सब कुछ भूल जाते थे। वम्बई से दैनिक 'अखंड भारत” उन्होंने जिस लगन व 
घुन से निकाला था और जिस प्रकार मिशनरी भावना से उसको चलाया; उसका 
कुछ प्रत्यक्ष अनुभव मुझे प्राप्त है । उन दिनों में दनिक पत्र निकालना और चलाना 
लोहे के चने चवाने के समान था। इसलिए दैनिक अखंड भारत को चलाने में 
बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा । कुछ तो अनुभवहीनता और कुछ ठीक- 
ठीक व्यवस्था न हो सकते के कारण आर्थिक कठिनाई सदा वनी ही रहती थी । 
व्यास जी के ही कारण सव कठिनाइयों पर विजय प्राप्त की जा सकी और आशा 
से भी अधिक समय तक उसको निभाया जा सका । वम्बई में वे वरलीचाल के उस 
क्षेत्र में रहते थे, जिसको 'स्‍लम एरिया कहा जाता था। वहां रहने का कारण बह 
था कि बहुत सस्ते में काम चल जाता था। उनके पास घर-गृहस्थी का सामान इतना 
कम था कि देखकर आइचर्य होता था कि उतने सामान से व्यास जी कंसे काम चलाते 
होंगे । दो-एक कप चाय पीकर दफ्तर चले जाते थे और चाय पर ही सारा दिन 
कभी रात भी निकाल देते थे । 

श्रजमेर में म्युनिसिपल चुनाव 

जोधपुर के राजनीतिक आन्दोलन तथा जीवन में रमे रहने पर भी व्यास र ्ज॑ 
अजमेर मेरवाड़ा की राजनीतिक प्रवृत्तियों में विशेष रुचि रखते थे। १६४७ में 
हमने अ्रजमेर मेरवाड़ा को राजस्थान में शामिल करने का आन्दोलन उठाया और 
१६४७ में इसी उद्देश्य से एक सम्मेलन किया गया, जिसका मैं स्वागताध्यक्ष और 
श्री शंकरराव देव अब्यक्ष थे। उसमें व्यास जी ने बड़े उत्साह से भाग लिया। 
१६३६ में कांग्रेस ने पहली वार म्युनिसिपल चुनाव लड़ा | व्यास जी ने बड़े परिक्षम 
व लगन से सफलता के साथ चुनाव प्रचार की ज़िम्मेदारी निभाई। 

व्यास जी के 'अ्रंगरक्षक' के रूप में 

१६४६ में व्यास जी ने जोधपुर के शासन सुधारों से निराश होकर उत्त रदायी 
शासन के लिये सत्याग्रह शुरू करने का कार्यक्रम बनाया। अजमेर में उसके लिये 
कार्यालय कायम करने को व्यास जी अपने कुछ साथियों के साथ अजमेर आये और 


श्०्८ - धुन के धनी 


'मेरे यहां ठहरे। उनके साथियों में स्वेश्री मथुरादास माथुर, द्वारकादास पुरोहित, 
छगेनलाल चोपासनीवाला, तारकप्रसाद व्यास शामिल थे। एक दिन अ्रचानक 
सांघी मोटर्स कम्पनी के स्थानीय कार्यालय से यह सूचना मिली कि जोधपुर महा- 
राजा ने व्यास जी को मिलने के लिये तुरन्त बुलाया है और वे जब जाना चाहें, तव 
हमारी गाड़ी ले जा सकते हैं। हम लोगों में विचार-विनिमय हुआ। अधिकांश 
साथी निर्मत्रण स्वीकार करने के पक्ष में नहीं थे। व्यास जी इस मत के थे कि 
महाराजा के निमंत्रण को अवश्य ही स्वीकार करता चाहिए। परन्तु हम लोगों में 
यह शंका व्यापी हुई थी कि कहीं कोई पड़यंत्र न हो। व्यास जी को इस बहाने 
बुलाकर गिरफ्तार अथवा उन पर घातक आक्रमण किया जा सकता है। इसलिए 
तय हुआ कि व्यास जी सांघी की गाड़ी पर नहीं, मेरी गाड़ी पर जाय॑ और मैं उनका 
अंगरक्षक बनकर उनके साथ जाऊं। मैं अपनी रिवाल्वर साथ लेकर उनके साथ 
रवाना हुआ । जोधपुर पहुंचते-पहुंचते रात हो गईं। जोधपुर से दो-एक मील पूर्व 
महाराजा की ओर से श्री नारायणर्सिह व श्री रामप्रसाद श्रीवास्तव हमारा इच्त- 
जार करते हुए मिले। व्यास जी को महाराज के पास महल ले जाया गया और 
मुझे दूसरी जगह ठहराया गया। व्यास जी धोती पहने नंगे सिर अपनी साधारण 
चेश-भूषा में थे । रात भर महाराज से समभोते की वात चलती रही । मैंने उनको 
प्रतीक्षा में सारी रात जागते विताई। सवेरे बड़ी प्रसन्न मुद्रा में वे लौटे और मुझसे 
वोले कि सब बातचीत तय हो गई है। परलच्तु अभी उसको प्रकट नहीं करना है। 
स्वयं जोधपुर में रुक गये और मुझे उन्होंने अजमेर भेज दिया। अपने साथियों को 
इतना ही सन्देश भेजा कि सव ठीक हो गया है और सत्याग्रह शुरू करने की आव- 
इयकता नहीं रही। एक-दो दिन में श्री मेनन के जोधपुर आने पर समभौते को 
कार्यरूप दे दिया गया । इसी चर्चा वार्ता के फलस्वरूप व्यास जी जोधपुर के दीवान 
अथवा प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किये गये और श्री मथुरादास माथुर, श्री ह्वारका- 
दास पुरोहित, श्री नाथूराम मिर्चा तथा जनाव बरकतउल्ला खां मंत्रिमंडल में 
शामिल किये गये | उनका मुझ पर जो विश्वास था, उसको प्रकट करने वाले ऐसे 
कितने ही प्रसंगों का उल्लेख किया जा सकता है । 
व्यास जी की मोटर की तलाशी 
व्यास जी जोबपुर के प्राइम मिनिस्टर थे और मैं अजमेर नगरपालिका का 
अध्यक्ष था। मुझे व्यास जी के अजमेर होकर दिल्ली जाने की सूचना मिली । व्यास 
जी के साथ मजाक करने की मुझे सूकी । मैं स्वयं जोधपुर की सड़क की चुंगी पर 
गया । चुंगी वालों को मैंने कहा कि आज इधर से आने वाली सव मोटर गाड़ियों 
'को रोककर उनकी वारीकी से तलाशी ली जाय | यदि कोई मिनिस्टर होने की 
'घौंस बताये, तो साफ कह दिया जाय कि मिनिस्टरों की सरकारी गाड़ियों में श्रफीम 
“आदि ले जाने की रिपोर्ट मिली है । इसलिए किसी भी गाड़ी को बिना तलाशी के 


“दो भाइयों के स्नेह सम्बन्ध की कहानी २०६ 


नहीं जाने दिया जा सकता । व्यास जी की गाड़ी आई । चुंगी पर रोक दी गई। 
व्यास जी के श्रादमियों ने बहुत श्रानाकानी की; परन्तु चुंगी वाले भी डटे रहे। 
आखिर हार मानकर व्यास जी और उनके साथी तलाशी देने को सहमत हो गये । 
व्यास जी ने अपने साथियों से कहा कि यह चुंगी किशनगोपाल की है, तलाशी दिये 
विना काम नहीं चलेगा। मैं पास की ही भाड़ियों में छिपकर बैठा हुआ सारा 
तमाशा देख रहा था, जैसे ही मोटर की तलाबी ली जाने लगी, मैंने फाड़ियों में से 
निकल कर व्यास जी को नमस्कार किया और कहा कि जोधपुर राज्य का दीवान 
वड़ा है कि अजमेर नगरपालिका का अध्यक्ष । तलाशी का यह मजाक कई दिनों 
तक सावंजनिक चर्चा का विपय वना रहा । 
जोधपुर के नुक्नदमे 
राजस्थान संघ वनने पर जोवपुर का पृथक अस्तित्व और मंत्रिमंडल समाप्त 
हो गया । व्यास जी ने उसी दिन सरकारी बंगला खाली कर दिया। अपने किराये 
के घर में चले आये | सरकारी लोगों की ओर से कहा गया कि वंगला खाली करने 
को इतनी जल्दी कया है | परन्तु व्यास जी ने तो उसके वाद वहां एक समय भोजन 
करना भी उचित नहीं समझा। उसके कुछ दिन वाद १६४६ के जनवरी मास में 
'एक स्पेशल ट्रिब्यूनल की नियुक्ति की गई और उसके सामने जोधपुर के प्राइम 
“मिनिस्टर के शासन काल के हिसाव को लेकर व्यास जी, माथुर जी और पुरोहित 
जी पर संगीन मुकदमे चलाये गये। व्यास जी के सभी स्नेही-साथी इस पर बड़े 
पचिन्तित थे । मुकदमों का. खर्चे चलाना कोई सघधारण वात नहीं थी । सभी मित्रों ने 
उस मुकदमे के खर्चे के लिये पैसे की व्यवस्वा की ! 
राजस्थान के मुख्यमन्त्री 
मुकदमे का अन्त व्यास जी के लिये बड़ा झुभ हुआ | मुकदमे लौटा लिये गये 
-और व्यास जी को राजस्थान संघ का मुख्यमन्त्री नियुक्त किया गया। तव फिर 


बकि 
उनका 


एक गम्भीर समस्या पैदा हुई | व्यास जी के साथियों को यह चिन्ता थी कि उनके 
सहायता के लिये किसी-न-किसी जिरवस्त व निकटतम साथी को उनके पास रहना 
चाहिए | सवका यह आग्रह हुआ कि में उनका निडी सहायक वतकर जयपुर उनके 
पास चला जाऊं। मैंने मित्रों के निश्चय के अनुसार उनको एक पत्र लिख दिया | 
उनको मेरी स्वभाव की उग्रता व कठिनाइयों का पता था । इस कारण मैंने अपने 
को बुलाने का उनसे आग्रह किया । उनका उत्तर मिला कि वामण दाणया का संवंध 
अटूट है । मुझे तम्हारी वात पसन्द है पर किसी को थप्पड़ मत मार देना | तुरन्त 
चले आ्राओ । मैं वीमा कम्पनी से तीन मास की छुट्टी लेकर उनके पास चला गया। 
उन दिनों के तीन मास के अ्रनुभवों की लम्बी कहानी वड़ी ही रोचक है और कुछ 
प्रसंग तो ऐसे हैं कि आज भी याद करके में अचरज में रह जाता हूं । सचमुच ही 
व्यास जी के लिये मुख्यमन्त्री का पद कांटों का ताज सिद्ध हुआ । 


२१० धुन के धनी 


मेरे पर उनका विश्वास 
व्यास जी के अपने प्रति विश्वास की एक छोटी-सी बात यहां लिख दं। मेरे 
ही प्रति नहीं, प्रत्युत अपने सभी साथियों के प्रति उनका ऐसा ही विश्वास रहता 
था। इसी कारण उन्तको विद्वासघात का भी अनेक वार शिकार होना पड़ा। मुझे. 
उनके सरकारो निजी सचिव ने एक बार कहा कि यहां की परम्परा यह है कि जिन 
पत्रों पर “निजी शब्द लिखा रहता है, उनको सुख्यमन्न्ी स्वयं खोलते हैं। मेरा 
अनुभव यह था कि बहुत-सी मामूली चिटिठ्यों पर भी 'निजी' शब्द लिख दिया 
जाता है और सुख्यमन्त्री को उनके कारण व्यर्थ में काफी परेशानी उठानी पड़ती 
है। इसलिए मैं सभी चिट्दियां खोल देता | मैंने सरकारी निजी सचिव की बात 
व्यास जी से कह डाली । वे सहज स्वभाव से बोले कि तुमको ऐसी चर्चा करने की 
क्या जरूरत । तुमसे मेरा क्या भेद छिपा है। मजाक में कहा कि कोई प्रेमपत्र भरा. 
जाय तो मत खोलना; वाकी सब निवटाते रहो | 
एक मनोरंजक घठना 
में किस प्रकार उनकी इच्छा के विरुद्ध भी उनके नाम व पद का सदुपयोग या 
दुरुपयोग कर लेता था, इसको प्रकट करने वाली एक बड़ी ही मनोरंजक घटना है। 
कुछ देहाती भाई समय नियत किये विना ही उनके बंगले पर आ गये और मिलने 
का आग्रह करने लगे। व्यास जी ने मिलने से इनकार कर दिया और मेरे समभाने- 
बुझाने पर भी वे मिलने को सहमत न हुए । काफी शोरगुल होने लगा। मुझे एक 
युक्‍्ति सूझी | मैं स्वयं कुर्सी पर बैठ गया और मुख्यमन्त्री की हैसियत से उनसे 
मुलाकात ले ली । वे सन्तुष्ट होकर व्यास जी की जय बोलते हुए लौट गये । व्यास 
जी ने मुभसे पूछा कि वे कैसे लौट गये । मैंने कहा कि वे मुख्यमन्नी से मिलकर और 
पुरी तरह सन्तुप्ट होकर वापस चले गये। व्यास जी एकाएक मेरी वात न समझ. 
सके । तब मैंने उनसे कहा कि मैंने स्वयं जयनारायण व्यास वनकर मुख्यमन्त्री का 
पार्ट अदा कर दिया । व्यास जी बहुत हंसे । 
उनकी आथिक स्थिति 
मुख्यमन्त्री रहते हुए भी वे कैसे आर्थिक संकट से घिरे रहते थे, इसका प्रत्यक्ष 
अनुभव मुझे कई वार हुआ | एक छोटी-सी घटना यहां लिख दूं। व्यास जी को 
मित्रों को चाय या खाने पर बुलाने का वड़ा शौक था। ऐसे मौकों पर वे खर्चे अपने 
पास से ही किया करते थे। एक दिन मुझे: कहा कि कुछ मित्रों की चाय का प्रवन्ध 
करना है। मैंने निमंत्रित सज्जनों की सूची वताकर खाने-पीने के सामान की सूची 
चना ली और व्यवस्था करने का आदेश दे दिया । भाया मेरे पास आया और मुझ- 
से बोला कि खाद्य-पदार्थों की सूची में कुछ काट-छांट हो सकती हो, तो कर दी जिये। 
व्यास जी के लड़के देवनारायण को 'भाया' नाम से पुकारा जाता था। मैंने उसकी 
बात को थोड़ा बुरा माना और झुंकलाकर बोला कि मैंने जो लिख दिया, सो लिख 


दो भाइयों के स्नेह सम्बन्ध की कहानी २११ 


दिया। भाया ने मुभसे कहा कि भौजी जी ने व्यास जी से भ्रभी कुछ दिन पहले पैसे 
मांगे थे, तो उन्होंने देने में अ्समर्थता प्रकट कर दी थी। इस खर्च के लिये उनसे 
कंसे कहा जाय । मुझे यह कल्पना भी न थी कि उस चाय के लिये भी घर में पैसा 
ने होगा। मैंने कई वार देखा कि मुख्यमन्त्री रहते हुए भी व्यास जी के लिये अपना 
हर रोज का खर्च चलाना भी कसा मुश्किल हो जाता था । 

वीमा कम्पनी की तीच महीने की छुट्टी समाप्त होने पर मैं जयपुर से अजमेर 
लोट आया। मैंने यह अनुभव किया कि व्यास जी के काम-काज के लिये तो मैं 
सहायक हो सकता था और उनका भार भी मेरे कारण काफी हलका हो जाता था, 
परन्तु सार्वेजनिक दृष्टि से मुझे उनके यहां रहना अ्रधिक उपयोगी प्रतीत नहीं 
हुआ । उनका अधिकतर काम-काज तो सरकारी ढंग पर ही चलता था। उसमें कुछ 
अधिक परिवततंन कर सकना मेरे लिये सम्भव नहीं हो सका । इसमें व्यास जी का 
भी ऐसा कोई दोप न था, क्योंकि सारे ही ढांचे को वदले विना इक्के-दुक्के परिवर्तन 
करने में कोई विशेष लाभ न था | फिर भी मेरे लिये सरकारी काम-काज का तीन 
मास का अनुभव बड़ा उपयोगी सिद्ध हुआ । 

उप-चुनाव 

व्यास जी जोधपुर में जब १९५२ में दोनों चुनाव हार गये, तव उनकी इच्छा 
चुनाव या दलगत राजनीति की दल-दल में फंसने की नहीं थी। अनेक क्षेत्रों से उन 
पर विशेष जोर डाला गया । विज्येप तौर पर श्री रफी अहमद किदवई बड़े उत्सुक 
थे, और उनके ही आग्रह पर व्यास जी किशनगढ़ से उप-चुनाव लड़ने के लिये सह- 
मत हुए। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के लिये यह चुनाव प्रतिष्ठा का विषय वन गया । 
सारी दक्ति लगाकर चुनाव लड़ा गया। व्यास जी के विरुद्ध एक बड़ा तक यह 
दिया जाता था कि क्षेत्र से वाहर के हैं। इसी पर उन्होंने यह घोषणा की थी कि 
वे किशनगढ़ में ही मकान बनाकर रहेंगे। मकान बनाने के वारे में भी वड़ा विवाद 
रहा। उनके कुछ साथियों की योजना यह थी कि अच्छी बड़ी रकम लगाकर कुछ 
बड़ा मकान वनाया जाय । मुझे उन्होंने कहा कि अपने को वड़ा मकान नहीं वाना 
है। मेरे सुझाव पर बड़ी योजना को आधे से भी कम कर दिया गया और यह 
प्रयत्न किया गया कि उसके लिये किसी की भी सहायता स्वीकार न की जाय | 
वैसा ही हुआ | जब कभी व्यास जी थक जाते तो आराम करने के लिये किशनगढ़ 
चले जाते थे भऔौर कुछ दिच उस मकान में एकान्त व श्ञान्त जीवन व्यतीत कर 
लेते थे। 

व्यवहारवादी नहों आदर्शवादी 

मैं व्यास जी को व्यवहारवादी की अपेक्षा अधिक आदर्भवादी ही कह सकता 
हूं और जब वे एक बार कुछ करने की ठान लेते थे, तो उसके लिये डट जाते थे | 
कल्याणी-कांग्रेस के अवसर पर कलकत्ता में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लिये 


१२ :-* धुन के घनी 


कुछ धन संग्रह करने का निरचय किया गया। सब मिन्न वहां इकट्ठे हुए, परच्तु 
व्यास जी वहां नहीं गये थे । मित्रों ने विचार किया कि यदि व्यास जी भी झा जाय॑, 
तो सहज में अच्छी बड़ी रकम इकट्ठी की जा सकती है । उनसे सम्पर्क किया गया 
उनकी हर्ते यह थी कि कोई भी साथी अलग-अलग पैसा जमा न करे और सारा 
जमा रुपया एक जगह रखकर उसका विनियोग विभिन्‍न क्षेत्रों में वहां की श्रावश्य- 
कंता के अनुसार किया जाय। साथी इससे सहमत नहीं हुए ओर वे घन संग्रह करने 
में शामिल नहीं हुए । उचकी इच्छा के विरुद्ध उनसे काम ले सकना इतना आसान 
नथा। 
नाजुक अवसर 

व्यास जी के राजनीतिक जीवन में मेरी दृष्टि से वह अवसर बड़ा ही नाजुक था, 
जब अपने साथियों के रुष्ट व असन्तुष्ट हो जाने पर उन्होंने विधानसभाई कांग्रेस 
दल का अपने प्रति विश्वास प्राप्त करने का निश्चय किया। उनके अंतरंग उनसे 
सहमत नहीं थे और कांग्रेस हाई कमान ने भी उनको उसके लिये खुली छूट दे दी 
थी ।.काफो लम्दी खींचतान चली | इस अवसर पर भी व्यास जी अपनी आादशें- 
वादिता से टस से मस नहीं हुए । सौदेवाजी तो उनको बिलकुल पसन्द न थी। मैं 
अपनी कम्पनी के काम से कलकत्ता गया हुआ था । मुझसे लौटने के लिये अनुरोध 
किया जा रहा था और काम-काज के कारण मुझे कम्पनी के डायरेक्टर रोक रखना 
चाहते थे | परिस्थिति कुछ ऐसी बच गई कि मुझे कम्पन्ती से इस्तीफा देकर आना 
पड़ा। मुझे उस समय कम्पनी से २२०० रुपया मासिक वेतन मिलता था। मैं जब 
जयपुर पहुंचा, तव मैंने देखा कि डोरी हाथ से निकल चुकी थी। उसको संभालना 

प्राय: असम्भव था । 

व्यास जी के मुख्यमंत्री बनने से पहले एक बार हम कुछ साथी, जिनमें सेठ 
कमलनयन बजाज भी शामिल थे, मास्टर भोलानाथ जी के बंगले के बाहर बंठे ' 
हुए सोच रहे थे कि स्थिति को कैसे संभाला जाय | रुपया खर्च करने का प्रस्ताव 
किया गया और यह तय हुआ कि हर साथी को अधिक-से-अधिक त्याग करना 
चाहिए। हम लोग अपनी मोटरगाड़ी और घर के गहने आदि भी देने को तेयार 
हो गये। सेठ कमलनयन जी ने रुपया दिला देने की हामी भर ली । इतने में व्यास 
जी भी वहां पहुंच गये । वोले कि क्या कर रहे हो । सारी वात उनसे कह दी गई। 
ग्रह भी कह दिया गया कि अपने मत बनाने के लिये सदस्यों को रुपया वांटना 
आवश्यक है। व्यास जी ने एकाएक सारी योजना को रह कर दिया और रुपये के* 
वल पर मुख्यमंत्री व सत्ता हथियाने से इनकार कर दिया। हम सब चकित रह 
गये। 

प्राय: अन्तिम क्षण में मास्टर भसोलानाथ जी की मार्फत, जो उस समय शिक्षा- 
मंत्री थे, मेरे पास यह प्रस्ताव भेजा गया कि यदि व्यास जी श्री रामक़्रण जी जोशी 


दो भाइयों के स्नेह सम्बन्ध की कहानी २१३ 


को अपने मंत्रिमंडल में शामिल न करने का वचन दे दें, तो जयपुर के सदस्य उनको 
मत देने को सहमत हूँ। मास्टर भोलानाथ जी ने रामकरण जी जोशी का एक पत्र 
भी मुझे दिया, जिसमें उन्होंने स्वतः ही मंत्रिमंडल में शामिल न होने की इच्छा 
प्रकट की थी। मैंने वड़ी हिम्मत करके व्यास जी के सामने वह प्रस्ताव और पत्र 
रख दिया। उन्होंने यह कहते हुए उनका मत मानने से इनकार कर दिया कि “मुख्य- 
मंत्री मु्दावाद, जयनारायण व्यास जिन्दावाद' । उनका वह दृढ़ निश्चय देखते ही 
वनता था। मुझसे यह भी कहा गया कि उस स्थिति को मैं ही कूठा आइवासन 
देकर वचा लूं, चाहे वाद में रामकरण जी को ले लिया जाय | यह चकमेवाज़ी 
व्यास जी की शोर से कँसे की जा सकती थी ! 
केवल प्राठ मतों की कमी 

विश्वास के प्रस्ताव पर मतदान हुआ, केवल झाठ मतों से वहुगिर गया । व्यास 
जी ने बड़ी प्रसन्न मुद्रा में मित्रों के दः:ख प्रकट करने पर निम्न पंवितयां मस्ती के साथ 
सुना डालीं : 

“मैंने अपने हाथों अपनी चिता जलाई, 
देख-देख लपटे में हँसता, तू क्यों रोता भाई ? ” 

सचमुच ही मुख्यमन्त्री की पराजय हुई और लोकनायक श्री जयनारायण व्यास 
विजयी हुए । हम सवके लिये अचरज की एक और वात यह हुई कि उन्होंने दीवाली 
का त्यौहार सामने होते हुए भी उसी समय सरकारी बंगला छोड़ दिया और रात 
को पोलोविक्ट्री होटल में आकर सोये । 

उनके सम्बन्ध में यह भ्रम भी बिना किसी आधार के पैदा किया गया कि वे 
दुवारा मुख्यमन्त्री बनने को उत्सुक थे । जब उनसे मद्रास-कांग्रेस के समय पूछा गया 
तो उन्होंने साफ कह दिया कि इसका दया भरोतता है कि जो शझ्राज उुखाड़िया जी 
से नाराज़ होकर उनका साथ छोड़ना चाहते हैं, वे कल फिर मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे 
और मुझे धोखा नहीं देंगे। 





धन्तिम बीमारी 

मुझे इस वात का बड़ा दुःख है और जीवन भर बना रहेगा कि जो वीमारी 
उनके एकाएक निधन का कारण वनी, उसकी शुरुभात मेरे घर पर अजमेर में हुई 
आर हम उनको वचा न सके । वे रात्रि को पेश्ञाव के लिये उठे और सहदा ही तख्त से 
गिर गये। इस पर भी किसी को जगाया नहीं । प्रात: सोकर उठे तो सिर और श्रांस 
पर चोट दीखने पर मालूम हुआ कि रात को क्या बीती थी। डा० मानकरण जी 
दारदा को बुलाया गया । उन्होंने हालत कुछ अधिक गम्भीर न बताकर पूर्ण विश्षाम 
करने की सलाह दी और विश्वास दिलाया कि वे पूरी तरह स्वस्व हो जायेंगे । 
सरकारी अस्पताल में विशेषज्ञ डाक्टर श्री बी० डी० मायुर से भी परीक्षा करवाई 
गई उन्होंने भी यही परामर्श दिया कि उनको दिल्ली न जाकर यहां अजमेर में 


२१४ - घुत के धनी 


ही विश्वाम करना चाहिए । पर वे न माने । मैं अपने काम पर वगड़. (शेखावाटी ). 
चला गया । वहां जाने का मेरा कार्यक्रम वन चुका था । वे मेरे पीछे किशनगढ़ चल 
दिये | यह जानकर मुझे और अधिक दु:ख हुआ कि वे स्टेशन जाकर गाड़ी भी ठीक 
तरह न पकड़ सके और सामने के ही डिब्बे में सेकिण्ड वलास में बैठ गये। दिल्‍ली में 
अस्पताल में भरती हो जाने पर उन्होंने मुझे याद किया । भाई राजवहादुर जी ने 
मुझे फोन किया। मैं फौरन दिल्‍ली पहुंचा । मन पर बड़ा भार रहा कि मैं उनसे 
अन्तिम समय में दो बात भी न कर सका । दो-एक दिन तक वे लिखकर अपना 
भाव प्रकट करते रहे। मैं यह देखकर चकित रह गया कि जब उनको मेरे दिल्‍ली 
आने की सूचना दी गईं, तब उन्होंने लिखकर भाया और भौजी को यह आदेश दिया 
कि मेरे पहुंचने पर मेरे लिये विना मिर्च के खाने, फल व चाय आदि की समुचित 
व्यवस्था रखी जाय । इसी प्रकार उन्होंने जो पत्र मुझे दिल्‍ली पहुंचते ही लिखा था, 
उसके खो जाने की भी मुफ्े मर्मान्तक वेदना है। 
उनकी स्थृति 

अपनी पेंट और वनियान वे मेरे यहां भूल गये थे। दिल्‍ली से मुझे उन्होंने 
यही लिखा था कि कल अस्पताल अपने को दिखाने जाऊंगा। उनके वे कपड़े 
भेरे पास उनकी याद रहेंगे । 

इस पत्र की याद आते ही भेरे नेत्रों में आ्रांस भर आते हैं और यह समझ में 
नहीं आता कि अपने जिस बड़े भाई के ३४-३४ वर्ष के अत्यन्त निकट सहवास की 
कितनी ही स्मृतियां मैंने अपने हृदय में संजो रखी हैं, उसको पैण्ट और वनियान 
की स्मृति मेरे पास छोड़ने की क्‍या आवश्यकता थी | एक ज्योतिषी का कहना तो 
यह था कि पूर्व जन्म में मैं उनका छोटा भाई था। पूर्व जन्म में चाहे जो रहा होऊं, पर 
इस जन्म में तो निश्चय ही में उनका छोठा भाई था और हम दोनों के आपसी व्यवहार 
पर 'दो तन एक मर्ना की कहावत चरिताथ होती थी । उनके उठ जाने से मुझ्के जो 
सूनापन अ्रनुभव होता है उसको यत्न करने पर भी मैं दूर नहीं कर पाता और बड़े 

भाई के हंसमुख, विनोदी, सरल और भावुक चेहरे की छाया मेरे चारों ओर घूमती 

रहती है। ह 


व्यास जी एक पहेली २१५४ 


३ 
व्यास जी एक पहेली 


श्री केशोराम जी, पोलोविकट्री होटल व सिनेमा, जयपुर (राजस्थान) 


युवावस्था में लगभग चालीस वर्ष पहले व्यासजी के साथ मेरा मिलना-जुलना 
प्रारम्भ हुआ और वह ऐसे घनिप्ट सम्बन्ध में बदल गया कि अधिकतर लोग हम 
दोनों को सग्रे भाई ही समभते रहे। फिर भी में उनको आखिर तक सम नहीं 
पाया। मेरा तो यह ख्याल है कि शायद ही कोई उन्हें पुरी तरह समझ सका हो । 
वहुत्त से लोग यह समभते हैं कि वे सरल व विनोदी स्वभाव के थे और उनमें गं भी रता 
नहीं थी, परन्तु मैंने उनको इतना गम्भीर पाया कि मुझे नहीं मालूम कि कोई उत्तकी 
गहराई तक पहुंच पाया हो। उन्हें जो कुछ जंच जाता था, उसको करने में कोई 
संकोच या भय नहीं होता था। वे चतुर राजनीतिज्न नहीं ये । हठी भी अपने ही ढंग 
के थे । जब वे कोई हठ पकड़ लेते थे, तव उनको सममाना-वुकाना बड़ा कठिन हो 
जाता था । समझदार तो उन्तको समभझाने का साहस ही नहीं करता था और जो 
कोई समभाने का साहस करता था, उसको वे मर्ख कहकर टाल देते थे। उनके 
और मेरे सव मित्र यह जानते थे कि वे मेरी वात को नहीं ठालते। ऐसे प्रसंगों पर 
मुझे उनको समझाने का काम सौंपा जाता और मैं कोई-न-कोई ऐसी चाल चलकर 
उनको समभाता, जिसको काटना उनके लिये मुश्किल हो जाता। 

उनकी राजनीति 

मैंने प्रत्यक्ष राजनीति में कभी कोई हिस्सा नहीं लिया | फिर भी व्यास जी के 
ही कारण मुझे उनकी राजनीति में बड़े-से-वड़े खेल खेलने पड़े । मैं पोलो का शौकीन 
था और पोलो के ही कारण राजाओं, महाराजाओं के साथ अश्रधिक पटती थी । 
उनके साथ मेंने देश-विदेश का खूब भ्रमण किया। साधारणतया मे राजाओं का 
साथी समभा जाता था | व्यास जी मेरी स्थिति को भली-भांति समभते थे। उससे 
लाभ उठाने में भी कभी चकते न थे | (राजस्थान संघ के निर्माण के समय कइ वार 
ऐसा भय उपस्थित हुआ कि सब राजाओं को उसके लिये सहमत कर सकता संभव 
न होगा । एक वार जोधपुर और बीकानेर के महाराजाओं ने संघ में शामिल होने 
से प्राय: इनकार कर दिया, तव व्यास जी ने मुझे वुलाया। जयपुर में महाराजा 
इकट्ठे हुए । जयपुर महाराज तो संघ में शामिल होने को तैयार हो गये थे; परन्तु 
दूसरे महाराजा सहमत न हुए । व्यास जी ने मुझसे परामर्श किया और उन्होने 
राजाओं महाराजाओं को यह भरोसा दिलाया कि संघ में उनके हित व स्वाय सवंधा 
सुरक्षित रहेंगे, और उनकी व्यक्तिगत सम्पत्ति पर कोई बांच न आयेगी। इस 
प्रकार व्यास जी ने राजस्थान संघ के निर्माण में जो भूमिका अ्रदा की, वह भुलाई 


र्श्र ह धुन के घनी/ 


नहीं जा सकती | उनके ही कारण उसके लिये मुझे भी अपनी सेवाएं भ्रपित करने: 
का सोभाग्य प्राप्त हुआ । वे हर किसी से काम लेना जानते थे । 
उनको मैं चतुर राजनीतिज्ञ नहीं मानता था। उन्होंने राजस्थान संघ के निर्माण' 
के समय और बाद में भी जो भूलें कीं, उनका दुष्परिणाम उनके साथ-साथ उनके 
साथियों और समूचे राजस्थान को भी भोगना पड़ा । यदि उन्होंने कुछ चतुराई से 
काम लिया होता जो राजस्थान का दूसरा ही चित्र झ्राज दीख पड़ता और संकीर्ण 
छ्ेत्रीय भावनाओं के कारण राजस्थान में इतनी उखाड़-पछाड़ न हुई होती । फिर. 
भी मैं यह मानता हूं कि वे एक महान्‌ साथी, महान्‌ योद्धा, महान सेनानी, महान्‌ 
कार्यकर्ता, महान्‌ नेता और महान्‌ मानव थे। उनके हृदय की विशालता अन्य 
दुर्लभ है । 
आपबीती घटनाएं 
उनके सम्बन्ध में आपबीती घटनाएं तो इतनी अधिक हैं कि उनको यदि 
कहने या लिखने बढ, तो एक बड़ा पोथा वन सकता है। मेरे लिये एक कठिनाई 
यह भी है कि मैं यह निर्णय नहीं कर सकता कि कौन-सी घटना लिखूं और कौन- 
सी छोड़ दूं। इस लेख में नमूने के तौर पर कुछ घटनाएं लिखतनी पर्याप्त होनी 
चाहिए । 
होटल झोर सिनेमा के (मालिक 
मेरे पोलोविक्ट्री होटल व सिनेमा को वे इस रूप में अपना मानते थे कि 
कभी-कभी तो मुझे भी कई दिन वाद यह पता चलता था कि वे उसमें ठहरे हुए 
हैं। वे श्रातेि, कमरा खुलवाते और जिस चीज़ की ज़रूरत होती स्वयं उसका इंतजाम 
कर लेते । एक वार दिल्‍ली से कुछ कांग्रेसी नेता जयपुर आये । सरकार के मेहमान 
बने और उन्हें गवनमेन्ट होस्टल में ठहराया गया । व्यास जी तब मुख्यमन्त्री नहीं 
थे। उन्होंने वहां के खान-पान की व्यास जी से शिकायत की । उन्होंने उनसे कहा 
कि आप मेरे होटल में ठहरते, तो आपको कोई शिकायत नहीं होती । अव तो आप 
सरकार के होटल में ठहरे हैं। उन्होंने व्यास जी से पुछा कि आपका होटल कहां 
है। व्यास जी ने बड़े ही गम्भीर भाव से उत्तर दिया कि क्या आपको मालूम नहीं 
कि मेरा जयपुर में एक वड़ा होटल और सिनेमाघर भी है । 
मुझे उन्होंने उनके ठहरने तथा खाने-पीने आदि की व्यवस्था करने को कहा 
और यह भी कहा कि उनके लिये शुद्ध देशी घी में सब खाना वनाया जाय । मैंने 
इसमें असमर्थता प्रकट की, तो अपने पास से सांकड़ा से लाया हुआ घी का एक डिब्वा 
भेज दिया। वे लोग इतने' खुश होकर जयपुर से लौदे कि उन्होंने दिल्‍ली जाकर 
पण्डित जवाहरलाल जी नेहरू तक से व्यास जी के होटल और सिनेमा की तारीफ: 
कर डाली । पण्डित जी ने उनसे मुस्काराकर कहा कि वह पोलोविक्ट्री होटल व 
सिनेमा व्यास जी का नहीं; परन्तु उनके भाई का है। वे भोर उनके भाई एक ही 


व्यास जी एक पहेली २१७- 


हैं। दिल्‍ली में काफी समय तक हम दोनों को सगे भाई ही समभझा जाता रहा | 

श्रीयुत श्री्रकाश जी १६९४२ के मारवाड़ लोकपरिपद्‌ के आन्दोलन के सिल- 
सिले में जब जोधपुर पधारे थे, तव वे हम दोनों को सगा भाई ही समभते थे 
उसके बाद भी ग्यारह वर्ष तक उनकी धारणा ऐसी ही वनी रही । एक वार जब 
उन्होंने नेहरू जी के सामने अपनी इस धारणा को व्यक्त किया, तव उनको उन्होंने 
बताया कि दोनों केसे भाई हैं और भाइयों से भी वढ़कर दोस्त हैं । 

जोधपुर के प्राइम मिनिस्टर 

जोधपुर में व्यास जी जब लोकप्रिय सरकार कायम होने पर दीवान अथवा 
प्राइम मिनिस्टर बनाये गये, तव मुझे उन्होंने वहां बुलाया । कोई भी राजपूत उनके 
साथ मंत्रिमंडल में शामिल होने को तैयार न था। उन्होंने समक्ता कि में उनकी 
इस कठिनाई को दूर कर सकूंगा। मैं जोधपुर गया | उनके बंगले पर पहुंचा | मैंने 
उनसे मिलते ही यह कहा कि पहला काम मेरी ओर से आपको बधाई देने का 
होना चाहिए। मैंने पूछा कि अ्रन्दर कमरे में चलकर आपको वधाई दूं कि बाहर 
बैठे हुए लोगों के सामने ही | वे वोले कि तुम पोलो के और में सार्वजनिक क्षेत्र का 
खिलाड़ी हूं । खिलाड़ियों की बधाई तो मैदान में ही दी जाती है।... 

५ मेरी बचाई 

मैंने कहा कि इतने संघर्ष और खींचातानी के वाद आपको प्राइम मिनिस्टर 
की यह कुर्सी प्राप्त हुई है। हमारे वाप-दादातओं ने इस कुर्सी को वड़ी मान प्रतिप्ठा 
के लिये बनाया है। परन्तु इसमें एक वड़ी खामी भी यह रखी है कि जो इसको 
सम्भाल नहीं सकता, उसको यह बुरी तरह नीचे पटक देती है । मुश्किल से हो कोई 
इसको दुवारा हासिल कर पाता है | इसलिए इसको पूरी होशिया री से सम्भालना । 
पहले तो आपके जेल जाने पर आपको देशभक्त कहकर आपके गले में फूल मालाएं 
डाली जाती थी | बदि कहीं इस कुर्सी से गिरकर जेल गये, तो आपको गहार कहा 
जायगा। इस गह्ारी से बचने का आपको सदा ही ध्यान रखना होगा । 

व्यास जी यह कहते हुए मुझे भीतर ले गये कि ऐसी बधाई तो मुझे तुमसे ही 
मिल सकी है। भीतर जाकर उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में किसी राजपूत सरदार को 
शामिल न कर सकने की कठिनाई की चर्चा की | मैंने उनसे पूछा कि आपके ध्यान 
में कौन राजपूत है, जिसको आप मंत्रिमंडल में लेना चाहते हूँ। उन्होंने रावराजा 
हरणुमन्तर्सिह जी का नाम लिया और मुकसे कहा कि मैं उनको उसके लिये सहमत 
करूं | मैं रावराजा जी से मिला । उन्होंने कहा कि राजपूत तो मंत्रिमंडल में शामिल 
न होने के लिये एका कर चुके हैं। जोधपुर महाराज से वातचीत करके उनकी अनु- 
मति लेने के वाद ही मंत्रिमंडल में शामिल हो सकूंगा | राजपूतों के विरोध और 
प्रदर्शन से बचने के लिये वे रात को एक होटल में सोये झौर सवेरे उन्होंने धपथ 
ले ली । व्यास जी की यह बहुत बड़ी सफलता मानी गई। वे जागीरदार भ्रधा के 





श्श्८ धुन के घनी 


घोर विरोधी होते हुए भी राजपूत सरदारों के व्यक्तिगत विरोधी नहीं थे। वे 
राजाओं-महाराजाओं को तरह राजपूत सरदारों को भी अपने साथ रखने की 
कोशिश में रहते थे। अपनी इसी कोशिश के कारण उन्हें राजस्थान के मुख्यमंत्री 
के पद से अलग होना पड़ा, क्योंकि उनके विरोधियों ने उनको जागीरदारों का 
पक्षपाती वताकर बदनाम करने में कुछ उठा न रखा । 
प्रदेश कांग्रेस का अ्रध्यक्ष पद 

राजस्थान संघ बनने के वाद जब व्यास जी राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी 
के अध्यक्ष चुने गये, तव उनके साथ जो वीती, उसको मैं कभी नहीं सूल सकता । 
श्री गोकुलभाई भट्ट की जगह व्यास जी उसके अध्यक्ष चुने गये । तब प्रदेश कांग्रेस 
पर ग्यारह हज़ार का कर्ज था । जयपुर में उसके दफ्तर के लिये कहीं स्थान मिल 
सकता व्यास जी को वड़ा कठिन मालूम हुआ । वे मेरे पास आये और वोले कि 
प्रदेश कांग्रेस का दफ्तर मैं जोधपुर ले जा रहा हूं। मैंने उनसे कहा कि आपका यह 
घर किस काम के लिये हैं। इसमें कांग्रेस का दफ्तर क्यों नहीं रखते । मैं पोलोविक्ट्री 
होटल व सिनेमा को आज भी उन्तका ही घर कहता हूं । दफ्तर तो उन्होंने पोलो- 
विक्‍्ट्री होटल में खोल दिया । परन्तु उनके पास काम चलाने को एक पैसा भी न 
था। मुझे जब यह पता चला, तो मैंने श्री मथुरादास माथुर की माफेत ५०१ रुपये 
का चैक उनको दिया। वे वर्मा जी से वोले कि यह शुरुआत बड़ी शुभ है। मैं तो 
अव भीख मांगकर भी कांग्रेस का काम निभा लूंगा। 

उसी दिन दानवीर सेठ सोहनलाल जी दूयड़ की पत्नी व्यास जी को ढूंढ़ती हुई 
मेरे यहां आईं। उनको उन्होंने शाम के भोजन का निमंत्रण दिया। व्यास जी 
बोले कि मैं अकेला नहीं आ सकता । मेरे साथ तो प्रदेश कांग्रेस के वे सव सदस्य हैं, 
जो उसकी बैठक के लिये जयपुर आये हुए हैं। उन्तकी संख्या दो-अढ़ाई सौ है। 
सेठानी जी ने कहा कि आप सभी को साथ लेकर भोजन के लिये आइये । शाम 
को उनके यहां भोजन हुआ और भोजन के साथ उन्होंने २१०० रुपया व्यास जी 
को भेंट किया । दूगड़ जी ने यह रकम जिस भावना से दी, उससे पता चला कि वे 
व्यास जी के व्यक्तित्व से कितने प्रभावित थे । 

उनके राजस्थान के मुख्यमंत्री वनने के समय तक प्रदेश कांग्रेस का दफ्तर 
जयपुर में ही रहा और उनके वाद मास्टर आदित्येन्द्र जी उसके अध्यक्ष चुने गये । 
श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी ने वड़ी योग्यता से मंत्रिपद और दफ्तर का काम संभाला। 
पोलोविक्ट्री होटल तो व्यास जी के ही कारण कांग्रेस का ऐसा केन्द्र वव. गया कि 
चालीस-पचास कांग्रेसी तो यहां हर समय बने ही रहते थे । व्यास जी कहीं दूसरी 
जगह ठहरने का विचार ही न करते थे । 

मध्यस्थ का काम 
व्यास जी की जब किसी अपने साथी से कुछ अनवन हो जाती, तब प्राय: मुझे ही 


“व्यास जी एक पहेली २१६ 


“दोनों ओर से याद किया जाता था। कई अवसर ऐसे आये, जब मैंने सफलतापूर्वक 
बीच वचाव किया | ऐसे भी मौके आये, जब में सफल न हो सका। मुश्किल यह 
थी कि कभी-कभी वे ऐसे लोगों से घिर जाते थे, जो उन्हें गुमराह कर देते थे । उनके 
अत्यन्त विश्वासपात्र मेरे सरीखे साथियों को भी हार मान लेनी पड़ती थी। 
तिवा और 'अ्रत्र 
प्रसंगवश एक सामान्य वात लिख दूं। भेरे यहां जब कभी कांग्रेसी नेता आपसी 
'संत्रणा के लिये इकटठे हुआ करते, तब मैं इस वात का बड़ा ध्यान रखता क्रि मेरे 
घर का कोई भी व्यक्ति या मेरा कोई भी वच्चा उनके पास नहीं जाना चाहिए। 
में यह देखता और अनुभव करता था कि कांग्रेसी नेता बहुत ही हलकेपन और गैर 
जिम्मेवारी से आपस में चर्चा वार्ता किया करते थे और उनकी कोई भी वात छिपी 
न रहती थी। मैं यह नहीं चाहता था कि उसके प्रकट होने का दोप मेरे घर के 
किसी आदमी पर लगे। मैं स्व्रयं भी दूर ही रहा करता था । मैंने व्यास जी से भी कई 
वार कहा कि आप में और राजात्ं में कितना बड़ा अन्तर है। राजाओं के यहां 
प्रायः ऐसे गूंगे बहरे लोग रखे जाते थे, जो उनकी मंत्रणा और चर्चा वार्ता को न तो 
सुत्त सकते थे, न समझ सकते थे और न उसके वारे में कही कुछ कह ही सकते थे । 
परन्तु आप लोग तो मोटर में बैठकर तव भी बड़े हलकेपन से वातचीत करते हो, 
जब आपके सामने की सीट पर आपका डाइवर, निजी सचिव और गनमेन भी बेठा 
होता है। ऐसी हालत में श्रापका कोई भी भेद या रहस्य कंसे छिपा रह सकता है । 
मेरी इस सलाह को मानते हुए भी वे उस पर कभी ध्यान नहीं देते थे । मेरी समझ 
में ऐसे ही कुछ कारण हैं, जिनसे कांग्रेसी शासन का बड़े से वड़ा रहस्य या भेद भी 
बाजारू चर्चा का विपय वन जाता है। इस दृष्टि से मैं व्यास जी को चतुर राज- 
नीतिन् या सफल शासक नहीं मानता था। यह मैं उनके मूह पर भी कह दिया 
करता था । 
विनोदी स्वभाव 
व्यास जी बड़े ही विनोदी स्वभाव के थे। मेरे साथ तो हमेशा विनोद झौर 
' ध्यंग्य में ही चर्चा हुआ करती थी । पुरानी बात हैँ कि एक वार जोधपुर में मुझसे 
बोले कि शहर में कुछ हलचल पैदा करनी चाहिए। उनको दस नम्बरी ठहराकर 
पुलिस स्टेशन पर सोने को मजबूर किया जाता था । एक दिन उन्होंने पुलिस थाने 
पर सोने के लिये जाने से इनकार कर दिया और पुलिस वालों से कह दिया कि में 
स्वयं नहीं जाऊंगा। से जाना है, तो जबरदस्ती ले चलो। उन्होंन उन्हें उद्यकर 
तांग्रे में जबरदस्ती बैठा दिया | शहर में चारों ओर पुलिस की ज्यादती का शोर 
मच गया। पर्चे छप गये और हड़ताल हो गई। इस प्रकार आन्दोलन खड़ा करके 
-वे बड़े खुश होते । उन दिनों आन्दोलन ही उनका जीवन था। 


२२० ह घुन के धत्ती 


उप- चुनाव की एक विनोदी घटना 
किशनगढ़ में उपचुनाव की धूम थी | मैं उनके साथ था | मतदान के बाद हम 
दोनों को अरई से सनवाड़ जाना था। दोपहर का समय था । अजमेर से नसीरावाद 
होकर रास्ता जाता था। व्यास जी वोले कि इतना लम्बा रास्ता न जाकर खेतों में 
से ही निकल चलो। मैंने समझाया कि किसान विगड़ जायंगे और बड़ी मुश्किल 
खड़ी हो जायगी | उन्होंने मेरी वात न मानी और खेतों में से होकर हम चल पड़े 
मवका के खेत थे। किसानों ने हमारी गाड़ी को आ घेरा। कांग्रेस का झंडा लगा 
देखकर उनका गुस्सा कुछ शान्त हुआ । उन्होंने पूछा कि व्यास जी कौन हैं। मैंने 
कह दिया, ये हैं व्यास जी . . .फिर कया था, किसानों ने व्यासजी को घेर लिया और 
वोले कि अपने वोट तो हमने आपको ही डाले हैं, परन्तु ये जो मक्का के भुट्टे आपने 
तोड़ डाले हूँ, इनको आपको खाना पड़ेगा या इनको अपने साथ ले जाना पड़ेगा। 
व्यास जी मज़ाक में बोले, जान बची लाखों पाये! । मुट्टे खाने को सहमत हो गये । 
किसानों ने बड़े प्रेम से कुछ भुटटे हमारी गाड़ी में रख दिये और दो-चार भूनकरः 
खिला दिये । 
हम थोड़ी ही दूर गये थे कि हमारी गाड़ी एक लकड़ी से दकराई और उसका 
टायर फट गया। व्यास जी वोले शाम हो चुकी है । अब रात हमको यहां खेतों में . 
ही बितानी चाहिए। मैंने समभझाय कि जैसे भी हो अपने को सनवाड़ पहुंच जाना 
चाहिए। नहीं तो लोगों में यह भय पैदा हो जायगा कि हमको डाछुओं मे कहीं" 
घेर लिया है | हम दोनों ने घोतियां चढ़ाई और पैदल चल दिये। सड़क पर एक: 
पुलिस चौकी के पास आ निकले। पास के कुएं पर हाथ-पर घोकर कुछ आराम 
किया । थोड़ी ही देर में दूर से मोटर गाड़ियों की रोशनी दीख पड़ी। उनमें एक 
गाड़ी सुखाड़िया जी की और दूसरी थी भोगीलाल पंडया की थी । उनसे हम दोनों 
रात को लगभग ११ वजे सनवाड़ पहुंच सके । वहां सुखाड़िया जी, वर्मा जी तथा 
अन्य साथी हमारी प्रतीक्षा में थे | मैंने व्यास जी से कहा कि यदि यहां न पहुंचते, 
तो ये लोग कैसी चिन्ता में पड़ जाते। उस दिन मुझे एक वार फिर व्यास जी के 
अल्हड़पन का प्रत्यक्ष परिचय मिला । ऐसी मुसीवतों में वे कनी हार न मानते थे।. 
होटल पोलोदेरियेट' 
अपने व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन के प्रति उनका निर्मोह, अनासक्ति 
की पराकाष्ठा पर पहुंच गया था | जेव में पैसा होने पर वे साथियों सहित दिल्‍ली 
सें अच्छे से अच्छा खाना खाते थे । फिर, ऐसा भी समय मैंने देखा, जब उनकी जेब 
में केवल दो आने होते थे और वे रोटी हाथ में लेकर केवल दाल से खा लेते थे।. 
दिल्ली में गलियों और सड़कों में ऐसे खोंमचे वालों की कमी नहीं है, जो एक-एक 
आने में एक बड़ी रोटी और दाल वेचकर अपना गुज़ारा चलाते हूँ और जिनसे 
गरीब लोग एक-एक दो-दो रोटी लेकर अपना निर्वाह करते हैं। व्यास जी ऐसे” 


व्यास जी एक पहेली २२१ 
खोमचेवालों के खोंमचों को 'होटल पोलोटेरियेट' अ्र्थात्‌ आम जनता के होटल कहा 
करते थे | पँसे की कमी होने पर इन होटलों पर निर्भर रहने में व्यास जी को कोई 
संकोच या लज्जा न होती थीं। मैंने उनको नई दिल्‍ली में अधिकतर स्वयं अपना 
खाना बनाते देखा | 
घर की हालत 
उनके घर को हालत मैं अपनी श्रांखों प्राय: देखा करता था। बहुत पुरानी 
बात है कि व्यास जी वेठे कुछ टाइप कर रहे थे। उनकी माता जी ने श्राकर कहा 
कि भइया तुम तो बैठे टप-टप कर रहे हो। क्या तुमको बच्चों के खाने-पीने की 
भी कुछ फिकर है। व्यास जी ने गम्भी र होकर कहा कवृतरों के लिये मैं कुछ ज्वार 
लाया था। माता जी वोली कि ज्वार तो रखा है। व्यास जी कट से बोल उठे कि 
फिर चिन्ता की क्‍या वात है। आज तो ज्वार कूट-काटकर खिचड़ी वना लो और 
बच्चों को खिला दो । कल की कल देखी जायगी। ऐसे विकट प्रसंग मेने कई वार 
देखे । 
वम्बई में उनका घर 
बम्बई में एक वार उनका रहन-सहन देखकर में चकित रह गया। हमारी 
टीम पोलो देखने के लिये वम्बई गई हुई थी । मैं टीम के साथ ताजमहल होटल में 
ठहरा हुआ था। अखबार में हमारे टीम के बम्बवई आने का समाचार पढ़कर 
व्यास जी मुझे ढूंढते हुए वहां श्राये और बड़े आग्रह से मुझे अपने यहां ले गये । 
उन दिनों व्यास जी अखवार वेचकर अ्रपना खर्च चलाया करते थे | दिन भर मैंउनके 
साथ रहा । शाम होने पर वे वोले कि चलो मेरा बैंड रूम भी देख लो। आज 
रात वहां ही सोयेंगे। मुझे अपने साथ समुद्र के किनारे ले गये। एक स्लीपर के 
नीचे से टाट के दो टुकड़े निकाले | दो स्‍लीपरों पर उनको विछा दिया। एक पर 
स्वयं सो गये और दूसरे पर मुझे सोने को कह दिया । वह था कभी उनका वम्बई 
का घर और जीवन । मुझे मालूम है कि जब वे देनिक अखण्ड भारत निकाला 
'क्रते थे, तव दो-चार कप चाय पीकर दिन-भर बिता देते और जमीन पर पझख- 
वार विछाकर सो जाते थे। यह थी उनकी साधना और तपस्या ! 
राजस्थान के मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए जब उन्होंने अपने प्रति विद्यास 
का प्रस्ताव कांग्रेस दल में उपस्यित किया और वह प्रस्ताव श्रस्वीकार हों गया, 
तव उसी दिन सरकारी बंगला छोड़कर पोलोविक्ट्री होठल में मेरे पास आरा गये । 
दूसरे दिन सवेरे ही बंगला खाली कर दिया। मित्रों ने बहुत कहा कि इतनी जल्दी 
कया है। उन्होंने किसी की एक भी न सुनी । उन्हीं दिनों की वात है कि भौजी जी 
ने वच्चों के कपड़े खरीदने के लिये कुछ रुपया मांगा, तो उनको अंगूठा दिखाकर 
चुप रह गये । मुझे जब इसका पता चला, तव मैं उनके पास गया और वे बोले कि 
लो ये आये हैं पैसे वाले। जो लेना हो इनसे मांग लो । मैं चकित रह गया चह 


र्२२ ह घुन के घनी” 


देखकर कि जो कल तक मुख्यमंत्री था आज उसकी यह हालत है। 
किशनगढ़ का मकान 

किशनगढ़ में उप-चुनाव के वाद जब उन्होंने वहां श्रपता मकान बचाने का.” 
निश्चय किया, तव मैं उससे सहमत न था। मैंने उनसे कहा कि किशनगढ़ में 
शमशात भूमि में मकान वनाकर क्या करोगे, वहां तो रात को भूतही दीख पड़ेंगे । 
वे बोले कि मैं उप-चुनाव में वायदा कर चुका हूं कि किशनगढ़ में रहूंगा | उनकी: 
स्टूडीवेकेर मोटर की विक्री के सात हजार रुपये मेरे पास जमा थे। मैं सोचता था 
कि वे रुपये वबचाकर रख लिये जायं । किसी आड़े समय काम आ जायेंगे। वे दे 
माने और मुझे कहा कि मकान का कास जल्‍दी पूरा करवा लो। जयपुर में जब” 
कभी वे काम से थक जाते, तो वहां एकान्त में जाकर कुछ आराम कर लेते थे ;- 
मैंने सन्‍्तोष माना कि चलो आराम के लिये एकान्‍्त सें एक जगह तो वन गई। 
परन्तु वे वहां भी आराम न कर पाये । किसको क्‍या पता था कि इतनी जल्दी वे : 
एकाएक हमसे विदा हो जायेंगे । 

उनके विना मुझे पोलोविक्टी होटल की सारी इमारत सूनी-सी जान पड़ती: 
है। जव कभी नीचे उतरकर उनके ठहरने के २६ नम्बर कमरे के सामने से गुज़रता 
हूं, तो एकाएक ऐसा लगता है जैसे कि व्यास जी कहीं दौरे पर हैं और जल्दी ही 

लौटने वाले हैं। में उनको हमेशा दोरे से ही लौटते देखा करता था और श्राज भी 

दिसाग पर उनका वही रूप सदा बना रहता है । 


है. 
आ कह + 
पबीते महत्त्वपूर्ण प्रसंग 
श्री मुरलीमनोहर व्यास एडवोकेट, जोधपुर (राजस्थान) 


पूज्य भाई जयनारायण व्यास मेरे शिक्षक थे । वे सर्वप्रथम १६९१८या १६१६ 
में श्री सुमेर पुष्टीकर स्कूल में शिक्षक नियुक्त हुए। मैं वहां विद्यार्थी था। मैं 
अपनी श्रेणी में सर्वप्रथम था । अतः वे मुझसे बहुत प्रसन्‍त रहते थे। उस समय दे: 
खादी नहीं पहनते थे। धोती, कमीज, कोट और साफा रखते थे। घोती बहुद 
वारीक पहनते थे। अच्छे शौकीन जवान जंचते थे। वे संभवत: दो वर्ष या इससेः 
कुछ कम समय तक वहां शिक्षक रहे। तब से जीवन पर्यन्त मास्टर साहब 
कहलाते रहे | स्कूल का नाम फिर श्री सुमेर पुप्टीकर हाई स्कूल हो गया ओर 
अव श्री सुमेर पुष्टीकर हायर सेकेण्डरी स्कूल कहलाता है। उसको ब्रह्म-सम 


आपकबीते महत्त्वपूर्ण प्रसंग २२३ 


भी कहते हैं । 

स्कूल छोड़कर वे रेलवे की नौकरी में चले गये । किन्तु राष्ट्रपिता महात्मा 
गांधी ने जब असहयोग आन्दोलन छेड़ा तो वे उनकी पुकार पर नौकरी छोड़कर 
मंदान में एक सच्चे सिपाही की भांति कूद पड़े और जीवन पर्यन्त सिपाही ही बने 
रहे व मंदान में जूमते रहे । नौकरी छोड़ने के पश्चात्‌ - उन्होंने कुछ समय तक 
पुस्तक बेचने का काम किया। किन्तु कितने समय तक किया यह याद नहीं । 

नवयुवक मंडल की स्थापना 

उन्हीं दिनों में उन्होंने नवयुवक मंडल की स्थापना की । रुढ़िवाद का वहुत 
जोर था और सुधारक होने के लिये परम आत्मवल की आवश्यकता थी । नवयुवक 
मंडल समाज सुधारक संस्था थी। उसका राजनीति से कोई सम्बन्ध नहीं था। 
एक छोटा-सा पुस्तकालय भी था । मैं सन १६२३ में प्राय: चौदह वर्ष की आय में 
उसका सदस्य वना ओर सन्‌ १६२५ से विशेष दिलचस्पी लेने लगा। तब से 
मास्टर साहव के श्रधिक सम्पर्क में आने लगा। मंडल का वापिक उत्सव मनाया 
जाता था, जिसमें मास्टर साहब, यदि वे जोधपुर में होते तो अवद्य ही भाग 
लेते थे । 

समाज सुधारक के रूप में 

होली के अवसर पर अदलील गीतों को मिटाने का विश्येप कार्यकम हाथ 
में ले लिया गया । प्राय: ४० वर्ष वाद आज यह वात अजीव-सी लगठी है 
कि अ्ग्लील गीतों को मिटाने के लिये भी भारी प्रयत्न करता पड़ता था। किन्तु 
जिन्होंने उन दिनों कार्य किया, वे जानते हैँ कि वह कितना बड़ा प्रयास था। होली 
के दिनों में गायन टोलियां निकलती थीं। जिनको गैर कहते हैं। अब्लील गीतों के 
समर्थकों को संख्या बहुत अधिक थी। नवयुवक मास्टर साहव के साथ थे। मास्टर 
साहब स्वयं अ्रच्छा गाते थे, और उनकी टठोली में उनके घनिप्ट मित्र स्व श्री मगस- 
राज जी, छगनराज जी व सरदारमल जी थानवी झ्रादि वहुत अच्छे व वुलन्द 
आवाज़ से गाने वाले थे। जहां भी नवयुवक मण्डल की गैर पहुंच जाती वहीं नीड़ 
लग जाती । मास्टर साहव चहुत अच्छे गीतकार थे। सरदारमल थानवी व अन्य 
कविगण भी गीत बनाते थे । मुझे भी उन दिनों कविता करने का शौक था | उसको 
वकालत ने दवा लिया | मैं भी उन दिनों में लिखा करता था। हमारे गीतों का 
संग्रह प्रतिवर्ष छपा करता था और बेचा भी जाता था। मास्टर साहव के एक 
मित्र सेवाराम जी पुरोहित थे। साधारण पढ़े-लिखे थे। किन्तु उनकी सुधारक काय 
करने की लगन असीम थी । आ्राजन्म ब्रह्मचारी रहे । इस प्रकार के कार्य-कर्त्ताओं 
को लेकर मास्टर साहव गलाल से भरे हुए व चंग बजाते हुए जब अपना टाल क॑ 
साथ मोहल्लों, वाज़ारों व गलियों में निकलते थे, तो ऐसा प्रतोत हाता था ऊस 
कि किसी सुधार सेना ने श्रइलीलता पर घावा बोल दिया हो। उन्हारे एक गात 


ह३४ घुन के घनी 


भिवजी भोलो' रचा था। उसको जव वे आगे-आगे और उनके साथी पीछे-पी छे 
गाते थे तो ऐसा प्रतीत होता था जैसे कि भगवान्‌ शंकर अपनी टोली के साथ घूम 
रहे हों । वह गीत कुछ इस प्रकार का था ओर हो रे शिवजी भोलो साथ है भगतो रे 
टोलो, हाथ में भससी रो गोतो, हरण ने वाधम्त्रर चोलो इत्यादि उनका दूसरा 
ब्रिय गीत था विलियां गाइजो रे गाइजो रे शंकर रा गण गाइजो | ये गीत तो 
रास्ते चलते याये जाते थे। जहां घंटा आध-घंटा ठहरकर गाते थे तो दूसरे गीत जो 
हम लोग विज्येप रूप से तेयार करते थे, याये जाते थे। उस समय के मास्टर साहब 
के व हम लोगों के गीत अब पुस्तक रूप में उपलब्ध नहीं हैं। किन्तु विवाह आदि 
अवसरों पर अ्रव भी स्त्रियां उन्हें वहुत याती हैं। मास्टर साहव ने अपने गीतों में सामा- 
'जिक छुरीतियों को मिटाने का ध्येय अपने सामने रखा था। स्त्रियों को शिक्षा देने 
के लिये उन्होंने एक गीत लिखा था । जो कुछ इस प्रकार था 'नासमर रहेगी जब 
सक ये घरवालियां**" घर कचरे का दफ्तर होगा, मकड़ी जाले घर-घर में, सव 
दिन-रात रहेगी वदवू, सड़ी रहेगी वालियां। ना समझ रहेंगी जब तक ये घरवालियां' 
मुझे इस समय उन दिलों में अपने वनाये हुए अनेक गीतों की याद आ रही है किन्तु 
में तो मास्टर साहव के संस्मरण लिख रहा हूं अपने नहीं, इसीलिये उनकी चर्चा 
यहां अनावश्यक है । केवल इतना लिखूंगा कि जब मेरा एक गीत जाति का हाल 
छपा जो मैंने सन्‌ १६२९ या १६३० में जोधपुर से प्रयाग जाते हुए रेल में अनेक 
अन्य गीतों के साथ लिखा था तो मास्टर साहव वहुत प्रसन्‍्न हुए थे। उस गीत में 
उस समय की कुरीतियों का जीता जागता चित्र खींचा गया था। उसकी कुछ 
पंक्तियां याद आती हैं । जो इस प्रकार हैं : 
सुणजो सुणजो सरदारो रो साथ, जाति रो हाल कई, 
ए छोटा छोरो री शादी, वांरी विनणिया दासे हैल्यूं दा दी 
एड़ी जश्ञादी सं वबरवादी गणी होय, जाति रोहाल कई। 
ए बूढ़ा वृढ़ा परणी जे, वारीं वीनणियां पोतरियां ही दीसे । 
एड़ा व्यावां सूं विधवावा धणी होय, जाति रो हाल कई ॥ 
गीत काफी लम्बा था और मास्टर साहव को बहुत पसन्द आया था। 
उन्होंने सन्‌ १६३१ से ही सादगी अपना ली थी और वे वारीक कपड़ों के 
विरुद्ध हो गये थे । चर्ख के भक्त हो गये थे । मुझे भी इसका चस्का लगा दिया था। 
उन दिलों मुझमें जोश अधिक होश कम था । मैंने एक पतन्न पूज्य वापू को लिख दिया 
कि मुझे भी एक चर्खा रेल द्वारा भिजवा देवें । सावरमती आश्रम से चर्खा आया । 
साधारण चर्खा था। वजन में काफी भारी था। खासा-अच्छा खर्चा बैठ गया। वापू 
ने लिखा कि तुम्हारे आग्रह से चर्सा भेजा जाता है। किन्तु अच्छा यही होता कि 
इसको वहीं वनवाते या खरीदते | मास्टर साहब इस वात से बहुत प्रसन्न हुए कि 
मैंने चर्खा कातना आरम्भ किया व खादी पहनने लगा । तब अपनाई खादी मैं १६५० 


आपवीते महत्त्वपूर्ण प्रसंग श्र्श 


तक या उसके कुछ बाद तक पहनता रहा । मास्टर साहव को जोधपुर से वाहर ही 
अधिक रहना पड़ता था। किन्तु जब कभी आते वे मिलना होता ही था । नवयुवक 
मण्डल में मैंने मत्त्री तथा अध्यक्ष रहकर कार्य किया । और उनका आशीर्वाद मेरे 
साथ रहा । 
नागौर के किले सें 
मेने मास्टर साहव का पहला जेल-जीवन नागौर के किले में देखा । में प्रयाग 
विश्वविद्यालय में कानून की पढ़ाई कर रहा था | यह वात १६२६-३० की है। मैं 
छुट्टियों में वहां से भ्राया और मास्टर साहव से मिलने गया । वे, भंवरलाल सराफ 
और आनन्दराज जी सुराणा नागौर के किले में अलग-अ्रलग रखे गये थे । मैं तीनों 
से मिला। राजनीति की चर्चा मिलने के समय नहीं की जा सकती थी। फिर भी चर्चा 
तो हुईं। मुझे उन्तकी गिरफ्तारी का समाचार प्रयाग में ही मिला था। ऐसा याद 
पड़ता है कि उन दिलों कांग्रेस महासमिति या कार्यकारिणी की बैठक प्रयाग में हो 
रही थी और क्राप वहां आये हुए थे। श्री मणिलाल जी भाई भी वहीं ठहरे थे । 
वे व्यास जी के पुराने परम मित्र थे। वे होस्टल में मेरे कमरे में आये और देशी 
राज्यों के अन्य परिचित छात्रों को भी मेने वहां ही इकट्ठा कर लिया था । मणिलाल 
जी भाई से बातचीत हुई। फिर उन्होंने मुझे बापू से मिलाया और में नित्य प्राय: 
व सायंकाल वापू की प्रार्थना में सम्मिलित होने लगा । किले में बन्द राजद्रोह के 
अभियुक्त मास्टर साहव को मेने जब ये बातें सुनाई तो वे अत्यन्त प्रसन्‍न हुए तथा 
राजनीति में श्रधिकाधिक भाग लेने को उत्साहित किया । 
उनका सत्परामरदं श्रौर झात्मीयता 
मैंने कानून की पढ़ाई के लिये जाने से पहले उनसे मन्त्रणा को थी। उनकी 

राय थी कि मैं विलायत जाकर कोई हुनर सीख आऊं। मैंने कहा कि यहां तो 
प्रयाग जाकर पढ़ाई करने को भी पूरा खर्च नहीं है और आप विलायत जाने की 
सलाह दे रहे हैं। वे वोले कि रुपयों की कमी से कोई कार्य नहीं रुकता। यदि 
संकल्प सच्चा हो, अपने पर विश्वास हो और कार्य करने को लगन हो | फिर 
उन्होंने कराची में एक पुप्करणा सज्जन को इसके लिये पत्र लिखा। वहां उस 
'पुप्करणा की एक बड़ी फर्म थी। मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। फिर उन्होंने 
कहा कि विलायत जाकर कांच बनाने का काम सीखकर आओो या ऐसे ही किसी 
और काम को कहा था। ठीक याद नहीं । मेरे भाग्य में यह नहीं लिखा था, लिखा 
तो था रात-दिन मेहनत करके वकालत से आ्राजीबिका कमाना। मैं प्रयाग चला 
गया। सन्‌ १९२६-३० का आन्दोलन छिड़ गया। मैं उसमें भाग लेने लगा और 
व्यास जी से कह दिया कि विलायत जाने के लिये रुपयों का प्रवन्ध करें। मैंने 
वापू को लिखा था कि मुझे क्या करता चाहिए, तो उन्होंने लिखा कि अपनी 
आत्मा से पूछ लो और उत्तर मिले वैसा करो। मैंने मास्टर साहब से कह दिया 


शरद 'धुन के धनी 


कि मेरी आञात्मा तो यही कहती है कि इस समय विदेश मत जाओ । उन्होंने कहा 
जैसी तुम्हारी इच्छा । अब कभी सोचता हूं कि मैंने उस समय कहीं भूल तो नहीं 
की | शायद तैंतीस वर्ष वकालत करने के पदचात्‌ आत्मा में इस प्रश्न का उत्तर 
देने की क्षमता नहीं रही । कुछ भी हो विलायत जाने का स्वप्न पूरा नहीं हुआ । 
किन्तु मास्टर साहव का प्रयास तो हृदय पर अमिट छाप छोड़ गया। 
नागौर में लोक परिषद्‌ की स्थापना 

में नागोर में सन्‌ १६३१ से वकालत करने लगा और मास्टर सांहब से 
सम्पर्क कम हो गया । किन्तु लोक परिषद्‌ की स्थापना के धाद जब वे नागौर में 
शाखा खोलने आये तव यह स्वाभाविक था कि अपने शिष्य के घर पर ही आते। वे 
विनोद प्रिय तो थे ही, वहां पर सर्वेश्री शिवदयाल दवे, हस्तीमल बोथरा, छगन- 
लाल चोपासनीवाला आदि ने उनसे कहा कि इसके यहां खाने-पीने का काम वैर- 
भाव से होना चाहिए। प्रात: काल दूध मंगवाया गया। इस वात को इसलिए 
लिख रहा हूं कि इसको वे स्वयं प्राय: दुहराया करते थे। उनके निघन से पहले 
जब में उनसे मिला था और मेरे साथ मेरे एक मित्र थे, जो उनके सम्बन्धी 
हैं, तो उन्होंने विनोदप्रिय बातों में इसका व एक अन्य वात का, जो आगे लिख 
रहा हूं, वहुत हँसते-हँसते उल्लेख किया था और कहा था कि हमने तुम्हारे साथ 
कंसे वैर-भाव से खान-पान किया था। तो नागौर में उस दिन शिवदयाल दवे को 
भेजकर प्राय: दो मन दूध मंगा लिया और स्वयं ने तथा अन्य कार्यकर्त्ताश्ों ने विना 
गर्म किये ही जितना दूध उस दिन पिया उतना पीते हुए उनको फिर कभी नहीं 
देखा । फिर यही हाल भोजन का रहा। उन्होंने फिर वहां लोक परिषद्‌ की शाखा 
कायम की ओर मुझे वहां का अध्यक्ष वना दिया। सम्भवत: शिवदयाल दवे मन्नरी 
बने । हस्तीमल बोथरा कोषाध्यक्ष बनाये गये । कार्य सुचारु रूप से चलता रहा । 
हमारा पुराना सम्पर्क नया वन गया, जो सन्‌ १६४२-४३ के आन्दोलन में मुझको 
जेल ले जाने का कारण बना । 

एक विनोद 

दूसरी विनोदप्रिय वात जिसका उल्लेख उन्होंने हमारी अन्तिम मुलाकात में 
किया था। वह यह है, हम लोग जोधपुर में सर डोनाल्‍ड फील्ड चीफ मिनिस्टर 
के विरुद्ध एवं जिम्मेवार सरकार के लिये आन्दोलन आरम्भ करने वाले थे। इस- 
लिये लोकपरिपद्‌ की कार्यकारिणी की बंठकें हुआ करती थीं। मास्टर साहव 
नित्य कहा करते थे कि हम सबको अपने यहां एक दिन दावत दो । मुझे भी मजाक 
करने की सूफी । भोजन की सब तैयारी तो करवा ली किन्तु जब मास्टर साहब 
व अन्य २०-२४ कार्यकर्ता आये तो मैंने कहा कि आपको हरे व सूखे फल खिलाये 
जायें तो कैसा रहे। वे सब अत्यन्त प्रसन्‍न दिखाई दिये और प्रशंसा सूचक शब्द 
कहने लगे । सबके सामने तहतरियां रख दी और उनमें रख दिये सूसे व हरे वेर | 


“आपवीते महत्त्वपूर्ण प्रसंग २२७ 
देखकर साथी भललाये | मैंने कहा आप लोग हरे व सूखे फल खाने से प्रसन्‍न हो 
सी दोनों ही तैयार हैं । थोड़ी देर विनोद होता रहा। फिर एक साथी सम्भवत्: 
छगनलाल चौपासनीवाला भीतर रसोई में चले गये और वापस श्ाकर सबको 
सूचना कर दी कि भोजन तैयार है । वैर-भाव से खाना चाहिए। जिस दिन आंदो- 
लन आरम्भ होने वाला था, उस दिन भी सव साथियों ने वैर-भाव से घी, शक्कर 
ओर आटे का दुरुपयोग करने में संकोच नहीं किया और उसका फल भी अच्छा ही 
मिला। खाने वाले सवके सव मेरे सहित जेल में ठंसे गये । 

मास्टर साहव को भोजन का अच्छा शौक था और खाने में किसी से पीछे 
नहीं रहते थे। श्री हीरालाल शास्त्री वाली खुराक तो नहीं थी कि जिनके साथ 
वनस्थली में मुझे भोजन प्रतियोगिता करनी पड़ती थी। किन्तु मास्टर साहब भी 
भोजन पर अच्छा हाथ साफ कर लेते थे | 

१६४२ का झान्दोलन 

मास्टर साहव ने लोक परिपद्‌ का १६४२ का आन्दोलन भेरे यहां से आरम्भ 
किया था । वे कुछ दिनों वहीं रहेश्नौर जिस दिन आन्दोलन आरम्भ होने वाला था, 
उस दिन खा-पीकर सव साथी चले गये । केवल हम दोनों घर पर रह गये । आान्दो- 
लगन किस प्रकार चलाया जावे इसकी रूपरेखा सोचते रहे। दोपहर वाद पुलिस 
सुपरिटेण्डेण्ट वलदेवराम मिर्घा दल-बल सहित आये। घर की तलाशी ली। मुझे 
छोड़ गये और मास्टर साहव को गिरफ्तार कर ले गये । 

एक उल्लेखनीय घदना 

आन्दोलन आरम्भ होने से पहले की एक घटना का उल्लेख करना अत्यन्त 
आवश्यक है, जिससे मास्टर साहव की निडरता का पता चलता है। जोधपुर के 
राजघराने वाले और स्वयं महाराजा श्री उम्मेदर्सिह जी साहब सर डोनाल्‍ड फील्ड 
को निकालने के लिये उत्सुक थे और हमारे आन्दोलन का वे इसी दृष्टि से भीतर- 
ही-भीतर स्वागत भी करते थे। महाराजा साहिब के पोते श्री भीमसिंह ने मुझे 
कहा कि व्यास जी से मेरी एकान्त में मुलाकात करवा दो। भगर वह मुलाकात 
शहर से दूर सुनसान में आधी रात में होनी चाहिए। झौर हम तीनों के अ्रतिरिक्त 
वहां कोई और नहीं होना चाहिए। मैंने हां भर ली श्लौर जोधपुर से प्रायः सात- 
आठ मील दूर एक स्थान उसके लिये तय हुआ | मैंने मास्टर साहब से आकर यह 
वात कह दी; श्ञाम के वाद रवाना हुए। श्री छमतलाल चौपासनीवाला को 
भी हमने साथ ले लिया। अपनी पृप्टीकर जाति की देवी उप्ट्रवाहिनी के दर्शन 
करके हम पहाड़ी निर्जन मार्ग से निर्जन स्थान पर पहुंचे । कुछ देर तक मोटर झ्राती 
दीख न पड़ी, तव मुझे सन्देह हुआ कि कहीं हमको मारने-मरवाने का पड्य॑त्र तो 
नहीं रचा गयाहै। काफी देर तक मैं इस विचार में चिन्तित रहा। अन्त में मैने मास्टर 
साहव से कह ही दिया कि आप जैसे व्यक्ति की, जिसकी जान की व्ीमत हमारे 


"२२८ धुत के घनी - 


जैसे अनेक व्यक्तियों से भी अधिक है, यहां लाने में मैंने भारी भूल की है। उन्होंने 
हंसकर कहा कि कोई भूल नहीं की । मारने व जिलाने वाला तो भगवाच्‌ है। हम 
को उस पर विश्वास रखना चाहिए और किसी से डरना नहीं चाहिए। अन्त में 
जव श्री भीमसिंह अपनी मोटर में अकेले आये और बातचीत के बाद सकुशल 
हमको अपनी गाड़ी में मेरे यहां छोड़ गये, तब मेरी जान में जान आई। किन्तु 
मास्टर साहव को एक पल भी भय अनुभव नहीं हुआ । 
मेरी गिरफ्तारो 
आन्दोलन आरम्भ होने के पश्चात्‌ मुझे संचालन के सम्बन्ध में बम्बई, व्यावर 
जयपुर, दिल्‍ली आदि स्थानों पर रहना पड़ा। नई दिल्‍ली में भाई सत्यदेव जी 
विद्यालंकार से भी इस विषय में कई वार मिला । जयपुर में हीरालाल जी शास्त्री 
से परामर्श होता था। उनके द्वारा सर मिर्जा इस्माइल से मिलकर उनसे सर 
डोनाल्‍ड फील्ड को पत्र लिखवाया। अन्य कार्य भी जसे प्रतीत हुए, किये। जो 
साथी जेल में पहुंच चुके थे वे चाहते थे कि मैं भी शीघ्र ही गिरफ्तार होकर उनके 
पास पहुंच जाऊं। मास्टर साहव के गिरफ्तार होने के दिन जो रूपरेखा हमने 
बनाई थी, उसमें यह था कि मैं गिरफ्तार होने की जल्दी न करूं और जहां तक हो 
सके वाहर रहकर काम करता रहूं। इसी कारण मैं वाहर रहा । मेरी गिरफ्तारी तभी 
हुई, जब कि जयपुर सरकार ने मुक्के गिरफ्तार कर जोधपुर राज्य में ले जाकर वहां 
की पुलिस को सौंप दिया । जेल से छूटने के वाद मैंने मास्टर साहव से एक दिन 
प्राय: पांच-छह घंटे वात्तचीत की ओर मुझे यह विश्वास हो गया कि उनके मन में 
मेरे प्रति कोई सन्देह नहीं था। वे मुझ पर वैसा ही प्रेम रखते हैं जैसा कि पहले 
खते थे । 
कलाकार 
मास्टर साहव को संगीत व नृत्य का बहुत शौक था और उनका तांडव नृत्य 
तो उनके मित्रों को सदेव याद रहेगा। वे घुंघरू बांधकर बहुत अ्रच्छा नृत्य करते 
थे । 
कुछ कदु अनुभव 
मास्टर साहव के संस्मरणों का एक अच्छा बड़ा ग्रन्थ वतन सकता है। मेंने 
कुछ मधुर संस्मरण लिखे हैं। अब कुछ कड़वे भी लिखना चाहता हूं | मास्टर 
साहव जोधपुर के प्राइम मिनिस्टिर बने उसके वाद उनसे एक वार दफ्तर में मिलने 
गया और उनकी रुखाई देखकर फिर जब तक वे प्राइम मिनिस्टर रहे, तव तक नहीं 
मिला । राजस्थान संघ वना और उत्तर पर मुकदमा चला तव फिर मिला और जब 
मुकदमा स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने चला तव उनकी ओर से अन्य वकीलों में मैं भी 
एक था। उस संगीन मुकदमे की उनको रत्ती-भर परवाह नहीं थी। वे अत्यन्त 
निडर रहते और विनोद करते रहते थे । 


आपवीते महत्त्वपूर्ण प्रसंग २२६ 


मास्टर साहवजोधपुर के नहीं राजस्थान के नागरिक थे । जब वे राजस्थानके 
चीफ मिनिस्टर वन गये, तब उन्होंने जोधपुर का अधिक ध्यान नहीं रखा । उनके 
राजस्थान के मुख्य मन्त्री बनने पर मैंने उससे फिर मिलना वन्द कर दिया। एक 
वार जोधपुर में भौजी (उनकी पत्नी ) ने कहा कि मिलने क्‍यों नहीं आते । मैंने कहा 
कि गद्दीनशीन होने पर उनका दिमाग फिर जाता है और भावों तथा आपसी 
व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है, इसलिए मैं नहों आता। भौजी ने आग्रह किया 
कि घर आ कर मैं अ्रवश्य मिलूं । वे जोधपुर में अपने सराय वाले मकान में ही ठहरे 
हुए थे। में सुबह जल्दी गया। एक ओर से में पहुंचा और ठीक दूसरी ओर से वे : 
हवाखोरी से लौटकर आये। मैंने पायलागन किया। थे बोले नहीं और मुंह फेर कर 
भीतर चले गये । मैंने निश्चय किया कि मैं घर के भीतर नहीं जाऊंगा । शिवेदयाल 
दवे घर के वाहर लेटा था। उसकी एक टांग कट चुकी थी। मैंने दवे से कहा कि 
“भौजी को कह देना कि मैं आग्रह पर आया था और इस व्यवहार से खिन्‍त होकर 
में वापस जा रहा हूं ।” 

जब वे चीफ मिनिस्टर से हटे, तव तो फिर वैसा ही प्रेम-व्यवहार रहा। एक 
वार में व मेरे एक मित्र जो उनके वाललंगोटिये हैं, महादेव जी के दर्शन करके जा 
रहे थे और मास्टर साहव व कुछ साथी जा रहे थे। मास्टर साहव रुके किन्तु उनके 
वे साथी जो मेरे साथ थे, नहीं रुके और यह कहकर चल दिये कि जब तुम काम पर 
होते हो तो तुम्हें वात करने की फूर्सत नहीं मिलती । अभी तुम निकम्मे हो और मैं 
नौकरी पर हूं, इसलिए मैं वात नहीं करता। मास्टर साहब खूब हंसे। कुछ देर 
मुभसे वातचीत्त करके आगे चल दिये । 

एक वार हम दोनों का रेल में साथ हो गया | डिब्बे में हम दोनों के अतिरिक्त 
कोई और न था । उन्होंने चीफ मिनिस्टर होते हुए भी पार्टी मीटिंग करके विश्वास 
का वोट लेने की जो कार्रवाई की थी और जिसमें उनके स्थान पर श्री मोहनलाल 
सुखाड़िया सफल हुए थे, उस पर वातचीत हुई । तब वे बोले कि पार्टी मीटिंग में 
जितने सदस्य आये, उनमें केवल में ही राजस्थानी था। वाक्नी सव तो जयपुर, 
जोधपुर और उदयपुर आदि के थे। कैसा सुन्दर था उनका यह विश्लेषण । एक ही 
बावय में उस समय की स्थिति का । मुख्यमन्त्री पद से हटने या हृटाये जाने का उनको 
किचिन्मात्र भी दुःख नहीं था। मुझे रामायण वह का प्रसंग याद आया, जहां तुलसी- 
दास ने वाली के प्राण त्याग की उपमा हाथी के गले से पुप्पमाला गिरने से दी है 
आऔ,और हाथी को पता नहीं चलता कि माला गिर गई है । वास्तव में थे निजी स्वार्य 
से रहित महान्‌ व्यास जी थे । 

मास्टर साहब जब इस लोक से पथारे, उससे प्राय: एक महीने पहले अन्तिम 
मुलाकात हुई थी। वे राजस्थान के वीकानेर खंड का वहां दौरा करके लोदे थ । 
जहां भारतीय सीमा पाकिस्तानी सीमा से मिलती है। फिर किसी विवाह में सम्मि- 





२३० .. धुन के घनी 


लित होने के लिये जैसलमेर होकर आये थे। वहां उनकी तबियत कुछ खराब हो 
गई थी । वे जोधपुर में विश्राम ले रहे थे । इसका पता लगने पर मैं मिलने गया। 
बहुत देर वातचीत हुईं । मैसाराम पुरोहित साथ था। उन्होंने कई विनोद पूर्ण प्रसंग 
सुनाये । वह प्रसंग भी सुनाया जव मैंने उनको दावत में हरे सूखे बेर परोसे थे काफी 
देर तक हंसी-मज़ाक चलता रहा । फिर सीमा की स्थिति का वर्णन करते रहे। 
उन्होंने प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री और राजस्थान के भी गृहमन्त्री आदि से जो लिखा- 
पढ़ी की थी, वह दिखाई और नक्शे बताये । 

तव स्वास्थ्य काफी सुघर गया था, फिर भी पूर्ण स्वस्थ नहीं हुए थे । हमने 
उनको अधिक विश्राम करने की राय दी तो वोले कि विश्वाम करने का समय ही 
कहां है) मैं कल ही दिल्‍ली जा रहा हूं | दूसरे दिस वे दिल्‍ली चल दिये। फिर 
जोधपुर एक वार आये, तव मेरा मिलना नहीं हो सका और उस दिन की ही वह 
मुलाकात मेरे लिये अन्तिम स्मृति वन गई । 


हे । 
बाल साथी को मधुर स्मृतियां 
श्री सरदारमल जी धानवी, किताव घर, जोधपुर (राजस्थान) 


मेरा व्यास जी से दस वर्ष की श्रवस्था से तीस वर्ष की अवस्था त्तक घनिष्ट 
सम्वन्ध रहा, जबकि हम साथ खेले, साथ पढ़े, साथ खाये-पीये और साथ ही सामा- 
जिक कारये में लगे। सन्‌ १६३८ में उन्होंने राजनीति में पूर्णछूपेण प्रवेश कर 
लिया। तब उन्हीं के आदेशानुसार मैंने अपना कार्यक्षेत्र समाज-सेवा तक ही 
सीमित कर लिया और राजनीतिक क्षेत्र में गीण रूप से ही कार्य करता रहा । 
>> ० > 


व्यास जी का ओर मेरा मकान एक ही दीवार से सिला था । उनके पिता 
जी तथा आगे चलकर वे स्वयं, मेरे पिता जी श्री शिवदानमल जी से अंग्रेजी पढ़ने 
लगे | इस कारण हमारा उनका बहुत नज़दीक का सम्बन्ध रहा । जब तक उनके 
नाना श्री जोगीदास जी जोशी जीवित रहे वह अपने ननिहाल में ही रहे जो 
हमारे घर से आधा फर्लाग से भी कम दूरी पर था। इसलिए बचपन के खेल-कूद 
में हम दोनों साथ रह सकते थे। उनको कबड्डी, मारदडी, ठीयादडी और घुन्ना 
खेलने की विशेष रुचि थी। अपने से वड़ी उम्र के लड़कों से होड़ लगाने में वे कभी 
नहीं हिंचकते थे | एक बार का जिक्र है कि कुछ लड़कों ने उन्हें धुन्ना खेल में हरा 


चाल साथी की मधुर स्मृतियां द २३१ 


-दिया। और सब घुन्‍न्ने छीन लिये। वह हिम्मत नहीं हारे और जंगल में जाकर 
'लकड़ी काट नये धुन्ते वना लाये। उन्होंने ऐसी लगन व दृढ़-अतिज्ञ होने का परि- 
चय दिया कि उस दिन सवको हराकर उनके धुन्ने छीनकर ही दम लिया । 

९ <९> ९2 


पिता जी के नौकरी के कारंण वाहर रहने एवं स्व्रयं नाना जी के बहुत लाडले 

होने से उनका पढ़ाई की ओर विद्येप श्लाकर्पण न रह सका और उन्होंने केचल 
आठवीं कक्षा उत्तीर्ण कर पुप्टिकर स्कूल में मास्टरी आरम्भ कर दी। फिर माली 
जाति के स्कूल श्री सुमेर स्कूल में अध्यापक हो गये। वहां जहां से आपने प्राइवेट 
तोर पर पंजाब मैट्रिक की परीक्षा पास की, वहां उनका और मेरा साथ रहा। मैंने 
सन्‌ १९१८-१६ में उसी स्कूल में कक्षा ७ व ८ उत्तीर्ण की। चहां की एक घटना 
भी उल्लेखनीय हैं। वह स्कूल हमारे घर से करीव तीन मील दूर पड़ता था। वहां 
जाने का रास्ता पहाड़ के निर्जन स्थान से होकर जाता था। उस रास्ते से जाने 
पाले वीस-पच्चीस लड़के विविध कल्षात्रं व उम्र के थे और अलग-अलग जाया 
फरते थे | वागर में मुसलमानों के कुछ शरारती लड़के छोटे लड़कों को तंग करते 
और उनकी पुस्तक छीन लेते । जब व्यास जी को पता चला तब उन्होंने पहले तो 
उन लड़कों को समझाया | उनके न मानने पर हमें साथ लेकर उन शरारती लड़कों 
को पत्थरों से पिटवाया। वे शरारत करना भूल गये। साथ ही हम छात्रों को यह 
सलाह दी कि वे निश्चित समय तक एक जगह हुककर सब साथ मिलकर ही 
स्कूल जावें | इस प्रकार संगठित रूप में आने-जाने से यह कप्ड सर्देव के लिये दूर 
हो गया । अन्याय के प्र तिशोध और संगठन की जिस स्वाभाविक प्रतिभा ने उनके 
भावी जीवन में अद्भुत चमत्कार कर दिखाया उसका वैसा सुन्दर परिचय इस 


छोटी-सी घटना से मिलता है । 
९ ५ ५ 


१६१६ में आपने रेलवे के सेण्ट्ल डिस्ट्रिकव्ट आफिस में असिस्टेन्ट इस्टेब्लिश- 
भेन्ट बलके के रूप में नौकरी कर ली | श्रन्यायपूर्वक पद-बृद्धि के विरोध में एकाएक 
त्यागपत्र दे दिया। यह था उनका स्वभावसिद्ध स्वाभिमान, जिस पर वे आजीवन 
अडिग बने रहे। उसके बाद वे पी० डव्ल्यू० डी० में बलर्क हो गये । कुछ 
वर्ष पश्चात्‌ राजनीतिक कार्यों में लग जाने से आपको वहां से भी त्याग्रपत्र देना 
पड़ा । 

<> <> <> 

संगीत, नृत्य एवं नाट्यकला में भी उनकी विश्षेप रुचि थी। श्री लद्ष्मी- 
नारायण जी के साथ आपने सिल्वर किंग साठक में न्यू ओर खूबसूरत बजा में 
काहिरा एवं खैरसज्ज वेग की भूमिका अदा की। राखी में भी जिसे गणेशचन्द्र 
जोशी ने लिखा था और स्वयं व्यास जी ने जिसके गाने लिखे थे; उाय“वशन 


श्र२ धुन के घनी 


किया। आपने स्वयं अनुचित विवाह' और “परिवर्तत' नामक दो नाटकों की 
रुचना की । पहले का कुछ अंश तो पुष्करणा ब्राह्मणोकारक में प्रकाशित हुआ 
ओर दूसरा अप्रकाशित ही रहा। 
< ९ < 
प्रात्तःकाल ब्रह्ममुहृतें में उठकर हम लोग सदुव शहर से दो भील खरबूजा 
बावड़ी जाया करते थे। वहां से मील भर दूर निवटने जाया करते । नजदीक रहने' 
वाले इच्छुक किन्तु प्रमादवश जल्दी उठने में असमर्थ लोगों को उठाकर साथ 
ले जाने का कार्य भी किया गया । यह उचकी संगठन की रुचि व शक्ति का प्राथ- 
मिक नमूृता था । आपको कुश्ती का भी शौक था। हम दोनों ने रात के वारह बजे: 
तक परिश्रम करके चांद पोल के वाहर के मेरे नौहरे में अखाड़ा वनाया । वहां हम 
लोग नित्य कुश्ती का अभ्यास किया करते थे। फिर इस स्थान के दूर होने एवं 
छोटे-बड़े व्यक्तियों के लिये इतनी दूर प्रात: पांच बजे आना असुविधाजनक होने: 
से हमारे मित्र श्री सेवाराम जी पुरोहित की प्रेरणा से मुहल्ले व नव चौक में एक 
सुरक्षित स्थान में अखाड़ा बनाया गया। भूतपूव जयपुर दरवार के गुरु श्रीमालीः 
ब्राह्मण मूलराज जी हमारे उस्ताद थे। व्यास जी का खड़ी बगली' नाम दांव 
प्र जबरदस्त अधिकार था। इस दांव से वे अपने से दुगने को भी एक वार जमीन 
पर गिरा ही देते थे। श्री मथुरादास माथुर के पिता जी श्री ज्वालादास जी माथुरः 
की और व्यास जी का अच्छा जोड़ था। इस अखाड़े का उनका एक चित्र भी है, 
जो यत्न करने पर भी नहीं मिल सका | 
<> <> <> 
सामाजिक कुरीतियों से झ्राप बड़े दुःखी रहते थे। उनके उन्मूलन का बीड़ा 
आपने उठाया। १६१६ में हमने स्वजातीय नवयुवक मण्डल की स्थापना की थी 
ओर समाजसुधार के गीतों की छोटी-बड़ी हज़ारों पुस्तकें प्रकाशित कर छपाईमात्र 
की लागत में वितरित कीं और जगह-जगह जाकर श्रचार किया। उनमें अनेक 
गीत उनके स्वयं रचे हुए हैं। वच्चों को सम्यता से वात करने और आगल्तुकों से 
व्यवहार करने का ढंग सिखाने के उद्देश्य से आपने एक छोटी-सी पुस्तक 'सम्य 
सोहन' नाम से लिखी थी और प्रकाशित भी करवाई थी। कन्याओ्ं के लिये 
भी इसी प्रकार की आप एक पुस्तक लिख रहे थे पर वह प्रकाशित नहीं हो सकी । 
<> ५ < 
राजनीतिक एवं आशथिक कारणों से आपको वीकानेर और वणड़ी में जेन 
साधुओं की सेवा में कुछ समय विताना पड़ा था। वीकानेर के सेठ चांदमल जी 
के यहां शिक्षक के रूप में सिकन्दरावाद में और सेठ रामगोपाल जी मेहता के भाई 
श्री शिवरतन जी के पुत्र गिरघधरलाल जी को पढ़ाने के लिये आपको वीकानेर व 
कराची में भी रहना पड़ा था। सेठों के जीवन का उनके मानस पर जो प्रभाव पड़ा 


वाल साथी की मधुर स्मृतियां २३३ 


उसका दिग्दशन उन्होंने अपने उपन्यास जीवन समस्या में किया है। वह मैंने 
उनके जेल जीवन के समय प्रकाशित किया था। उसकी भूमिका श्री वंशीधर जी 
थानवी ने लिखी थी । इस प्रकार युवावस्था में ही आप लेखक और सामाजिक 
क्रान्तिकारी के रूप में कार्य-क्षेत्र में ग्रा गये थे । 
० & >> 

जन साधु श्री चुन्नीलाल जी महाराज के साथ वगड़ी, सीमाट, कैलमाज आदि 
ग्रामों में रहकर उनकी पुस्तकों का सम्पादन करने व प्रकाशित कराने का कार्य 
आपने किया । वहां रहते हुए आपने वगड़ी निवासियों को वाचनालय, पुस्तकालय 
एवं व्याख्यानशाला स्थापित्त कर शिक्षित करने का कार्य किया। सेठ अमोलक- 
चन्द जी लोढा तथा श्री सेठ गणेशमल जी खादेर आदि का आपको पूर्ण सहयोग 
मिला। सुझे भी इस व्याख्यानशाला की एक बैठक में सभापति वनने का सुश्रवसर 
मिला था। यहां रहते हुए आपने भील जाति के जीवन का अध्ययन करके उनके 
उद्धार के लिये जो कार्य किया और उसके लिये जो कार्यप्रणाली अऋपनाई वह आपकी 
अपनी ही सूझ-वृष थी । एक दिन हम दोनों वगड़ी के पास एक बावड़ी पर समान 
कर लोट रहे थे तो आप मुझे एक साधु की कुटिया पर ले गये | वहां साधु महा- 
राज से वातें हुईं। वह भील जाति के थे और उनके माध्यम से आपने भील जाति 
के रीति-रिवाज तथा द:ख-सुख की सारी जानकारी प्राप्त की । महाराज को उनके 
सुधार व उन्नति के तरीके बताकर प्रचार की व्यवस्था की | भील व्‌ दागड़िया[ 
सम्बन्धी लेख तथा द्रेक्ट भी आपने लिखे और उनको जराइम-पेशा कौम से मुवित 
दिलाकर मानवीय श्रधिकार दिलाने के लिये आन्दोलन किया । यह थी आपकी 
धुन व लगन जिसका विकास राजनीतिक क्षेत्र भें कार्य प्रारम्भ करने पर 
विस्मयजनक रूप में हुआ । 

< ९ ९ 

आप में धार्मिक आस्था व सात्विक भावना भी कुछ कम न थी। सब धर्मो के 
मूलभूत तत्त्वों को जानने व समझने की इच्छा से हम साथी सभी घर्म-सभाओं में 
पहले वित्ता बुलाये, फिर निमन्त्रण पाकर जाया करते थे । गुरुद्वारा, चर्च, मस्जिदें 
और मौलूद शरीफ आदि सुनने भी जाया करते थे। दकियानूसीपन व अन्वश्रद्ध 
से दर रहकर संध्या आदि भी किया करते और उसे मन की एकाग्रता का एक 
प्रारम्भिक साधन मानते थे । जेल प्रवास में आपने गीता की अनेक टीकानओं का 
अध्ययन मुभसे मंगवाकर किया था और उसके सम्बन्ध में अपने विचार भी जेल 
ही में लिखे थे । जेल में रहते हुए दो सौ पृष्ठ के तीन रजिस्टर लिख डाले थ। 
उनमें विभिन्‍न विपयों की विस्तार से चर्चा की गईं थी। उनमें सभा संचालन दे 
लिये स्वागत-गीत से लेकर घन्यवाद तक की पूरी प्रणाली दी गई था। वह नाना 
रजिस्टर कुछ समय मेरे पास रहे पर फिर आपके मांगने पर श्रापकों लौटा दिये 


२३४ धुन के घनी 


गये थे। वे श्रव भी उनके कागजों में होने चाहिए। इससे आपकी अध्ययन, मनन 
'वे चिन्तन की प्रवृत्ति का अच्छा परिचय मिलता है। 
क्‍ ० ० ० 
पत्रकार जीवन का श्रीगर्णेश युवावस्था में ही जातीय पतन्न पुष्करणा ब्राह्मण 
से हुआ । उसमें आपकी कविताएं व लेख विशेष रूप से प्रकाशित हुआ करते थे। 
उसके बाद 'पुृष्करणा ब्राह्मणोपकारक' का सम्पादन भी किया। कुछ समय के 
लिये अपना निजी पत्र पुष्करणा' भी निकाला। सामाजिक एवं राजनीतिक 
संस्थाओं से सम्पक होने और उनमें कार्य करने के कारण आपने अजमेर से प्रका- 
झित होने वाले 'तरुण राजस्थान तथा 'राजस्थान' आदि में स्थानीय समाचार 
भेजने शुरू किये शोर जी क्र ही आप उनके जोधपुर में संवाददाता के रूप में काम 
करने लगे | जोधपुर छोड़ने के लिये वाध्य होने पर वह काम मुझे सौंपे गये । 
व्यावर सें आपने तरुण राजस्थान का सम्पादव किया। आपको राजस्थानी 
भाषा से विशेष प्रेम था। उसी भाषा में आपने व्यावर से आगीवाण' नाम का पाक्षिक 
पत्र भी प्रकाशित किया और अपनी बोली” शीषक से एक ट्रैक्ट भी लिखकर 
मेरे श्री सुमेर प्रिन्टिग प्रेस से प्रकाशित करवाया था। इस प्रकार राजस्थानी पत्र- 
कार के रूप में आपने पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रवेश किया । परन्तु पत्रकार के रूप 
में अखिल भारतीय प्रतिष्ठा प्राप्त अंग्रेजी, गुजराती तथा हिन्दी के देनिकों का 
संवाददाता तथा प्रतिनिधि बनने में अधिक समय नहीं लगा । वम्बई के गुजराती 
देनिक जन्म-भूमि' और नई दिल्‍ली के दैनिक हिन्दुस्तान आदि के साथ 
आपका विश्येष सम्बन्ध रहा । जन्म-भूमि' के संस्थापक श्री अमृतलाल सेठ के तो 
'आप अन्यतम सहयोगी ही वन गये थे । 
९ < ९ 
आपका राजनीतिक कार्यक्षेत्र पहले मारवाड़ तक सीमित रहा, फिर राज- 
स्थान और वाद में देश के समस्त देशी राज्यों तक फैल गया। आप अखिल 
भारतीय देशी राज्य लोक-परिपद्‌ के वर्षों मन्‍्त्री रहे और उसके माध्यम से समस्त 
देशी रियासतों की जनता की सेवा की । आप रियासती नरेशों को निर्दोष मानते 
थे और अंग्रेजों व उनके नौकरशाही अधिकारियों के इशारों पर जवर्दस्ती चलाये 
जाने वाले दया योग्य प्राणी समभते थे। आपकी अपने जोधपुर नरेश के प्रति पूर्ण 
श्रद्धा थी, जिसे उन्होंने अपनी भावनाओं के अ्रनूसारु लिखे जोधपुर रियासत के 
राष्ट्रीय मीत' में इस प्रकार व्यक्त किया था कि “न्प मरुघर अमर रहे शंकर” 
अपनी श्रद्धा व प्रेम-भावना को उन्होंने अन्त त्क निभाया। यही कारण था कि 
'राजघराने से एवं वुद्धजीवी सामन्‍्तों से आपका स्वेंह आजीवन वना रहा। 
९2 < र> 
वीर पूजा में आ्रापका पूर्ण विश्वास था। आपने जोधपुर में “वीर दुर्गादास 


चाल साथी की मधुर स्मृतिय श्श्श्‌ 


जयन्ती' महोत्सव का सूत्रपात किया था । तीन वर्ष तक आपके अनन्य मित्र श्री 
'हेमकरण छंगाणी एवं श्री भंवरलाल सराफ ने उसका संचालन किया फिर भाई 
हेमकरण जी के प्रवासी एवं स्वर्गवासी हो जाने और भंवरलाल जी के कारावास 
में रहने से दो वर्ष मुझे भी उसका संचालन करना पड़ा। यह व्यास जी के 
अतीत के प्रति गौरवपूर्ण अनुभूति का एक ही उदाहरण है | 
९ ५ ९ 
देश-सेवा के कत्तंव्य के सामने आपने अपने कुटुम्च का कुछ भी ध्यान न रखा। 
'वालकों की पढ़ाई-लिखाई, विवाह-शादी सभी कामों के प्रति आप उदासीन रहे । 
ये सभी पारिवारिक कार्य पूजनीय माता गोपीवाई जी द्वारा सुव्यवस्था एवं दूर- 
दर्शिता से सम्पन्न होते रहे । मुझे अ्रच्छी तरह याद है कि जब आपके पास पँसा 
न होता तो माता जी को कहते “बहन आज तो वीस रुपया चाहिए, कहीं से भी 
ला” और वगर कुछ कारण पूछे 'वहन' व्यवस्था कर देती । स्थिति यह हुई कि 
उसको अपने जेवर व मकान तक बेच देने को वाध्य होना पड़ गया। किन्तु अन्त- 
काल के समय माता-पिता की भक्ति तथा सेवा-भावना का जो आपने परिचय 
अपने संस्कारी प्रतिवन्धों का उल्लंघन करते हुए दिया, वह युवकों के लिये अनु- 
करणीय है। 
>> ७ ० 
१६३१ में आप अपने कुछ साथियों के साथ कराची कांग्रेस में सम्मिलित होने 

गये | लगभग बारह मित्र जोधपुर से और कुछ अजमेर से भी साथ थे। उसकी 

सूचना रायवहादुर सेठशिवरतन जी मोहता को हो गई और स्टेशन पर पहुंचते ही 

सेठ जी के आदमी हम सवका सामान उनके निवासस्थान पर ले गये। आपकी 
इच्छा उन पर वोभा बनने की नहीं थी पर उनके बहुत आग्रह करने पर आपको 
उनका आतिशथ्य स्वीकार करना ही पड़ा । कुछ दिन हम सेठ जी के बंगले पर जो 
समुद्र के किनारे पर वसा है, रहे और श्रीमती सेठानी जी का वहिव सरीखा 
व्यवहार मैं कभी नहीं भूल सकता | बड़ी वहिन जैसे अपने भाई से मिलकर प्रसन्न 
होती है, घर के सव हाल-चाल पूछती है व उलाहने देती है; बसे ही बड़े प्रेम से 

उन्होंने घर-मृहस्थी के समाचार पूछि और राजनीतिक चर्चा भी की । यह विल्कुल 

भी प्रकट नहीं हुआ कि वह अपने पुराने नौकर अथवा पुत्र के भूतपूर्व श्रव्यापक से 

वातचीत कर रही हैं। व्यास जी का भी उनके परिवार के साथ घर का सा संबंध 

प्रतीत हुआ । यह था व्यास जी की सहृदवता तथा आत्मीयता का ही घुम परि- 

णाम, जिसकी मेरे हृदय पर अमिट छाप लग गई । उसके वाद व्यास जी पूरी तरह 

सक्रिय राजनीति में रम गये । 


२६६ घुत के धनी 


दर 
जच्रादर्शानिष्ठ 


श्री गंगादास जी व्यास, जोधपुर (राजस्थान) 


आदरणीय व्यास जी के साथ मेरा सम्बन्ध लगभग साठ वर्ष रहा । वह सम्बन्ध 
वचपन में शुरू हुआ और उनके जीवन की अन्तिम घड़ी तक वना रहा। हमारी 
जावनधारा दो समानान्तर दिशाञ्रो में प्रवाहित होने पर भी हमारे श्रान्तरिक स्नेह 
में कभी कोई अन्तर नहीं आया । वह राजशाही के प्रति वगावत करने वाले थे तो 
में राजशाही की सेवा में लगा था| फिर भी मैंने उनके प्रति अ्रपन्ती निष्ठा में कोई 
कमी नहीं आने दी । और जहां तक बना मैं अपंत्ती वुद्धि व शक्ति के अनुसार उनका 
सहायक ही बना रहा। कुछ विकट प्रसंगों पर भी मैंने उनके प्रति अपने कत्तेव्य 
पालन में कभी कमी नहीं होने दी । किसी संस्कृत कवि का यह कथन विल्कुल ठीक 
हैकि: 
“नरपतिहितकरता द्वेष्यतां याति लोके, 
जनपदहितकरता त्यज्यते पाथिवेद्धे: । 
इति महति विरोध वतंमाने समाने, 
नृपतिजनपदानां दुर्लेभ: कार्यकर्ता ।” 
अर्थात्‌ राजसेवा में संलग्न व्यक्ति जनत्ता में वदनाम हो जाता है श्रौर जनसेवा 
में संलग्न राजाओं का कृपापात्र नहीं वत सकता । इस विरोधाभास के रहते हुए दोनों 
की सेवा करने वाला कार्यकर्ता मिलना मुश्किल है। बाहरी दृष्टि से हम दोनों की 
वहुद कुछ ऐसी ही स्थिति वन गई थी। परन्तु आच्तरिक दृष्टि से हम दोनों में ऐसा 
कोई विरोध न था। 
वचपन में पांच ही वर्ष की आयु में हम दोनों एक ही गुरु जी की पोशाला में 
पड़ने के लिये विठाये गये थे और वहां भी हम दोनों भाई-भाई ही समझे जाते थे । 
हम दोनों श्रपने ननिहाल में रहते थे। उनके नाना जी का नाम जोगीदास जोशी 
तथा मेरे नाना जी का नाम शिवदेव था । उन दोनों में भी परस्पर बड़ा स्नेह था। 
हम दोनों व्यास थे । इसलिये गुरु जी हम दोनों को जोगिया व्यास श्रौर शिवदेविया 
व्यास कहकर पुकारा करते थे । 
व्यास जी को मैं उनके कमंठ जीवन और चरित्र को देखते हुए 'योगश्रप्ट 
मानता हूं । गीता में भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कहा है कि : 
“शुचीनां श्रीमतां गेहे योगश्रष्टोभिजायते 
गीता के शुचीनां' व श्रीमतां' शब्द उनके ननिहाल पर और योगश्रपष्ट' शब्द 
उनपर बिल्कुल ठीक बैठते हैं। मेरी दृष्टि में उबचकी ननिहाल के लोग आजकल 
की दुनिया को देखते हुए बड़े ही सदाचारी, पवित्र, धर्मनिष्ठ तथा श्रद्धासम्पन्न थे। 


आदर्शनिष्ठ २३७ 


“उनके कुल में जन्म लेने वाली माता की कोख से पैदा होना उनका परम सौभाग्य 
था। अपने योग भ्रष्ट पूर्व जीवन के संस्कारों की पृष्ठभूमि पाकर प्रस्फूटित हुए, तब 
उनमें विस्मयजनक व्यक्तित्व एवं चरित्र का प्रादुर्भावहोना सर्वथा स्वाभाविक था। 
उनके सार्वजनिक जीवन का प्रारम्भ पुष्करणा समाज के समाज-सुधार के 
क्षेत्र से हुआ था | तव मैं भी उनका एक साथी था। परन्तु समाज-सुधार के क्षेत्र में 
वे ऐसे उग्रवादी सिद्ध हुए कि बहुत से साथी उनके साथ कदम मिलाकर आगे न 
बढ़ सके । जोधपुर में उन्होंने अपने समाज-सुधार सम्बन्धी विचारों के प्रचार के 
लिये पुप्करणा नवयुवक मण्डल को माध्यम वनाया था | अखिल भारतीय पुप्करणा 
महासभा समाज की बहुत पुरानी अखिल भारतीय संस्था थी और राजस्थान में 
राजपूताना पुप्टिकर सभा कायम थी। महासभा पर पुराने विचारों के लोगों का 
आधिपत्य था श्रौर राजपुताना पुष्टिकर सभा पर प्रगतिक्षील समाज-सुधारक हावी 
थे। में महासभा में और व्यास जी राजपृताना पुष्टिकर सभा में शामिल रहे । राज- 
नीतिक क्षेत्र की तरह सामाजिक क्षेत्र में भी वे उम्रपंधी थे और मैं नरम पंथी था ! 
कई वर्ष तक यह मतभेद वना रहा और वह समाज व्यापी भी वन गया। अन्त में 
खामगांव निवासी वरारकेसरी पन्‍्नालाल -जी व्यास के शुभ प्रयत्नों से मतभेद दूर 
हुआ आर दोनों एक हो गये । इस मतभेद का भी पारस्परिक स्नेह सम्बन्ध पर कुछ 
असर नहीं पड़ा । 
जोधपुर राज्य से निर्वासित होने के वाद उनका काफी समय व्यावर में वीता । 
वहां की जिस घटना का मुझ पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा और जिससे उनके पवित्र 
व्यक्तित्व तथा उत्कृष्ट चरित्र का परिचय मिलता है, वह उल्लेखनीय है । वहां वे 
तरुण राजस्थान के सम्पादन के साथ-साथ एक ज॑न संस्था का भी काम किया 
करते थे। दोनों से उनको पचास-पच्ास रुपये महीने मिलना तय था। वे ऐसी 
अपरिप्रही वृत्ति के थे कि जहां से उन्हें पहले पचास रुपये मिल जाते, उसी पर संतोष 
कर दूसरे स्थान से पचास रुपये नहीं लेते थे। अपने सहकर्मी साथियों का इतना 
अधिक ध्यान रखते थे कि स्वयं तंगी में रहकर भी उनकी तंगी उनको सहन न होती 
थी | अपनी जेब में जो कुछ भी होता, उनको वांट देते थे। यह वृत्ति उनकी निरंतर 
बनी रही ।! 
व्यास जी के जीवन की दृष्टि प्रधानतः भौतिक नहीं थी। श्राजकल की राजनीति 
'उनके स्वभाव के अनुकूल न थी । इसी कारण मैं उनको व्यवहारवादी राजनीतितज्ञ 
ने मानकर एकआदर्श निष्ठ चरित्रवान मानता था । मेरी यह भी घारणा है कि परि- 
स्थितियों से लाचार होकर ही उन्हें राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश करना पड़ा था। मैं 
जब कभी उनसे इस बारे में कुछ कहता, तव वे यह कहकर मुझे चुप कर देते कि मैं 
तो कूद पड़ा, तुम जो चाहो कहते रहो । श्रन्यथा समाज-सुधा रक, शिक्षक, लेखक, 
प्रत्रकार एवं कलाकार के रूप में वे कहीं श्रघिक सफल हु एहोते और उचकी आादर्श- 


श्रे८ द . घुन के धनी” 


वादी अध्यात्म वृत्ति इन क्षेत्रों में कहीं अधिक निखरी होती । राजनीतिक क्षेत्र में- 
प्राप्त को गई लोकप्रियता से इन क्षेत्रों में ग्रजित लोकप्रियता कहीं अधिक व्यापक, 
स्थायी एवं प्रभावशाली सिद्ध होती। इसका स्पष्ट प्रमाण यह है कि अनेक वार" 
उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में ऊंचे-से-ऊंचा पद एवं बड़ी-से-बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त की; 
किन्तु उसको वे निभा नहीं सके और सदा ही उनकी पवित्र आत्मा ने उनको विद्रोही' 
वनाकर वहां से अलग होने को ही मज़बूर किया । कांग्रेस के संगठन एवं शासन में: 
व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध उन्होंने जो अभियान शुरू किया, वह उनकी पवित्र 
आत्मा की ही आन्तरिक पुकार थी। अपने बड़े-से-बड़े परम स्नेही|में भी जब उन्हें कोई 
विकार दीख पड़ता था, तव उस पर से उनका मच फिर जाता था। परन्तु अपनी" 
सात्विक वृत्ति के कारण उनके प्रति रोष से काम न लेते हुए सदा सहिष्णु ही बने' 
रहते थे और अपनी आत्मीयता को पुवंवत्‌ बनाये रखते थे ।यही था उत्तका वड़प्पनः 
ओर महानता | 


हा 


उनके साथ ग्रात्मीय सम्बन्ध 
राजस्थानी गश्ती पुस्तकालय के ग्रवर्तक ओ हरिभाई किंकर, सोजत सिटी, (राजस्थान) 


सन्‌ १६२३ में सबसे पहले राजस्थान सेवा संघ कार्यालय में मेरा भाई जय-- 
नारायण व्यास से अचानक ही मिलना हुआ। मैं रुग्णावस्था में चारपाई पर अकेला 
पड़ा हुआ था। सब साथी जहां-तहां अपने काम पर वाहर गये हुए थे। सेवा संघ 
के प्राण श्री विजयर्सिह जी पथिक पर चित्तौड़ में मेवाड़ सरकार की ओर से मुक-- 
दमा चल रहा था। सेवा संघ के कार्यालय व प्रेस आदि पत्रों की देखभाल का सब: 
काम मुझ पर था। मेवाड़ प्रदेश प्रवेश पर प्रतिवन्‍्ध था, जो पूरे पच्चीस वर्ष रहा। 
इसलिए मैं पथिक जी के मुकदमे के देख-रेख के लिये भी नहीं जा सकता था। मेरी 
वीमारी का समाचार जानकर व्यास जी आये और दो दिन मेरे पास ही रहे । हम 
दोनों का वह सहवास पारस्परिक सम्बन्ध का निमित्त बन गया और वह सम्बन्ध 
उत्तरोत्तर घनिष्ट होता गया । 

राजस्थान सेवासंघ का काम पारस्परिक मतभेद के कारण कुछ शिथिल पड़ 
गया, यहां तक कि प्रेस और समाचार-पत्र का चलना भी कठिन हो गया। प्रेस पर 
ताला पड़ गया। अन्त में राष्ट्रसिक्षुक भाईमणिलाल जी कोठारी को दोनों पक्षों ने 
मध्यस्थ बनाकर प्रेस की चावियां सौंप दीं। उनके निर्णय पर प्रेस को व्यावर 


धतके साथ आत्मीय सम्बन्ध ु २३६ 


लाकर तरुण राजस्थान को पुनः प्रकाशित करने का निश्चय किया गया ! व्यवस्था 
सम्बन्धी कार्य मुझे सौंपा गया। और भाई जयनारायण व्यास पत्र के प्रधान 
सम्पादक नियुवत किये गये। में इस निर्णय के अनुसार प्रेस का सारा सामान २८ 
नवम्बर को व्यावर ले आया । हम दोनों के एक साथ रहने के कारण पारस्परिक 
सम्बन्ध एक परिवार के रूप में परिणत हो गये । उनकी प्रतिभा का मैं कायल वन 
गया | उनकी लगन, घुन और परिश्रम कमाल का था। वे धीरे-बीरे अपने परिजनों 
को भी व्यावर ले आये । उनके घरवालों के साथ भी मेरे सम्बन्ध ऐसे वन गये जैसे 
कि हम सव एक ही परिवार के हों । 

व्यास जी का ध्यान हमेशा जोधपुर की ओर लगा रहता था और वे वहां जाने: 
ओर जन जागृति में हाथ वंटाने का मौका ढूंढ़ते रहते थे। व्यावर में प्रेस व पत्र का 
काम वैसा न चल सका जँसा कोठारी जी ने भरोसा दिलाया था | परिणामत: व्यास 
जी भाई ऋषिदत्त जी मेहता को प्रेस व पत्र सौपकर अलग हो गये। मैं भी 'गदती 
पुस्तकालय का काम शुरू करके अलग हो गया । व्यास जी जोधपुर चले गये और 
वहां उनको पांच साल की सजा हो गई! 

में संग्रहणी की वीमारी का शिकार रहने लगा। मेरा स्वास्थ्य दिन-पर-दिन 
गिरता गया। कुछ मित्रों ने मुक्के परामर्श दिया कि मुझे अ्रकेले न रहकर विवाह 
कर लेना चाहिए । व्यावर को मैंने श्रपता निश्चित केन्द्र बना लिया था । विवाह 
की वातचीत जब शुरू हुई, तव मैंने यह तय कर लिया कि मैं किसी ऐसी योग्य 
विधवा से ही विवाह करूंगा, जो भेरे प्रचार कार्ये करने में मेरा हाथ वंटा सकेगी । 
व्यास जी ने मेरे विचार को वहुत पसन्द किया और मुझे किसी विधवा के साथ ही 
विवाह करने को प्रोत्साहित किया। जयपुर के सुप्रसिद्ध आयंसमाजी पं ० सूर्य- 
नारायण के परिवार की विदुपी विधवा महिमादेवी के साथ विवाह होना तय हो 
गया | व्यास जी गांधी इरविन समझौते में जेल से छूटने के वाद व्यावर झ्ाकर 
रहने लग गये थे, क्योंकि, जोधपुर से उनको पुनः निर्वासित कर दिया गया था। 
व्यास जी ने मेरे विवाह का इस प्रकार स्वागत किया कि में इसकी कल्पना भी नहीं 
कर सकता था | उन्होंने जयपुर से व्यावर आने पर हम दोनों का डिक्सन छतरी 
पर विराद सभा का आयोजन करके स्वागत व अभिनन्दन किया । २६ दिसम्वर, 
१६३१ को विवाह हुआ था और ३१ दिसम्बर को यह आयोजन किया गया था । 

गांधी जी १६३२ में जुब गोलभेज परिपद्‌ से लौटे, तव सत्याग्रह आन्दोलन 
ने नया रूप धारण किया । राजस्थान व मध्यभारत के नेता व कार्यकर्ता हूटूंडी में 
एकत्र हुए श्रौर यह तय हुआ्ला कि अजमेर को केन्द्र वनाकर सत्याग्रह शुरू किया 
जाय | परन्तु मेरा विवाह होने के कारण मुझे उससे अलग रहने का सन्देश 
व्यास जी की मार्फत भेजा गया। व्यास जी ने व्यावर आकर मुझे परामर्श 
दिया कि व्यावर छोड़कर कहीं और चला जाना चांहिए। उनके परामर्श 


२४० | धुन के धनी 


'पर मैं उसी रात को कोटा चला गया। व्यावर तथा अजमेर में गिरफ्तारियों 
का सिलसिला शुरू हुआ और सब साथियों के जेल चले जाने के बाद मैं 
व्यावर लौट आया। यहां आने के बाद हम दोनों भी गिरफ्तार कर लिये गये 
आर अजमेर जेल में व्यास जी के साथ रहने का अवसर फिर मिला । अजमेर जेल 
में व्यास जी वड़ा ही नियमित जीवन विताते थे और पढ़ने-लिखने की इच्छा रखने 
चालों की विशेष क्लास लिया करते थे। में भी उनको पूरा सहयोग दिया करता 
था | इस प्रकार वाहर की घनिष्टता जेल में और अधिक सुदृढ़ बन गई। जेल से 
छूटने के बाद वम्वई में व्यास जी ने रहने का विचार किया और वहां वे अखिल 
भारतीय देशी राज्य प्रजापरिषद्‌ के काम में लग गये । वहां उन्होंने उसका अधि- 
वेशन किया और मुझे भी निमंत्रित किया । 

दो वर्ष बाद व्यास जी फिर व्यावर लौट आये और हम दोनों भी व्यावर आ 
गये । में, मेरी पत्नी, व्यास जी, उनका परिवार और भाई गोपीकृष्ण जी विजय- 
वर्गीय का परिवार एक ही मकान में संयुक्त परिवार के रूप में रहने लग गये । 
अखिल भारतीय देशी राज्य प्रजा परिपद्‌ के कार्य के अलावा जोधपुर के आन्दो- 
लन का संचालन भी व्यास जी व्यावर से ही करते थे। कुछ समय वाद व्यास जी 
ने राजस्थानी भाषा में आगीवाण' नाम का पाक्षिक निकालना शुरू किया, जिसका 
संचालन व सम्पादन राजस्थाब की व्यापक भावना से किया जाता था। मैंने अपने 
गइती पुस्तकालय के प्रचार कार्य के साथ आगीवाण के प्रचार को भी जोड़ दिया। 
सेरा प्रचार कार्य मुख्यत्त: राजस्थानी भाषा में ही होता था । इसलिए व्यास जी उसे 
बहुत पसन्द करते थे और आगीवाण' में उसकी चर्चा प्राय: रहा करती थी। 

१६४२ के शुरू में जोधपुर में उत्त रदायी शासन की मांग का आन्दोलन व्यास 
जी ने शुरू किया और वहां के सारे कार्यकर्ता गिरफ्तार कर लिये गये । तव उसके 
संचालन के लिये व्यावर में एक केन्द्र कायम किया गया और यहां से सत्याग्रही 
 जत्थे भेजने का कार्यक्रम बनाया गया । मेरी पत्नी महिमादेवी महिलाओं का जत्था 
लेकर वगड़ी, सोजत व पाली होती हुई जोधपुर पहुंचीं और वहां गिरफ्तार कर 
ली गईं । महिलाओं में उनकी गिरफ्तारी से अपूर्व जागृति पैदा हुई भौर जोधपुर 
सरकार के सामने एक नई समस्या पेदा हो गई, जिसका सामना करने के लिये 'स्त्री 
पुलिस का संगठन करना पड़ा। मैंने वम्बई, नासिक, पूना आदि का दोरा करके 
जोधप्र सत्याग्रह के लिये घन संग्रह किया। कुछ दिन वाद में भी जोधपुर आया 
आऔरनज़रबवन्द कर लिया गया ।अ्रठारह मास वाद हम लोगों को रिहा किया गया । 

१९४४ में महिमादेवी का देहान्त हो गया और में अ्रकेले ही गइती पुस्तकालय 
के प्रचार कार्य में लगा रहा । व्यास जी पहले जोधपुर व फिर राजस्थान के मुख्य- 
मन्त्री बने । उन दिलों में मैं उनके विशेष सम्पर्क में इसलिए नहीं आया कि मेरे 
हृदय में उनके साथ के पुराने घनिष्ट सम्बन्ध से कोई लाभ उठाने की इच्छा कभी 


स्वय्नद्र प्टा २४१ 


पैदा नहीं हुई | इसमें सन्देह नहीं कि उन्होंने अपना पुराना स्नेह सम्बन्ध हमेशा 
कायम रखा और जव कभी वे सोजत से गुजरते, मुझसे अवश्य मिलते। मैंने व्यावर 
छोड़कर १६४५ से सोजत में रहना शुरू कर दिया। राजस्थान को उखाड़-पछाड़ 
की राजनीति और दलदल में कोई दिलचस्पी न होने से मैं प्राय: अकेला ही सामा- 
जिक कार्यों में लगा रहता हूं ॥ इसका इतना लाभ अ्रवश्य हुआ कि मुझे सभी का 
स्तेह और विश्वास प्राप्त है। परन्तु व्यास जी को आत्मीयता की मुझ पर सबसे 
गहरी छाप पड़ी, जो सदा ही उनकी याद को ताजा रखती है। 


प्ठ 


स्वप्नद्रष्टां 
श्री मदन गोपाल जी कावरा, कूचामन हाउस, जोधपुर (राजस्थान) 


व्यास जी सच्चे माने में राजस्थान के निर्माता और! निर्भीक नेता थे। उन्होंने 
अपने जीवन में सत्य का साथ नहीं छोड़ा। सच्चाई की खातिर अ्रन्त तक लड़ते रहे। 
राजस्थान वन जाने पर सच्चाई के नाते अपने सहयोगियों ,े भी ट्वकर लेने भें 
उन्होंने किसी प्रकार की आना-कानी नहीं की । वे मरते दम तक सिद्धान्तों के लिये 
लड़ते रहे श्रीर लड़ते-लड़ते अपने-आपको वलिदान कर दिया । 
<* हि <> 
व्यास जी स्वभाव से भावुक थे। कलाकार थे और कवि होने के नाते स्वप्न- 
द्रष्टा भी थे । राजनीति उनके जीवन का साध्य नहीं, साधन थी । जीवन के अ्रमूल्य 
आदर्श ही उनके ध्येय थे | उन्होंने राजस्थान वनने पर लोह पुरुष सरदार पटेल की 
कूटनीति के वल पर स्थापित राजस्थान की सरकार से भी अविचल निर्भीकता के 
साथ लोहा लिया श्रीर सरदार पटेल को भी आखिर भ्ुकाकर सच्चे माने में लोक- 
तनन्‍त्रीय शासन स्थापित करने के लिये मजबूर किया। थे राजनीति के उस पहलू 
से कभी सहमत नहीं हुए कि मौका आने पर राजनीति को कटनीति का स्वरूप दे 
दिया जाये। अपने प्रति विश्वास प्राप्त करने के प्रस्ताव को उपस्थित कर उस 
कूटनीति के घृणित स्वरूप का भी उन्होंने पर्दाफाश किया। 
५ ५ <> 
राजनीति में श्रद्धेय व्यास जी से मेरा सदैव मतभेद रहा। किन्तु पारस्परिक 
प्रेम, व्यवहार और आादर-भाव में कभी भी फर्क नहीं श्राया । व्यास जी किशनगढ़ 
से चुनाव के लिये खड़े हुए । मैं उस समय उनके चुनाव के विरुद्ध काम करने वालों 


२४२ धुन के धनीः 


में प्रमुख था। चुनाव दोरे में जगह-जगह उनसे मिलना हुआ किन्तु उनका 'मदनः 
जी कंसे हो' के सम्बोधन में कभी फर्क नहीं आया। चुनाव में व्यास जी विजयीः 
हुए। तब मैंने निम्नलिखित पत्र उनको लिखा :--- 

“आपकी किशनगढ़ चुनाव में विजय हुई, इसके लिये आपको मेरी हादिकः 
बधाई है। यद्यपि चुनाव संघ में विरोधी प्रचार करते रहने पर भी और कांग्रेस: 
की विचारधारा से सहमत न होते हुए भी मैं यह समझता हूं कि आप राजस्थान: 
की राजनीति में अवश्य परिवर्तेत लायेंगे। मुझे पूर्ण आशा है कि जिस राजस्थानः 
की शक्तियों की एकता की भव्य तस्वीर आपके सामने है उसे आप अब पृर्ण करेंगे। 
राजस्थान दलगत भावनाओं से ऊंचा उठकर आपके नेतृत्व से बड़ी-बड़ी आशाएं 
रखता है। यह भी विश्वास है कि आप सारी परिस्थितियों का गम्भीरता से अध्य- 
यत कर लेने के बाद अवश्य ऐसा कदम उठावेंगे, जिससे राजस्थान की शक्तियां: 
उचित कार्यों में लगें श्रौर राजस्थान वलवान वन सके ।” 

इस पन्न का उत्तर श्रद्धेय व्यास जी ने लौटती डाक से जो भेजा वह आज भी 
उन्हीं के हास्ताक्षरों से लिखित मेरे पास मौजूद है वह यहां देता हूं :--- 

“झ्रापका पत्र मिला । बधाई के लिये धन्यवाद । राजस्थान में जो नई व्यवस्था 
स्थापित होने जा रही है, उसकी तस्वीर बनाने और व्यवस्थित तरीके से प्रस्था- 
पित करने के लिये आवश्यक है कि सभी विचारों के लोग अपना सिर लगावें। मेरा" 
ख्याल है कि सभी समभंदार लोग, चाहे वे भविष्य निर्माण के तरीकों के बारे में: 
अलग-अलग विचार रखते हों, भविष्य के स्वरूप के बारे में एकमत हो सकेंगे। में 
चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में कांग्रेस सहासमिति की बैठक के वाद विभिन्‍न विचार: 
वालों से वातचीत करूँ । चुनाव का प्रचार मेरे विचारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव 

नहीं डलेगा, ऐसा आप विश्वास रखें ।” 

कितनी ऊंची विचारधारा है और किस प्रकार की निरछल सच्चाई से ओत-: 
प्रोत भावना लिये हुए यह पत्र है। श्री व्यास जी राजस्थान की व्यवस्था प्रस्थापित 
करने में लग चुके थे। यह उनके वाद के कार्यों से प्रतीत होता है। किन्तु उन्हें 
जीवन में स्वार्थियों से टक्कर लेनी पड़ी और वे अपने विचारों और आद्शों को 
स्थापित करने में सफल नहीं हो सके। फिर भी उन्होंने जो जन-जीवन में शुद्ध 
आचरण स्थापित करने और भ्रष्टाचार को मिटाने के लिये जो भावनाएं जागृत 
की हैं, वे सदेव जीवित और एक-न-एक दिन राजस्थान को सवल बनाने में: 
सार्थक होंगी । 


प्रताप प्रतिज्ञा के घनी २४३ 


€ 


प्रताप प्रतिज्ञा के धनी 
शी तुलसीनारायण जी मेहता, खंदा मोतीखाना, छोटी चोपड़, जयपुर (राजस्थान) 


मेरा पहलापरिवय लोकनायक श्री जयनारायण व्यास से १६३४ में हुआ और 
१६३६ में दो मास उनके साथ रहने का सुअ्रवसर भी मिला था। १९४२ में उत्तर- 
दायी शासन सम्बन्धी आन्दोलन में गिरफ्तार होने से पहले मैंने उनके साथ पाली, 
सोजत, व्यावर आदि का दौरा किया था| वह सच्चे सि:स्वार्थ और देशभक्त नेता 
थे। राजस्थान की उन्नति, प्रमति व विकास के लिये वह अहोरात्र चिन्तित रहते 
थे। कांग्रेस की प्रतिष्ठा के लिये अपनों और परायों सबके साथ संघर्परत रहे । संघर्ष 
शब्द उनके लिये पर्यायवाची वन गया था। मेरे सरीखे सैकड़ों युवकों ने उसके कर्म 
जीवन से प्रेरणा प्राप्त की और वे उनको अपने लिये आदर्श मानते रहे । 

राजस्थान के मुख्यमन्त्री के उच्चतम पद पर श्रासीन हो जाने पर भी मेरे प्रति 
उनका आत्मीय सम्बन्ध और व्यवहार सथावत बना रहा । पद प्रतिष्ठा की फऋूठी 
मर्यादा को वह आपसी सम्बन्धों में बाधक नहीं वनने देते थे। वह हमेशा अपने को 
कार्यकर्ता ही मानते रहे । पुराने संगी स्नेही साथियों के मिल जाने पर अपने वड़प्पत 
को इस तरह भूल जाते थे कि श्रपने हाथ से खाना व चाय शआ्रादि वताकर स्वयं 
परोसने में उन्हें तनिक भी संकोच न होता था । उचका व्यवहार कुछ ऐसा होता 
था कि वह अपने को सदा कार्यकर्ता ही मानते व समभते रहे। कांग्रेस में स्वार्थ- 
प्रधान लोगों के कारण जो मलीनता पैदा हुई उसके विरुद्ध उन्होंने एक प्रकार से 
युद्ध ही छेड़ दिया था और उस घुद्ध के मोर्चे पर वीर योद्धा की तरह अ्रन्तिम सांस 
तक डटे रहे । 

मुझ पर सच्चाई के लिये उनके संघर्ष रत रहने का सबसे अ्रधिक प्रभाव पड़ा। 
१६४९ में उन्होंने जिस संत्साहस का परिचय दिया, उसको मैं कभी नहीं भूल 
सकता। राजस्थान में पं० हीरालाल जी शास्त्री के साथ मतभेद पैदा होने पर वह 
चटटान की तरह अपनी सच्चाई पर अडिग रहे और उसके लिये लोहपुरुष सरदार 
पठेल के साथ जमकर लोहा लिया ! कोई दूसरा जोधपुर के मुकदमे की भांकी नहीं 
भेल सकता था श्ौऔर सरदार के प्रकोप का सामना नहीं कर सकता था । श्राजीवन 
उन्होंने राष्ट्रनायक पं ० जवाहरलाल नेहरू के साथ साथी की तरह काम किया; 
परन्तु सच्चाई के लिये उनके साथ भी भिड़ गये । 

यह साहस, बीरता और दृढ़ता उनमें किस प्रकार पैदा हुई, इसका उल्लेख 
उन्होंने एक वार स्वयं अपने श्रीयुख से किया था | हम कार्यकत्तओं ने एक गोष्ठी 
में उनसे पूछा कि आपमें अ्रपने संकल्प के लिये इतनी दुढ़ता कैसे पैदा हुई। तब उन्होंने 
बताया कि दढ़ता किसी संकरप से पैदा होती है और संकल्प ऐसा होना चाहिए कि | 


२४४ ह ... धुत्त के धनी 


सत्यु उपस्थित हो जाने पर भी उससे पैर डगमगायें नहीं। उन्होंने फिर कहा कि 
मैंने १६२३ में हल्दीघाटी की यात्रा में वहां के ऐतिहासिक मैदान में खड़े होकर 

यह प्रतिज्ञा की थी कि प्रणवीर महाराणा प्रताप की तरह भूखा-प्यासा रहकर भी 
मैं अ्पता सारा जीवन देश सेवा के लिये अपित कर दूंगा। यह प्रतिज्ञा मुझे सदा 
ही अपने कर्तंव्यपथ पर अग्रसर होने व दृढ़ रहने के लिये प्रेरित करती रहती है। 
बह मुझमें कभी कोई कमजोरी पेदा चहीं होने देती । सचमुच ही उन्होंने महाराणा 
प्रताप के आदर्श को अपने सम्मुख रखते हुए गरीबी, कंग्राली श्रौर अभाव का जीवन 
स्वेच्छा से स्वीकार किया था। अपरिग्रह उनके लिये जीवन ब्रत वन गया था। 
उन्तकी उस दढ़ता, सच्चाई और स्पष्टवादिता की हमारे सावेजनिक जीवन में कसी 

कमी दीख पड़ती है । ऐसा प्रतीत होता है, जेसे कि उनके साथ इन सदगुणों का भी 
हमारे सार्वजनिक जीवन में अभाव हो गया हो। मेरे लिये तो व्यास जी सदा ही 
प्रेरणात्रोत बने रहे 


म १० 
व्यक्तिगत अनूमव 
श्री वालक्ृप्ण व्यास उर्फ लाल जी, राजस्थान अदेश कांग्रेस कमेटी, जयपुर (रजस्थान) 
पर दुःखे उपकार करे 

सर्दी का मौसम था। मैं व्यास जी के साथ जोधपुर से उनके जैसलमेर प्रवास 
पर सायंकाल रवाना हुआ । च्यास जी उन दिनों किसी ऊंचे पद पर आसीन नहीं 
थे । हम रास्ते में शरगढ़ तहसील के मुख्य कार्यालय वालेसर में रुके । हमारे मेज- 
वानों ने कहा कि यहां सर्दी कड़ाके की पड़ती है, इसलिये यदि श्रोढ़ने-बिछाने के 
लिये कपड़ों की ज़रूरत हो तो व्यवस्था कर दी जाय | व्यास जी ने मना कर दिया 
और संकोचवश मैंने भी मना कर दिया। मेरे पास एक कम्वल था और व्यास जी 
के पास एक चादर तथा काइ्मीरी पशमीना । 

में कम्बल ओढ्कर सो गया। सर्दी कड़ाके की थी। मझे सींद नहीं आरा रही 
थी। में वेसे ही सोने का वहाना कर रहा था। अद्ध॑निद्रा में मुझे धीरे-धीरे गर्मी का 
आभास हुआ और मैं प्रातः: पांच या छह बजे उठा। उठने पर मैंने देखा कि पूरी 
नींद लेकर व्यास जी ने अपना पशमीना मेरे कम्वल पर डाल दिया था और स्वयं 
सूती चादर ओढ़े रात-भर जागते रहे । 

मेने इसके लिये उनसे क्षमा मांगी तो वे कहने लगे, नहीं यह बहुत अच्छा हुआ। 


व्यक्तिगत अनुभव २४५ 


तुम्हारी वजह से मेरा बहुत दिनों का बचा हुआलिखा-पढ़ी का काम पूरा हो गया। 
दिन में मिलने-जुलने वालों की वजह से काम का पुरा होना सम्भव नहीं था। यह 
वात उन्होंने विना किसी औपचारिकता अ्रथवा बनावट के कही । उनकी इस परोप- 
कार वृत्ति के ऐसे कितने ही प्रसंग हर किसी के साथ वीते होंगे । 
शीतोष्ण दुःख दुःखेपु लाभालानों जयाजयो 
१६५४ में जिस दिन उन्होंने विधान सभा कांग्रेस दल के सदस्यों से अपने 
नेतृत्व में विश्वास की मांग की थी और श्री मोहनलाल जी सुखाड़िया उनके स्थान 
पर नेता चुने गये थे, उस दिन हम कुछ मित्र उनके सरकारी बंगले पर उपस्थित थे ! 
हम पर उसकी बड़ी तीज्न प्रतिक्रिया थी और वातावरण बड़ा गम्भीर था | 
थोड़ी देर में व्यास जी आये और हँसते हुए ऐसे दीख पड़े मानो कि कोई किसी 
संघर्ष में बड़ी विजय प्राप्त करके आरा रहा हो | व्यास जी ने थोड़े ही दिन पहले 
लिखी हुई अपनी एक कविता को उस प्रसंग पर सुनाया । 
“पंछी तेरा यह संसार नहीं है, 
क्यों गन्दे पिंजरे में डोले 
साफ हुवा के पंछी भोले, 
जोतुकभ से यों मीछे बोले, 
उनको तुझसे प्यार नहीं. है, 
तेरा यह संसार नहीं है ।” 
सारा वातावरण मनोरंजक हो गया और उसके बाद दो-तीन दिन में ही बंगला 
खाली कर दिया | तव एक दिन गोस्वामी क्रह्मानन्द जी का शास्त्रीय संगीत, दूसरे 
दिन सामूहिक फोटो, तीसरे दिन मनोरंजन कार्यक्रम उन्होंने रखा। वीती घटनात्रों 
का कोई स्थायी प्रभाव या प्रतिक्रिया उनके मन पर कभी दीख नहीं पड़ी । स्थित- 
प्रज्ञ की सम्पत्ति उनमें सद्य पाई गई । 
पण्डित समदशिनां समवतिना 
१६५० में मेरे पत्र की शादी जैसलमेर जिले के पोकरण में थी । मैंने जानवूक 
कर किसी भी मित्र या नेता को इसलिये निमंत्रित नहीं किया था कि में उनके 
निवास तथा भोजनादि की समुचित व्यवस्था नहीं कर सकता था । व्यास जी दादी 
के एक दिन वाद जोधपुर से पोकरण सांकड़ा जाने के लिये पथारे | उन्हें स्टेशन पर 
ज्ञात हुआ कि मेरे लड़के की शादी थी। तुरन्त मुक्के बुलाया और कहा कि इस प्रकार 
लुपचाप शादी कैसे कर डाली । इतने ही में मेरे लड़के के इवसुर भो वहां पहुंच गये । 
व्यास जी ने जो श्रक्सर खाने-पीने में परहेज करते थे, कहा कि वे विवाह की मिठाई 
श्रवध्य खायंगे। मेरे लड़के के ब्वसुर ने उनके खाने की व्यवस्था की और वे उनके 
यहां खाना खा आये | मैं तथा मेरे समवी उनके इस व्यवहार से गदगद हो गये । 


एप 


जव मैं उन्हें स्टेशन पर छोड़ने आया तो उन्होंने कहा कि बह खाना तो समदी के 


२४६ घुन के घ॒नी 


यहां खाया है, तुम्हारा वाकी है । मैंने उसको एक मनोविनोद ही समझा था । 
परन्तु दूसरे दिन जब में वरात लेकर वापस अपने घर फलोदी पहुंचा, तव व्यास जी 
सांकड़ा का प्रवास करके फलोदी पधारे और एक दिन ठहर कर मेरे यहां झातिथ्य 
स्वीकार किया। मेरे लिये तो यह एक अभूतपूर्व घटना थी। अपने छोटे-बड़े सभी 
साथियों के साथ उनका यही समता का व्यवहार था । 
योग: कर्मंपु कौशलम्‌ 
१६५२ के आराम चुनाव में हम जोधपुर डिवीजन में महाराजा जोधपुर के 
कारण बुरी तरह परास्त हो चुके थे। सारे नेता पस्त हिम्मत थे और हार की 
ज़िस्मेवारी एक दूसरे पर डाल रहे थे। में उन दिनों मारवाड़ जिला कांग्रेस के 
दफ्तर में काम करता था। नितान्त अर्थासाव के कारण दफ्तर के करीब-करीव 
सारे कार्यकर्ता दो-तीन को छोड़कर दूसरी जगहों पर चले गये थे । हम लोग जो 
वहां बचे थे, अखवारों की रद्दी बेचकर किसी प्रकार अपना काम चला रहे थे। 
व्यास जी वहां पधारे। वे सहसा ही सारे हालात समझ गये और कहा कि पहला 
काम तो इच्तज़ाम करने वालों का ही इन्तज़ाम करना होता है। उन्होंने बाहर 
खड़ी एक स्टेशन वेडच को उसी समय वेच दिया और हम सबको वेतन दे दिया । 
फिर स्वयं दफ्तर में बैठकर उसका संचालन किया। 
वे कार्यालय में सचिवालय की भांति यथासमय आते और पेपर कटिंग 
आवत-जावत पत्र-रजिस्टर तथा सफाई पानी आदि के छोटे-से-छोटे काम को देखते 
ओर उसको हमें सिखाते रहते । वे छोटे-से-छोटे काम को कुशलता से करने का 
आदश व्यक्तिश: उपस्थित किया करते थे । यह था उनका तरीका अपने साथियों 
को काम सिखाने और उनसे काम लेने का। कोरा उपदेश देने की अपेक्षा क्रिया- 
त्मक उदाहरण उपस्थित करना उन्हें कहीं अधिक पसन्द था। 
वाच काय मन निश्चित राखें . 
राजनीतिक स्तर पर तीत्र मतभेदों के कारण व्यास जी ने १६५७ के अन्त में 
राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष-पद से त्यागपत्र दे दिया था। मैं उन दिलों 
दिल्‍ली गया हुआ था और ६ अ्रकवर रोड में श्री राजवहादुर जी की कोठी पर 
ठहरा हुआ था। घुझे सूचना मिली कि नव-निर्वाचित प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष श्री 
मथुरादास जी माथुर दिल्‍ली आ रहे हैं। मैंने व्यास जी को सूचना दी कि श्री 
माथुर कल प्रातः दिल्‍ली पधार रहे हैं और वे उनसे मिलना चाहेंगे । उन्होंने उनको 
लिवा लाने के लिये तत्काल मोटर का इन्तजाम कर दिया और कहा कि माथुर 
को मेरे यहां ही लाकर ठहराना। उनकी तवियत कुछ दिनों से खराव रहती है। 
मैं यहां उनके खाने-पीने को समुचित व्यवस्था कर सकूंगा। वैसा ही किया गया । 
सायंकाल खाना खाने के पश्चात्‌ श्री माथुर ने उनसे निवेदन किया कि वे राजस्थान 
कांग्रेस में एकता लाना चाहते हैं श्नौर उसमें उनके आशीर्वाद की अपेक्षा है ! व्यास 


हूंट गये, पर भुके नहीं २४७ 


जी ने कहा कि मैं तो न आशीर्वाद दे सकता हूं, न श्ञाप ही | यदि तुम इसमें सफल 
होझोगे तो मुझे खुशी भी होगी और विस्मय भी । यदि असफल हुए तो मुझे कोई 
विशेष दुःख और आइचर्य न होगा । 

श्री मथुरादास माथुर के छोटे भाई श्री मनमोहन लाइछू' के देहावसान के 
कुछ दिन बाद श्री माथुर दिल्ली गये थे। व्यास जी से उनके यहां मिलने गये । 
दोनों में वात नहीं हो सकी और दोनों वच्चों की तरह बहुत देर रोते रहे । दोनों 
इस प्रकार शोकाकुल रहे कि वे एक-दूसरे का क्षेमकुशल तक नहीं पूछ पाये। 
काफी देर बाद माथुर जी आंसू पोंछते हुए वाहर चले आये और व्यास जी काफी 
देर तक उसी शोकाकुल अवस्था में रहे । 

यह थी व्यास जी की महानता, जिस पर पारस्परिक राजनीतिक मतभेद का 
कोई प्रभाव पड़ता देखा नहीं गया । 


११ 
टूट गये, पर झुके नहीं 


आओ बकटलाल जी ओमा, पत्रकार व मन्त्री, हिन्दी समाचारपत्र संग्रह्मलय, 
हेद्रावाद (अआध्रम्रदेश) 


“में तो भर पाया इस चाय से । यदि मालूम होता कि इस भीड़-भाड़ में इस 
त्तरह काफी देर धक्‍कम-घकके में खड़ा रहना पड़ेगा तो मैं यहां कभी चाय के लिये 
नञ्राता। कहीं वाहर ही पी लेता ।” ये शब्द हैदरावाद की नानलनगर कांग्रेस की 
ओर से अन्नपूर्णा में आयोजित चाय सम्मान में राजस्थान के मुख्य मन्त्री श्री जय- 
नारायण जी व्यास से मध्य प्रान्त व वरार के मुख्य मन्‍्त्री श्री रविशंकर शुवल और 
मैसूर के मुख्य मंत्री श्री हनुमन्तेया कह रहे थे । वे भी उनकी ही तरह खाद्य-पदार्थों 
की मेज़ तक पहुंचने के लिये पंक्ति में खड़े थे । उनके साथ इन पंक्तियों का लेखक 
भी पत्रकार के नाते खड़ा था । 

व्यास जी ने तुरन्त कहा, “इतना घबरा गये । इससे भी वड़ी-बड़ी भीड़ आपने 
देखी हैं। श्रभी हम वहां पहुंचते ही हैं ।” 

शुक्ल जी--“अरे भाई मैं भीड़ से कहां घवराता हूं । आप जानते हैं, में इस 
समय देश में जितने भी मन्‍्त्री, मुख्य मन्त्री, यहां तक कि प्रधान मन्‍्त्री से भी मैं 
आयु में बड़ा हूं । अब तो मेरे हाथ-पांव भी कांपते हैं। इसीलिए कहीं ऐसा न हो 
कि गिर पड़े और भीड़ में पैरों से कुचला जाऊं ।” 


२४८ घुन के धनी 


व्यास जी---“अरे वाह हमारे रहते आप कैसे गिर सकते हैं ! हम हैं तो दया 
गम है ।” | 
शुक्ल जी-- अरे भाई तुम नवजवान मेरी स्थिति को क्या समझो । अ्रव 
तो ऐसे बुरे फंसे हैं कि न आगे वढ़ सकते हैं न पीछे ही हट सकते हैं। भगवान ही 
मालिक है ।” 
व्यास जी---“घवराइये नहीं । हम जो आपके साथ हैं। देखिये इस भीड़ में 
खड़े रहने और धक्‍कम-धक्‍्के का कैसा विचित्र अनुभव आज हम मुख्य मन्त्रियों को 
मिल रहा है। हम तो जनंता के कष्ट निवारण के लिये मुख्य मन्त्री बसे हैं। जब 
तक उनके कष्टों का हमें कटु अनुभव न हो, हम क्या उनकी पीड़ा व कण्टों को 
समझ सकेंगे । केसे उन्हें दूर करेंगे । जाके पैर न फटी विवाई, वह क्‍या जाने पीर 
पीर पराई।” सब हँस दिये । 
शुक्ल जी--- अरे भाई, झापको मजाक सूझ रहा है और मेरे प्राण तो संकट 
में है | 74 
श्री हनुमन्तेया उनके वार्तालाप को मज़े में सुनते और उसका रस लेते रहे । 
वह कभी हिन्दी और कभी अंग्रेज़ी में होता था । उन्होंने अन्त में पूछ ही लिया कि 
क्या सचमुच आप आयु में सबसे बड़े हैं। भव तक तो मैं आपको मुख्यमन्धत्रियों में 
वरिष्ठता की दृष्टि से ही सबसे वड़ा समझता था। अ्रव पता चला कि आयु में 
भी आप बड़े हैं। 
इस तरह व्यास जी अपने साथियों को हंसाते हुए कुछ ही देर में खाद्यान्न की 
मुख्य मेज़ तक पहुंच गये । तइ्तरी में खाद्य-पदार्थ लेने के वाद बैठने का सवाल था। 
तब तक वहां सभी कुरसियां भर गई थीं। अन्त में मेरी ओर देखकर व्यास जी ने 
कहा, “ओोभा जी, हम तो दोनों खड़े रह जायेंगे, पर हमारे इन वृद्ध वशिष्ठ के लिये 
आप एकाध कुर्सी का प्रवन्ध तो करें। 
एक मेज पर कुछ हैदराबाद के मित्र जलपान कर रहे थे | उनके पास जाकर 
मुख्यमन्त्री जिमृति के लिये मेज़ खाली करने को मैंने कहा | वे तत्काल ही खड़े हो 
गये। वहां वैठकर सबने जलपान के साथ-साथ अपनी थकान भी मिटाई । ह 
यह १६५१ की वात है। इतने ही में वहां हेदरावाद के मुख्यमन्त्री श्री वी० 
रामकृष्णराव भी आ गये | क्षेम कुशल पूछने लगे । व्यास जी ने कहा, “झव तो हम 
राम-राम कर वेतरणी पार कर आये हैं!” इस प्र फिर सव हँस पड़े। इतने में 
नेहरू जी उस ओर आ गये । और हंसने का कारण ज्ञात होने पर वे भी हँसने लगे! 
अखंड भारत 
यों तो व्यास जी से मेरा परिचय १६३४५ से ही था, जव उन्होंने दिसम्वर में 
उस वर्ष वम्बई से देनिक अखंड भारत” का प्रकाशन व सम्पादन आरम्भ किया 
था ! वम्बई में उस समय कोई हिन्दी देनिक नहीं था। श्री खाडिलकर के 'नवा- 


टूट गये, पर भुके नहीं र्४€ 


काल कार्यालय से प्रकाशित होने वाला देनिक 'स्वाधीन भारत बन्द हो चुका था। 
सौराप्ट्ू टुस्ट की ओर से श्री अमृतलाल सेठ गुजराती में 'जन्मभूमि' का श्रीगर्णेश 
१६३४ में कर चुके थे। वहां ही अखंड भारत' का जन्म हुआ । वह देशी राज्यों 
की प्रजा की एक वाणी था। छह-सात सी देशी राज्यों के निर्क्गुश शासन से पीड़ित 
जनता का मसीहा था | उसका एक पृष्ठ देश्ली राज्यों की जनता की पुकार' शीर्पक 
से, जिसमें वहां के समाचार प्रकाशित हुआ करते थे, सुरक्षित था। मेरे भेजे ' 
हुए हैदराबाद राज्य के समाचार भी उसमें समय-समय पर स्थान पाते थे । 

असल में अखंड भारत का जन्म ही देशी राज्यों की असहाय प्रजा के उत्पीड़न 
के विरोध में हुआ था । उस समय के दैनिक पत्र विशेषकर भंग्रेज़ी पत्र इस सम्बन्ध 
में समाचार देते ही नहीं थे। ये उनके प्रभाव में थे। कई राज्यों में तो वहां का' 
प्रधान मन्त्री या दीवान ही अंग्रेज़ी पत्रों का संवाददाता रहता था। यह अंग्रेज 
मालिकों के पत्रों की वात है। (एसोसिएटेड प्रेस आफ इण्डिया) ही उस समय 
समाचार देने का सुसंगटित सावन था| उसके पास दूर लेखन यंत्र थे । जनता पर" 
हो रहे अत्याचारों को वे भी प्रकाशित नहीं करते थे । 

ऐसी स्थिति में कुछ देशी भाषा के पत्र ही मूक जनता की वाणी थे। जिन परः 
सदा काले कानूनों की नंगी तलवार कच्चे धागे से वंधी लटकती रहती थी ।' 
पता नहीं कव किस समाचार प्रकाशन के अपराध में घर लिये जाय॑ । ऐसे पत्र सदा" 
सरकार की आंख का कांटा बने रहते थे। विज्ञापन भी उन्हें ठीक से मिल नहीं: 
पाते थे। सदा थ्रा्थिक संकट का सामना रहता था। अखंड भारत' भी इन सभी 
कठिनाइयों से घिरा हुआ था। भारी घाटे के कारण कइयों के हाथ में उसका 
स्वामित्व गया, फिर भी वह दीर्घेजीवी न हो सका । 

जितने वर्ष भी उसका प्रकाक्षन हो सका, देशी राज्यों की प्रजा के सन्देश वाहक 
के ही रूप में वह रहा । उन्हीं दिनों कई देशी राज्यों में नागरिक अधिकारों की मांग 
को लेकर सत्याग्रह आन्दोलन आरम्भ हुए, जिनको यथेप्ट प्रकाशन अखंड भारत 
में ही मिल सका। चाहे वह हैदराबाद का मामला हो, द्रावनकोर का हो, झावुआ 
का हो, लोहारू या राजकोट का हो; उन सब में अखंड भारत' ने प्राण फूंक 
दिये थे। जनता में एक नई जागृति की लहर दौड़ गई थी । दिल्ली के पोलिटिकल 
विभाग का श्रासन डोल गया था ! किस राज्य से कौन समाचार अखंड भारत' को 
भेजना हैं की खोज आरम्भ हुई, पर व्यास जी के यहां से किसी को इसका कुछ भी 
पता न चल सका। इतनी गुप्तता और सावधानी व्यास जी ने उस समय वरती” 
थी। अन्यथा कई संवाददाताओं की हत्या उस समय हो जाती थी या काल-कोठरी: 
में सड़ा करते थे । 

१६६२ में व्यास जी दो दिन के लिये हैदराबाद पधारे थे। उस अवसर पर: 
स्थानीय पत्रकार वन्धुओं से मिलने का कार्य-क्रम बनाने का भार मुझ पर था | 


२५० क्‍ घुन के धनी 


उन दिनों जयपुर में लोहारू नवाव की पराजय और व्यास जी पर अनुशासनात्मक 
कार्रवाई विषयक चर्चा पत्रों में खूब स्थान पा रही थी। अ्रत: पत्रकारों ने इसी 
“विषय पर उन पर प्रद्चों की भड़ी लगा दी। व्यास जी ने बड़ी ही शान्ति और 
सौजन्यता से उस पर प्रकाश उाला। उन्होंने कहा कि लोहारू नवाब ने अंग्रेजी 
शासनकाल में अ्पत्ती जनता को स्वयं गोलियों से भून दिया, जिसकी जांच मेंने 
स्वयं की थी । उस समय इसकी निन्‍्दा महात्मा जी तक ने अपने 'हरिजन' में की 
थी । ऐसे को कांग्रेसी उम्मीदवार बनाना कांग्रेस का स्वयं अपमान था। भला मैं 
इसे कंसे सहन कर सकता था। जब कांग्रेस उच्च सत्ता ने मेरी वात नहीं सुनी और 
नवाब को अपने उम्मीदवार के रूप में खड़ा कर ही दिया, तो उसका विरोध 
'फ्रता एक कांग्रेसी के नाते मेरा कत्तेव्य हो गया। नवाब को हराकर मैंने तो 
'कांग्रेस के गौरव व प्रतिष्ठा की ही रक्षा की है। इसीलिए नेहरू जी नहीं चाहते थे 
'कि मेरे विरुद्ध कुछ किया जाय । उन दिलों में वे स्वयं अखिल भारतीय देशी 
'राज्य लोक-परिषद्‌ के अध्यक्ष थे और मैं मच्च्री था। उनसे कुछ छिपा नहीं था। 
इसी समथ मैंने व्यास जी को याद दिलाई कि नवाव तो उस समय कैसा फिजूल- 
खर्ची था। इस पर व्यास जी ने तुरन्त कहा कि मैं निजी मामले को सार्वजनिक 
मासलों से अलग रखता हूं ॥! 
उस पत्रकार सम्मेलन में हैदरावाद में रहने वाले लगभग सभी संवाददाता 
'उपस्थित थे। वह एक घण्टे से अधिक चला। संवाददाता व्यास जी से बड़े ही 
प्रभावित और प्रसन्‍न हुए। वे कहने लगे कि आज तक हमने किसी ऐसे मारवाड़ी 
“नेता को नहीं देखा जो उनकी तरह सांगोपांग रूप में प्रभावशाली ढंग से बिना किसी 
उत्तेजना के अपनी बात को वास्तविक रूप में रख सके । ऐसे अनोखे आकरषंण के 
'घनी थे लोकनायक व्यास । हमें कया पता था कि उनका वह मिलन अन्तिम होगा । 
ह सच्चे लोकनायक 
व्यास जी सच्चे अ्र्थों में लोकनायक थे। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में उन्होंने 
"राजपि टंडन जी का समर्थन नेहरू जी की इच्छा के विरुद्ध किया था। यह सर्व- 
“विदित है। दूसरा कोई होता तो प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष रहते हुए प्रधान मन्त्री 
'की इच्छा के विरुद्ध चलने का कट्टर साहस नहीं करता । कांग्रेस के कट्टर विरोधी 
ओर घोर झत्र्‌ केवल जी हजूरी के वल पर कहां-से-कहां पहुंच गये। लोकनायक 
ने तो राजस्थान के मुख्य मन्त्रित्व को भी तुच्छ समझा । जब व्यास जी मुख्यमंत्री 
'पद से निवत्त हुए तो बहुत से लोग संवेदना और सहानुभूति प्रकट करने के लिये 
उनके पास गये तब व्यास जी से हँसते हुए कहा-- 
“मैंने अपने ही हाथों, अपनी चिता जलाई । 
देख-देख लपठे मैं हंसता, तू क्यों रोता भाई ? ” 
इससे बढ़कर उनकी ज़िन्दादिली का और क्या सबूत हो सकता है। जो जीवन 


अपि दधीचि २५१ 


अर अपने सिद्धान्तों पर डटे रहे । टूट गये, पर भुके नहीं | 


श्र 
ऋषि दधीचि 
श्री ताराचन्द जी जगाणी, जेंसलमेर (राजस्थान) 


साधारण स्थिति के परिवार में जन्म लेकर जो व्यक्ति अपने पुरुषार्थ और 
साधनामय जीवन से महापुरुष वन जाता है, उसके जीवन की छोटी-छोटी घट- 
'ाएं भी जन-साधारण के लिये प्रेरणास्पद स्मृतियां वन जाती हैं। लोकनायक श्री 
जयनारायण जी व्यास भी इसी कोटि के महापुरुप थे। मेरे जैसे हज़ारों का्ये- 
कर्ताओं और अन्य लोगों को उतके निकट सम्पर्क में आमने का सौभाग्य मिला था| 
यह सौभाग्य वास्तव में जीवन को अ्रन्धकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला 
सिद्ध हुआ। विपत्तियों में भी सदा हँसते रहकर उन्होंने जो कठोर तपस्या की थी 
'वहवहुत कुछ आंखों के सामने से ही गुजरी थी। उसकी पावन स्मृतियां सावंजनिक 
जीवन जीने की इच्छा रखने वाले लोगों को प्रेरणा देने के लिये आज भी काफी 
हैँ । 
त्याग मूर्ति 
मुझे पहली वार सन्‌ १६९४४ में व्यास जी के दर्शनों का सौभाग्य मिला था। 
उस समय वे देशी राज्य लोक-परिपद्‌ के प्रधान मन्‍्त्री थे और उसका प्रधान 
कार्यालय जोधपुर में ही था। मैंने उन दिनों जैसलमेर की समस्याशं के बारे में 
पत्रों में लिखना आरम्भ किया था और नागपुर में प्रवासी जैसलमेरियों की एक 
संस्था की स्थापना की थी । प्रत्यक्ष दशनों से पूर्व अपनी गतिविधियों के बारे में 
उनके साथ पत्र-व्यवहार होता रहता था और मैं उनका मार्ग-दर्शन प्राप्त करता 
रहता था। इससे परिचय की भूमिका वन चुकी थी। उस दिन मैं जैसलमेर के 
वयोवद्ध नेता स्व० मीठालाल जी व्यास के साथ उनके प्रथम साक्षात्कार के लिये 
गया था। स्व० मीठालाल जी के इतना कहते ही कि यह युवक नागपुर से आया 
है वे मुके पहचान गये और प्यार से अपनी वांहों में लपेट लिया । उसके पहले मैंने 
उनकी सादगी और त्यागपुर्ण जीवन की वहुत-सी चालें सुन रखी थीं। जब उनके 
प्रथम दर्शन किये तव मुझे यह देखकर आ्राइचर्य नहीं हुआ कि उस समय वे एक छोटी 
सी धोती, जो घुटनों तक ऊंची थी और एक फटा हुआ कुरता, जिसकी फटी हुई 
बाहें फाडकर श्रलय कर दी गई थीं, पहने हुए थे। उन दिनों उनका शरीर भी दवला- 


२५२ । धुन के धनी 


पतला था। उनका वह शरीर और उस पर फटे-पुराने कपड़ों की वेश-भूषा तथा 
उस समय तक देश के सार्वजनिक जीवन में उनका बहुत ऊंचा स्थान, यह सब 
देखकर ऐसा लग रहा था, जेसे लोक-कल्याण के लिये अपनी देह का भी त्याग 
करने वाले ऋषि दधीचि के साक्षात्‌ दर्शन कर रहा हूं । 
कलाकार 
बात सन्‌ १६४६ की है। राजस्थान की रियासतों के प्रजामण्डलों के मध्य-- 
वर्ती संगठन का आयोजन बीकानेर में किया गया था। बीकानेर को सरकार ते 
उस दिन वहां की जाने वाली आम सभा पर रोक लगा दी तव तय किया गया कि 
उस रात सांस्क्रेतिक कार्यक्रम रखा जाय। वह कार्यक्रम उसी स्थान पर हुश्ना, 
जहां हम सब लोग ठहरे थे। व्यास जी ने कहा सभी बड़े-बड़े नेता अपना एक-एक 
कार्यक्रम रखें । लेकिन वहां उपस्थित बड़े नेता केवल भाषण पटु और भोजन पढटु 
थे। कार्यक्रम वनाकर प्रस्तुत करना उनके वस की वात नहीं थी। व्यास जी ने 
कहा कि मैं एक नृत्य प्रस्तुत करूंगा और उस दिन का सांस्कृतिक कार्ये-क्रम केवल 
उनके उस नृत्य से ही सम्पन्न हुआ । घूंघढ और अन्‍य वाद्य यन्त्र लाये गये। व्यास 
जी ने एक अनुपम भावन-नृत्य प्रस्तुत किया, जिसमें राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके 
के एक किसान का झनेक देवी प्रकोपों और सरकारी हाकिमों के जुल्मों से चस्‍्त 
कष्टपूर्ण कठोर जीवन का निरूपण किया गया था। व्यास जी के इस सफल कला-- . 
कार के रूप के दर्शत्त करके वहां उपस्थित लोग आइचये चकित रह गये थे । उस 
कला का धन्ती यदि चाहता तो उससे ही लाखों रुपये का घनी हो सकता था पर 
व्यास जी तो हम लोगों को कठोर त्याग, निष्काम सेवा और वेधड़क निर्भवता का 
पाठ पढ़ाने के लिये ही अ्रवतरित हुए थे । 
स्थितप्रज्ञ 
जिस समय उनपर राजस्थान सरकार द्वारा संगीन मुकदमा चलाया जा रहा 
था उन दिनों की बात है। हम लोग उनके पास वेठे थे कि उनके एक साथी ने 
आकर कहा माड़सा, श्ञास्त्री जी तो ज्योतिषियों को अपनी जन्म-पत्री वताकर पूछ 
रहे हैं कि इस मुकदमे में यदि व्यास जी जीत गये, तो कहीं मेरे साथ भी ऐसा 
वर्ताव तो नहीं होगा। वेचारे शास्त्री जी को कोई तसलली नहों दे रहा है। शास्त्री 
जी के प्रति अपने साथी के इस व्यंग्यपूर्ण झब्दों को सुनकर व्यास जी एकदम 
गम्भीर हो गये और ऐसा लगा कि उनके उदार व कोमल हृदय को उससे भी ठेस' 
लगी है । वात्ादरण को दूपित- होने से बचाने के लिये उन्होंने दढ़ आत्म-विश्वास 
के साथ कहा कि मुझे शास्त्री जी को यह तसल्‍ली करानी ही पड़ेगी । इन मुंकदमों 
से तो व्यास का कुछ विगड़ेगा नहीं पर वह आपका भी कुछ विगड़ने नहीं देगा । 
उस समय की उनकी मुख-मुद्रा से ऐसा लग रहा था कि अपने जीवन के लक्ष्य को 
ओर एकाग्रता पूर्वक चतत व जागरूक और सुख-दुःख हानि-लाभ तथा जय-पराजदय. 


सफल नेतृत्व २५३ 


न होने वाला अपने मार्ग पर शान्त और निशचल गति से चलने वाला गीता के 
दूसरे अध्याय का स्थितप्रज्ञ ही हमारे सामने बैठा बोल रहा है । 
सरल हृदय 

व्यास जी द्वारा स्थापित और संचालित संस्था मारवाड़ खादी संघ के मंत्री 
का काम सम्हालने के लिये मुझसे कई वार कहा गया था। जब यह वात लगभग 
संय होने पर आई, तब मेरे मन में कुछ किभक पदों हो गई। आगे वात करने के 
लिये मुझे जोधपुर बुलाया गया। मैं जब उनके घर पहुंचा तो वहां काफी लोग बठे थे 
और गपशप हो रही थी। में भी अभिवादन करके उनके साथ बंठ गया। कुशल 
समाचार पूछकर व्यास जी पुनः गपद्यप में लग गये और मैं आज्ञा करता रहा कि 
वे मुझसे काम की दात करें। जब काफी समय तक बंठे रहने के कारण में उकता 
गया तव सोचा कि अ्रव सबके सामने थोड़े में दात करके यहां से चल देना चाहिए 
अपने से वात करने के लिये उठकर श्र॒लग चलने के लिये व्यास जी से कहना अशि- 
प्टता और उनके व्यक्तित्व का भ्रनादर करना ही होता । भेरे मित्र भाई सत्यदेव 
जी व्यास ने जो व्यास जी के अत्यन्त निकट के साथी भर उनके स्वभाव के जान- 
कार थे। उनसे काम की वात करने का गर यही वताया कि उनको अलग लेजाकर 
ही काम की वात की जा सकती है! उनके कहने पर मन में संकोच होते हुए भी 
मेने अशिप्टता कर ही डाली। लेकिन, मुझे यह देखकर सुखद आइचर्य हुआ 
कि वे कितने सरल स्वभाव के थे जो मुझ जैसे सावारण व्यक्ति द्वारा बात करने के 
लिये उठकर अश्रलग चलने का आग्रह तुरन्त मान गये | मुझे अपने कमरे में अलग 
ले जाकर नि:संकोच वात करने का मौका दिया । 

में आज भी उनके विविध रूपों की याद करता हूं, तव भेरे सामने सिले-चित्रों 
की तरह उनकी व्यस्तता, गम्भीरता, सरलता, विनोद प्रियत्ता, महानता और सबसे 


अधिक स्नेहपूर्ण आत्मीयता जाग उठती है।. मैं अपने को खोया-खोया/-सा अनुभव 
कर भूल जाता हूं । 


१३ 
फल नेतृत्व 
श्री श्यामसुन्द्र जी व्यास, सनन्‍्पादक, 'लोकजीवन”, जोधपुर (राजस्थान) 


संवत्‌ १६३६ का साल था, तव भारत में फेडरेशन कायम करने की तेयारियां 
की जा रही थीं। नेताजी सुभाप वोस ने उसको 'काल नाग' कहा था। यह घोषणा वादू 


२५४ घुत के धनी 


सुभाष ने जोधपुर के गिरदीकोट में एक सार्वजनिक सभा में की थी। उनसे संबंधित कुछ: 
विद्येष कागजों की खोज के लिये पुलिस ने प्रजामण्डल के कार्यालय पर धावा बोला 
जो कि मेरे घर के पास था। उसी सिलसिले में उन दिनों के प्रजामण्डल के नेता 
ओर 'प्रजासेवक' के संपादक मामा अचलेइवर प्रसाद शर्मा की गिरफ्तारी हुई । 

कुछ दिन वाद श्री जयनारायण व्यास के पिता श्री सेवाराम जी बीमार पड़े।* 
वे ब्रन्ध वाग के क्वाटसे में रहते थे । व्यास जी तव जोधपुर राज्य से निर्वासित थेः 
और व्यावर से आगीवाण' नाम का राजस्थानी पाक्षिक पतन्न प्रकाशित किया करते 
थे। वही उसके संपादक थे । 

मैं सातवी-आदठवीं कक्षा में पढ़ता था | प्रजामण्डल का कार्यालय हमारे मोहल्ले 
में जिस मकान में था, उसको हम 'पोसाला का डागला कहा करते थे | वह मेरे घर 
से सटा था। वहां की घटनाओं का मु पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। 

सुना कि व्यास जी शाम की गाड़ी से निषेध आज्ञा का उल्लंघन कर जोधपुर 
आ रहे हैं। मैं भी उनके दर्शन के लिये स्टेशन दोड़ पड़ा। दुबला-पतला शरीर, 
निर्भीक व हँसमुख चेहरा और मोटी खादी का अगुझा चोला व खादी की सफेद 
टोपी; बस, यह था उनका रूप जो आज भी मेरी आंखों के सासने वना है। लोगों 
ने उन्तको फूल मालाएं पहनाईं । उनका हादिक स्वागत वअ्नभिनन्दन किया । पुलिस 
ने कोई कारवाई नहीं की । उनको सूचित किया गया कि जोधपुर रहकर वे रोगी 
पिता जी की सेवा सुश्रुपा कर सकेंगे । 

व्यास जी के पित्ता जी उस बीमारी में चल वसे। व्यास जी ने पोसाला के डागले 
में प्रजामण्डल के कार्यालय में आना-जाना शुरू किया। अपने घर से लाकर उनको 
ठण्डा पानी पिलाना हम लोगों का काम था। मुझे बड़े प्यार से कहते कि "गुड़िया, 
पानी पिलाओ, फिर गाता सुनाऊंगा । वे गाने की पंक्तियां लिखने में तल्‍लीन हो 
जाते। जीभ का अगला हिस्सा होंठों पर चलता रहता। उन दिनों में बनाये 
हुए उनके वहुत से गीतों की पंक्तियां मुझे आज तक याद हैं। 'म्हाने एड़ो दी जो 
राज, म्हारा राजा जी ।' “इण मारवाड़ दे मांप मैं तो मजा करां तुम जागो मरुधर 
भाई, पूरव दिशा लाली छाई । 'कह दो डंके की चोट, मारवाड़ नहीं रहसी ठोठ ।' 

अब मैं सूतां नहीं रहोसा, गां गांव आ वात कहोला, मरद बणो मत वाजो ठोढ 
मारवाड़ नहीं रहेसी ठोठ । व्यास जी कवि थे और गीतकार भी । 
० ० 

व्यास जी की कविताएं केवल राजनीतिक चेतना से ही ओत-प्रोत न होती थीं 
प्रत्युत उनमें सामाजिक क्रान्ति की भावना भी व्यापी रहती थी। जोधपुर में पुष्करणा 
समाज में कुछ मनचले युवकों ने समाज-सुधार के आन्दोलन का सूत्रपात किया था। 
इसी उद्ूं श्य से पुष्करणा नवयुवक मण्डल की स्थापना की गई थी। वह मण्डल समाज 
में व्याप्त कुरीतियों को समाप्त करने के लिये दृड् प्रतिज्ञ था। व्यास जी भी उसके 


सफल नेतृत्व श्र 


अगुआ थे। शीतला श्रष्टमी व होली के मेलों पर युवक मण्डल के सदस्य 'घेर! भजन 
मण्डली निकाला करते थे। चंग हाथ में लिये वे हर मोहल्ले में जाते और समाज- 
सुधार के गीत लोगों को सुनाते। उच्तकी दो लोकप्रिय गानों की धुन की दो-दो 
लाइनें आज भी मुझे याद हैं : 
पहली यह कि : 
“ना समझ रहेंगी, जव तक ये घरवालियां।” 
आर दूसरी यह कि : 
“मत दूध लजाइ जे पाछो, मत आ्राइजे वेटा रार सूं ।” 
० <> 2 
उन दिनों जोधपुर में कवि-सम्मेलन व गोण्ठियों की धूम रहती थी। व्यास जी 
उनमें अपनी कविताएं वड़ी तन्मयता से सुनाते और स्वयं तांडव नृत्य दिखाते। 
दर्शकगण उनको उस रूप में देखकर यह सोचते ही रह जाते कि आया व्यास राज- 
नीतिक नेता हैं, गीतकार हैं, कलाकार हैं, कवि हैं, दाशनिक हैं या विचारक । उन 
दिनों की व्यास जी की यह कविता उनके इन्कलावी अरमानों की एक स्पष्ट 
भलक देती है: 
“भूखों की सूखी हडडी से, वजत्न बनेगा महा भयंकर | 
ऋषि दधिचि को ईर्या होगी, नेत्र नया खोलेंगे शंकर ॥। 
जाती है ये मोटर तेरी, बस्ती तो आवाद रहेगी। 
जालिम तेरे इन जुल्मों की, इसमें कायम याद रहेगी ॥।” 
व्यास जी कभी-कभी रहस्यवादी कविताओं के लिखने में भी वड़ी दिलचस्पी 
लिया करते थे। एक वार उन्होंने तांगे वालेपर एक कविता लिख डाली जो उन्होंने 
नव चौकियों कोतवाली के कवि-सम्मेलन में सुनाई थी। 
व्यास जी की कविता के शब्द आज भी गूंज उठते हैं : 
अरे ओ तांगे वाले, 
तेरे घोड़ों की टापों में रसगुल्लों का स्वाद छिपा है| 
<> <> ९ 
जोधपुर राज्य में भयानक श्रकाल था। राज्य सरकार के मन्‍्त्री श्री माधोचिंह 
व विभागीय अध्यक्ष श्री निरंजनसिह स्वरूप पर अकाल के राहत कार्य में भ्रप्टाचार 
करने के गम्भीर आरोप लगाये गये थे । जागीरदारों और वेगार की ज्यादतियों से 
सामनन्‍्ती जनता कराह रही थी । इन हालतों पर विचार करने के लिये व्यास जी ने 
जोधपुर में एक राजनीतिक सम्मेलन का आयोजन किया था । सम्मेलन के दो दिन 
पूर्व जब व्यास जी व हम लोग पोसाला के डागले में प्रजामण्डल कार्यालय में बैठे 
विचार-विनिमय कर रहे थे, तव पुलिस सुपरि्टेण्डेण्ट स्वर्गीय श्री वलदेवराम जी' 
मिर्घा ने ऊपर आकर व्यास जी को गिरफ्तारी का वारंट दिखाया । इस समय व्यास- 


२५६ 'घुन के घनी 


जी ने गिरफ्तारी से पहले वाज़ार में इकट्टी हुई जनता को जो संदेश दिया उसके 
'दाव्द आज भी मेरे कानों में भली-भांति गूंज रहे हैं। उन्होंने कहा था कि : 
“हम जिस उहं श्य से चेतना पंदा करने हेतु इस सम्मेलन को बुलाना चाहते 
“थे, वह अपने आप पूरा हो गया। सरकार जन-चेतना से धवरा उठी है । सरकार 
'का यह दमन लोगों को जिम्मेवार हकूमत के आन्दोलन के लिये तैयार रहेगा ।” 
व्यास जी जैल गये व उनके साथी भी । परन्तु कुछ महीनों वाद सरकार ने 
उन्हें रिहा कर दिया । 


<> <> <> 
पहली गिरफ्तारी और उत्तरदायी.शासन के आ्रान्दोलन के बीच में व्यास जी 
'जोधपुर एडवाइजरी झसेम्वली के सदस्य उस समय के चीफ मिनिस्टर श्री डी० 
'एम० फील्ड द्वारा मनोनीति किये गये थे । उस असेम्बली भवन में, जो स्टेडियम के 
“समीप पब्लिक पाक के लाइब्र री भवन में स्थित था, श्री डी० एम० फील्ड ने उद्‌- 
'घाटन अवसर पर जो कुछ कहा था उससे एडवाइजरी बोड् के सदस्य विशेष रूप 
'से प्रभावित हुए थे। जिम्मेवार हकूमत आन्दोलन के पहले जोधपुर नगरपालिका के 
चुनाव हल्केवारान आधार पर प्रथम वार वालिग मताधिकार के आधार पर हुए 
थे | उससमय लोक-परिपद्‌ ने उसकी छत्तीस में से चौंतीस सीटों पर कब्जा किया । 
'जब रात को वारह वजे हम लोग नगरपरिषद्‌ हाल से पूरे चुनाव फल सुनकर आये 
'तो व्यास जी के नेतृत्व में एक बड़ा जलूस निकाला गया। व्यास जी ने मोती चौक 
में दस हज़ार की उपस्थिति के सामने कहा था, “लोगों व शासकों ने हमें आन्दो- 
'लनकर्ता के रूप में ही देखा है। हम न सिर्फ एजिटेटर्स है; प्रत्युत वैसे ही अच्छे 
प्रशासक सिद्ध होकर दिखायेंगे ।” 
व्यास जी नगरपालिका के अध्यक्ष चुने गये। बाद में मारवाड़ लोक-परिपद्‌ 
का जिम्मेवार हकूमत आन्दोलन प्रारम्भ हुआ | तब व्यास जी ने एक इन्कलावी 
'गीत बनाया, जो बड़ा ही लोकप्रिय हुआ । जोधपुर का वह आन्दोलन १९४२ के 
अंग्रेजी भारत छोड़ो' के आन्दोलन व अगस्त ऋाति' की भूमिका वनाई गई | गीत 
का शीर्षक था। 
“फील्ड साहब की हकूमत गैर जिम्मेवार है। 
इस हकूमत में तबाह जनता तथा दरबार है ॥” 
लोक-परिपद्‌ का वह आन्दोलन तथा अंग्रेज़ो भारत छोड़ो' झ्ान्दोलन दोनों एक- 
दूसरेसे सम्बन्धित हो गये। हम युवक भी १६४२के वम केस के वन्दी बना लिये गये। 
९ <> ९ पु 
यह है देशी राज्य विधेयतः मारवाड़ और भारत के संग्राम के पूर्वार्द की हल्की- 
सी भांकी, जिसमें व्यास जी के प्रभावशाली सफल नेतृत्व की भी भांकी स्पष्ट रूप 
में दीख पड़ती है । 


दो घटनाएं २५७ 
१४ 
दो चटनाएं 


श्री खेतसिंह जी राठोड़, प्रमुख जिला परिषद , जोधपुर (राजस्थान) 


श्रद्धेय श्री जयनारावण जी व्यास से मिलने और निकटतम रहने का श्रवसर 
मुझे राजस्थान विधान सभा के सदस्य के नाते ही मिला था । ४ नवम्बर, १६५४ 
की घटना है। उनके घर यानी बंगले पर, जो आजकल राज्यपाल का निवास 
स्थान है, एक बैठक हुई थी । ६ नवम्बर को नेता का चुनाव था। व्यास जी व 
'सुखाड़िया जी दो उम्मीदवार थे | सुखाड़िया जी के समर्थक राजकीय प्रवास भवन 
में बड़े जोरों से अपने प्रचार में लगे थे। सुखाड़िया जी दिन में दो वार चक्कर 
लगाते थे। व्यास जी से यह सारी वात कही गई भौर उनसे निवेदन किया गया 
कि वे भी राज्य प्रवास भवन में पधार कर विधान सभा के कांग्रेस दल के विधायकों 
से वात करें। व्यास जी ने जवाब दिया, “में इस तरीके को गलत मानता हुं। 
पार्टी के चुनाव में इस प्रकार की परम्परा डालना किसी के लिये शोभाजनक नहीं 
हो सकता । मैं तो किसी से जाकर यह नहीं कहूंगा कि मुझे वोट दो, जो मुझ्के ठीक 
समझेंगे, वे वोट दे देंगे ।” यह शब्द मैंने स्वयं उनके मुंह से सुने थे । हालांकि मैंने 
अपना वोट सुखाड़िया जी को दिया था | मगर मेरे हृदय और मस्तिप्क पर व्यास 
जी के कथन का गहरा असर पड़ा । 
सीमावर्ती क्षेत्र के दौरे में एक वार मैं उनके साथ था। वे मुख्यमंत्री थे और 
पुलिस का महकमा भी उनके पास्त था । रात को करीब ग्यारह बजे के वाद हम 
नोख ग्राम में पहुंचे । जहां हम ठहरे थे, वहां सोने के लिये खाटों का प्रवन्ध 
हीं था । लोग वाहर इधर-उधर दीड़ने लगे । व्यास जी ने पूछा “क्या बात है।” 
उन्हें वतलाया गया कि खाटे नहीं हैं, लाने के लिये आदमी भेजे जा रहे हैं । उन्होंने 
कहा कि “जिन्हें भेजा गया है उन्हें वापस बुला लो | खाटों की क्या ज़रूरत है । 
अपन सभी इस कमरे में इस फर्श पर सो जायेंगे। सबसे पहले उन्होंने अपना विस्तर 
स्वयं खोलना शुरू किया | फिर हम सवने भी उनका अनुकरण किया। रात-भर 
फर्श पर ही लेटे रहे । यह घटना छोटी-सी है। परल्तु मेरे दिमाग पर उत्की उस 
दिन की सरलता व सादगी का जो गहरा प्रभाव पड़ा, उसको मैं भुला नहीं सकता । 
राज्यों के मुख्य-मंत्रियों में यह सादगी देखने में कहां मिलती है ? 


र्श्पं धुन के धनी 


श्श्‌ 
आदर्श सहयोगी 
श्री रामकृप्ण धृतत, महामंत्री अखिल भारतीय माहेश्वरी महासभा; हेदरावाद (अपभ्रिप्रदेश) 


व्यास जी की सरलता ओर सौम्यवृत्ति का निकट परिचय मुझे उस समय 
मिला, जव वह कांग्रेस महासमिति के अधिवेशन के लिये हेदराबाद पधारे थे । तब 
वह राजस्थान के मख्यमन्त्री थे। मैं उन दिनों सर्वोदिय आश्रम शिवरामपल्ली में 
ही रहता था। देशी राज्यों को मुक्ति आन्दोलन में एक॑ सहयोगी के नाते तथा 
सामाजिक क्षेत्र के साथ-साथ सेवा करने के नाते श्री व्यास जी के साथ परिचय तो 
था ही । हैदराबाद आने पर उन्होंने मुझे स्मरण किया । मेरे निवेदन पर वह शिव- 
रामपल्ली आश्रम में भी पधारे और वहां का कार्य तथा. व्यवस्था देखकर बड़े प्रसन्न 
हुए । उन्होंने रात को आश्रम में ही रुकने का निश्चय किया । मेरे लिये इससे बड़ी 
सौभाग्य की की वात और क्या हो सकती थी ? 

आश्चम में ज़मीन पर ही विस्तर लगाकर शयन करने का रिवाज है। भोजनो-+ 
परान्‍्त व्यास जी वड़ी प्रसन्‍नता के साथ ज़मीन पर लगे विस्तर पर मेरे निकट ही 
सोये । बड़ी देर तक उनके साथ राजकीय और सामाजिक विषयों पर चर्चा होती 
रही। मैंने देखा कि आश्रम में ज़मीन पर लगे विस्तर पर व्यास जी खूब गहरी 
निद्रा में निमग्न थे । विशाल बंगले के सुख-सुविधापूर्ण रवेये से कहीं अ्रधिक उन्हें 
आश्रम में सोने में आनन्द मिला । महापुरुष की यही तो विशेषता होती है। 

व्यास जी के अ्रन्तिम दर्शन सितम्वर १६९६२ में हैदराबाद में ही हुए, जब वह 
- यहां के पुष्करणा समाज के एक समारोह में पधारे थे। इस अवसर पर राजस्थानी 
वन्धुओं की एक सभा में भाषण देते हुए व्यास जी ने राजस्थान राज्य के समुज्ज्वल 
भविष्य का चित्रण किया, हम सभी गदुगद हो गये । उन दिनों राजस्थान के कांग्रेस 
कार्यकर्ता आपसी दलवन्दी में उलझे थे और सत्ता हथियाने के अ्ननेक पड़यन्त्र चला 
रहे थे। श्री व्यास जी जैसे निसस्‍्पृह और कर्मठ जन-सेवक को इससे दुःख होना 
स्वाभाविक था। वह स्पष्टवादी थे और इस प्रकार की दलगत राजनीति के कु 
आलोचक थे । परन्तु मैंने देखा कि पद और सत्ता ने कभी उन्हें प्रलोभित नहीं 
किया । उनके हृदय में एक ही चाह थी, राजस्थान अपने गौरवपूर्ण अतीत की 
भांति अपने शोये, त्याग और वलिदान से भारत का मुख उज्ज्वल करता रहे । 

व्यास जी जैसी विभूति को जन्म देकर राजस्थान की वीर भूमि निश्चय ही 
घन्य हो गईं। स्वतन्त्र भारत के इतिहास में व्यास जी का नाम और उनकी सेवाएं 
सदा स्वर्ण अक्षरों में अ्रंकित रहेंगी । वह्‌ राजस्थान समाज के हृदय-सम्राट थे श्रौर 
उनका आदर चरित्र हमें सदा अनुप्राणित करता रहेगा । मैं उनके चरणों में अपनी _ 
आदरयुक्त श्रद्धांजलि अ्पित करता हूं । 


2॥ 
ञ्ञः 
धर 
रा 


२०६ 


१६ 
निर्मीक साथी 


+ सद स्प्य 28 रेशचनदर फमक बी स्पा अनयधान॑ 
संसद सदस्य श्री रमेशचन्द्र जी व्यास, भीलवाड़ा (रजस्थान) 


में व्यावर में सनातन धर्म हाई स्कूल में पढ़ता था । वहां उस दिलों में ईसाई 
मिश्वनरियों का काम बहुत तेज़ी से चल रहा था। मैंने अपने साथी विद्याथियों की एक 
मंडली वनाकर उनका विरोध करना शुरू किया, तो उन्होंने स्कूल के मुख्याध्यापक 
क्षी चक्रवर्ती पर दवाव डालकर मुझे विद्यालय से अलग करवा दिया । इसका जब 
श्रद्धेव व्यास जी को पता चला, तब वे मुझे ढुंढ़ते हुए वहां आये, जहां में रहता 
था। बस, वही व्यास जी से मेरा पहला परिचय था और वह परिचय एक साथी 
राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में इतना प्रवल हुआ कि मैं उनका अ्न्यतम जीवन 
संगी वन गया। वह तब जैन ग्रुरुकुल में मुख्याध्यापक थे। उनके प्रयत्न से मुझे; 
फिर से स्कूल में भर्ती कर लिया गया । 
>> ० 3 
१६३२ में गांधी जी के गोलभेज सम्मेलन लन्दन से लौटने पर नमक सत्याग्रह 
का जो दूसरा दौर शुरू हुआ, उसमें व्यास जी के साथ मेरी घनिष्टता बहुत बढ़ 
गई। हम लोग सरकारी कानूनों और प्रतिवन्धों की श्रवज्ञा करने के लिये जो तरह- 
तरह के उपाय ढूंढ निकाला करते थे, उनका एक उदाहरण यहां दे दूं । सार्वजनिक 
सभाओं और तिरंगा राष्ट्रीय भण्डा फहराने पर भी प्रतिवन्‍्ध लगा हुथ्ना था। मैंने 
दोनों ही प्रतिवन्‍्ध एक साथ तोड़ने का निवचय किया। तिरंगे भण्डे के रंग की 
एक टोपी, एक कुर्ता और पाजामा बनाकर पहन लिया | बाजार में एक सम्भे के 
पास जाकर अपने को लोहे की एक मजबूत जंजीर से चारों झोर से ऊपर नीचे से 
बांधकर उसमें मोटा ताला लगा दिया और चावी पास के नाले में फेंक दी । उस 
खम्भे के साथ बंधे-वंघे मैंने व्याख्यात देता शुरू कर दिया । उस श्रजीव दुदय की देखने 
के लिये बहुत बड़ी भीड़ वहां जमा हो गई। भीड़ ने सहसा ही सार्वजनिक सभा 
का रूप धारण कर लिया आध-पौन घण्टे में पुलिस आई और धण्टा भर जंजीर 
खोलकर मुझे गिरफ्तार करने में लग गया। लोहार बुलाया गया और जंजीर 
काटी गई । डेढ़-दो घण्टा सभा और मेरा व्याख्यान होता रहा । मुझे व्यावर से ले 
जाकर अजमेर सेन्ट्रल जेल में रखा गया। तव राजस्थान और मध्य भारत की 
विभिन्‍न रियासतों के सत्याग्रही व्यावर आकर ही सत्याग्रह किया करते थे और 
व्यावर का राजनीतिक महत्त्व बहुत अधिक था। अन्तर्राप्ट्रीय स्यातिप्राप्त सुप्रसिद्ध 
क्रान्तिकारी श्री ब्याम जी कृष्ण वर्मा, सेठ दामोदरदास जी राणे और राषप्ट्र- 
नेता श्री घीसुलाल जी जाजोदिया झ्रादि की व्यावर तपोभूमि रही है । तब व्यास 
जी के कारण व्यावर अच्छा वड़ा राजवचीतिक केन्द्र बन गया था। यहाँ एक पुरान 


२६० घुन के धनी 


ओर बहुत भद्दी परम्परा चली आ रही थी । एक वादशा हबनाया जाता था, जो 
होली के दिन कचहरी जाकर इंग्लैंड के सम्राट के प्रतिनिधि को सलाम किया 
करता था। सम्भवतत: उसका प्रयोजन यह प्रदर्शित करना था कि भारत इंग्लैंड का 
गुलाम है। हमने उसके विरोध में भी बड़ा जोरदार आन्दोलन किया था। 
७ ९ ७ 
१६३२ को एक वर्ष की जेल यात्रा अजमेर सेन्ट्रल जेल में व्यास जी के साथ 
बिताने के कारण उनके साथ स्नेह सम्बन्ध और अधिक गहरा हो गया | यह जेल 
गिवन अनेक दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण रहा। व्यास जी वहां हम सत्याग्रही व्यक्तियों 
के लिये आकर्षण के केन्द्र थे । यह अत्युव्ति नहीं है कि हम लोगों के लिये वह ही 
जेलर और सुपरिस्टेन्डेन्ट थे। उनका आदेश व नियन्त्रण हमारे लिये सर्वोपरि था । 
जेलर फतहसिह के साथ हमारी नहीं पटती थी। राव गोपालसिंह जी खर्वा के 
चाचा खर्वा के ठाकुर मौड़सिह जी भी कनविक्ट वार्डर के रूप में जेल काट 
रहे थे । उनकी हमारे साथ सहानुभूति थी। परन्तु जेलर के सामने उन्तकी एक न 
चलती थी । 
सत्याग्रहियों के लिये जेल में श्रेणी विभाग की व्यवस्था चालू हो चुकी थी। 
कुछ बड़े समझे गये लोगों को 'ए' श्रेणी में रखा गया था और हम सब को 'सी 
श्रेणी में। जेलर ने व्यास जी को अपमानित करने के लिये 'ए' श्रेणी के सत्या- 
ग्रहियों का भोजन बनाने पर नियुक्त कर दिया, व्यास जी उत्तका भोजन बनाते 
ओर स्वयं खाना सी श्रेणी का हम खोगों के साथ आकर खाते। इसका हम 
सब पर बड़ा प्रभाव पड़ा) बावा नरसिहदास जी को भी ए' श्रेणी में रखा 
गया था | परल्तु उन्होंने 'सी' श्रेणी में ही रहना पसन्द किया और उनको उसके 
लिये भूख हड़ताल भी करनी पड़ी । 
जेल जीवन की दो-एक घटनाएं उल्लेखनीय हैं। उन दिनों में जेल के निरी- 
क्षण के लिये सरकार ने अपने पसन्द के कुछ गैर सरकारी 'विजिटर' नियुक्त किये 
हुए थे। उत्तका काम ती यह था कि वे यह देखें कि कैदियों के साथ कानून सम्मत 
व्यवहार किया जाता है कि नहीं और उनको कोई असविधा तो नहीं है । विजिटर 
महोदय दो वार सप्ताह में आते और एक चक्कर काटकर चले जाते। व्यास जी 
ने एक दिन उनसे पूछ ही लिया कि आप कौन हैं और किस मतलब से जेल का 
चक्कर काटने आते हैं। वे कुछ गरूर से बोले कि मैं गूर सरकारी विजिटर हूं और 
जेल का मुआयना करने आता हूं । व्यास जी ने इस पर कहा कि अच्छा हो आप 
अपना एक फोटो यहां लगा दें और उसके हम रोज़ दर्शन कर लिया करेंगे। 
आपको यहां आने के लिये व्यर्थ की मेहनत करनी पड़ती है। जेलर फतहसि 
पर ताराज हो गये और इसी अपराध की सजा के बतौर व्यास जी को (ए श्रेणी 
के सत्याग्रहियों का खाना बनाने का काम दिया गया था ! 


निर्भीक साथी २६१ 


जेल में सी' श्रेणी के कैदियों को खाने के सम्बन्ध में वड़ी शिकायत थी। 
रोठियां ऐसी अधपकी और गिचमिची होती थीं कि दीवार पर फेंकने से चिपक 
जाती थीं। जेलर से शिकायत की गई, तो उसने गुस्सा होकर 'सी' श्रेणी के हम 
पद्धह-सोलह सत्याग्रहियों को रसोईघर का काम सौंप दिया। व्यास जी हमारे 
अगुश्रा थे । खाना बहुत बढ़िया बनने लगा । रोटियां खूब सेकी जातीं और साधा- 
रण कंदी भी पूरी तरह सन्तुप्ट हो गये | लेकिन रोटियां अच्छी तरह से सेकने के 
कारण वजन में कुछ कम होने लगीं और लकड़ियां भी कुछ अ्रधिक जलने लगीं । 
हम पर झ्राटा व लकड़ी चोरी करने.का आरोप लगाया गया। पेशी होने पर हम 
सवको अलग-अलग लोहे के क्षीकचों से वने पिजरों में बन्द करने की सजा दी गई । 
उन पिजरों में ही ट्ट्टी पेशाव के लिये एक मिट्टी का वर्तन रख दिया जाता था। 
उसपर जेल में एक दिन की भूख हड़तांल हुई और व्यास जी को तो वारह-तेरह 
दिन भूख हड़ताल करनी पड़ी । इस सज़ा के दिये जाने का एक कारण यह भी था 
कि एक दिन व्यास जी दाल के दो वरतनों की वहुंगी उठाये ले जा रहे थे कि एक 
वाडर ने उनको टोक दिया और उन्हें उस वहंगी को अपने कच्चे से इस तरह उतार 
कर नीचे रख दिया कि दाल सारी विखर गईं। वहुंगी का भार दो मन से कम न 
होगा । हमारी इस भूख-हड़ताल की गंज केन्द्रीय असेम्बली तक में सुनने में आई 
थी। आगरा के देनिक सिनिक' के संस्थापक-सम्पादक पं ० श्रीकृप्णदत्त जी पाली- 
वाल ने केन्द्रीय असेम्वली में उसको उठाया था | 
जेल में व्यास जी सव सत्याग्रही वन्दियों को बड़ी व्यवस्था में रखते थे, पढ़ना 
लिखना कुछ-न-कुछ सिखाना और मनोरंजन कार्यक्रम भी वरावर चलते रहते 
थे। पत्रकारिता की एक विशज्येप क्लास वे लिया करते थे। उसमें संवाददाता के 
काम का विद्येप प्रशिक्षण दिया जाता और यह बताया जाता कि समाचार लेखन 
संकलन तथा रिपोर्थिय श्रादि किस प्रकार किया जाता है। व्यास जी का मत यह 
था कि हर रियासती कार्यकर्ता को संवाददाता वनकर किसी-त-किसी समा- 
चार-पत्र के साथ अपने को सम्बन्धित रखना चाहिए | जन-सेवा के लिये यह वहुत 
जरूरी है। उन्होंने तव जेल में कितने ही संवाददाता तैयार किये । 
९ ९ < 
१६३४ में अजमेर में डोगरा शव्गि केस के वाद हम लोग इधर-उधर विखर 
गये और मैं इन्दौर पहुंच गया । भाई कन्हैयालाल जी खादीवाला से अजमेर जंल 
में जो जान-पहचान हुई थी, वह मेरे इन्दौर जानें का निमित्त दन गई । वहां छु 
दिन सेठ हीरालाल जी कासलीवाल के स्कूल में काम किया। परन्तु मं अपन 
राप्टीय स्वभाव के कारण निभ न सका । श्री खादीवाला मुझे इन्दार मे हां राके 
रखना चाहते थे। उन्होंने एक दकान लगाकर उसका काम मुझे; सौंप दिया। 
व्यास जी को जब पता चला, तव वह इन्दौर आये और मुझे दंनिक अखंड मारत 


२६२ धुन के घनी 
का मालवा का प्रतिनिधि नियुक्त कर गये। भावुआ के पड़यन्त्र के मुकदमे का 
मुझे विद्येप रूप से रिपोर्टिंग करनी पड़ी । त्तव मैंने अनुभव किया कि वह अपने 
साथियों की कितनी फिकर रखा करते थे । 
2 ० ० 

१६३८ में मेवाड़ राज्य प्रजामण्डल की स्थापना हुई, तब मैं सेवाड़ चला 
आया और मेवाड़ में ही रहने लग गया | यहां मैं मजदूरों में काम करता था और 
स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भी उसी काम में लगा रहा। व्यास जी जब राजस्थान 
के मुख्यमन्त्री नियुक्त हुए, तव भीलवाड़ा की मेवाड़ टेक्सटाइल मिल में उन 
चालीस मजदूरों को लेकर एक समस्या पैदा हो गई, जिनको काम से अलग कर 
दिया गया था । मामला व्यास जी के पास पहुंचा । उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि वे 
मेरी वात सुने विना कोई फैसला नहीं करेंगे, हालांकि मैं उनके विरोधी पक्ष में 
शामिल था। उन्होंने पक्ष-विपक्ष का विचार न करके मजदूरों के हित को देखा 
ओर उनको फिर से काम पर लगवाया। तब मुझे उनकी न्यायप्रियता का 
एक अनुकरणीय उदाहरण देखने को मिला । कानपुर के यशस्वी मजदूर नेता श्री 
हरिहरनाथ श्ञास्त्री को पंच नियुक्त किया गया था और उनका निर्णय स्वीकार कर 
लिया गया था| 

<> <> ९ 

इस प्रकार यदि आपवीती घटनाएं लिखने वेठ तो वहुत लम्बा किस्सा वन 
जायगा । उनके अन्तिम दिनों में जिन घटनाओं का मैं प्रत्यक्ष दर्शी रहा, उनको 
में कभी नहीं भूल सकता। मैंने एक दिन जव किवे राज्य-सभा से उठकर 
वाहर जाते हुए वहुत थके मालूम हो रहे थे, मैं उनको सहारा देकर बाहर तक 
लाया। इच्छा तो मेरी यह थी कि मैं उनको उनके घर पहुंचा आऊं, परन्तु वे न 
माने और टेक्सी पर बंठ अकेले ही चल दिये | “मुभसे वोले कि तुम दमे का दौरा 
कंसे सहन कर लेते हो | मुझे तो छाती की तकलीफ सहन करनी मुश्किल हो जाती 
है । उस समय भी वह छाती में कुछ तकलीफ अनुभव कर रहे थे। वह ४ मार्चे 
की घटना थी। शाम को मैंने फोन किया, तो पता चला कि डाक्टरों ने मेडिकल 
चेकअप के लिये अस्पताल में भर्ती होने की सलाह दी है। वह कुछ देर अन्धेरा 
होने पर विलिग्डन अस्पताल गये तो मैं भी भाई गोपीकृष्ण जी विजयवर्गीय के 
साथ वहां पहुंच गया। मैंने चाहा कि मैं रात-भर उन्तके पास रहूं। भौजी जी 
रक्तचाप से पीडित थीं | उनके लिये अस्पताल में आकर रहना सम्भव न था। 
परन्तु वे न माने । सिवाय अपने नौकर के किसी को अपने पास नहीं रहने दिया । 
रात को उनका सांस तेज चल रही थी ओर डाक्टरों ने आक्सीजन देना शुरू कर 
दिया । ५ मार्च को सवेरे फिर मैं उनको देखने गया। उनको खाट पर न देख 
मुझे थोड़ा अचरज हुआ । थोड़ी देर में स्वान-घर से निकले और मुझे देखकर 


मरा गौरव २६३ 


बोले कि मैंने तो डावटरों के वनद करने पर भी स्नान कर लिया। मेरे सामने ही 
उन्होंने कॉफी व टोस्ट लिया। उनके हाथ कांपते देख मुझे चिन्ता हुई। परन्तु वह 
अपनी सहज प्रसन्न मुद्रा में थे। मैं कुछ ज़रूरी काम से भीलवाड़ा चला गया। १२ 
मार्च को वहां से लौटा तो उनकी हालत गम्भीर थी । वह स्पप्ट झूप में महाग्रयाण 
की सूचना दे रही थी । मैंने कुछ मित्रों को सूचना दी । विजयवर्गीय जी वहां आरा 
पहुंचे । श्री राजवहादुर जी को सूचित किया गया तो वे भी तुरन्त आ गये | जय- 
पुर से जनाव वरकतउल्ला साहब भी आ पहुंचे । हम सवको देख उनकी आंखों से 
अश्रुवारा वह निकली । मानो वह हम सबसे अन्तिम विदा लेने की तैयारी कर रहे 
थे। कैसा मर्मस्पर्शी था वह दृश्य । जिस महाप्राण की आंखों से श्रांस की एक बूंद 
भी गिरती हमने कभी देखी न थी, उसकी आंखों से इस प्रकार अश्वुवारा का वह 
निकलना महाप्रयाण की ही पूर्व सूचना थी । 
जयपुर से उनके विश्वस्त डावटर कासलीवाल जी भी आा पहुंचे | श्री मथुरा- 

दास माथुर और श्री कृष्णगोपाल गे भी आ गये । परन्तु उनकी आंखें तो पहले ही 
मुंद चुकी थीं और वेहोशी ने उनको घेर लिया था। कुछ समय तो लिखकर अपना 
भाव प्रकट करते रहे । वाद में किसी से कुछ भी वातचीत व हो सकी । १३ और 
१४ मार्च का दिन इसी चिन्ता, व्यथा और वेदना में वीत गया। शाम को वे हम 
सबको छोड़कर कूच कर गये । श्री लालवहादुर शास्त्री यह दुःखद समाचार सुन सबसे 
यहले अस्पताल पहुंचे । झ्राते ही उनके मुंह से ये उदुगार निकले कि “एक ऐसा 
विशिष्ट व्यक्ति उठ गया जो निर्भकिता से अपने मन की वात कहने में कभी नहीं 
हिंचकियाया ।” शव को हवाई जहाज से जोधपुर ले जाने की व्यवस्था की और 
राजस्थान में राजकीय शोक मनाने का आदेश दिवा। १५मार्च की प्रात 
उनके निवास स्थान साउथ एवेन्यू से जिस मातम के साथ उनका शव हवाई अड 
यर ले जाया गया, उसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। मेरे लिये अपने 
वत्तीस वर्ष पुराने जीवन-साथी की वह विदाई एक ऐसी पीड़ा छोड़ गई है, जिसका 
दर्दे दूर होना सम्भव ही नहीं । 


१७ 
मेरा गौरव 
श्री द्वारकादास जी पुरोद्ित, जोधपुर (राजस्थान) 


मैं अपने को श्रद्धेय व्यास जी का वाल साथी और जीवन-संगी कह सकता हूं। 
मेरी युवावस्था और सार्वजनिक जीवन प्राय: उनके साथ-साथ बीता। हम दोनों 


२६४ घुन के धनीः 


एक ही समाज से सम्वन्ध रखते थे । एक ही मुहल्ले के निवासी थे । यदि मैं भूलता 
नहीं तो अपनी सात वर्ष की ही आयु में उवका साथी वन गया था। १६१८ 
में पुष्करणा नवयुवक मण्डल की स्थापना हुई थी । मुख्यतः समाज-सेवा के उद्देश्य 
से उसका गठन किया गया था। पुष्करणा समाज में जाति भोजों की कुछ ऐसी: 
प्रथा थी कि दस-दस हजार तक वाल-वच्चे, स्त्री-पुरप उनमें सम्मिलित हुआ करते 
थे। उनकी व्यवस्था के लिये व्यास जी ने पुष्करणा युवकों का एक दल संगठ्ति 
किया था। उनमें खाना बनाने, परोसने और सफाई करने आदि का सव काम 
पुष्करणा युवक बड़े प्रेम, लगन तथा उत्साह से किया करते थे। उन्हीं दिलों में 
अखिल भारतीय पुप्करणा महासभा का एक वहत्‌ अधिवेशन जोधपुर में हुआ था | 
तव एक सौ युवकों ने उसमें स्वयं-सेवक वनकर सेवा का काम बड़ी तत्परता से 
किया था। महादेव मन्दिर पर व्यास जी ने अखांडा वनाकर युवकों में कसरत 
वगरह करने का शौक पेदा किया था। मैं इन और ऐसी प्रवत्तियों में व्यास जी के 
साथ वरावर शामिल रहता था। इसी कारण मैं अपने को उत्तका वाल-साथीः 
कहता हूं । 

दिल्‍ली जाकर उन्होंने पंजाव विश्वविद्यालय से मैट्रिक की परीक्षा पास की 
थी । उससे पहले ही उन्होंने सौनी विद्यालय में अध्यापक का काम शुरू कर दिया 
था। वहां से आने के बाद पुष्टिकर मिडिल स्कूल में अध्यापकी की और उसके 
वाद रेलवे तथा पी० डब्ल्यू० डी० विभाग में क्लर्की का काम किया। मेरी स्मृति 
के अनुसार क्लर्की का वह काम दोनों विभागों में चार मास से अधिक नहीं निमा। 
फिर उन्होंने पुस्तकों और अखबारों की एक छोटी-सी दृकान खोली । पुलिस के 
हस्तक्षेप के कारण दुकान अधिक दिन नहीं चल सकी । उन्हीं दिनों में मारवाड़ सेवा 
संघ और मारवाड़ हितकारिणी सभा के जन आन्दोलनों में व्यास जी ने जो भाग 
लिया उसके कारण उनको पहले तो दस नम्वरी ठहराया गया, वाद में राजद्रोह 
का मुकदमा चला ओर छह वर्ष की सज़ा हुई । इन सव घटनाओं के विस्तार में: 
जाने को आवश्यकता नहीं । 

१९२६ की घटना मैं कभी नहीं भूल सकता। वह मेरे हृदय पर पत्थर को 
रेखा की तरह अंकित हो गई। में कालेज का विद्यार्थी था । व्यासजी मारवाड़ राज्य 
से लम्बे निर्वासन के वाद जोधपुर लौटे थे। इसलिए जिधर से भी वे निकलते थे, 
सवकी आंखें उच पर लगी रहती थीं । एक दिन उनको मैंने वड़ी गम्भीर मुद्रा मे 
और बड़ी तेजी से जाते देखा । मैंने आवाज देकर रोका और पूछा कि क्या वात हैं 
इतनी तेजी से झ्ाप कहां जा रहे हैं। वे कुछ रुक कर बोले कि वस, अ्रव अपने को 
होम देना है । उसके विना अब काम नहीं चलेगा । उनके शब्दों में जो दुढ़ता और 
आत्म-विश्वास था, उससे जान पड़ता था कि अब उनके हृदय में कुछ कर ग्रुजरने 
की आग धघधक रही थी । हम सबने देखा कि वह आग कैसी तेजस्वी थी और 


मेरा गौरव २६४५: 


किस दृढ़ता तथा आत्मविश्वास से उन्होंने अपना सर्वस्व उस सर्वमेघ यज्ञ में होम 
दिया। 

कराची कांग्रेस से लौटते ही उनको मारवाड़ राज्य से फिर निर्वासित कर 
दिया गया। तब उन्होंने निर्वासित रह कर ही आन्दोलन का नेतृत्व एवं संचालनः 
किया । राज्य में जागीरी थ्ान्दोलन ने किसानों की जाग्रति के कारण इतना भया- 
नक रूप पकड़ा कि एक प्रकार से संघर्ष की-सी स्थिति पैदा हो गई थी | चण्डावल 
काण्ड (२७ मार्च, १६४२) और डावड़ा काण्ड (१३ मार्च, १६४७) उस संघर्ष 
के ही प्रतीक थे। चण्डावल में तो केवल मार-पिटाई हुई थी, किन्तु डावड़ा में तो 
पांच किसानों को अपनी वलि देनी पड़ गई श्र जख्मी लोगों को काफी दिनों तक' 
अस्पताल में भर्ती हो औपचीपचार करवाना पड़ा था। किसान सभा को मारवाड 
लोक-परिपद्‌ के समानान्तर खड़ा किया गया था, किन्तु वाद में किसान सभा भी 
जागीरी संघर्ष से पृथक न रह सकी, तव जाट सभा का आडम्बर रचा गया | 
लेकिन, व्यास जी के नेतृत्व में मारवाड़ लोक-परिपद्‌ का श्रान्दोलन कुछ ऐसा तीत्र 
हो गया कि वह सामन्‍्तशाही के साथ वरावर सफल मोर्चा लेती रही और अच्त में 
मार्च १६४२ के उत्तरदायी शासन के मोर्चे में भी वह सफल हुई। यद्यपि राज्य 
की ओर से शासन सुधारों के तरह-तरह के जाल रचे गये, परन्तु व्यास जी अपने : 
लक्ष्य से तव तक विचलित नहीं हुए, जब तक कि राज्य में लोकप्रिय मंत्रिमंडल 
गठित करके शासन सूत्र उसके हाथ में सौंप नहीं दिये गये । उस लोकप्रिय मन्त्रि- 
मण्डल के मार्ग में भी तरह-तरह की अड़चनें डाली गईं। उसका मुख्य कारण यह 
था कि केन्द्र से भेजे गये श्री पी० एस ० राव अपने को 'दीवा्न! समभकर अपनी 
मनमानी चलाते थे और व्यास जी उनकी मनमानी चलने नहीं देते थे। वे व्यास 
जी के विरुद्ध केन्र के कान भरते रहते ये। दूसरी ओर राजपृतों में यह धारणा 
पैदा कर दी गई थी कि राज्य की सत्ता उनके हाथ से निकली जा रही है। वे खुले' 
विद्रोह पर उतर आये । चौपासनी विद्यालय राजपूर्तों का अपना विद्यालय था। 
उसको व्यास जी के मन्त्रिमण्डल ने सार्वजनिक रूप देने का निरचय किया, तव 
उसको राजपुती विद्रोह का केन्द्र बना दिया गया। राज्य की सेवा में प्राय: शत- 
प्रतिशत राजपूत ही थे । उन सब में भी विद्रोह की भावना भर दी गई । उस समय 
हम लोगों ने व्यास जी के नेतृत्व में जिस दृढ़ता और दूरदशित्रा से काम लिया, 
उससे उस विद्रोह को पनपने से पहले ही दवा दिया गया। नीमच से सेना वुलानी 
पड़ी और लगभग चार हजार राजपूतों को गिरफ्तार भी करना पड़ा । व्यास जी 
के साथ मैं और मथुरादास माथुर दोनों मन्च्रिमण्डल में शामिल थे । इसलिए राज- 
पूतों ने हम तीनों को ही अपने रोप, असन्तोष तथा विद्रोह का निग्चाना बनाया । 
राजपूतों ने अपने इस विद्रोह को सत्याग्रह' का नाम दिया था। उम्र विद्रोह को 
दवा देना वहुत बड़ी सफलता थी। लेकिन श्री पी० एस ० राव ने हम लोगों के 


२६६ द धुन के घनी 


“विरुद्ध केच्ध में विशेषत: सरदार पटेल के मन में जो दुर्भावनाएं पैदा कर दी थीं, 
उनकी कीमत हम तीनों को जनवरी, १६५० के जोधपुर के मुकदमे के रूप में 
-चुकानी पड़ी । उस विकट संकट में भी व्यास जी ने जिस धीरता, वीरता, गम्भी- 
रता और दृढ़ता का परिचय दिया, उसकी तथा उसके वाद की भी, व्यास 
जी की कहानी सर्वेविदित है ! इतना ही लिखना पर्याप्त होना चाहिए कि मैंने एक 
'साथी के रूप में व्यास जी को जितना अधिक निकट से देखा उतना ही मेरा स्नेह 
विश्वास में और विश्वास श्रद्धा में परिणत होता गया । आधी सदी से भी अधिक 
समय तक उनका साथी बना रहना मैं अपना परम गौरव मानता हूं और उसके 
लिये मुझे वास्तविक गव है। 


श्८ 
प्ररणा स्रोत 
श्री अमरसिंह जी चतुवंदी, एडवोकेट, भरतपुर (राजस्थान) 


व्यास जी से पहली मुलाकात दिल्ली में सत्रह-अठारह साल पहले हुई थी । 
“उस समय व्यास जी अखिल भारतीय देशी राज्य लोक-परिषद्‌ के महामन्त्री थे। 
“उन दिलों मैं भरतपुर राज्य की नौकरी छोड़कर हिन्दुस्तान टाइम्स' के सम्पाद- 
-कीय विभाग में काम करने लगा था। डा० पट्टामि सीतारमैया तथा श्री जय- 
नारायण व्यास से मेरी मुलाकात अक्सर और आये दिन भरतपुर की समस्याश्रों 
'को लेकर ही होती थी । वास्तविक बात यह है कि उन दोनों का घर मेरे लिये 
'अपने जेसा ही था। जब कभी सरदार पटेल से सुबह छह-वजे मिलने की ज़रूरत 
होती, तब मैं रात को व्यास जी के यहां ही सो जाता था। यदि पलंग न होता तो 
हम दोनों ज़मीन पर ही सो जाते थे। मुझे व्यास जी हमेशा एक सहृदय साथी ही 
'मालूम हुए । वह एक विषय पर काफी देर तक वातें नहीं करते थे । वीच में अवसर 
छोटी-मोटी इधर-उधर की बातचीत भी हो जाती थी । 

१६४७ में जब भरतपुर में राजनीतिक आंदोलन हुआ और साथी जेल के 
'सींखचों में वन्द कर दिये गये तो दिल्‍ली में प्रचार का काम मेरे जिम्मे पड़ा । तव 
“व्यास जी से मुझे हर प्रकार की सहायता मिली । उसी सिलसिले में सरदार पटेल 
से पहली मुलाकात भी व्यास जी और श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी के साथ हुई थी । 

वम्बई से अंग्रेजी दैनिक फ्री प्रेस जनरल” जब देशी राज्यों से सम्बन्धित एक 
अतिरिक्त अंक निकालने लगा, तो उन श्ंकों में मेरे और व्यास जी के काफी लेख 


प्रेरणा स्रोत २६७ 


राजस्थान के सम्बन्ध में निकले । हम दोनों अपने-अपने लेख एक-दूसरे को दिखा 
लेते थे। | 
जब व्यास जी जोधपुर वहां के प्रधानमन्त्री होकर चले गये तव सम्पर्क उनसे 
कुछ कम हो गया। मैं भी मत्स्य संघ बनने के वाद भरतपुर और अलवर में रहने 
लगा। जब राजस्थान का निर्माण हुआ शोर पं ० हीरालाल जी शास्त्री प्रथम मुख्य 
मन्त्री बने, तो व्यास जी और श्री माणिकलाल जी वर्मा का दल अविश्वास की 
तेयारी में लग गया। उत्त समय मैं भी राजस्थान प्रदेश कांग्रेस का एक सदस्य था । 
अविश्वास का प्रस्ताव पेक्ष होने से एक दिन पहले जययुर के एक होटल में मीटिंग 
हुई । उसमें करीव अस्सी सदस्य मौजूद थे। उन सभी ने उस प्रस्ताव पर दस्तखत 
कर दिये थे। वर्मा जी ने उस प्रस्ताव पर दस्तखत करने के लिये मुझसे भी कहा । 
मैंने जब उस पर दस्तखत करने से इनकार करते हुए कह्या कि जब प्रस्ताव मीटिय 
में आयेगा तब मैं अपना निर्णय करूँगा, तो उदयपुर के एक सदस्य ने मुभसे कुछ 
शब्द व्यंग्य में कहें । उस समय व्यास जी मुझको एक तरफ ले गये और बड़े प्रेम से 
अपनी वात समभझाई । व्यास जी की विज्ञेपतता यह थी कि वह अपने विरोधियों के 
प्रति भी वातचीत में आत्मीयता और सहृदयता रखते थे | 
वह सिद्धान्तवादी होते हुए भी भोले व सरल थे। राजनीतिक जीवन के 

प्रारम्भ से लेकर सन ५४ तक, जब तक वे सत्ता से हटा नहीं दिये गये, हर साथी 

पर विश्वास करते रहे । जीवन के अन्तिम दिनों में कई साथियों द्वारा जितको 
उन्होंने सत्ता की सीढ़ी पर चढ़ाया था, घोखा खाने के वाद थे वहुत दुःखी रहने 
लगे थे। वे स्वाभिमानी थे और अ्कड़ उनमें कुट-कटकर भरी थी। वे अपने 
स्वाभिमान की रक्षा करने के लिये हर प्रकार का कप्ट सह सकते थे। वे सत्ता 
के सामने भूकता अपनी शान के खिलाफ समभतते थे। इसको अनेक मिसालें दी 
जा सकती हैं कि उन्होंने संकट के समय अपनी मस्ती, प्रसन्न मुद्रा और भ्रकड़ को 
नहीं त्यागा। वे देश के उन थोड़े लोगों में थे जो जीवन में संघर्ष करने वालों के 
लिये प्रेरणा का लोत बने रहे। वे उन इने-गिने नेताओ्रों में से थे जो भले थे, 
ईमानदार थे और कठिनतम' परिस्थितियों से जूकने वाले साथियों और कार्य- 
कर्त्तात्रों के लिये प्रकाशरपुज थे । इतिहास इसका साक्षी है कि वहां व्यक्ति साधारण 
लोगों के लिये रास्ता दिखाने वाला बना है, जिसने अ्रपने उसूलों तथा सिद्धास्तों 
को घोर संकट में भी नहीं त्यागा । इस दृष्टि से व्यास जी ऐतिहासिक पुरुष थे । 
राजस्थान के इतिहास में वे हमेशा श्र मर रहेंगे । 


श्द्८ क्‍ धुन के धर्नी 
श्€ 
ग्रजमेर जेल में उनके साथ 


श्री रमणलाल अग्रवाल, १८६, लेडी जमशेदजी रोड, वम्बई-ह ६. 


अजमेर जेल में श्री जयनारायण व्यास से मेरा पहला सम्पर्क हुआ था। वहां 

हम गाया करते थे कि--- 
“शहीदों की चिताओं पर जुड़ेंगे हर वरस मेले 
वतन पर मरने वालों का यही वाकी निशां होगा ।॥” 

यतीन्द्र, भगतसिह और आज़ाद आदि शहीदों के खून का दाग अंग्रेजी 
राज्य के दामन पर अभी ताज़ा ही था। मेरे दिमाग में तो जेल ही उनकी स्मृति 
का केन्द्र-स्थल आज भी बना है। 

व्यास जी विचित्र मानसिक सम्मिश्रण थे। आधारभूत अधिकारों का गांधी 
ओर नेहरू का प्रस्ताव कराची कांग्रेस में स्वीकृत हो चुका था । अजमेर जेल में 
कुछ प्रगतिवादी साथी भी थे। जेल के वाहर तो अधिकारों श्रथवा समाजवाद का 
नाम लेने पर ढाई वर्ष की सज़ा होती थी। कुछ लोगों का विचार हुआ कि क्‍यों 
न यहां समाजवाद का अध्ययन प्रारम्भ किया जाय। व्यास जी का हसमुख और 
भव्य व्यक्तित्व अपने पिछले कार्यों और अचुभव की गरिमा में मचल उठा। वोले 
“भई खूब कहा, अरे, अवश्य प्रारम्भ करो, यहां से आगे और कहां ले जायगी 
सरकार ।” फिर क्या था, स्वामी कुमारानन्द जी तो तैयार थे ही, समाजवादी: 
. राष्ट्र-निर्माण की चर्चा का दैनिक कार्यक्रम प्रारम्भ हो गया। 

<> < <> 

किसी वेवकूफ अथवा नीच खुशामदी मजिस्ट्रेट ने नौ छोटे-छोटे बच्चों को 
नो-नो बेंत की सज़ा सुनाकर जेल भेज दिया था। उनमें से कोई भी दस वर्ष से 
ऊपर नहीं था। वे तव सात और नौ वर्ष के बीच में ही थे। कसर भी उनका इतना 
ही था कि वे टोली वना राष्ट्रीय भण्डा ले सरकार विरोधी नारे लगाते घूम रहे 
थे । जेल के चौक में टिकटी लगी । शायद उस मजिस्ट्रेट ने समझा होगा कि स्कूल 
जेसे नौ-नौ वेंत हाथों पर लगा दिये जायंगे। यदि वह जेल की भयंकरता जानता 
था तो अवश्य ही दुधमुद्दों के खून का प्यासा था। एक वत्तीस वर्ष का पद्ठा जवान 
सोलह में से नौ बेंत खाकर ही वेहोश हो गया था। टिकटी पर पहले बच्चे को 
विल्कुल नंगा करके कस दिया गया। चमड़े के पट्टे से हाथ-पेर और कमर टिकटी: 
पर बांध दिये गये। उस समय हम सबको वेरकों में वन्द कर दिया गया था । 
व्यास जी वेरक के दरवाजे पर सींकचों से चिपके खड़े थे । हमारा वार्डर जरा दूर 
वाहर चौक में खड़ा धीरे-धीरे संजय का काम कर रहा था। उसने कहा, 'अरव 
पड़ा बेंत, और तुरन्त गृंजा स''"र **'र **'स्‌*' 'ठ। साथ ही एक नन्‍ही आवाज: 


अजमेर जेल में उनके साथ २६६ 


'इन्कलाव जिन्दावाद' | मैं भी वहां व्यास जी के पास ही था, व्यास जी आंसू वहा 
रहे थे । हाथ मल रहे थे। वाडर ने कहा, अरे उसकी तो गर्दन लटक गई । उसे 
खोलकर टांग घसीट कर बाहर फंक दिया गया। श्रव कसा गया दूसरा लड़का । 
वही स**'र "रस" 'ठ और दूसरी नन्‍्ही आवाज़ “इन्कलाव जिन्दावाद । 
गदेन लटक गईं और इसके वाद तीसरा...” 
व्यास उछल पड़े, आ्रांसू गायब थे, शेर पिजड़े में दहाड़ रहा था, “यह नहीं 
चलेगा | हम इस सरकार को मटियामेट कर देंगे ।” 
इस प्रकार वारी-वारी नौ के नौ वच्चे कसे गये, गदेनें लटकती गईं, टांग 
'घस्तीट कर फाटक के बाहर फेंके जाते रहें! नन्‍्दी श्रावाज़ में इन्कलावी नारे गूंजले 
रहे । हम सभी का खून उवाल खाता रहा । हम सव भी इन्कलावी नारे लगा रहेथे 
सारी जेल नारों से गूंज उठी । 
वार्डरों को हुक्म हुआ, बन्द करो इनको । जेलर उबल पड़ा, रात के नो बजे 
कमिदनर के वंद्कधारी गोली चलाने आये | वेरक के दरवाजे के सींकचों में होकर 
चन्दूर्के पैरों पर तान दी गईं । कुछ द्रासमानी फायर किये गये तो गम्भीरता का 
सूत्रपात हुआ । दूसरे दिन हम सौ कीँदी जिन्होंने नारे लगाने का दम भरा छोटे- 
छोटे लोहे के पिजरों में बन्द कर दिये गये और व्यास जी उसमें सबसे आगे थे । 
सेवा भाव तो कूट-क्टकर भरा था उनमें । जेल का भोजन यों ही रद्दी होता 
है, परन्तु राजनीतिक बन्दियों के लिये उसे और भी रद्ी वना दिया जाता है। 
सुरेरियों से भरी काली-काली दाल, मरी मबिखियां और रेत से भरी रोटियां वे 
भी कच्ची । मि्चे इतनी कि कइयों को ववासीर हो गई। साग में एक विलांद 
लम्बे डंठल और दुर्गेन्ध | व्यास जी ने जेलर से कहकर एक टोली बनाई और 
रसोई का सारा काम अपने जिम्मे ले लिया। पुरी मझवकत करनी पड़ती थी ! 
सारे कांग्रेसियों की रोटी बनाना और वांटना । पर व्यास जी ने हँसते हँसते सब 
किया | 
<> < ५ 
एक साथी के साथ सहानुभूति के लिये सभी कांग्रेसी कैदियों ने एक वक्‍त उस 
दिन दोपहर का भोजन छोड़ने का जेलर को नोटिस दे दिया। आशा थी शाम को 
तो भोजन रोज की तरह मिलेगा ही। परन्तु नहीं दिया गया। सब अपने-अपने 
तसले, कटोरी उठाकर पिंजड़ों में चले गये | शायद कोई भूल हो गई होगी । परच्तु 
दूसरे दिन, तीसरे दिन भी किसी प्रकार का भोजन नहीं आया। कलेवे के चने भी 
नहीं | व्यास जी वौखला उठे । वावा नृसिह दास और कुमारानन्द जी भी उवल 
पड़े । हमारे वैरक में हम लोग बड़े थे। अस्सी बड़े कैदी पिजड़ों में और वीस छोटे 
बच्चे थे काल कोठरियों में । बच्चे बहुत घवड़ा रहे थे । व्यास जी ने ऋान्ति और 
ऋन्तिकारियों के किस्से कहकर सवको मानसिक आहार दिया । बड़े ही नहीं बच्चे 


२७० धुन के घनीः 


, भी उस पांच दिन की थोपी हुई भूख हड़ताल को पार कर गये । यों एक इसली का: 
पौधा साफ कर दिया गया था| कुछ पीपल और नीम भी खा डाले थे । 
<> <> <> 

में एक-दो अन्य साथियों के साथ वैरक के सींकचों से वाहर चौक में देख रहा 
था। बहुत से साधारण कैदी जोड़े-जोड़े बैठे थे । हरलाल नामक एक डिप्टी जेलर 
था, हद्वा-कट्टा, एकदम जवान, भारी दूट पहने । जेल की चावियों का बहुत भारी 
गुच्छा हाथ में । देखा तो एक मिनट में कूद कर उन केंदियों के सिरों व कन्धों पर 
नाचने लगा । ऊपर-ही-ऊपर इस छोर से उस छोर तक। व्यास जी ज़रा ही दूर 
पर कुछ व्यस्त से खड़े थे । में वोला,' व्यास जी ज़रा कलियुगी नाग नाथ की लीला 
तो देख लीजिये ।” औ्रोहो, त्योरियां चढ़ गईं, शेर दहाड़ा, डिप्टी साहव श्राप आदमी" 
नहीं जानवर हैं। अंग्रेजी राज हमेशा नहीं रहेगा। तुम्हारा दिल भी गुलाम है। 


०... 


परन्तु पिजड़े के शेर की परवाह किसने की है। 
९ <> 


<> 


फिर सम्पर्क हुआ व्यास जी से वम्बई में । भारत में छह सौ से अधिक देशी 
राज्य. थे । आज जब कोई अ्रखण्ड भारत की वात करता है तो उसका ध्यान पाकि- 
स्तान को ओर होता है। परन्तु सन्‌ १६३४ में पाकिस्तान नाम का एक बंगला 
वम्बई में जुह तट पर अवश्य था। व्यास जी स्वयं एक देशी रियासत की ताना- 
शाही और पिछड़ेपन के शिकार थे। उनको मिलाकर भारत एक और अखण्ड 
वन जाय, यह उनका सबसे बड़ा स्वप्न था। नेहरू जी ने एक अमरीकी पत्रिका 
एशिया में लिखा था कि कोई नेता देश को अपनी चाल से नहीं चला सकता। 
उसे जनता की चाल में चलना पड़ता है। जितनी तेज चाल वह चल सके | इसी 
प्रकार की विचारधारा के अनुसार व्यास जी अखिल भारतीय देशी राज्य लोक- 
परिषद्‌ के जागरूक का्यकर्त्ता रहे थे, अक्सर उसके प्रधान मन्त्री ही। उनकी मांगें 
भी देशी राज्यों को मिटा देने की नहीं, उत्त रदरायी शासन की थीं। सिर्फ उसी से 
प्रेरित होकर उन्होंने वम्बई से अखण्ड भारत' देनिक-पत्र निकाला था १६९३शमें। 
वैलिंगडन के दमन के बावजूद सत्याग्रह १६३४ तक चलता रहा था, पूना सम- 
फोता हो चुका था। साम्प्रदायिक वटवारे का निर्णय भी ब्रिटिश प्रधान मन्‍्त्री 
मेकडौनाल्‍ड दे चुके थे। प्रान्तीय स्वराज्ज और भारतीय संघ योजना के प्रश्न जोरों 
पर थे। अखण्ड भारत का शंखनाद जो रणभेरी का अगला रूप लेकर आया तो 
अंग्रेज सहम गये । व्यास जी की जेव खाली थी और छपाई तक के लिये पैसे न थे। 
परन्तु उनमें साहस कमाल का था। साहस की पूंजी के सहारे ही उन्होंने उसको 
शुरू किया था। मेरे पत्रकार जीवन का श्रीगणेश अखण्ड भारत' में व्यास जी के 
सान्निध्य में ही हुआ था । काशी विद्यापीठ का स्नातक होने के नाते राजनीतिक 
मामलों में कुछ जागरूक अवश्य था। अन्तर्राष्ट्रीय पृष्ठ मैं ही वनाता था। सर- 


अजमेर जेल में उनके साथ २७१: 


कार का एक भेदिया एक दिन थ्रा पहुंचा। मुझे ही उसके साथ भिड़ा दिया गया । 
अखण्ड भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन ओर जन-दवित के प्रभाव का जो चित्र मैंने: 
उस भेदिये के सामने खींचा उससे व्यास जी वहुत प्रसन्न हुए। अखण्ड भारत' की 
घूम मच गई थी । कुछ ही दिनों के वाद वम्बई में भयंकर हिन्दू-मुस्लिम दंगा करा 
दिया गया । अंग्रेजों के लिये यह भारतीय अ्रखण्डता ही तो थी | 
० ० ० 

वे जोबपुर राज्य के प्रधान मन्‍्न्री हुए । एक वार वम्बई दौरे पर श्राये, मोटे 
आसामियों से घिरे व्यास जी अपने स्तर के साथियों की नमस्ते तक नहीं ले सके । 
वे लोग घेरे ही रहे। जब गही से हट कर फिर बम्बई आये तो चमकीले लोग 
गायव थे। पुराने साथियों ने ही चने कुरमुरे से उनका स्दागत किया। उनके 
उद्गार थे--'यही तो अ्रसली स्वागत है रमणलाल जी। इसी में मुझे अपनापन 
लगता है ।” 

राजस्थान बनने पर मुख्य मन्‍्न्री हुए, तो फिर वम्बई आ्राये, भारतीय विद्या- 
भवन चौंपाटी में स्वागत हुआ । धूल के फंके हुए रोड़े को फिर चमकीलों ने कुर्सी 
पर टांग कर घेर लिया। मुझे किसी प्रकार उन्हें नमस्ते कहने का मौका मिल 
गया, विलकुल उनके पास जाकर । खाली मार्ग की ओर मुझे वुलाकर इशारे से 
कहा, “देखा रमणलाल जी गद्दी फिर पुज रही है।” परन्तु व्यास जी तो धूल के 
फूल थे। मिट्टी में ही उनकी जड़ें थीं। मखमल पर वे जी न पाये और जनता- 
जनादन ने अपने वीच फिर उनका स्वागत किया । 

कौन नहीं जानता उस शेक्सपीयर को जो फ्रांस की राज्य क्रांति के लिये अ्रथक 
परिश्रम करता रहा। महान्‌ रूसो आद्शों की स्थापना के लिये लड़ता रहा 
पर उसी को गुलौटीन पर चढ़ा दिया गया | हमारे १८५७ के स्वतन्त्रता-संग्राम 
में हमीं में से कुछ भाइयों ने अंग्रेज आतताइयों के चन्द्र टुकड़ों के लिये स्वतन्त्रता 
के सेनानियों को भून डाला था। महात्मा गांधी से बढ़कर राष्ट्र की सेवा किसने 
की और हम कृतघ्नों ने उन्हीं के सीने में गोली दाग दी। बड़े भक्त थे व्यास जी 
उस डेढ़ पसली के पहलवान के । वे रो दिये थे। और कौन नहीं रोया। परन्तु 
अव मैं कहता हूं उस महात्यागी राष्ट्रीय फकीर जयनारायण व्यास को क्या हमने 
ही मिटने को मजबूर नहीं कर दिया । व्यास जी तिल-तिल करके शहीद हुए। 

चलिये गारये--- शहीदों की चिताओ्ं पर***” 


2 घुन के धनी 


२० 
इकत्तीस-बत्तीस वर्ष का चनिष्ट सम्बन्ध 
श्री गोपीकृप्ण विजयवर्गीय, संसद सदस्य, इन्दोर (म॒० प्र०) | 


मेरा पहला घनिष्ट परिचय व्यास जी से १६३२ में अजमेर जेल में हुआ । तव 
राजस्थान और सध्यमारत के कार्यकर्ता अजमेर अथवा व्यावर आकर ही सत्या- 
ग्रह में भाग लिया करते थे और सबको अजमेर जेल में रखा जाता था। उसका 
सबसे बड़ा लाभ यह हुआ कि अलग-अलग देशी राज्यों में काम करने वालों में . 
परस्पर घनिष्ट परिचय हुआ, भाईचारे की भावना जागृत हुई और देशी राज्यों 
में काम करने की सामूहिक दृष्टि भी पैदा हुई | व्यास जी के कारण जेल जीवन 
'ड़े ही आमोद-प्रमोद में वीता और हम सबको उनसे कुछ सीखने का भी अवसर 
मिला । व्यास जी के नेतृत्व में मनोरंजन के कारयक्रमों के साथ-साथ लेखन, भाषण 
'तथा कविता पाठ आदि का क्रम भी नियमित रूप से चलता था। व्यास जी की 
'कविताओं का खूब रंग जमता- था। समाजवादी विचार-धारा के प्रशिक्षण का 
कार्यक्रम विशेष रूप से शुरू किया गया था। मुझे भी व्यास जी की ही तरह 'सी' 
श्रेणी में रखा गया था | इसलिये मेहनत-मजदूरी का काम भी मुझ्के उसके जेंसा ही 
दिया जाता था। एक ही शेड में चक्की लगाने का काम व्यास जी को और मुभे 
'पूरे एक महीने के लिये दिया गया था। रसोई में भी मैंने उनके साथ काम किया 
था । इस प्रकार उनके साथ भेरा सम्बन्ध वहुत घनिष्ट बन गया था । 
हम दोनों की भ्रजमेर जेल से रिहाई १६३३ में एक ही दिन एकसाथ हुई। 
'वह जेल से छूटकर जोधपुर चले गये और मैं ग्वालियर चला आया। अजमेर जेल 
यात्रा का लाभ यह मिला कि हम लोगों का राजनीतिक दृष्टिकोण कुछ व्यापक 
बना | मैंने समाजवादी विचारधारा को स्वीकार कर उज्जैन, इन्दौर, तथा व्यावर 
के मजदूरों में काम किया । 
देशी राज्यों में काम करने वालों में एक बड़ा असंतोष यह घर किये हुआ था 
'कि कांग्रेस ने उनके प्रति तटस्थ नीति अपना कर हमारा भाग्य देशी नरेश्ों की 
निरंकुशता अथा स्वच्छन्दता पर छोड़ दिया था । व्यास जी की ही तरह मैं भी इच्त 
पर असन्‍्तुष्ट था । अखिल भारतीय देशी राज्य लोकपरिपद्‌ का ध्यान भी तव तक 
उत्तर भारतीय देशी राज्यों की ओर जैसा चाहिए वैसा आकर्षित न हुआ था। 
इसलिए १६३२ में राजस्थान और मध्य भारत के कार्यकर्त्ताश्रों में जा वन्चु भाव 
पैदा हुआ था, उसका एक शुभ परिणाम यह हुआ कि हम सव संयुक्त मोर्चा सा 
बनाकर काम करने लग गये थे । अजमेर जेल के वाद व्यास जी वम्बई से अखंड 
भारत निकालने लग गये थे। वह डेढ़ वर्ष वाद बन्द हो गया । तव व्यास जी फिर 
व्यावर लौट आये । मैं भी कुछ समय वाद व्यावर में मजदूरों में काम करने चला 


इकत्तीस-बत्तीस वर्ष का घनिष्ट सम्बन्ध रफ़रे 


ओया || व्यास जी और मैं तथा कुछ अन्य साथी भी व्यावर में एक ही मकान में 
एक साथ रहते थे। सवकी रतोई भी इकटंठी वनती थी । व्यास जी, कांग्रेस की 
राजनीति में विशेष दिलचस्पी लेते ये | व्यावर में उनकी स्थिति इतनी दृढ़ थी कि 
अजमेर के कुछ कांग्रेसी साथी उनसे प्रतिस्पर्धा करने लग गये थे । १६३७ के अंतिम 
दिनों में व्यावर में जिस अ्रजमेर, मेरवाड़ा राजनीतिक सम्मेलन का आयोजन 
'किया गया था, व्यास जी उसके स्वागत मंत्री और मैं स्वागत उपमंत्री था। फिर 
भी उनका अ्रविक समय देझ्षी राज्यों के ही काम-काज में वीतता था। मुझे अच्छी 
'तरह याद है कि हरिपुरा कांग्रेस तक हम लोग देशी राज्यों के प्रति कांग्रेस की रीति- 
नीति के संबंध में वड़ें चितित रहा करते थे। इसलिए हरियपुरा से ठीक पहले नव- 
सारी में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिपद्‌ की ओर से जो सम्मेलन हुआ 
था उसमें मुख्यतः, इसी विपय पर चर्चा हुई थी कि कांग्रेस के अधिवेशन में कया 
रुख अपनाया जाय | उस सम्मेलन में राजस्थान और मध्य भारत के कार्यकर्ता 
इतनी अधिक संख्या में उपस्थित हुए थे कि हमारी उपेक्षा संभव न रही थी। 
किसी प्रश्न पर हम सव संयुक्त रूप में सम्मेलन से उठकर चले आये थे । तव डा० 
पटटामि की मव्यस्थता से समभौता हुआ और अ्रखिल भारतीय देशी राज्य लोक- 
परिपद्‌ की रीति-नीति में ऐसा परिवर्तेन हुआ कि हम उस पर छा गये । नेत्ता जी 
-सुभापचन्द्र वोस की देशी राज्यों की जनता के साथ कुछ अधिक सहानुभूति थी | 
इस कारण, कांग्रेस को हरिपुरा में अपने दख में कुछ परिवर्तत करना आवश्यक हो 
गया | हमने उसको अपनी पहली चिजय माना था। व्यास जी के में जितना श्रविक 
सलिकट संपक में श्राया उतना ही उनकी सरलता, मिलतसारिता, दुढ़सं पठन शर्त 
और प्रभावशाली व्यक्तित्व आदि गुणों से प्रभावित होता गया । 
१६४२ के अगस्त आन्दोलन में ग्वालियर में गिरफ्तार होने के बाद मु फे कुछ 
साथियों के साथ शिवपुरी जेल में रखा गया था। १६४२३ में हम सव रिहा कर 
दिये गये थे । किन्तु व्यास जी और जोधपुर के उनके अन्य साथी वहां की जैेलों 
तथा किलों में नज़॒ रवन्द थे। महात्मा गांवी की प्रेरणा पर वादू श्रीप्रकाश जी ने 
१६४२ में जोधपुर जाकर जो समझौता करवाया था, वह श्रधिक दिन नहीं निभ 
सका था। जेल से छूटने के वाद मुझे यह आवश्यक प्रतीत हुआ कि में जोवपुर 
जाकर कोई वीच का रास्ता निकालूं। मैं वहां गया। श्री बर्मतारायण तथा श्री 
ईदवर भाई त्रिवेदी आदि अधिकारियों से मिला । वीजोलाई तथा दौलतपुरा आदि 
किलों में नजर॒बन्द व्यास जी तथा उनके साथियों से मिला । उस समय तो सम- 
भौते का कोई रास्ता न निकल सका। परल्तु विराश न हो मैंने अधिकारियों के 
साथ पत्र व्यवहार जारी रखा। मेरा ख्याल है कि उसका लाभ इतना अदश्य हुआ 
कि व्यास जी को सुलह समझौते की वार्ता के लिये जोवपुर बुलाया गया । अन्त मे 
.प्रयत्त सफल हुए । १६४५ में व्यास जी अपने साथियों के साथ रिहा किये गये। 


२७४ | । धुत के धनी 


वड़ौदा के श्री मुधालकर को राज्य के लिये शासन सुधार योजना तैयार करने को 
जो काम सौंपा गया था, वह भी कुछ दूरगामी सिद्ध नहीं हुआ । श्री मुधालकर ने बहुत 
वड़ी भूल यह की कि मारवाड़ लोकपरिषद्‌ परिषद्‌ को अपने विश्वास में नहीं लिया। मुझे. 
इस समझौता वार्ता के लिये दो बार जोधपुर जाना पड़ा। मैं ग्वालियर राज्य 
सार्वजनिक सभा का अध्यक्ष था | उस स्थिति से मैंने कुछ लाभ उठाया । ह 

यह भी एक कैसा सुयोग था कि मैं और व्यास जी दोनों ही संसद में राज्य 
सभा के लिये चुने गये | तव उनके साथ राजस्थान और मध्यभारत की राजनीतिक" 
स्थिति के वारे में प्राय: चर्चा होती रहती थी। मैं उच्तकी दुढ़ता पर मुग्ध था। वह. 
सहज में कोई धारणा नहीं वनाते थे, परन्तु जो धारणा बना लेते थे उससे उनको; 
विचलित कर सकना आसान न होता था। मे वह प्रसंग श्रच्छी तरह याद है, 
जब मैंने एक बार उनसे दोनों राज्यों की स्थिति के बारे में प्रधान मन्त्री श्री जवा- 
हरलाल नेहरू से मिलने का अनुरोध किया। उन्होंने बड़ी ही दृढ़ता से मुझे स्पष्ट 
कह दिया कि मिलने से कोई लाभ न होगा। मैं उनसे पत्न-व्यवहार करके और 
अनेक मामलों में तार तक देकर थक चुका हुं। मैं इतना निराश हो चुका हूं कि 
उनसे मिलना भी मुझे अनावश्यक प्रत्तीत होता है। अब तो उनको पत्र तक: 
लिखना भी मुझे वेकार मालूम होता है। आरचये नहीं कि हममें से कइयों का ऐसा" 
ही अनुभव हो, परन्तु अपने अनुभव को इतनी दृढ़ता तथा स्पणष्टता से प्रकट करने 
का साहस करने वाले कितने हैं ? यह दृढ़ता व्यास जी की अपनी ही अनोखी 
विशेषता थी । 

उनकी अच्तिम वीमारी के दिनों में भी मैंने उनको कई वार देखा । कई वार 
में अस्पताल गया । मच्छावस्था से ठीक पहले भी उनके दर्शन किये थे। मैं आज 
जव उनकी याद करताहं तो इकत्तीस-वत्तीस वर्षों के लम्बे घनिष्ट सहवास की अनेक 
स्मृतियां ताजा हो जाती हैं और तरह-तरह की अनुभूतियां जगाकर रह जाती हैं । 
उन सरीखा साथी पाना दुर्लेस है।... 


२१ 
गांधी जी और व्यास जो 
देय संत लाक्षराम जी, संचालक, राजस्थान ग्यामोत्यान केन्द्र, जोधपुर (राजस्थान) 


“जनति दान दे, स्वाभिमान दे। 
तेरी नित रहे तान, वही गान दे ॥ 


गांधी जी और व्यास जी २७५ 


तन में वल मन निश्छल, सगुण सकल यत्न सफल । 
अचल सुदुढ़ निश्चय दे, हृदय विमल दे ॥ जननि ॥7 
भाव दीजें गम्भीर, बनें सकल धीर वीर । | 
तेरी अनुरक्ति भक्ति, धवल घ्यान दे ॥ जननि॥ 
स्वाभिमान हम न तजे, तदपि रहें निरभिमान ॥ 
त्याग तप सहिप्णुवा, वलिदान ज्ञान दे ॥ जननि॥। 
तेरे पद शीक्ष धरें, श्रपर्ण सर्वस्व करें । 
तेरे हित जिये मरें, विजय मान दे ॥ जननि 
यह थी कविता श्री जयनारायण जी व्यास की, जो मैंने १६३२ में महात्मा 
गांधी को सुनाई थी ओर जिसको मैं प्रतिदिन प्रार्थना के रूप में दुहराता हूं । 
मेरे पिता श्री चुन्नीलाल जी जैन स्थापत्य कला में विशेष रुयाति रखते थे । 
सौराप्ट्र में श्री आनन्द जी कल्याण जी की पीढ़ी की ओर से सूरत, भड़ौंच, वाडूली 
तथा नवसारी आदि में जेन मन्दिरों के निर्माण और जैन मूर्तियों की स्थापना के 
लिये उन्होंने विशोप नाम पैदा किया था। यहां तक कि लोग उनको और उनके ही 
कारण मुभको भी गूजराती ही मानने लग गये थे । १६३२ में जब महात्मा जी को 
यह पता चला कि मैं गृज्ध रात का नहीं, किन्तु मारवाड़ का निवासी हूं, तव उन्होंने 
मुझे यह कहा कि राजपूताने के देशी राज्जों में श्री जयनारायण व्यास ऐसे कार्य- 
कर्ता हैं जो अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार हैं। उनमें अपनी मातृभूमि के 
लिये सच्चा प्रेम है। तुमकी मारवाड़ जाकर उन्तके साथ काम करना चाहिए। 
पृज्य महात्मा जी के इस परामर्श पर मैं गुजरात से मारवाड़ चला झ्ाया और मैंने 
व्यास जी के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया। मेरे हृदय पर गांधी जी 
के परामशे और व्यास जी के सम्बन्ध में उनकी सम्मति का ऐसा गहरा असर पड़ा 
कि मैं श्राजीवन उनका साथी बना रहा। यदि उनका मुख्य कार्य क्षेत्र राजनीति था, 
तो मेरा था ग्रामोत्यान और हरिजन-सेवा । 
उनके साथ मिलकर मैंने जो अनेक काम किये उनमें वावरी, मेथिया, सांसी, 
कंजर, मेड़ा और भील श्रादि किसान जातियों को जरायम--सेशा-कानून से मुक्ति 
दिलाना मुख्य था। व्यास जी के परामझ्ष से मैं ठककर वापा तथा माता रामेबवरी 
जी नेहरू से दिल्‍ली आ्राकर मिला | उन्हीं की मार्फत मैं तत्कालीन विधिमंत्री डावंटर 
भीमराव अम्वेडकर और राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद जी से भी मिला। धीरे-धीरे 
वह आन्दोलन भारत-व्यापी वतन गया। मैंने उन दिनों में अनुभव किया कि पद 
दलित अस्पृद्य ठहराई गई जातियों के लिये व्यास जी के हृदय में कितना स्थान था । 
वह उसको मानवीय भ्रपराध और समाज के माथे पर एक वड़ा कलंक मानते थे । 
दूसरे बड़े जिस काम में व्यास जी के सहयोग से मैं सफल हो सका,वह था नांगल 
भाखड़ा नहर की खुदाई के लिये मारवाड़ से पटियाला ले जाये गये दो हजार मजे- 








२७६ -' » « घुत के धनी 


दूरों की वापसी । वहां के ठेकेदार उन मजदूरों को सरसव्ज वाग दिखाकर वहां ले 
गये थे। वहां उनका बुरी तरह शोषण करते थे। उनके पास घर भेजने को तो 
क्या, अपने भरण-पोषण के लिये भी एक पैसा तक न वचता था और वे हमेशा 
ठेकेदारों के कर्जदार ही बने रहते थे। कर्ज के चक्रव्यूह में उनको .इसलिये फंसाया 
गया था कि वे काम छोड़कर वापस लौटने की वात तक न सोच सरके। व्यास जी 
से पत्र लेकर मैं कुछ अधिकारियों तथा कांग्रेसी नेताओं से भी मिला । व्यास जी के 
ही उद्योग से दो हज़ार मजदूरों के वापस लाने के लिये रेलभाड़े का भी प्रवन्ध 
किया। बड़े लम्बे संघर्ष के वाद उसमें सफलता मिल सकी । तव मैंने अनुभव किया 
कि शोपित व पीडित की सेवा के लिये व्यास जी किस प्रकार चितित और प्रयत्न- 
शील रहते थे । 
ऐसी ही कुछ घटताओं के कारण मेरे हृदय में व्यास जी के प्रति वह भावना 

प्रवल होती गई जो महात्मा गांधी के शब्दों से मेरे हृदय में पैदा हुई थी । मैं उनको 
गांधी जी के ही समाव सच्चा, ईमानदार, वलिदानी और दरिद्रतारायण का पुजारी 
मानने लग गया था। इसी कारण जब जोधपुर में उन पर १६४० में मुकदमा 
चलाया गया और उन पर कुछ ऐसे आरोप लगाये गये, जिनसे उनकी सचाई व 
ईमानदारी पर दाग लगता था, तब सुझे असह्य वेदता हुई। मैं इतना परेशान हो 
गया कि मेरे लिये खाना, पीवा और सोना दूमर हो गया । मैं रात-दिन इसी चिन्ता 
में ड्वा रहता कि उस मुकदमे का अंत कैसे हो । उसके लिये जो प्रयत्न मैंने किये 
उनकी कहानी बहुत लम्बी है। जयपुर और दिल्‍ली कई वार जाकर मैंने हर किसी 
से मिलने की कोशिश की। अन्त में व्यास जी को श्री हीरालाल शास्त्री से मिलाने 
में सफल हुआ। यह कहना तो कठिन है कि मेरी दौड़-घूप का क्‍या परिणाम 
निकला; परन्तु मुझे इससे बड़ा सनन्‍्तोष मिला। व्यास जी के उस मुकदमे से 
बेदाग छूटने और राजस्थान के मुख्यमंत्री के पद पर प्रतिष्ठित किये जाने से मुझे 
जो प्रसन्‍तता हुई उसका वर्णन मैं शब्दों में नहीं कर सकता। उनके सम्बन्ध में 
पृज्य वापूजी के शब्द जब मुझे याद आते हैं तव वरवस मेरे मुख से ये शब्द निकल 
पड़ते हैं कि वह राजस्थान का गांधी था और गांधी जी ने ही उसके हृदय की तड़पन 
को अनुभव किया था । 


अजमेर जेल और उसके वाद २७७ 


२२ 
ग्रजमेर जेल और उसके बाद 
भी चिरंजीलाल जी शर्मा, खादी बवोडे, जयपुर (राजस्थान) 


श्री जयनारायण व्यास के साथ अन्य अनेक साथियों की तरह मेरा भी पहला 
परिचय सन्‌ १६३२ में अजमेर जेल में हुआ था । उसी जेल में तव राजस्थान और 
मध्यभारत के विभिन्‍न राज्यों के कार्यकर्ता एक-दूसरे से परिचित हुए थे। व्यास जी 
ऐसे हँसमुख, विनोदप्रिय और मिलनसार साथी थे कि उनके पास रहने वाला कोई 
भी व्यक्ति उदास या मायूस न रह सकता था | जेल में दो तरह के सत्याग्रही आये 
थे। एक वे जो केवल गांधी के नाम से प्रभावित थे और दूसरे वे जो राजनीतिक 
विचारधारा को समभते थे। व्यास जी की यह धारणा थी कि चाहें किसी भी 
कारण सत्याग्रही जेल आया हो; किन्तु जेल से छूटने के वाद हरएक को अपने 
राज्य में ग्रच्छा व प्रभावशाली कार्यकर्ता बनना चाहिए। इसलिए वह हर किसी 
की पूरी जानकारी लेते थे और उसके अत्तीत एवं भावी जीवन की पुरी छानवीन 
करते थे। जेल में उन्होंने सबके प्रशिक्षण की भी तरह-तरह की व्यवस्था की थी। 
समाजवादी विचारधारा और पत्रकारिता के प्रशिक्षण का प्रयोग सबसे अधिक 
सफल रहा । राजनीतिक जागृति और देश-सेवा की धुन उन्हें दिन-रात लगी रहती 
थी। 

हम लोग जब अजमेर जेल में थे, त्तव ही वीकानेर में पड़यन्त्र का मुकदमा 
शुरू हो चुका था। जेल में उसके समाचार पाकर व्यास जी चिन्तित हो गये थे। 
इसलिए बाहर आते ही उन्होंने तुरन्त वीकानेर के उस मुकदमे पर ध्यान दिया । 
बीकानेर के सम्बन्ध में उन्होंने दो पुस्तिकाएं तैयार करवाई थीं । पहली पुस्तिका 
वहां के शासन के सम्बन्ध में थी, जो गोलमेज सम्मेलन के अ्रवसर पर लन्दन भेजी 
गई थी और दूसरी मुकदमे के सम्बन्ध में थी। यदि मैं भूलता नहीं तो उसकी 
भूमिका भाई सत्यदेव जी विद्यालंकार ने लिखी थी । 

अजमेर जेल से छटकर जब मैं करोली पहुंचा तो मुझे गिरफ्तार करके करोली 
जेल में रखा गया । पांच मास वाद छोड़ा गया । वात यह थी कि विभिन्‍न राज्यों 
के कार्यकर्ताओ्रों ने जव अजमेर जाकर सत्याग्रह करना शुरू किया, तव राजपुताना 
के ए० जी० जी० ने सव राज्यों को एक सवर्यलर भेजकर यह लिखा कि उन्हें अपने 
यहां के लोगों पर निगरानी रखनी चाहिए और उनको अजमेर जाने से रोकना 
चाहिए । मुझे इसी कारण जेल में वन्द रखा गया था कि मैं दुवारा श्रजमेर जाकर 
सत्याग्रह न करूं । इसका एक कारण और भी था; वह यह कि अ्रजमेर से आते 
हुए मैं अपने साथ गांधी जी के हरिजन-उपवास के सम्बन्ध में प्रकाशित कुछ परचे 
ले आया था। उनमें अस्पृश्यता निवारण के लिये अपील के सिवाय छुछ और न 


रछप८ घुन के घनी 


था। परन्तु करौली राज्य के लिये वे परचे भी कुछ कम भयावह न थे। जेल से 
छूटने के वाद मैं काफी समय अजमेर, जयपुर और शेखावाटी आदि स्थानों में रहा। 
व्यास जी के सम्पक में वरावर आता रहा । 

६४४ की एक घटना का उल्लेख पाठकों के लिये मनोरंजक होगा। तब 
बीकानेर प्रजामण्डल को गैरकाननी ठहराकर श्री रघृुवरदयाल जी गोयल को 
लूणकरणसर में एक घर में नजरवन्द का दिया गया था। नागौर में राजस्थान के 
प्रसुख नेता विचार-विनिमय के लिये इकट॒ठे हुए। यह विचार किया गया कि 
रायवहादुर शिवरतन जी मोहता की मार्फत वीकानेर में कुछ भी बचाव किया 
जाय | उसके लिये श्री गोयल जी से मिलना आवश्यक समझा गया। मुझे कहा 
गया कि मैं लूणगकरणसर जाकर उनके विचार और समाचार लाऊं। वैसे बीकानेर 
राज्य में खादीधारी के लिये जाना बड़ी टेढ़ी खीर थी । व्यास जी ने मुझे अपना 
लोहारू का अनुभव वताया और मैं जाट का छलद्य वेश घारण कर वहां रात को 
१ बजे पहुंचा। वहां से सव समाचार लाकर व्यास जी को दिये। उन्होंने मुझे 
अपनी कामयावी पर दाद दी और मेरा हौसला बढ़ाया । 

करौली में यद्यपि जन-श्लान्दोलन कुछ उग्ररूप धारण नहीं कर सका; फिर 
भी प्रजामण्डल का संघर्ष किसी न किसी रूप में चलता ही रहा। भरतपुर के श्री 
युगलकिशोर जी चतुवंदी की अध्यक्षता में उसके एक सम्मेलन का भी आयोजन 
हुआ । देश को स्वतन्त्रता के साथ-साथ देशी राज्यों की भी हवा वदली । राजस्थान 
पर उसका विशेष प्रभाव पड़ा । अलवर, भरतपुर, घौलपुर और करौली को मिला- 
कर जव मत्स्य संघ बनाने की चर्चा नई दिल्‍ली में शुरू हुई होगी तव व्यास जी ने 
मुझे संविधान परिषद्‌ के लैटर हैड पर केवल तीन पंक्तियों का इस आशय का यह 
पत्र लिखा कि, जी चाहता है कि बधाई दं; पर ज़रा ठहरकर। मत्स्य संघ वना 
और उनकी वधाई साथक हो गई। मुझे उसके सन्त्रिमण्डल में शामिल किया गया। 
यह व्यास जी की छुपा का प्रसाद था। उन दिनों की एक विनोदपूर्ण घटना भी में 
यहां लिख दूं। उन्होंने एक वार अलवर आने से पहले अपने ठहरने के बारे में 
लिखा कि मैं ऐसे मित्र के यहां ठहरूंगा जिसकी नई शादी हुई हो, जिसका मकान 
स्टेशन के पास हो और उसका जुख्य द्वार पुरव दिशा की ओर हो । हम लोगों में 
आपस में उस.पत्र की बड़ी चर्चा रही। जब वे पघारे तो मेरे यहां आ पहुंचे । 
उनका वह विनोद मेंरे एक साथी पर भी लागू होता था। यह था उनका 
आत्मीय व्यवहार अपने साथियों के प्रति । 

व्यास जी उस राजनीति में विश्वास नहीं रखते थे, जिसमें रचनात्मक कार्य 
के लिये स्थान न हो | वह रचनात्मक कार्य का अर्थ करते थे--अत्रभावग्रस्त 
जनता की सेवा । इसी दृष्टि से उन्होंने मारवाड़ खादी संब का गठन किया था 
और उसको स्थायी रूप देने के लिये एक लाख इक्कीस हज़ार की एक विशाल 


धलिदान के वे दिन २७६ 


इमारत का सौदा भी कर लिया था । जैसलमेर क्षेत्र में भी उन्होंने रचनात्मक 
भ्वृत्तियों का शुभ श्रीगणेश किया था। राजस्थान के मुख्य मन्‍्त्री की हैसियत से, 
जव उद्योग विभाग भी उनके हाथ में था, उन्होंने खादी बोर्ड का १६५३-४४ में 
गठन ब्रद्ध सरकारी संस्था के रूप में किया था*) किन्तु बाद में उसको पुरी तरह 
सरकारी संरक्षण में ले लिया। कताई, बुनाई और खादी विक्री के क्षेत्र में बोर्ड 
बड़ा ही सराहनीय काम कर रहा है। उसकी प्रवृत्तियां सारे राजस्थान में फैली 
हुई हैं । खादी ग्रामोद्योग संस्था संघ को प्रभावज्ञाली बनाने में व्यास जी ने जो 
सहयोग दिया, वह चिरस्मरणीय रहेगा। रचनात्मक प्रवृत्तियों में लगे कार्यकर्ताओं 
में व्यास जी सर्वाधिक प्रिय थे और उनकी सम्मति सदा आदेश के रूप में स्वीकार 
की जाती थी। 


२३ 
बलिदान के वे दिन 


श्री मंवरलाल जी सराफ, जोवपुर (राजस्थान) 


जोधपुर में धीरें-वीरे जो राजनीतिक जामृत्ति पैदा हुई उसने १६१६ की 
दिवाली के शुभ पर्व पर मूतंरूप घारण किया | उस दिन दोपहर को गोवद्धंन जी 
के मन्दिर में मारवाइ-सेवा-संघ की स्थापना की गई। संघ के संस्थापकों में सर्वे 
श्री दर्गाशंकर जी श्रीमाली, कन्हैयालाल जी अग्रवाल, जयनारायण जी व्यास और 
में मुख्य थे। उस दिन वहां ही व्यास जी से मेरा पहला परिचय हुआ और वह 
उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया । मेरी दुकान समाचार-पत्र पढ़ने के वहाने राजनीतिक 
चर्चा का केन्द्र बन गई | व्यास जी भी वहां नियमित रूप से आने-जाने लगे । पुलिस 
ने हमारा पीछा करना शुरू किया । १६२२ में जो दूसरा सावंजनिक कदम उठाया 
'गया, वह था 'मारवाड़-हितकारिणी-सभा' की स्थापना | वस्तुतः 'मारवाड़-सेवा- 
संघ' और 'मारवाड्र-हितकारिणी-सभा' को ही जोधपुर में राजनीतिक जीवन पैदा 
करने का श्रेय है। समय-समय पर उसकी ओर से जो आंदोलन उठाये गये उन 
आंदोलनों का अन्तिम परिणाम यह हुआ कि अक्तूबर १६२९ में व्यास जी, देश- 
भक्त श्री आनन्दराज जी सुराणा और मुझ पर नागौर किले में राजद्रोह तथा 
'पड़यंत्र के मुकदमे चलाये गये | उनका नाटक इस भयानक रूप में रचा गया, जैसे 
कि हम लोगों ने राज्य को ही पलट देने का कोई गुप्त पड़यन्त्र रचा हो | व्यास जी 
तथा सुराणा जी को आसौजसुदी त्तीज को गिरफ्तार किया गया और दस दिन वाद 


२८० घुन के घर्नीः 


दशहरे के दिन मुझे भी गिरफ्तार कर लिया गया | व्यास जी को दौलतपुरा और 
सुराणा जी को गिराव किले में रखा गया। वहां पीना सांप के कारण सुराणा जी 
जब वीमार पड़ गये तव उनको सिवाणा किले में लाया गया । विजयादशमी के 
दिन हम तीनों को मेड़ता रोड में लाकर नागौर किले में पहुंचा दिया गया। मुझे. 
व्यक्तिगत रूप से उस मुकदमे का इतना काम मिला कि मैं व्यास जी का राजनीतिक 
क्षेत्र में एक अन्यतम साथी वन गया और उनकी हर प्रवृत्ति में हाथ वठाने लगः 
गया। १६४४ तक मैंने हर वार उनके साथ जेल काटी और मेरा सराफे का पैतृक . 
कारोबार राजनीतिक आच्दोलन के कारण चौपट हो गया । व्यासजी जिन दिलों 
में व्यावर रहे, मेरा मुख्य काम यह था कि मैं जोधपुर के समाचार व्यावर और 
व्यावर के जोधपुर लाकर दिया करता था | आज जव मैं उन दिनों की याद करताः 
हूं तो मुक्के व्यास जी की सूक-वृक, साहस तथा कष्ट सहिष्णुता आदि याद करते 
रोमांच हो आता है। वे कैसे दिन थे जव हम सिर हथेली पर रख वड़े से बड़ाः 
बलिदान करने को तेयार रहते थे । 


२४ 
राजस्थान के अआदशांनिष्ठ महान्‌ सेवक 
श्री रामनिवास जी शर्मो, व्यावर (राजस्थान) 


श्रद्धेय व्यास जी के साथ मेरा पारिवारिक परिचय तब हो गया था, जब उनके 
पिता व्यावर में कृष्णा मिल्स में काम करते थे । मेरे बुआ के लड़के भी वहीं काम 
करते थे। दोनों में काफी मेल-जोल और एक-दूसरे के यहां आना जाना भी था। 
व्यास जी के साथ व्यवितगत परिचय १६३१ में हुआ, जब वे जेल से गांधी इरविन 
समझौते में रिहा किये जाने के वाद कराची कांग्रेस से लौटने पर मारवाड़ राज्य से: 
निर्वासित किये गये थे और व्यावर आकर रहने लग गये थे । कांग्रेस के काम-काज 
में उनकी विशेष रुचि थी और मारवाड़ प्रजा परिपद्‌ का काम भी निरन्तर करते 
रहते थे। परिषद्‌ का एक कार्यालय कांग्रेस के ही कार्यालय में अजमेर और व्यावर 
दोनों स्थानों में कायम था । उसी की ओर से पुप्कर के मेले पर २४-२५ नवम्बर 
१६३१ को मारवाड़ राज्य सम्मेलन का आयोजन अजमेर के सुप्रसिद्ध नेता कुंवर 
चांदकरण जी शारदा की अध्यक्षता में किया गया था और उसी अवसर पर माता 
कस्त्रवा गांधी की अध्यक्षता में अजमेर मेरवाड़ा राजनीतिक सम्मेलन का आयोजन 
भी किया गया था। मारवाड़ राज्य परिषद्‌ के सम्मेलन में कुछ उपद्रवियों ने कार्फी 


राजस्थान के आदर्शनिप्ठ महान सेवक श्८र 


गड़बड़ की थी और व्यास जी पर भी लाठियां चलाई थीं। जोधपुर के सी० झआाई० 
डी० आफीसर श्री नेकीराम पर भीड़ टूठ पड़ी, तो अपनी जान पर खेलकर व्यास 
जी ने उस समय कहा कि “पहले मैं महंगा, तव उसका वाल बांका हो सकेगा ।” 
जून १६३२ में में भी गिरफ्तार किया गया और तेरह मास की सजा 

देकर अजमेर जेल भेज दिया गया; वहां व्यास जी के साथ सम्पर्क और अधिक: 
सुदृढ़ वन गया। जेल में डेढ़ सौ सत्याग्रही और छह सौ साधारण कैदी थे। सबके 
सव व्यास जी की वात को जेल अधिकारियों के हुक्म से भी कहीं अधिक महत्त्व 
देते थे। जेल में व्यास जी ने चक्की चलाने, पानी भरने और सारे कैदियों की रोटी- 
बनाने आदि का कठोर-से-कठोर काम भी हँसते-खेलते और गाते हुए किया; 
हालांकि हाथों व कन्धों पर मोटे-मोटे छाले पड़ जाते थे। जेल में उनका यह गीत 
हम सभी गाया करगे थे : 

पांव में हों जंजीरे, हाथों में हथकड़ियां। 

मातृभूमि पर वलि होने की देख रहा घड़ियां । 

देख-देख मां दशा तुम्हारी, मेरी आंखों से, 

मोत्ती सदृश् ठपक पड़ीं आंसू की लड़ियां। 

मेरा रोना भी ने सुहाया, 

अत्याचारी को. इसीलिए. चहुं- 

झ्ोर खड़ी हैं लोहे की छड़ियां। 

प्र न मातृभू चिन्ता करना हूं सच्चा वेटा तेरा, 

वंबा हुआ भी मैं तोड़ूंगा तेरी कड़ियां। 


उनकी यह प्रार्थना भी जेल में बड़ी लोकप्रिय थी : 
हे प्रभु अशरण शरण ज्ञान हमको दीजिये। 
हम निर्वलों को दिव्य वल हें सबल सक्षम कीजिये। 
लीजिये हमको शरण में हम देश सेवारत रहें। 
देव हित दुःख के प्रहारों को सुमत सम सव सहें। 
स्वार्थ में बीते न क्षण परमार्थ जीवन सार हो। 
सोते सजग हर दशा में मम वियय देशोद्धार हो । 
सेवावती वन कर सभी हमभक्िति अधिकारी वबनें। 
ब्रह्माचारी धर्म रक्षक वीर ब्रत धारी बनें। 
टल जाय॑ अखिल विन्ध्य हिम गिरि पर न हम पीछे हटे । 
कर जाय॑ तिल-तिल मुहित हो सन्मार्ग पर जब हम डे । 
यह है तभी सम्भव प्रभु जब तब कृपा की कोर हो। 
विश्वरूप विराट के कर विश्व शासन डोर हो। 


श्पर घुन के धनी 
व्यावर में सबसे पहला सम्मेलन १ जनवरी, १६३४ को “जन्मभृूमि' के 
'संचालक-सम्पादक श्री अ्रमृतलाल सेठ की अध्यक्षता में देशी राज्य लोकपरिषद्‌ के 
नाम से किया गया। इसमें प्रायः सभी राज्यों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए । अखिल 
भारतीय देशी राज्य लोक परिपद्र के मन्त्री श्री मनीशंकर त्रिवेदी विशेष रूप से 
'पधारे थे। 
१६३४ के अक्तूबर मास में वम्बई के वर्ली क्षेत्र में कांग्रेस का जो ऐतिहासिक 
अधिवेशन राजेन्द्र वावू की अध्यक्षता में हुआ, उसके बाद व्यास जी ने वहां से 
देनिक अखंड भारत' निकलना शुरू किया और मुकको उसका राजस्थान में प्रचार 
करने का काम सौंपा गया । अखंड भारत' खूब लोकप्रिय हुआ । परन्तु प्रायः सभी 
राज्यों में प्रवेश नियेध और प्रवन्ध व्यवस्था में साथियों के विश्वासघात के कारण वह 
चल न सका । व्यास जी फिर व्यावर लौट आये और १६३६ में उन्होंने मारवाड़ी 
भाषा में पाक्षिक आगीवाण' निकालना शुरू कर दिया। यहां १६३६ के अ्रन्तिम 
दिनों में व्यास जी के ही परिश्रम से राजपुताना मध्य भारत राजनीतिक सम्मेलन 
बड़ी सफलता से श्री भूलाभाई देसाई की अध्यक्षता में किया गया। मैं व्यास जी 
के साथ स्वागत के मंत्रिमण्डल में शामिल था। १६३८ में मारवाड़ राज्य में भयानक 
दुर्भिक्ष पड़ा | व्यास जी ने मारवाड़ राज्य प्रजामण्डल की ओर से राहत कार्य 
"संगठित किया । यहीं से वह आन्दोलन शुरू हुआ समभना चाहिए, जिसने १६४० ' 
और ४२ में उत्तरदायी शासन आन्दोलन का प्रचण्ड रूप धारण कर लिया। चार 
वर्ष तक आन्दोलन का संचालन प्राय: व्यावर से ही होता रहा। मैंने उसमें व्यास 
जी का पूरा हाथ वंटाया । जोधपुर में सत्याग्रह शुरू होने पर अनेक जत्थे व्यावर 
'से भेजे गये । उनमें श्री नैन्राम खंडेलवाल और श्रीमती महिमादेवी किकर के 
: नेतृत्व में भेजे गये जत्थे विशेष उल्लेखनीय हैं । 
हम लोग झादोलन का संचालन जिस ढंग से किया करते थे, उसको स्पष्ट 
करनेवाली एक घटना का यहां उल्लेख कर दूं, भारत सरकार ने अजमेर मेरवाड़ा 
'के ७०-७४ गांव उदयपुर और २८ गांव जोधपुर में मिला देने का गुप्त पड़ंयन्तर 
'रचा। हमने उसका इस रूप में पर्दाफाश किया कि वाइसराय और जोधपुर राज्य 
में परस्पर हुआ पत्र व्यवहार प्रकाशित कर दिया । इस पर चारों ओर बड़ी खल- 
'बली मच गई । पुलिस ने उसका भेद जानने के लिये कांग्रेस कार्यालय और व्यास 
जी तथा मेरे मकान की ठीक दिवाली के दिन सवेरे ५ वजे तलाशी ली। परन्तु 
'उसके हाथ कुछ न लगा । दिल्‍ली और जोघपुर के अधिकारी हाथ मलते रह गये । 
व्यास जी के स्वाभिमान को प्रकट करनेवाली एक घटना भी यहां लिख दूं । 
“राजस्थान संघ के उद्घाटन के अवसर पर जयपुर महाराज ने अपने भाषण में 
जयपुर की अधिष्ठातु देवी का जो उल्लेख किया था, उसपर अपना विरोघ प्रकट 
करते हुए व्यावर से सरदार पटेल को एक जोरदार पत्र लिखा | उनके विरोध के 


“राजस्थान के आदशनिण्ठ महान्‌ सेवक र्परे 


दो मुख्य आधार थे। एक तो यह कि सभी राज्यों में इस प्रकार की देवियों की 
'मान्यता पाई जाती है और सभी राज्यों के स्वेच्छापूर्ण विलीनीकरण से राजस्थान 
संघ का निर्माण हुआ है । संघ के राजप्रमुख के भाषण में केवल एक ही राज्य की 
देवी का उल्लेख किया जाना उचित नहीं था। फिर, धर्मनरपेक्ष राष्ट्र के ऐसे 
महत्त्वपूर्ण प्रसंगों पर संकीर्ण साम्प्रदायिक एवं धामिक भावनाओं का उल्लेख किया 
जाना कंसे उचित माना जा सकता है। आ्रादर्शवाद की दृष्टि से व्यास जी पूर्णतः 
सिद्धांतवादी थे और उनको उसमें किसी प्रकार का समभोता स्वीकार न, था। 
अपने राजनीतिक जीवन में भी उन्होंने समभोतावादी मनोवृत्ति से काम नहीं 
लिया। उनके जीवन में जो झसफलत्ताएं दीख पड़ती हैं, उनका यही मुख्य कारण 
रहा था। 
उनके घरेलू तथा पारिवारिक जीवन की जितनी जानकारी मुझे; है, उतनी 
बहुत ही कम साथियों को होगी। मैंने उनको कभी भी झा्थिक दृष्टि से सम्पन्त 
नहीं देखा | फिर भी सुख सन्‍्तोप और शान्ति की दुष्टि से मैंने उनको कभी विच- 
लित नहीं पाया । व्यावर में तो उन्होंने प्री फाकामस्ती में ही दिन विताये और 
सदा मस्तमोला वने रहे | यहां तक कि अपनी पत्नी भौजी साहिवा और बच्चों के 
कपड़े खुद नदी पर ले जाकर धोने में उन्हें कभी संकोच नहीं हुआा। अपनी पत्नी 
को इसीलिए 'अन्तपू्णदिवी' कहा करते थे कि उनके ही कारण घर में कभी अभाव 
जन्य स्थिति पैदा हुई दीख नहीं पड़ी । अपने स्व्रीकृत आदर्श के लिये कभी किसी का 
लिहाज उन्होंने नहीं किया। 
उनकी वड़ी लड़की का विवाह उनके पिताजी ने उनकी इच्छा के विरुद्ध 
करना तय कर लिया । दोनों में विवाह की आयु के सम्वन्ध में मतभेद था । वे स्वयं 
उसमें शामिल नहीं हुए और मुझ सरीखे मित्रों को भी शामिल नहीं होने दिया। 
उनके अन्यतम मित्र वलून्‍्दा के सेठ छगनलाल जी मूथा विवाह हर दस हजार रुपया 
तक खर्च करने को तैयार थे। व्यास जी ने उनको कहलवा भेजा कि यदि वे एक 
पैसा भी खर्च करेंगे, तो आपस के सारे सम्बन्ध समाप्त हो जायेंगे। जोधपुर के 
दीवान और राजस्थान के मुख्ममंत्री वनने पर अपने सगे सम्बन्धियों तथा मित्रों 
को इतना दूर रखा कि किसी को सन्‍्देह तक पैदा होने का अवसर नहीं दिया। 
उनके अनेक मित्र इसी कारण उनसे नाराज रहे | उन दिलों उन्हें १५-१५; २०-२० 
दिन तक अपनी पत्नी, घरवालों तथा मित्रों से वात करने का मौका न मिलता था। 
राजस्थान के मुख्यमंत्री के पद को छोड़ने के वाद उनको हिमांचल प्रदेश का 
उपराज्यपाल का पद देने का प्रस्ताव किया गया और इसी प्रकार के अन्य अस्ताव 
भी उनके सामने रखे गये । उनके स्वीकार न करने का मैंने एक वार उनसे कारण 
पूछा, तो वे बड़ी दुढ़ता से बोले कि राजस्थान के बाहर जाकर कोई ऊंचा पद 
स्वीकार करने की अपेक्षा कांग्रेस के कार्यालय अ्रथवा राजस्थान के किसी नगर के 


र्८पड क धुन के धनी 


चौराहे पर भाड़ लगाने या सफाई करने में अपना गौरव समभूंगा। मुझे किसी 
पद की अपेक्षा ग्रामीण स्तर पर साधारण कार्यकर्त्ता वनने में कहीं अधिक सुखः 
अनुभव होगा । आज भी जब मैं उनके ये शब्द याद करता हुं, तो मेरा हृदय गद्गद: 
हो जाता है। 


अकरखण ३ 


लाश 


9 


| 
मस्तमौला 
शिक्षा मंत्री, श्र हरिभाऊ जो उपाध्याय, जयपुर (राजस्थान) 


यह मैं अपना दुर्भाग्यही समझता हूं किश्रपने छोटे भाई श्री जयनारायण 
व्यास के संस्मरण मुझे लिखने पड़ रहे हैं । हमारे वस में होता, तो हम उन्हें कभी 
अपने में से अलग नहीं होने देते । उनके राजनीतिक जीवन पर तो लिखने वालों 
की कमी नहीं है । उनका वह जीवन खुली पुस्तक के समान सब के सामने है। मैं 
उनके मस्तमीला जीवन से बहुत अधिक प्रभावित हुआ हूं । अपने सब साथियों 
में अपेक्षाकत उनकी ञ्रारथिक स्थिति सम्भवतः सबसे भश्रधिक कमजोर थी और घर- 
गृहस्थी का भार भी कुछ कम न था। फिर अपने निजी जीवन अथवा घर-गृहस्थी 
की समस्याओं में न उलभकर उन्होंने सदा श्रपने को लोक-सेवा के सार्वजनिक जीवन 
में ही लगाये रखा। कभी कोई भार अनुभव नहीं किया और अपने साथियों पर भी 
यह प्रभाव नहीं पड़ने दिया कि उनको किसी प्रकार की विपम कठिनाई का सामना 
करना पड़ रहा है। इसीलिये तो उन जसा खुश मिजाज़ नेता राजस्थान के राज- 
नीतिक क्षेत्र में दूसरा मिलना मुश्किल है। खुश मिजाज कोई मिल भी जाय, तो 
उन जैसा वीर, गम्भीर, साहसी, सिद्धान्त की खातिर वड़ों-बड़ों से टक्कर लेने वाला 
फिर भी मन में मलिनता न रखने वाला, [सांसारिक, पारिवारिक जीवन के प्रति 
लापरवाह मस्तमौला तो वह एक ही थे। उनके इन स्वभाव सिद्ध गुणों की तरंगे 
हर किसी को सदा ही प्रेरित करती रहेंगी | में उनके उस मस्तमौला जीवन की ही 
कुछ आपवीती घटनाएं लिख रहा हूं । ह 
वहुत पुरानी वात है कि हम लोग एक वार हरद्वार की यात्रा पर गये। मेरे 
साथ परिवार के सभी लोग थे । व्यास जी अकेले ही थे । लौटते हुए गाड़ी में भीड़ 
इतनी थी कि वड़ी मुश्किल से सवार हुआ जा सका। घरवालों को तो किसी 
अ्कार नीचे की सीटों पर विठा दिया गया । मेरे लिये और व्यास जी के लिये नीचे 


२८६ ह धुन के धनी” 


पैर रखने तक को स्थान व रहा । तब व्यास जी बोले कि दा साहब, अपने को तो: 
अब छत पर ही लटकना होगा। यह कहकर वे ऊपर की सीट पर रखे सामान को 
इधर-उधर खिसकाकर उसी में किसी प्रकार जमकर बैठ गये और मेरे लिये भी 
ऊपर की सामने की सीट पर रखे सामान को इधर-उधर करके किसी प्रकार बंठने. 
की जगह वना ली । हम दोनों के लिये जगह इतनी ही थी कि बिता हिले-डुले जम- 
क्र बेठे रह सकते थे । कुछ सहारा लेना होता, तो हम दोनों को सामने पैर पसार 
कर एक-दूसरे की सीट का ही सहारा लेना पड़ता था। मैंने व्यास जी से कहा कि 
' आपको आसानी से दूसरे किसी डिब्बे में कुछ खुली जगह मिल सकती है। उन्होंने: 
तपाक के उत्तर दिया कि नरक में अपने साथियों के साथ जो सुख है, वह स्वग में 
अकेले कहां वसीव हो सकता है। उन्होंने सारी रात उसी तरह बेठे हँसी-मजाक" 
में ऐसे बिता दी जैसे कि कोई कष्ट ही न हो. ..छोटे-छोटे चुटकुले सुनाकर मनतो- 
रंजन करने और सबको हँसाकर लोट-पोट करने की कला में व्यास जी अद्भुतः 
चातुर्य रखते थे। उन्होंने सारी रात उसी चातुर्य का प्रदर्शन किया । 
ह ० ० ० 

वम्बई में मैं उनके साथ ठहरा हुआ था। सिनेमा जगत मे उनकी मुझसे कहीं: 
अधिक पहुंच थी। संगीत, नृत्य नाटक आदि में उनकी दिलचस्पी मुझसे कहीं अधिक" 
थी। मेरी दिलचस्पी तो श्रोता अथवा दर्शक तक ही सीमित थी । वे तो इन कलाश्ों 
में पूर्ण दक्षता रखते थे । एक दिन उन्होंने प्रस्ताव किया कि चलो, दा साहब आपको 
सिनेमा चित्रों का शूटिंग दिखाया जाय । मेरे लिये तब तक शूटिंग का अर्थ गोली 
चलाने से कुछ अधिक तन था । सिनेमा चित्र के साथ शूटिंग छाब्द का प्रयोग सुन 
मेरी दिलचस्पी कुछ ऐसी बढ़ी कि मैंने व्यास जी से अ्रनुरोध करके उसको देखने के 
लिये कार्यक्रम स्थिर करवाया ) उन दिनों झ्राजकल की तरह शूटिंग का न तो आम 
रिवाज था ओर न उसके लिये इतनी कम्पनियां ही थीं । वम्बई शहर से काफी दू 
शूटिंग हुआ करता था। एक दिन व्यास जी के साथ शूटिंग देखने पहुंच गया। 
दो-तीन घंटे तक हम लोग शूटिंग देखते रहे । एक ही सीन को ठीक करने में दो: 
घण्टे से भी अधिक लग गये। कलाकार की जरा-सी भूल पर सारा रिहसेल फिर 
दुवारा किया जाता और उसी की पुनरावृत्ति में सारा समय बीत गया। व्यास जी 
के लिये यह सव भी बड़ा दिलचस्प था, परल्तु मेरे पल्‍ले कुछ न पड़ा । मैं तो यह. 
कहते हुए वहां से उठा कि “क्या समझे, यही समझे, क्या खाक समझे |” वात यह 
थी कि कलाकार की भूल पर उससे काम लेने वाला मास्टर उसकी भूल पर वार- 
वार यही शब्द दुहराता था और उनको सुनते-सुनते मेरे कान पक गये थे । 

रात को दो वज गये। वहां से लोटे तो कोई सवारी नहीं मिली | पैदल चल- 
कर जैसे-तेसे अपने स्थान पर पहुंचे। रास्ते में व्यास जी मुझे कलाकार और 
अपने को मास्टर बताकर मेरे साथ यही विनोद करते आये कि "क्या सममे, यही 





मस्तमौला २८७: 


समझे, वया खाक समझे ।” कई दिनों तक यह शब्द आपसी विनोद के निमित्त बने 
रहे । 
>> >> ० 


भरतपुर में वहां प्रजामण्डल की कार्य समिति की बैठक थी। व्यास जी के 
साथ मैं भी पहुंचा । मरतयुर के नेता तब जेल में थे। इस कारण भी हम दोनों का 
चहां पहुंचना आ्रावश्यक था । वहां का काम निपटाने के याद हम दोनों गोवद्धन का 
पूृणिमा का मेला देखने पहुंचे। गोवद्धंन के इस मेले की चर्चा तो बहुत सुन रखी 
थी; परन्तु हम दोनों में से किसी ने भी उसको देखा न था। वहां चैतन्य सम्प्रदाय 
के लोगों की जो भजन मण्डली निकलती थी, उसको '“बुड़िया' कहा जाता था और 
उस पर कीतंन सुनने वालों की भीड़ टूंटी पड़ती थी। हम एक जगह जमकर बैठ 
गये। कीतेन का दुश्य वड़ा ही मनोर॑जक था। मण्डली के सव कीत॑नकार सिर 
मुंडाकर उसमें शामिल होते थे। व्यास जी ने उसमें इतना रस लिया कि मुझे वे 
वार-वबार कहते कि, अपने को वृड़िया वनकर उसमें शामिल होना चाहिये। 
मुझे उसमें कुछ भी रस मालूम न हुआ और उतना समय विताना मेरे लिये 
मुसीवत वन गया । घाव पर नमक छिड़कने वाली दुर्घटना यह हुई कि रात को 
सोलह-सच्रह मील का रास्ता तय करके मथुरा पहुंचने के लिये सवारी मिलनी 
मुश्किल हो गईं। काफी रास्ता पैदल तय करना पड़ा। मेरे जूते का एक कोल पैर 
में चुभने लगा तो जते भी हाथ में उठाने पड़े। यदि कहीं वह सारी मुसीवत मुझ 
अकेले को भेलनी पड़ती, तो निवचय ही रास्ता तय करना गोवद्धन का पर्वत ही 
बन गया होता । परन्तु व्यास जी ने गोवर्धन को भी मानो श्रपनी अ्रंगुली पर उठा 
लिया और मेरी यात्रा की सारी मुसीवत हलकी कर डाली । कुछ दूरी पर श्राकर 
एक तांगा मिला तो वह भी लचर-पचर चलने वाला और सवारियों से लदा हुआ ! 
फिर भी दो-दो रुपये लेकर हम दोनों को विठाने पर सहमत हो गया । व्यास जी ने 
कहा दा साहव जान बची लाखों पाये । चलो आज इसी तांगे की सवारी 
नसीव में लिखी है। हँसते-सेलते व्यास जी ने मुसीतत भरा वह रास्ता तव कर 
दिया । मथुरा स्टेशन पहुंचकर बड़े ही विनोद में बोले चलो नरक का रास्ता तय 
हुआ और अ्व रेल पर सवार हो स्वर्ग की यात्रा करेंगे। विपम से विषम परिस्थिति में 
भी अपने को अनुकूल वनाकर हँसमुख बने रहना व्यास जी खूब जानते थे। अपने 
साथियों को भी वे किसी मुसीवत का कोई भार महसूस नहीं करने देते थे । 
७ <> ४4 
धौलपुर की एक मनोरंजक घटना का यहां और उल्लेख कर दूं। राजनीतिक 
आन्दोलनों में कभी-कभी टेढ़ी उलभने पैदा हो जाती थीं और उनको सुलमाना 
बड़ा कठिन हो जाता था । ऐसा ही एक टेढ़ा प्रसंग हम दोनों के लिये घोलपुर में. 
उपस्थित हुआ था। वहां हाउस टैक्स लगाया गया था। उसके विरुद्ध सत्याग्रह 


* आर 


र्ण८ धुन के धनी 


“करने का वहां के मकान-मालिकों ने निश्चय किया। कुछ मकान-मालिक आगरा 
कांग्रेस कमेटी के पास पहुंचे। भाई जगनप्रसाद जी रावत ने मुभक्ो और व्यास 
जी को आग्रहपूर्वक आगरा वुलाया । व्यास जी किसी भी आन्दोलन का संचालन 
'करने में चतुर माने जाते थे और मुझे सत्याग्रह का विशेषज्ञ माना जाता था । 

उन दिनों हम लोग आन्दोलन शुरू करने और सम्भव हो, तो सत्याग्रह छेड़ने 
की टोह में रहा करते थे। रियासतों में ऐसे मौके हाथ लगना प्राय: दुर्लभ ही होता 
था। इसलिए धौलपुर में आन्दोलन एवं सत्याग्रह का अवसर उपस्थित होता देख 
हम दोनों को वड़ी प्रसचनता हुई हम दोनों ने दो-तीन दिन लगाकर सारी स्थिति 
का अध्ययन किया ओर धौलपुर वालों को सत्याग्रह के पक्ष-विपक्ष समभाकर 
'उसके लिये तैयार किया | हम दोनों ही जानते थे कि धौलपुर के मकान-मालिक 
कितने पानी में हैँ और सत्याग्रह के लिये उन पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। 
इसलिए तय यह हुआ कि सत्याग्रह के लिये धौलपुर के जत्थों के साथ आगरा के 
भी दो-एक सत्याग्रही भेजे जाय॑ । व्यास जी ने मुझे कहा कि मैं तो वल से काम 
लंगा, आप थोड़ा श्रकल से काम लीजिये। उनका तात्पयें यह था कि वे वहां रह- 
कर सत्याग्रह का संचालन करेंगे ओर में महाराज को एक पत्र लिखकर सुलह 
समभौते का माय निकालने की कोशिश करूं । मैंने महाराज को एक पत्र लिखा 
और वहां से चला आया । सत्याग्रह शूरू होते न होते घौलपुर वालों के पैर उख- 
ड़ने शुरू हो गये | व्यास जी के लिये वड़ी ही प्रतिकूल स्थिति पैदा हो गईं । इसी 
चीच महा राज का समभोते की वातचीत करने के लिये पत्र मिल गया। व्यास जी ने 
सारी स्थिति की जानकारी देते हुए मुझे एक पत्र लिखा और तुरन्त धौलपुर पहुंच- 
कर महाराज से वातचीत शुरू करने का अनुरोध किया। समस्या हल हो गई। व्यास 
जी प्राय: यह कहा करते थे कि “वल से तो काम नहीं हुआ, अकल से हो गया। 
अपने साथियों के वीच वेठकर भी वे कभी-कभी कुछ विनोद में और कुछ गम्भीरता 
में अपने वल की असफलता और मेरी अकल की सफलता की यह कहानी अपने 
ही ढंग से सुवाया करते थे । उनके साथ काम करने के ऐसे अनेक विनोद भरे प्रसंग 
उपस्थित हुए होंगे। 

वे जब किसी काम में जुट जाते थे तो सव कुछ भूल जाते थे। यही उनकी 
सफलता का रहस्य था। मस्तमौलापन उनका इसी में था कि वे किसी भी काम 
को भारी न मानते थे और असम्भव' शब्द तो नेपोलियन बोनापार्ट की तरह 
उनके शब्दकोश में था ही नहीं । वे उसके ही समान वीर, धीर, गम्भीर, साहसी 
आर पुरुपार्थी थे । कभी भी किसी भी मोर्चे पर उन्होंने पीठ न दिखाई थी | 


वउनकी जिन्दादिली र्‌८६ 


उनकी जिन्दादिलो 
श्री मुकुटविहारी जी वर्मा, भूतपूर्व अ्रधान सम्पादक दैनिक “हिन्दुस्तान! नई दिल्‍ली 


श्री जयनारायण व्यास के रूप में राजस्थान ने एक ऐसा व्यक्ति खोया है, जो 
शासन में चाहे पट न रहा हो पर जहां भी रहा अपने आस-पास ज़िन्दादिली का 
वातावरण बनाये रखने में कभी श्रसफल नहों रहा । 
व्यास जी से मेरा सम्पर्क काफी पुराने समय से रहा है औरगअ्रभिमान न समझा 
जाय तो कह सकता हूं कि लिखित रूप में उनके सुनिश्चित भविष्य की कल्पना 
सम्मवतः मेने ही सबसे पहले की थी, जब सन्‌ १६३४ में दिल्‍ली में हुए अखिल 
'भारतीय देशी राज्य लोकपरिपद के व्यक्तित्वों की चर्चा करते हए १२ फरवरी 
१६३४ के दनिक 'अ्रज न में एक लेख में मैंने लिखा था 
“इसके (श्री ग्रमुतलाल सेटी के ) वाद जो व्यक्तित्व अपनी श्र वरबस हमें 
खींचता है वह है भाई जयनारायण व्यास का । जहां दूसरों से काम लेने में श्री सेठ 
की कुशलता की छाप पड़ी वहां खुद काम करने में जयनारायण जी ने कमाल किया। 
उनकी करमण्यता, चुस्ती और कार्यकुशलता किसी भी नौजवान के लिये भारी ईर्ष्या 
की चीज थी । प्रेरणा श्री सेठ की थी किन्तु कतृ त्व बहुत कुछ जयनारायण जी का 
था। 
“अधिवेशन के भाषणों में जहां राजस्थान का शेर (पथिक जी ) कुछमुरभाया 
हुआ मालूम हुआ, यह तरुण सामने आ रहा था ।” 
श्रतवारी व्यक्ति छोर जन सेवक 
अखवारी जीवन मेंने में उनसे पहले प्रवेश किया था, “वीर दुर्गादास' में लेखक 
के रूप में जब उनका नाम सामने आया, उस समय मुझे कई साल इस जीवन में 
प्रवेश किये हो चुके थे और “राजस्थान केसरी वर्धा, आज काशी तथा प्रणवीर' 
नागपुर में काम करने के वाद राजस्थान सेवा संघ के (तरुण राजस्थान' में मैं काम 
कर रहा था। अजमेर प्रदेश कांग्रेस पर जिसमें उस समय अजमेर मेरवाड़ा के 
व्रिटिश प्रान्त के अलावा राजस्थान, मध्य भारत व व॒न्देलखण्ड के देशी राज्य भी 
शामिल थे; श्री अजू नलाल जी सेठी के वाद श्री हरिभाऊ जी उपाध्याय के पक्ष का 
वर्चस्व होने पर उसकी जो कार्यकारिणी बनी उसमें व्यास जी के साथ मैं भी सदस्य 
था | उस समय मैं 'त्यागभूमि' का काम करता था और व्यास राजस्थान सेवा संघ 
के विघटन के वाद उसके मुख पत्र तरुण राजस्थान को सम्भाल रहे थे । 
' स्वतंत्रता संबर्ष के दिनों की स्थिति आज से बहुत भिन्‍न थी, सीबे संघर्ष में 
'जो लोग थे, वे तो जनसेवक थे ही, अखबारों के द्वारा संघर्ष को पुष्ट करने वाले भी 
“उनके समुदाय में ही माने जाते थे। दोनों का भाईचारे और निकटता का सम्बन्ध 


२६० धुन के घनीः 


था। इसी नाते मैं तथा मेरे जैसे कुछ दूसरे व्यक्ति कांग्रेस की कार्यकारिणी में थे, 
जब कि व्यास जी सीधे संघर्ष के भी भुक्तभोगी थे। उम्र तथा भावना दोनों ही 
दृष्टियों से वह नौजवानों को आक्ृष्ट करते थे। विचारों की स्वतंत्रता के साथ 
उन्हें व्यक्त करने की स्वतंत्रता तथा निर्भीकता ने उन्हें हमारा प्रिय बना दिया था 
आर हम कुछ नौजवानों की एक ऐसी मंडली-सी वन्त गई थी, जिसे कुछ लोग 
वाम पंथी' भी कहा करते थे। हम लोग खुलकर वात करते और किसी का दवावः 
नहीं मानते थे 
मस्त ओर विनोदी 

व्यास जी के निकट सम्पर्क में आने पर पता चला कि जन्म से ब्लाह्मण होनेः 
पर भी राजपूती आनवान का उन पर पूरा असर था। नटखंटपन उनका वचपनः: 
का गुण था जेसा अल्मोड़ा से निकलने वाले, 'नटखंट' मासिक के एक विशेषांक 
में उन्होंने अपने नटखटपन का स्वयं वर्णन किया है। संघ से डरने के वजायः 
उसमें ही वे मजा लेते थे। सम्भवत: सन्‌ १९३२ की वात है। मैं व्यावर अजमेर' 
में तरुण राजस्थान के दफ्तर में उनके साथ बैठा गपशप कर रहा था। अचानक: 
संघर्ष छिड़ने का समाचार मिला । वह कुर्सी से उछल पड़े और हर्ष विभोर हो गये।. 
जेल जाने, तकलीफ उठाने और विपरीत परिस्थितियों में भी मस्त रहने के वे 
आदी थे । सुस्त होने के वजाय उन्हीं में मजा लेते | दूसरों को भी खुश रखने की: 
उनमें अयूव क्षमता थी। 

सन्‌ ३२ के आन्दोलन में मुझे भी जेल यात्रा का सौभाग्य प्राप्त हुआ । संयोग 
की बात, कि अजमेर जेल में वह भी मेरे साथी थे। 'सी' क्लास में ही हमें रहने: 
का सुयोग मिला । साठ-सत्तर साथियों के उस समूह में और भी कई अच्छे व्यक्ति 
थे, जिनके स्नेह और साथ ने जेल को जेल महसूस नहीं होने दिया, लेकिन जय- 
नारायण जी का अपना निराला ही व्यक्तित्व था। खुश रहना और दूसरों को खुश 
रखता, मानो उनका परम कत्तेव्य था। खासकर रविवार के दिन जब जेल में दंड-- 
स्वरूप मिले मशवक्‍कत के काम से छट्टी रहती थी और हम सब कैदी एकत्र होते तो 
व्यास जी अपने पुरेरंग रंगे में होते थे। गाना, नाचना, लतीफे सुनाना, मज़ाक करना 
और तसले पर ताकधनाधन करना; मतलब यह कि जिस तरह भी हो वातावरण 
को मनहुसियत से मुक्त रखने में वह कोई कसर नहीं रखते थे। मुझे भी वह कभी: 
गम्भीर नहीं रहने देते थे। 

मैं कुछ संकोची वृत्ति का व्यक्ति हूं। यों वात बहुत खुलकर करता हूं, परः 
नाच-गान, हँसी-मज़ाक का आदी नहीं । शास्तगी का भूत कहिये या मेरी कमजोरी,. 
सभामंच का भी मैं व्यक्ति नहीं हूं । भाषण देना, नारे लगाना जलूस में निकलना 
मुझे नहीं आता, सन्‌ ३२ के आन्दोलन में जेल जाने के लिये भी मैंने परिचितों भ्ौर 
भीड़ के वीच शहरके वजाय अ्रजमेर से नसीरावाद के बीच के सुनसान हट डी आश्रम: 


उनकी जिन्दादिली २६१ 


को चुना, जहां प्रान्तीय सर्वाधिकारी डिक्टेटर के नाते दो साथियों के साथ मैं ट्रेन 
से चुपचाय पहुंचा और हलके से नारे लगाकर श्रपने को गिरफ्तार करा लिया ( यों 
प्रदर्शन से भी बच लिया और गिरफ्तार भी हो गया ) जयनारायण जी इस घटना 
को लेकर मुझे खूब बनाते थे और मेरी नकल उतारकर सबको खूब हँसाते थे । 

व्यास जी का यह विनोंदी स्वभाव जेल से बाहर भी खूब देखने को मिला है । 
जब वह राजस्थान के मुख्य मंत्री थे और सत्ता के साथ-साथ कुछ अभिमान का 
होना भी स्वाभाविक था, तव भी वात करते थे तो खव खुलकर और अपने साथियों 
का भी ऐसा खाका खींचते थे कि हँसी आये बिना नहीं रहती थी । इस तरह जब 
घर आये तो कहीं तोते की वोली वोलकर वच्चों को विस्मय में डाल रहे हैं तो 
कहीं किसी वच्चे को उछालकर या किसी और तरह हँसा रहें हैं। उन्तको पाकर 
वच्चे भी खूब खुश और प्रफुल्ल होते थे। 

जवामर्द श्रौर लंघपंप्रिय 

जवांसर्दी का हाल तो कुछ पूछिये ही नहीं। राजस्थान का पहला संघ बनने 
पर जब कोटा में कांग्रेसी इकठ्ठे हुए तो व्यास प्रदेशाध्यक्ष थे । भोकुल जी (प्रो ० 
भोकुललाल असावा ) जो हमारे अजमेर के पुराने मित्र और साथी थे, शाहपुरा 
राज्य के प्रधान मंत्री के नाते वहां कार में आयग्रे थे। सरदार पठेल की उपस्थिति 
में हुए सरकारी दरवार में कोटा राज्य के कुछ कांग्रेसियों की शिकायत रही कि 
हमें निर्मंत्रण नहीं मिला, या कि उपयुक्‍त स्थान नहीं मिला ४ व्यास जी को 
स्वभावतः यह शिकायत नहीं रुची । फिर तीसरे पहर शहर में कांग्रेसजनों का जो 
सम्मेलन रखा गया, उससें कांग्रेसलनों के समय पर न पहुंचने पर भी उन्हें भ्रच्छा 
नहीं लगा। शायद वे लोग इस उधेड़वुन में- थे कि हममें से किसे मिनिस्टर वनाया 
जायगा या यह कि अपना दावा उपस्थित कर आइवासन केसे प्राप्त किया जाय । 
व्यास जी और गोकुल जी के साथ में भी नियत स्थान पर नियत समय से पहले 
पहुंच गया था, पर स्थानीय कांग्रेसी प्राय: समय पर नहीं पहुंचे । 

ज्यों-ज्यों समय दीतवा गया, व्यास जी की मुद्रा विगड़ती गई झौर काफी 
समय वाद जब लोग इक हुए तो वह बिखर पड़े। बड़ी डपट के साथ उन्होंने 
कहा, “आप लोगों को सरकारी दरवार की तो वड़ी फिक्र थी, लेकित मेरे यानी 
प्रान्तपति के दरवार की मानो कोई परवाह ही नहीं ।” यही नहीं, लोगों के भड़के 
हुए भावों से दवने के वजाय, उन्होंने बड़े रौब के साथ कहा, “जो कोई ग्रढ़वड़ 
करेगा उसे संस्था से निकाल दिया जायगा । और जब एक साहसी व्यक्ति ने 
पूछा कि किसे कैसे निकालेंगे आप | व्यास जी की हाजिर जवाबी ने काम दिया 
“मैं अपने को ही निकाल लगा ।” दवव्द विल्कुल यही नहीं थे, पर भाव कुछ ऐसे ही 
थे और उनका असर भी अच्छा ही पड़ा था ! 

संघपे से न घवराने और कप्टों से जूमते हुए भी मस्त रहते का उनका स्वभाव 


२६२  घुत्त के धनी 


तव भी सामने आया, जब राजस्थान का बड़ा संघ वनने प्र व्यास-जी के वजाय 
श्री हीरालाल जी शास्त्री मुख्यमन्त्री बने और व्यास जी पर जोधपुर के उनके 
सन्त्रित्वकाल की तथाकथित गड़बड़ी के लिये मुकदमा चला | दूसरा कोई होता तो 
ऐसे वक्‍त टूठ जाता, पर व्यास जी न केवल टूटे नहीं बल्कि डटकर मुकावला करते 
रहे और बाद में न केवल मुकदमा हटा वल्कि वह मुख्यमन्त्री भी बनाये गये। 
इस बवत की व्यास जी की स्थिति जिन्होंने पास से देखी वे उनके प्रति -नतमस्तक 
हुए विना नहीं रह सके । मुकदमे की परेशानी के साथ खर्चे भी बढ़ रहे थे और 
उनके यहां आने वाले अ्रतिथियों की संख्या बढ़ती रहती थी। उनके लिये भोजन ' 
की व्यवस्था करना सरल नहीं था। ऐसे समय किस तरह कुछ-लोग व्यास जी को 
और श्रद्धावतत हुए और उनकी मदद को आगे बढ़े, यह जानने वाले ही जानते 
हैं। नई दिल्‍ली के एक होटल वाले का किस्सा स्वयं व्यास जी ने सुनाया, जिसके 
यहां व्यास जी के मेहमान खाना खाते रहे और जब व्यास जी ने इकट्ठू रुपये 
भिजवाये तो उसने लेने से इनकार क्र दिया था। ऐसी कितनी ही घटनाएं उन 
दिनों घटी होंगी । 
भावुक ओर सहृदय 
भावुकता और सहृदयता में भी वे कम नहीं थे । इसी से अपने साथियों के 

कारण उन्हें कष्ट सहन करना पड़ा और कई वार उन्हीं के कारण व्यास जी को 
आलोचना हुई। शायद साथियों की ठीक परख उन्तको नहीं थी या यों कहना 
चाहिए कि अपनी भलमनसाहत के कारण दूसरों को भी तब तक भला ही समभतै 
थे जब तक कि धोखा खा न लें या उनकी खुली चोट के शिकार न हो जाय॑॥ 
साथियों के संघर्ष से या सत्ता स्पर्धा में कभी-कभी अच्छे-बुरे की तमीज न कर 
सकना भी स्वाभाविक ही था। इन्हीं बातों का परिणाम था कि पिछले दिनों वह 
कुछ खोये-खोये-से, चोट खाये-से रहे और जिस राजस्थान के वह वरिष्ठ नेता थे 
उसमें निर्माता के वजाय आलोचक का रूप ही उन्हें ग्दा करना पड़ रहा था। 

लेकिन मच उनका राजस्थान को सेवा में ही अन्त समय तक रमा रहा ! स्वास्थ्य 

सम्बन्धी निषेध के बावजूद वे राजस्थान पाकिस्तान सीमा के लगातार दौरे करते 

रहे । उनके स्वास्थ्य पर ऐसा धक्का लगा कि फिर सम्हल ही न सके । 

वीमारी की खबर मिलने पर अस्पताल में व्यास जी को देखने गया तो उन 

जैसे जिन्दादिल और जवांमद व्यक्ति को अवश और मौन पड़े देखकर दंग रह 

गया। चुपचाप नमस्कार के आदान-प्रदान के साथ गमगीन विदा ली और फिर 

आकाशवाणी से उनके निधन का समाचार पा स्तव्घ रह गया। सवेरे उनके मुख्य 

कर्मक्षेत्र जोधपुर को उनका शव ले जाते वक्‍त भारी जनसमुदाय के बीच मैं भी 

अपनी श्रद्धांजलि श्रपित कर आया, लेकिन यह विचार अब भी मन में बना ही 


उनका और मेरा स्वभाव २६३ 


हुआ है कि ऐसे व्यक्ति वार-वार सान्निव्य में नहीं आते और सचमुच मैं धन्य था, 
जो ऐसे व्यक्ति के सान्निष्य में भाया । 


३ 


उनका गौर मेरा स्वमाव 
संसद सदस्य श्री रामकुमार जी भ्रुवालका, कलकत्ता 


मेरा परिचय व्यास जी के साथ बहुत पुराना नहीं है और उनके साथ मिलकर 
सार्वजनिक कार्य करने का सम्बन्ध तो नहीं के वरावर है। पारस्परिक परिचय होने के 
वाद उनके साथ सहसा ही ऐसा सम्बन्ध हो गया, जैसे कि हम दोनों अपने ही हों । 
हम दोनों का स्वभाव कुछ ऐसा मिल गया, जैसे कि वह एक ही ढांचे में ढला ही । 
विना किसी संकोच के आपस में मिलना-जुलना होता और छोटी-छोटी समस्याश्रों 
पर दिल खोलकर चर्चा होती। हम दोनों के ही स्वभाव की यह एक सरीखी 
विशेषता थी कि वे मेरे समान या मैं उनके समान सार्वजनिक व्यवहार में स्पष्ट- 
वादी रहे, जो काम करना हो उसके लिये हां! और जो न करता हो उसके लिये 
नहीं कहने में हम दोनों को कोई भय या संकोच न होता था। गत झ्राम चुनाव 
की एक छोटी-सी घटना हम दोनों के स्वभाव की अ्नुकूलता को प्रकट करती है। 
बीकानेर डिवीजन के रतनगढ़ चुनाव क्षेत्र से कांग्रेसी प्रत्याशी के रूप में जिस भाई 
को खड़ा किया गया था, वह व्यास जी ओर मेरी दोनों की ही दृष्टि में उपयुक्त 
नहीं था। हमारा दृष्टिकोण स्वीकार नहीं किया गया । श्री मोहनलाल सारस्वत 
स्वतन्त्र रूप में खड़े हुए। उनको व्यास जी का खुला समर्थन प्राप्त था और मेरी 
दृष्टि में भी वे अधिक उपयुक्त थे। वे सफल हुए और कांग्रेसी प्रत्याशी पराजित 
हुआ । तब मुझे व्यास जी के स्पष्ट दृष्टिकोण और साहसपूर्ण स्पष्टवादिता का 
परिचय मिला । ह 

जब भी कभी उनसे मिलना होता,तो वे सदा राजस्थान के ही सम्बन्ध में चर्चा 
किया करते थे | ऐसा मालूम होता था कि सिवाय राजस्थान के कोई और विपय 
चर्चा के लिये उनके पास था ही नहीं । वे श्रपनी वात कुछ ऐसे ढंग से कहते थे कि 
सुनने वाला उनसे प्रभावित हुए विना और उनकी बात को स्वीकार किये विना 
रह नहीं सकता था। राजस्थान के विकास, प्रयति और उन्नति की उनको अ्रहोरात्र 
चिन्ता रहती थी । कलकत्ता आकर वे यहां के राजस्थानियों में राजस्थान के लिये 
अनुभूति पैदा करने में ही अपना सारा समय लगाया करते थे । 


२६४ घुन के धनी 


वहरामपुर उड़ीसा की एक छोटी-सी घटना है । उससे उनके सरल व सहृदय 
मिलनसार और आत्मीय व्यवहार का वड़ा ही सुन्दर परिचय मिलता है। वहां 
कांग्रस महासमिति की बैठक थी। वे उन दिनों राजस्थान के मुख्यमन्त्री थे। वे 
ढूंढते हुए वहां आ पहुंचे, जहां हम कलकत्ता के राजस्थानी मित्र ठहरे हुए थे। 
हमारे ही साथ उन्होंने अपना सामान रख दिया । छोटा-सा कमरा था, खाने-पीने 
नहाने व सोने आदि की भी समुचित व्यवस्था नहीं थी । हमको उनका वहां ठहरता 
उनकी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल प्रतीत हुआ । हमने उनसे निवेदन किया कि हम तो 
जिनके मेहमान हैं, उनको हमारा यहां से कहीं और जाकर ठहरना वहुत बुरा 
मालूम होगा । आप क्‍यों हमारे साथ ठहर कर असुविधा में पड़ते हैं ओर यह स्थान 
आपकी प्रतिष्ठा के अनुकल भी नहीं है। आपके ठहरने की व्यवस्था कहीं और 
की जा सकती है। उन्होंने सहज स्वभाव से कहा कि आप मुझे अपने से अलग क्यों 
समभते हैं, जैसे आप हैं वेसा ही मैं हूं । जहां आप रहेंगे वहां ही मुझे रहना है। 
आप यदि असुविधा में रह सकते हैं तो मैं क्यों नहीं रह सकता । वे हमारे साथ 
ही ठहरे | परन्तु कभी भी किसी भी वात पर उन्होंने रोप व अ्रसन्तोष प्रकट नहीं 
किया। सदा हँसमुख रहना और दूसरों को भी हंसाते रखवा उनका स्वभाव वन 
गया था। हर परिस्थिति के अनुकूल अपने को वना लेने की कला में वे माहिर थे । 
लेकिन हंसी-मज़ाक और आमोद-प्रमोद में भी उवकी वातें बड़ी ठोस और सार- 
गभित होती थीं ! ऊंची-से-ऊंची और गम्भीर-से-गम्भीर वात को भी वे ऐसे सरल 
ढंग से कह जाते थे कि सहज ही में हर किसी के गले उतर जाती थी और किसी 
को अखरती भी न थी । खाली बैठना वे जानते ही न थे । हर समय किसी-त-किंसी 
काम में जुटे रहते थे। एकान्त समय मिलते ही कुछ-न-कुछ लिखने-पढ़ने में लग 
जाते थे। हर प्रकार के सामाजिक व राजनीतिक वियपयों की उनकी जानकारी 
विस्मथघजनक थी । छोटे-छोटे किस्से-कहानियां कहकर वे अपनी वात को समभाने 
में बड़े चतुर थे । वे जितने भी दिन हमारे साथ रहे, वे दिन घण्टों की तरह कट गये 
ओर उनका साथ होने के ही कारण हम भ्रपनी सभी असुविधाओं को भूल गये। 
पद ओर प्रतिष्ठा का मोह उनको अपने साथियों से अलग नहीं कर सका | 
उनका सारा जीवन जिस संघर्ष में बीता, उसका कुछ अनुभव वे ही लगा 
सकते हैं, जिनको देशी राज्यों और जागीरदारों के निरंकुश शासन का कुछ अनुभव 
है। अंग्रेजी राज्य में रहने वाले उनका ठीक-ठीक अन॒मान नहीं लगा सकते थे। मैं 
एक वार दो-तीन दिन के लिये रतनगढ़ गया था। वीकानेर की खुफिया पुलिस ने 
मेरा ऐसा पीछा किया कि मैं दो ही दिन में तंग आ गया। व्यास जी से एक वार 
उसकी चर्चा हुई तो उन्होंवे कहा कि खुफिया पुलिस वालों से भय करना वैसा ही 
जैसे कि हम अपनी ही छाया से डरते हों । वे तो छाया की तरह हमारे साथी 
वन गये । हम अपना काम करते हैं और वे अपना । व्यास जी के लिये तो ऐसे सब 


उनकी आत्मीयता २६४ 


'कप्ट गले के पुप्पहार के समान थे । 

राजस्थान मे देशी राज्यों में काम करते रहना लोहे के चने चबाने के समान 
था। परल्तु व्यास जी तो ऐसे प्रतीत होते थे जैसे फौलाद के बने हों । वे अपने ध्येय 
से कभी विचलित नहीं हुए। लोक सेवा का जो व्रत उन्होंने स्वेच्छा से अ्रंगीकार 
किया था, उसमें वे झ्राजीवन लगे रहे और पग-पग पर प्रतिकूलताएं पैदा होने पर 
भी वे निरन्तर आगे ही बढ़ते गये। 

अपने निधन से कुछ ही दिन पहले उनके मन्‌ में जो उबाल पैदा हुआ था, 
उसकी केवल एक भांकी ही वे दिखा सके थे। यदि कुछ दिन और वे जीवित रह 
जाते तो मालूम नहीं उन्होंने दया गुल खिलाया होता | इस समय जिस अप्टाार 
का वोलवाला है उसके विरुद्ध उन्होंने वगावत करने का शंख पहले ही फूंक दिया था । 

वे आयु में मुझसे दो-एक वर्ष ही छोटे होंगे और आइचर्य नहीं कि मेरी वरा- 
चर आयु के ही हों। फिर भी मेरे हृदय .में उनके लिये विशेष आदर और 
प्रतिष्ठा थी। ऐसे कर्म वीर साथी को पाकर कौन अपने को धन्य न मानेगा। मैं 
ऐसा अनुभव करता हुं जैसे कि वे अब भी साथ ही हों। उनका यह अ्नुकरणीय 
सरल स्वभाव हमें सदा ही अ्रपने कत्तेब्य पालन की ओर अग्रसर करता रहे, यही 
मेरी हादिक कामना है | 


४ 


उनकी आत्मीयता 


श्युर्वेद बृहस्पति ५१० सीताराम जी मिश्र, अध्यक्ष राष्ट्रीय आयुर्वेद कांग्रेस, 
जयपुर (राजस्थान) । 

में जब वम्बई के प्रसिद्ध स्वर्गीय वेच्राज आचार्य श्री यादव जी टीकम जी 
मअहाराज से आयुर्वेद का अध्ययन करता था, तव उनके यहां लोकनायक श्री जय- 
सारायण जी व्यास से मेरी पहली भेंट हुई थी । जोधपुर में उन पर राजद्रोह का 
जो मुकदमा चला था और जिसमें उन्हें पांच वर्ष की सजा हुई थी, उसके कारण 
उनका नाम हम राजस्थानी बड़े गौरव से लिया करते थे। मेरी स्मृति के अनुसार 
राजस्थान में वैसा संगीन मुकदमा और वैसी संगीन सज़ा पहली ही वार सुनने में 
आई थी । व्यास जी का बह राजद्रोह का मुकदमा लोकमान्य तिलक और महात्मा 
गांधी पर चलाये गये राजद्रोह के मुकदमों के जोड़ का था । १६३१ में जब व्यास 
जी वम्बई पधारे थे, आचाये जी ने ही मेरी उनसे भेंट करवाई थी। १६३५ में 


२९६६ धुन के घनी 


देनिक अखण्ड भारत' के प्रकाशन के सम्बन्ध में मैं उनके अधिक सम्पर्क में आया 
ओर वह सम्पर्क उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया। १६४६-५० में जोधपुर में सरदार 
पटेल के प्रकोप के कारण उन पर तथा उनके अन्य मंत्री साथियों पर जो मुकदमा 
चलाया गया था, उसकी मेरे मन पर बड़ी तीब् प्रतिक्रिया हुई। उनके प्रति मेरी 
श्रद्धा कुछ इस' रूप में जाग्रत हो गई थी कि में यह समभ वहीं सका कि उन पर: 
वह मुकदमा किस आधार पर चलाया जा सकता था। जो आरोप उन पर लगाये 
गये थे, उन पर विश्वास करना मेरे लिये सम्भव न था । 
में कुछ घबराया हुआ सा उसी मुकदमे के सिलसिले में उनसे मिलने दिल्ली 
गया। वहां मालूम हुआ कि वे मुकदमे की तारीख के लिये जीघपुर गये हैं। मैंने 
जोधपुर जाने का विचार कर लिया और रात ही की गाड़ी से रवाना हो गया। 
अकस्मात्‌ फुलेरा जंकशन पर जयपुर के प्रसिद्ध एडवोकेट और नेता श्री चिरंजी- 
लाल जी अ्रग्रवाल के साथ उनसे मुलाकात हो गईं । वह उनके साथ जोधपुर जा 
रहे थे। मैंने उनसे अपने मन की वात कह दी और कहा कि सेरे योग्य कोई सेवा 
बताइये । उन्होंने टाल-सा दिया | तब मैंने उनसे वम्बई आने का अ्रनुरोध किया । 
मेरे श्रनुरोध पर वह सहसा ही वोल उठे कि मुझे वम्बई बुलाकर तुम बहुत 
ही कठिनाइयों में उलक जाओगे । मुझे इन दिनों वम्बई बुलाना कई तरह के खतरे 
मोल लेना है। मैंने सहज भाव से कह दिया कि वम्बई से यहां आकर आप से 
मिलना भी तो खतरे से खाली नहीं है। उन्होंने मेरा अनुरोध स्वीकार कर लिया: 
ओर जल्दी ही वम्बई पधारने का आश्वासन दिया | 
९ <> ९ 
कुछ दिनबाद व्यास जी अपने दोनों अभियुक्त साथी श्री मथुरादासजी 
माथुर और श्री द्वारकादासजी पुरोहित के साथ वम्बई पधारे। स्टेशन पर राज- 
स्थानी जनता ने उनका हादिक स्वागत किया । उन्हीं दिनों में राजस्थान के तत्का 
लीन मुख्यमंत्री पं० हीरालाल जी शास्त्री भी वम्बई पधारे हुए थे। शास्त्री जी और 
व्यास जी दोनों के स्वागत व अभिननन्‍्दन का आयोजन क्रमश: श्री सीताराम पोद्दार 
वालिका विद्यालय और मारवाड़ी व्यापारी संघ के भवन में प्रायः एक ही समय 
किया गया । मारवाड़ी व्यापारी संघ में राजस्थानी जनता की इतनी भीड़ जमा हो 
गई थी कि पुलिस को विशेष प्रवन्ध करना पड़ा । वह भीड़ व्यास जी के प्रति जनता 
की श्रद्धा भक्ति एवं आक्पंण की द्योतक थी। मैंने व्यक्तिगत रूप से भी अनेक 
सज्जनों से व्यासजी का परिचय करवाया । जहां कहीं भी मैं उनको लेकर जाता 
वहां लोग तरह-तरह की कल्पनाएं करते । अधिकत्तर लोग यह कहते कि जब व्यास- 
जी पर ऐसा संगीन मुकदमा चल रहा है और उन पर ऐसे भीपण आरोप लगाये 
गये हैं, तव मेरा उनके साथ रहना उचित नहीं है। मैं अपने को राजस्थान सरकारः 
झौर सरदारपटेल दोनों की झांखों का कांटा वना रहा हूं । 


उनकी आत्मीयता २६७. 


एक दिन मेरे परम हिर्तेपी श्रीमान्‌ सेठ गजाघर जी सोमानी ने अपनी गही पर: 
बुलाकर बड़े प्रेम से मुझे समकाया कि व्यास जी के साथ रहने के कारण केन्द्रीय 
सी०आई० डी० ने मेरी गतिविधि की भी निगरानी करनी शुरू कर दी है। आप 
व्यास जी के साथ जिन-जिन के यहां जाते हैं और जिनकी मोटरगग्डियों को आप 
काम में लाते हैं, उन सबकी सूचना सरदार पटेल तक पहुंचाई जाती है। मैंने उनसे 
निवेदन कर दिया कि मैं कोई चोरी या डकंती तो करता नहीं, तो ममके सरदार 
पटेल की सी० आ्रा० डी० का डर क्यों होना चाहिए ? राजस्थान के एक तपस्वी व 
कर्मठ कार्यकर्त्ता के संकट में सहायता करना मैं अपना कत्तंव्य समभता हूं 

कुछ दिन वाद सोमानी जी ने मुभसे कहा कि मैं व्यास जी से मिलकर उनको 
वह सन्देश देना चाहता हूं, जो वावू घनव्यामदास जी बिड़ला ने विदेश के लिये 
रवाना होने के समय मुझे उनको पहुंचाने का आ्रादेश दिया है । उनका क्‍या कार्य- 
क्रम है, में स्वयं उनसे जाकर मिल लंगा। मैंने उनको दिन-भर का कार्यक्रम बता 
दिया भौर उन्होंने कहा कि वह दो बजे श्रीमान्‌ सेठ चिरंजीलाल जी लोयलका की 
गद्दी पर आकर उनसे मिल लेंगे | तव व्यास जी चहां चाय के लिये जाने को थे ॥ 
सोमानी जी ठीक समय पर लोयलका जी के यहां पहुंच गये । व्यास जी के साथ बहां 
लोयलका जी श्र मेरे सिवाय वावू मदनलालजी अग्रवाल तथा मध्यभारत के जन 
नेता श्री कन्हैयालाल जी वैद्य भी उपस्थित थे । 

सेठ सोमानी जी ने व्यास जी को वावू घनव्यामदास जी विड़ला का सन्देश देते : 
हुए कहा कि उनका कहना यह हैं कि आपको पंडित हीरालाल जी शास्त्री के मंत्रि- 
मंडल में शामिल होने की स्वीकृति दे देनी चाहिए, अथवा परिणाम बहुत भयंकर 
होंगे, व्यासजी ने कुछ गम्भीर भाव और कुछ विनोद में थोड़े ही दब्दों में इतना: 
ही कहा कि मैं उनकी तसवीर में फिट नहीं होता । मैं तो जमीन पर सोता हूं । 

सेठ सोमानी जी वापस चले गये और मैं व्यास जी को लेकर राजावहादुर सेठ 
नारायणलाल जी पित्ती के यहां चला गया। पित्ती जी व्यास जी के बहुत पुराने 
साथी थे और उनपर बड़ा स्नेह व विश्वास रखते थे । उन्होंने उनसे कहा कि आपके 
साथ जो अन्याय हो रहा है,उसका मुझे बड़ा दुःख है मेरी सेवाएं आपके सुपूर्द हूँ । 
आप जैसा चाहें वैसा उनका उपयोग कर सकते हैं । 

इस प्रकार वम्बई में व्यास जी के अनुकूल वातावरण बनाने में मुझे जो सफ- 
लता मिली, उसपर म्‌ मे आज भी बड़ा गे है । सेठ लोयलकाजी और सेठ पित्ती 
जी के प्रभाव तथा प्रयत्न से वम्बई से मुकदमे के लिये पुष्कल घनराश्िि प्राप्त हुई 
और इलाहावाद के श्री पाठक एडवोकेट को मुकदमे की पैरवी के लिये नियुक्त 
करना तय हुआ | पित्ती जी ने मुकदमे के लिये दस हजार रुपये उसी समय व्यास 
जी को भेंट किये ! 


श्ध्८ धुन के धनी 


वम्बई से लौटकर व्यास जी ने राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का दूसरी वार 
चुनाव लड़ा, जिसमें उनको अप्रत्याशित सफलता प्राप्त हुई और सबको पता चल 
गया कि राजस्थान का लोकमत किस प्रकार उनके साथ है। मैंने इस चुनाव में भी 
व्यास जी का खुलकर साथ दिया । चुनाव के विरुद्ध अपील की गई और पंजाव से 
सरदार प्रतापसिह कैरो को भेजकर उनकी देख-रेख में फिर चुनाव करवाये गये । 
व्यास जी को तव फिर आर्थिक सहायता की आवद्यकता हुई । मैं राजावहादुर सैठ 
नारायणलाल जी पित्ती के साथ शिमला गया हुआ था । व्यास जी शिमला पधारे | 
उन्होंने अपनी कठिनाई बताते हुए कहा कि मेरे विरोधी कानूनी दांव-पेंच के साथ 
सेरी इस कमजोरी से भी लाभ उठाता चाहते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है। वे 
मेरी इस कमज़ोरी को खूब जानते हैं। मैंने उत्को भरोसा दिलाते हुए कहा कि 
जनता आपके साथ है। इसलिए आपकी ऐसी किसी भी कमजोरी से आपके विरोधी 
लाभ नहीं उठा सकते । पित्तीजी ने उनकी वम्बई के ही समान फिर सहायता की 
और चुनाव में उनको पहले से भी कहीं अधिक शानदार सफलता प्राप्त हुई। यदि 
मैं भूलता नहीं तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ११२ सदस्यों में से १०३ व्यास जी के 
समर्थक थे। वे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गये । उनकी इस विजय व सफलता 
“का लोह पुरुष सरदार पटेल पर भी ऐसा गहरा प्रभाव पड़ा कि उन्होंने मुकदमा 
वापस ले लिया और व्यास जी को राजस्थान के मुख्यमंत्री पद पर प्रतिष्ठित किया 
उनकी इस सफलता में मैं मी उनका एक सहयोगी वन सका, इस पर मुझ्के आज भी 
'वड़ा ही सन्‍्तोष है । 

>> >> >> 

व्यासजी की आयु वेद में भी बड़ी श्रद्धा थी। वे हर समय उसके विकास के 
“लिये चितित एवं प्रयत्नशील रहते थे। मैं दिल्‍ली जाकर श्रीमान्‌ सेठ वेणी प्रसाद जी 
'जयपुरिया धर्मार्थ आयुर्वेदिक औषधालय की ओर से हर वर्ष श्री धन्वन्तरि जयन्ती 
का आयोजन किया करता था । मेरी प्रार्थना पर एक बार व्यास जी ने उसका" 
'सभापतित्व किया था । 

० ० ० 

मेरे व्यवितगत सम्बन्ध उनके साथ हमेशा ही वहुत मधुर और आत्मीय रहे । 
“दिल्ली तथा जयपुर जाने पर उनसे ज़रूर मिलता और वे भी वम्बई आने पर 
मुभसे मिले विना नहीं रहते थे । उनके सरल, स्नेही और सहृदय व्यवहार का मुझ 
'पर बहुत गहरा प्रभाव था। अहमन्यता और मिथ्याभिमान उनको छू तक न सके 
'थे। ऐसे सरल, स्तेही साथी का उठ जाना मैं अपनी व्यक्तिगत क्षति मानता हूं । 
इसीलिए उनका अभाव मुझे सदा ही खटकता रहता है। 


2 


उनका स्वभाव श्र, 


बे 
उनका रुवमभाव 
सेशन जज श्री रणद्योडदास गटटानी, भीलवाड़ा (राजस्थान) 


यद्यपि जोधपुर के सार्वजनिक जीवन में मैंने अप्रैल १९३६ से भाग लेना शुरू 
किया था, परन्तु श्री व्यास जी उन दिनों जलावतन थे; इसलिये उनसे सम्पर्क शुरू 
नहीं हो सका। नवम्बर, १६३७ में जब जोधपुर राज्य प्रजामण्डल व नागरिक 
अधिकार रक्षक संघ नाम की संस्थाएं गैर कानूनी घोषित की गईं तव भावी कार्ये- 
ऋम पर विचार करने हेतु श्री व्यास जी से मिलने मैं व्यावर गया । तव उनसे मेरा 
पहला परिचय हुआ । वे तव व्यावर रहते थे । 
० ७ ७ 
जैसा मैंने उनको जाना, उनको चुनौती दी जाना अ्रसह्य था; चाहे फिर वह 
चुनौती मज़ाक में हो या गम्भीर रूप में, छोटी वात में हो या बड़ी वात में । सन्‌ 
१९३६ की वात है। हम दोनों मारवाड़ लोक परिपद्‌ के कार्य के लिये लाड़नूं गये 
हुए थे और वहां के कर्मठ कार्यकर्ता स्वर्गीय श्री चैनदास स्वामी के मन्दिर में ठहरे 
थे। चैनदास जी के शरीर का गठन कुछ विचित्रता लिये था। कुबड़े तो थे, परन्तु 
उनकी टांगें अपेक्षाकृत वहुत लम्बी थीं, सारस की टांगों की तरह । मन्दिर में खड़े 
हम तीनों बातें कर रहे थे, पास में ही घण्ठा टंग रहा था। यों ही चैनदास जी के 
मुंह से निकला कि “व्यास जी ! क्या आप इस घण्टे को अपने पैर से वजा सकते 
हैं?” व्यास जी को इसमें आइचय लगा घंटा इतनी ऊंचाई पर था कि उसका किसी 
के पैर से वजाया जाना अद्भुत था। व्यास जी ने पुछा---यह कैसे हो सकता है और 
स्वामी जी ने वहीं खड़े-खड़े न मालूम अपने पैर को किस तरह साथा कि उनके 
अंगूठे से घंटा वज गया । हम दोनों हैरत में पड़ गये । 
<> <> ५ 
कुछ देर वाद स्वामी जी तो कार्यवश वाहर चले गये । मैं भीतर एक कमरे में 
बैठा कुछ लिख रहा था--अ्रचानक घड़ाम की श्रावाज़ सुनकर में बाहर भागा तो 
व्यास जी को घंटे के नीचे पड़ा पाया । मेरे पुछने पर--सामीड़े को घंटों बजावण 
री कोशिश करी ही---कहकर हँसकर उन्होंने टाल दिया । बाद में बताया कि किस 
तरह स्वामी जी की चुनौती के कारण उन्होंने खूब कूद-फांद कर घंटा के पुर लगाने 
'की कोशिश की और उसमें वे मिर पड़े थे । 
९ <> है 
व्यास जी को घड़ी की तरह नियमित जीवन पसन्द नहीं था। यह नहीं कि 
अमुक वक्‍त सो जाओ और अमुक वक्‍त खाना खाया जावे इत्यादि । एक दफे किसी 
ने उनको कहा कि, व्यास जी आपका जीवन 'रेगूलर' नियमित नहीं है तो उन्होंने 


३०० धुन के धनी 


सहज भाव से जवाव दिया कि आई एम रेगुलर इन माई इर्सेंगुलरिटीज' अर्थात्‌ मैं 
अपनी अनियमितताञं में विलकुल नियमित हूं । 
५ <> <> 
मेधावी होने के कारण वक्‍त पर आवाज़ देने की उनकी सूक भी बड़ी कमाल' 
की थी | जब वे मारवाड़ के मुख्यमन्त्री बने तव किसी अवसर पर साथी कार्ये-- 
कत्तओञ्नों को दावत दी । दावत में निमंत्रित तो निश्चित संख्या में ही किये गये थेः 
परन्तु आ गये कहीं ज्यादा । किसी ने अलग ले जा कर जरा गम्भीर होकर स्थिति 
उन्हें वताई तो सवके सामने हँसते हुए यही कहा कि निमंत्रित लोग तो एकाध घंदे 
ओर प्रतीक्षा कर लेंगे परन्तु जो प्रेमवश आये हैं उनको पहले परोसना अच्छा" 
रहेगा | मित्रों ने खिखिलाकर उनका सुझाव स्वीकार कर लिया । 
<> < ९ 
सन्‌ १६३६ की वात है। मारवाड़ में अकाल पड़ा। ठेकेदारों की मारफंत सरकार 
दुशिक्ष पीड़ितों को कार्य में लगाने के लिये सड़क वनवा रही थी। ठेकेदार उनका 
शोपण करते थे । जोधपुर से आठ मील की दूरी पर काम करने वाले पुरुष, स्त्री, एवं 
बच्चे १२०० मजदूर निःसहाय होकर जोधपुर फरियाद करने आञाये। दो दिन 
दफ्तर के वाहर बेठे रहे । उनकी कौन सुनता ? लोक-परियद्‌ ने मामला हाथ में 
ले लिया । उनके ठहरने, खाने इत्यादि की व्यवस्था भी करनी पड़ी । लोक-परिपद्‌ 
के साधन सीमित थे। उसके कार्यकर्ताओं का उत्साह अपार था। सरदार मार्कद' 
गिरदीकोट घंटाधर पर उन सब मजदूरों को हम ले आये--दरियां इकट्ठी कर 
लों । हम कार्यकर्त्ता भी वहीं सोते थे । पहली रात जमीन पर अकेली दरी पर मुझे. 
नींद नहीं श्रा रही थी । कमबख्त तकिया भी तो नहीं था । व्यास जी पास में ही सो: 
रहे थे, उन्होंने स्थिति समझ ली और बोले कि जूतियां दरीनीचे करके उनसे तकिये' 
का काम ले लो, खोयेंगी भी नहीं । कितना माकूल सुझाव था, मानना पड़ा उसी 
वक्त । 
९ <> <> 
व्यास जी में अपने भावों को सहज और छोटे शब्दों मे व्यक्त करने की अपुर्वे 
प्राकृतिक देन थी। १६६१ में जब मैं अजमेर रहता था हम दोनों को काफी वार 
मिलना हुआ । एक दफा वेठे-वेठे पुराने जीवन व पुराने साथियों की बातों में लगे 
गये तो वह कहने लगे कि तू तो कामचोर निकला और दामचोर निकला । उनके 
चेहरे पर उस समय जो अभिव्यक्ति थी, लगता था कि उनके निकट के अधिकांश 
साथी उनके लिये अ्रमरवेल वन गये । व्यास जी का ध्यान आते ही संस्कृत का यह: 
इलोक याद आरा जाता है--- 
उदये सविता रक्त: रतइबचास्तगमने त्तथा । 
सम्पत्ती च विपत्ती च महतामेकरूपता ॥ 


पस्पष्टवादी ३०१ 


६ 
स्पष्टवादी 
संसद सदस्य लाला काशीराम जी शुप्त, अलवर (राजस्थान 


श्रद्धेय व्यास जी के नाम और काम से मैं तभी से परिचित था, जब मुभमें 
“राजनीतिक चेतना का संचार हुआ था | परन्तु प्रत्यक्ष परिचय १६४४ में तव हुआ, 
जब अलवर में राजस्थान कार्यकर्त्ता सम्मेलन का श्रायोजन किया गया था । तब 
पहली ही मुलाकात में एक ऐसी घटना घट गई, जिराको न मैं कभी भूला श्रौर न 
व्यास जी ही | किसी ने उनके दिमाग में यह विठा दिया था कि मैं 'सेठ' हूं और 
मुझे सेठ शब्द से बड़ी चिढ़ थी। में सेठ उसको मानता था, जो वेजा तरीके से 
'घन संचय करे और उसका उपयोग देश और समाज के लिये न करके स्वयं उसका 
उपभोग करे । व्यास जी ने मुझे सेठ कहकर बुलाया। मैंने उस पर आपत्ति की । 
उन्होंने मुझसे पूछा कि सेठ नहीं तो और क्या हो | मैंने कहा केवल एक कार्यकर्ता 
ओर आपका एक साथी हूं। इस पर उन्होंने अपने शब्द लौटा लिये और उसके 
बाद मेरे लिये कभी भी इस शब्द का प्रयोग नहीं किया । यह था उनका स्नेह और 
सरलता, जिसका मुझ पर पहली ही मुलाकात में बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा | 

<> ९ < 

व्यास जी स्वभावतः जिद्दी न होते हुए भी उस बात के लिये अड़ जाते थे, 
जिसमें उन्हें श्रपती कोई भूल न मालूम होती थी । इसीलिए सच्चाई के लिये संघर्ष 
करना उनका स्वभाव वन गया था। संघर्पशील व्यवित कूटनीतिज्ञ नहीं होता । 
इसी कारण संसारी लोगों की दृष्टि में उसको सफल नहीं माना जाता । व्यास जी 
अपने जीवन में ऐसे लोगों की दृष्टि में प्रायः असफल ही रहे । इसका एक प्रत्यक्ष 
उदाहरण तव उपस्थित हुझ्ला, जव विधानसभाई कांग्रेस दल का विश्वास प्राप्त 
करने में केवल आ्राठ मत से असफल रहे । उन्होंने न तो नेहरू जी का यह परामर्श 
माना कि उनको विश्वास के मत के लिये जल्दी नहीं करनी चाहिए, श्रौर न दल 
के किसी सदस्य से मिलकर उसको अपने साथ मिलाने का ही प्रयत्त किया। अलवर 
के सदस्यों ने तो श्री सुखाड़िया के साथ खुली सौदेवाजी ही की थी। बेंसी 
सौदेवाजी व्यास जी भी कर सकते थे। परन्तु उन्होंने वैसा नहीं किया | यह उनके 
स्वभाव के सर्वथा अनुकूल ही था। वह मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास की अपेक्षा 
जयनारायण व्यास' को कहीं अधिक ऊंचा और प्रतिष्ठित मानते थे और उसकी 
प्रतिष्ठा पर आंच आना उनको सह्य नहीं था । 

> <> < 

ऐसी अनेक आापवीती घटनाएं यहां दी जा सकती हैं। किन्तु, में केवल एक 

ही घटना की चर्चा करना पर्याप्त समझता हूं । उसका सीधा सम्बन्ध मेरे साथ है। 


३०२ धुन के धनीः 


१६५७ में कांग्रेस की कुछ मूल नीतियों को लेकर मेरा अलवर कांग्रेस के सत्ता- 
धारियों के साथ मतभेद पेदा होना शुरू हो गया । उसका आखिरी विस्फोट हुआ 
१६६२ के आम चुनाव से अढ़ाई मास पहले | तव मुझे कांग्रेस से अलग होकर 
निर्देलीय उम्मीदवार के रूप में लोकसभा का चुनाव लड़ने का निश्चय करने के लिये: 
मजबूर होना पड़ा । उन्हीं दिलों में व्यास जी का राजस्थान के कांग्रेसी उम्मीदवारों 
के बारे में कांग्रेस हाइ कमान के साथ पत्र-व्यवहार हुआ और उन्होंने श्रपनी दृष्टिः 
से अवांछनीय उम्मीदवारों की भी सूची भेजी। उसमें अलवर के श्री शोभाराम जी 
का भी नाम था। वे ही हमारे यहां से कांग्रेस टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ा 
करते थे । इस वार भी उनको कांग्रेस टिकद दे दिया गया था और मैंने उनके 
मुकाबले में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने का अन्तिम फैसला कर 
लिया था । व्यात्त जी ने अलवर आने के अपने कार्यक्रम की घोषणा की तो अलवर 
केकांग्रेसी क्षेत्रों में और आम जनता में भी कुछ हलचल-सी पेंदा हुईं। हमने यह तय 
किया कि व्यास जी को कार्यकर्त्ताओं की एक सभा में निमंत्रित किया जाय और 
उनके मार्गदर्शन में आगे का कार्यक्रम बनाया जाय। सभा में सभी प्रकार के विचारों 
के, और कांग्रेस के भी कार्यकर्ता वहुत बड़ी संख्या में सम्मिलित हुए। व्यास जी 
ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि वे ज्ोभाराम जी सरीखे उम्मीदवारों का विरोध 
करेंगे, भले ही उनके विरुद्ध उसके लिये अनुशासन की कैसी भी कारंवाई क्‍यों न 
की जाये ॥एक महीना वाद वे फिर अलवर पधारे और मेरा दिल खोलकर समर्थन 
किया। मुझे वड़ा वल और प्रोत्साहन मिला । व्यास जी के इस विरोध का कांग्रेस 
के बड़े-बड़े नेताओं पर भी कुछ ऐसा प्रभाव पडा कि उन्होंने कोटा में अपने सार्व- 
जनिक भाषण में स्पष्ट कह दिया कि कुछ अवांछनीय उम्मीदवारों को भी कांग्रेस ' 
के टिकट दे दिये गये हैं । यदि जनता न चाहे, तो उनको मत न दे। 

चुनाव के वाद एक वार तो व्यासजी के विरुद्ध अनुशासन की कारंवाई 
करने का कांग्रेस हाई कमान ने निश्चय कर लिया; किन्तु उनकी यह नैतिक विजय” 
थी कि वह निश्चय कागज पर ही लिखा रह गया और उसको मृतंरूप नहीं दिया 
जा सका । 

व्यास जी ने चुनाव के बाद अपने अंग्रेज़ी पाक्षिक पत्र 'पीप' में एक लेखमाला 
लिखकर राजस्थान के कांग्रेसी उम्मीदवारों और अपने विरोध के बारे में खुलासे- 
वार स्पष्टीकरण दिया और अलवर के सम्बन्ध में सारी वास्तविकता खोलकर रख 
दी । उनका यह भी विचार था कि राजस्थान में जनता कांग्रेस' स्थापित की जाय 
और उसमें सभी ईमानदार कांग्रेसजनों को शामिल किया जाय । भले ही राजस्थान 
में व्यास जी का वह स्वप्न प्रान हो सका; परन्तु वे देश में एक ऐसी भावना और 
चेतना अवदय पैदा कर गये, जिसने कांग्रेस के संगठन और शासन में से भ्रष्टाचार 


विनोदपूर्ण प्रसंग - ३०३ 


को दूर करने का सुदृढ़ प्रयास शुरू कर दिया है। इस प्रयास की पूर्ति ही व्यास जी 
का सही अर्थों में सच्चा स्मारक होगा । 


७ 
4 # 
विनोदपूर्ण प्रसंग 
वेगाल विधान परिपद्‌ सदस्य श्री धर्मचन्द जी सरावगी, जेन भवन, चौरंगी, कलकत्ता 


लोकनायक श्री जयनारायण जी व्यास का नाम और उनके कार्य-कलापों के 
बारे में सुन तो बहुत रखा था, पर नजदीक से उन्हें समभने का और साथ रहने का 
मौका पहले वहरामपुर कांग्रेस में हुआ । उस समय स्वर्गीय श्री वसन्तलाल जी 
मुरारका भी जीवित थे। हम लोग जब एक स्थान पर भोजन करने के लिये बैठे 
श्री बसन्तलाल जी ने मेरा परिचय प्राकृतिक चिकित्सा के प्रेमी के नाते उनसे 
करवाया तो वे हँसकर कहने लगे कि हमारे राजस्थान में भी एक प्राकृतिक 
चिकित्सा प्रेमी हैं। वे जब किसी के यहां जाकर ठहरते हैं और उनसे कोई भोजन 
की वात करता है, तो वे कहते हैं कि मैं तो कुछ खाऊंगा नहीं | जब लोग बहु 
आग्रह से पूछते हैं तो वे कहते हैं कि भ्रन्न तो मैं खाता नहीं, दो गाजर, कुछ केले, 
ला दो । इसके अलावा कुछ और पूछने पर कुछ खजूर, वादाम, काजू मांगते हैं। 
!एक-दो सन्तरे इसके अ्रलावा कुछ और पूछने पर अ्रंगूर, पिस्ते, किशमिश, जरद 
आलू आदि बताते हैं। दूध के बारे में जब पूछा जाता है तो कहते हैं कि श्राधा सेर दूध 
बहुत है। देहातों में जब लोग कहते हैं कि दव तो गाय का है, आप जितना कहेंगे 
इन्तजाम हो जायेगा, तव गम्भीरता से कहते हैं कि दूध यदि घर की गाय का है 
तो एक सेर चलेगा । 

श्री व्यास जी ने सारी की सारी बातें इस लहजे श्रौर मनोर॑जक ढंग से कहीं 
कि हम सभी लोग ध्यानपूर्वक सुनते रहे और जब उन्होंने धर की गाय का है तो 
एक सेर चलेगा कहा तो सब कोई ठहाका मारकर हँसने लगे | मैं भी खूब हँसा । 
मनोरंजन करना उनका स्वभाव बन गया था और यह स्वभाव भी उनकी लोक- 
प्रियता का एक प्रधान कारण था । 

व्यास जी जब कभी कलकत्ता आते या अपने भ्रमण में रहते तो सात्विक 
और प्राकृतिक भोजन ही करते । वे अक्सर कहा करते थे कि लोगों की पार्टियों में 
जाकर चटपटा भोजन करने से पेठ खराब होता है, इसलिये मैं पेट के साथ अत्या- 
चार करके अपने कार्यो में वाधा उपस्थित करना नहीं चाहता । 


हक जज बन 
७3+आ७ >.03-3७७०--+५०२वनाकतनरीन वनायन "नतिननाक- न. >> #% 


न्डरेण्ड | धुन के धनी 


व्यास जी के उठ जाने से देश की एक महाच्‌ निधि चली गई। 


बिनोदप्रिय व्यास जी 
श्री चिरंजीलाल विनोदी, ७३/३० कूपरगंज, कानपुर (उत्तरप्रदेश) 


राजस्थान के मुख्यमंत्री पद से मुक्त होने के थोड़े समय बाद ही आ्रादरणीय 
व्यास जी से मिलने मैं जयपुर गया । उस समय वह स्टेशन के समीप रुंगटा महल 
में रहते थे। जाड़े का मौसम था। में प्रात: बड़ी जल्दी ही उनके पास पहुंच गया । 
मन में यह शंका थी कि शायद वे भ्रभी तैयार नहीं होंगे। किन्तु वहां पहुंचने 
“पर यह देखकर आदचर्य हुआ कि वे स्तान आदि से निवृत्त होकर देनिक पन्नों को 
देखने में व्यस्त थे । 
मैंने कुशल मंगल के वाद पूछा कि मास्टर जी ! बड़ी जल्दी तैयार हो जाते 
हैं) उन्होंने थोड़ी गम्भीर मुद्रा में उत्तर दिया, “भाई अब बुढ़ापा आरा गया । इस- 
लिये तैयार तो रहना ही है । न जाने किस क्षण वुलावा आ जाय और जाना पड़ 
जाय ।” उनके इस उत्तर से मैं भी गम्भीर बन गया एवं प्रसंग बदलकर उनसे 
'कहा, यदि अवकाश हो तो कभी चिड़ावा भी झाने की कृपा करियेगा | 
मैंने वात चालू रखते हुए पुनः कहा कि अब तो मुख्यमंत्री पद से भी अवकाश 
“मिल गया और कुछ ऐसा संयोग हैं कि हमारे चिड़ावा का नम्बर भूतपूर्व होने के 
वाद ही आता है। उन्होंने हंसकर कहा कि “भाई मैं तो तव में और अब में कोई 
अन्तर नहीं पा रहा हूं | मेरे लिये तो सदा दिवाली-बसन्त, आठों पहर आनन्द ।” 
कुछ समय वाद हमारे क्षेत्र के विधायक श्री हजारीलाल जी शर्मा के आराग्रह 
'पर वह चिड़ावा पधारे। स्टेशन पर स्वागत के लिये बड़ी भीड़ थी। यथासमय 
ट्रेन आई | व्यास जी मुस्कराते हुए उतरे । हम लोगों ने देखा कि उनके एक हाथ 
पर पट्टी वंधी थी । गले की पट्टी के सहारे वह जख्मी हाथ का भार रोके हुए थे । 
हम लोगों ने उनसे पूछा व्यास जी यह क्या हुआ । वे कहने लगे. “भाई, अ्रमुक 
'तालाव को देखने गये थे । तव कई युवक साथी लंगोट बांधकर नहाने के लिये कूद 
पड़े और मैं भी अपना लोस संवरण न कर सका और कूदने लगा तो पांव फिसल 
गया चोट झा गई ।” लम्बी सांस भर के उन्होंने यह शेर पढ़ा : 
जवानी का मन था, बुढ़ापे का तन था | 
उछलना भी वाजिव, फिसलना भी वाजिव !। 
ऐसे विनोदी थे हमारे लोकनायक । | 


धविनोदी व्यास इ्ग्प्‌ 


& 


विनोदी व्यास 


पं० भेरवंलाल जी नंदवाना पत्रकार, बजराजनगर (उड़ीसा) 


१६३८ में व्यास जी के अपने हाथ से लिखी एक विनोदपुर्ण कविता मेरे पास 
आज तक सुरक्षित है। यह कविता उनके विनोदी स्वभाव की परिचायक है। एक 
दिन नाइता करते-करते मानिंग-धर्म जीर्षक से सन्‍्दोंने एक कविता लिख डाली । 


३०६ घुन के धनी 


भाई जयनारायण जी व्यास के साथ मेरा बहुत पुराना प्रेममय सम्बन्ध रहा 
है । राजस्थान में वे भ्रकेले ऐसे नेता थे, जिन्होंने भूखे रहकर व चने चबाकर, निरंकुश 
सामन्तशाही के साथ राजनीतिक संघर्ष किया । उनके सेवामय जीवन से महाराणा 
प्रताप की यह प्रतिज्ञा सहसा ही याद आती है कि “जो पत राखे धर्म की ताहि राखेः 
करतार ।” पीड़ित व शोषित जनता के प्रति उनके हृदय में भारी वेदना थी | उसके 
लिये कष्टमय जीवन विताकर बड़े ही साहस और घैयें के साथ सामन्तशाही को सदा' 
के लिये खत्म करके ही दम लिया । वे राजस्थान के शेर थे। उनमें अनन्त गुण थे । 
राजस्थान के उन वीर पुरुषों में से थे, जिन्होंने, हैं अ्रमर जो देश हित सब कुछ 
निछावर कर गये ।' के कथन को मूर्त रूप दिया । 

मैं १६३८ में दिल्‍ली के देहली कामशियल प्रेस का मेनेजर था। जब वे कभी 
दिल्‍ली प्रवास पर आते तब मेरे यहां अवश्य ही आते थे । वे सेठ आनन्दराज जी 
सुराणा के यहां ठहरा करते थे; परन्तु प्रतिदिन प्रात: काल प्रेस में आते, शोच-स्नान 
आदि से निवृत्त होकर नाश्ता करते और कुछ मिनट विनोद वार्ता भी होती। वे: 
स्वभाव से वड़े विनोदी थे। अपने साथियों को हँसी मज़ाक की बातों से हँसा- 
हँसा कर लोट-पोट कर देते थे । 


२ 0 
नटखट व्यास जी 
उनकी अपनी लेखनी से 


अल्सोड़ा से श्री सच्तराम विचित्र के सम्पादकत्व में प्रकाशित 'नव्खट' के 
१६३६ के जनवरी-फरवरी के संयुक्त अंक में व्यास जी ने अपने स्वभाव के सम्बन्ध 
में एक लेख लिखा था। तब वे देनिक अखण्ड भारत' बम्बई के प्रधान सम्पादकः 
थे । उसका शीपेक था 'आऊं क्‍्या' । वह लेख पढ़कर गाज भी हँसते-हँसते पेट में बल 
पड़ जाते हँ। उसको अविकल रूप में यहां दिया जा रहा है। व्यास जी ने लिखा: 
था: 

“यह बात सही है कि आधा दर्जन बच्चों का वाप होने का सौभाग्य मुझे प्राप्त 
है, पर मैं तो अब भी अपने को वच्चा ही अनुभव करता हूं । अश्रच्छा ही है। यह 
वचपन चना रहे ताकि जवानी, बुढ़ापा और मौत देरी से आये । पर एक वात है,. 
अब तक वचपन का छिछोरापन और खिलाड़ीपन तो में अपने में पाता हूं, लेकिन 
नटखंटपनओऔर शरारत का भयंकर ह्ास हो गया है।इससे जीवन में वह सुख नहीं,, 


अकरण ४ 
पिता व गुरु का छूप्‌ 
४ 
पितृतुल्य 
सुश्री निनय लक्ष्मी सुमन, एम० एल० ए०, टेहरी गढ़वाल (उ० प्र०) 


“मुझे बहुत खुशी होगी अगर तुम पूज्य वा की स्मृति में चलाये गये पुण्य कार्यो 

में अपने को लगा दो । वेशक उनसे पढ़ाई में क्षति हो सकती है, पर मैं पाठशाला 
की पढ़ाई को इतना महत्त्व नहीं देता, जितना कार्यक्षेत्र की पढ़ाई को ।” 
.. येदद्द हैं, जिन्हें मैं कभी भुला नहीं सकती। ये शब्द उस महापुरुष के हैं, 
जिसे देश ने राजस्थान का निर्माता, रियासतों के स्वातन्म्य आन्दोलन के प्रमुख 
सूत्रधार तथा लोकनायक के रूप में देखा ओर सम्मानित किया। पर मैं तो दिवंगत 
श्री जयनारायण व्यास को केवल एक ही रूप में देखती और जानती थी । वह रूप 
था पिता । 

जिस समय दुनिया में मेरा कोई नहीं रहा था और मैं यह नहीं जानती थी कि 
दूसरे दिन सूरज मेरे लिये उगेगा या नहीं। उस समय मेरे लिये आन्धकारमय इस 
समूचे संसार में केवल एक ऐसा व्यक्ति निकला, जिससे मुझे प्रकाश किरण के 
समान पिता का स्नेह मिला और मिला सांसारिक आवश्यकताओं की पति के लिये 
वात्सल्यपुर्ण आश्वासन का अवलम्ब । 

व्यास जी ने ऊपर के शब्द २६ अगस्त, १६४८ को जोधपुर से एक पत्र में 
लिखे ये । तव वे वहां के प्रधानमन्त्री थे और मैं आर्य कन्या गुरुकुल देहरादून में 
अध्ययन-अ्रध्यापन दोनों कार्य साथ-साथ कर रही थी। इस संस्था में व्यास जी 
ने ही मुझे प्रविष्ट करवाया था और वहां के खर्चे की सारी व्यवस्था भी उन्होंने ही 
की थी। 

जब मैं वह पत्र पढ़ रही थी, तव मेरी आंखों के सामने जोधपुर के प्रधानमंत्री 
का वह चित्र उपस्थित होता था, जव वह बस में पीछे की ओर की सीट पर बेठता 
था। भगवान्‌ ने उसको सब कुछ दिया था, किन्तु पैसे नहीं दिये थे; और वह एक 


पितृतुल्य ३०६ 


पैसे का भी दुरुपयोग करना न चाहता था| 
एक वार जब हम देहरादून से ऋषिकेश वस पर जा रहे थे और व्यास जी ने 
पिछली सीट का ही टिकट लिया, तव मैंने कुछ आइचर्य और खेद प्रकट किया । 
उन्होंने मेरे दिल को रखने के लिये स्नेह भरे शब्दों में कहा कि “वेटी, सफर ही तो 
तय करना है, फिर आगे बढ या पीछे, फर्क ही क्या पड़ता हैं। जब पीछे बैठने से 
कुछ पसे वचाये जा सकते हूं, तो क्यों न वचाये जाय॑ ?” यह थी उनकी सीख जो 
मेरे दिल में सहसा ही घर कर गई | 
उसी पत्र में व्यास जी ने आगे लिखा था, “मैं स्वयं मैट्रिक ही पास हूं । कालेज 
जाने की तैयार की थी, कितावें भी खरीद ली थीं, परन्तु असहयोग की श्रांधी में 
उड़ गया। पता नहीं कितने मपेटे मैंने खाये इस दुनिया में । कई जिम्मेवारी के कार्य 
करने का अ्रवसर मिला । सव कुछ केवल अनुभव के आधार पर करता गया। कोई 
हज नहीं अगर पाठशाला की पढ़ाई छूट जाय | इस समय अवसर है सेवा का;. 
साधन भी मिलेंगे, और मेरा अआ्ाश्षीवाद भी तुम्हारे साथ है ।” यह थी प्रेरणा-भरी 
सीख उस महापुरुष की अपनी ऐसी श्रभागी वेटी को जिसका सब लुट चुका था। 
जिसके जीवन-साथी को स्वेच्छाचारपुर्ण श्रन्याय, अ्रत्याचार व दमन के विरुद्ध 
जभने के कारण पहले टेहरी जेल की चाहारदीवारी में नाना यातनात्रों का शिकार 
वनाया गया और अन्त में लम्बे अनशन व रहस्यपुर्ण मृत्यु के वाद उसके अस्थि- 
पंजर को २३ जुलाई, १६४४ को जेठ-बैशाख की भयानक रात्रि में वोरे में बांध 
पास में वहती भागीरथी में डुवो दिया गया था| कैसा था वह वज्रपात मुझ सरीखी 
अवला पर ! 
पिता जी की ऐसी ही सीख ने टेहरी की एक ग्रामीण लड़की में समाज और 
देश के सेवा-कार्य पर न्‍्यौछावर होने की प्रेरणा पैदा की । शहीद पति श्री देवसुमन 
ने एक ऐसी दुनिया की भांकी मुझे दिखाई थी, जिसमें श्रपना कुछ नहीं होता और 
सव राष्ट्र का होता है। लेकिन इस दुनिया में प्रवेश करने की शक्ति मुझे उस महानु्‌ 
व्यक्ति से मिली जिसकी कोशिश यह थी कि सुमन की भावना और चुमन की परंपरा 
किसी भी प्रकार मिटने न पाये । व्यास जी के वाक्‍्यों ने मेरे दिल और दिमाग से 
वह दीनता व हीनता समूल नष्ट कर दी, जो उसकी अपर्याप्त शिक्षा, अपूर्णता और 
अनुभवहीनता के कारण पैदा हुई थी । श्राज अगर मैं विधायक के रूप में विगत 
सात-आठ वर्षों से समाज की थोड़ी-बहुत सेवा कर पा रही हूं तो केवल इसीलिये 
3क लोक-सेवा की कभी गुल त होने वाली लौ लोकनाबक ने मेरे हृदय में जला दीः 
थी और मुझे निर्भीक वनने का उपदेश दिया था। दे 
मुझे वह दिन श्रच्छी तरह याद है कि जब व्यास जी अपने कुछ सहयागिया के 
साथ देहरादन श्राये और लाला मेहरचन्द जी (वावा जी) के यहां व्हरे थे। में 
भी उनके साथ थी | शाम का खाना तैयार करने की जिम्मेवारो मुझे सापी गई । 


३१० धुन के घन्ी 


जब व्यास जी और सव, खाना खा चुके, तव उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और 
कहा, “खाना तो बहुत अच्छा बना । कहो तुमको कितने नम्बर दिये जाय॑ ।” “मैं 
क्या कहूँ खाना आपने खाया है, नम्बर आपको देने हैं। तो मैं कैसे कहूं कि आप मुझे 
कितने नम्बर दें ।” मैंने कहा, और व्यास जी, वावा जी आदि सभी हेंस पड़े । 

“तो सुनो विनय हम तुम्हें रुपये में सोलह आने या सौ फीसदी नम्बर देते हैं, 
क्यों है न ठीक ? ” व्यास जी ने कहा, और मैं रसोई की ओर बढ़ चली। मैं खाना 
पकाना तब तो क्या अब भी नहीं जानती हूं। जिसे स्वयं स्वाद का आभास न हो, 
वह पकवानों में स्वाद पैदा करना क्या जाने; और स्वाद मेरा मुझ में सुध पेदा होते 
ही समाप्त हो गया था । लेकिन तब भी नम्वरों वाली वात कही गई, अपनी बेटी 
का हौसला बढ़ाने का व्यास जी का यही तरीका था । अपने अनुभव से मैं कह सकती 
हूं कि यह तरीका अचूक और अत्यन्त प्रभावशाली सिद्ध हुआ, क्योंकि उस दिन से 
पाकदाला के प्रति मेरी दिलचस्पी बढ़ी । 

उन्हें अपने सार्वजनिक जीवन में थपेड़े खाने पड़े, यह वात तो सबेविदित है। 
लेकिन एक रियासत के प्रधानमन्त्री वव जाने के वाद भी कौटुम्बिक जीवन और 
उसके सुख उनके लिये नहीं के वरावर थे । यह तथ्य बहुत अधिक को मालूम नहीं। 

वे सदेव चाहते थे कि अगर बे मेरे पास देहरादून न आ सकें तो मैं उनके पास 
जोधपुर जाऊं और उनके पास कुछ दिन ठहुरू। जब वे जोधपुर के प्रधानमन्त्री 
बन गये, तब उन्होंने मुझे अपने पास बुलाने के लिये अपनी एक घर्मं बहन को भेजा। 
जव मैं जोधपुर पहुंची, तब वे वहां नहीं थे | कार्यवश दिल्‍ली गये हुए थे । वे दिल्‍ली 
से लौटे भी लेकिन दो दिन गुज़र गये । उनके दर्शन नहीं हो सके । तीसरी रात को 
जब उन्होंने खाना खा लिया, माता जी (श्रीमती व्यास) ने कहा कि विनय को 
जोधपुर आये कई रोज हो गये हैं। “झरे में भूल गया; इस समय वह है कहां ? * 
व्यास जी ने पूछा, “यहीं इसी मकान में है और लड़कियों के साथ है ! शायद अव 
सो गई होगी ।” माता जी ने कहा । 

“चलो-चलो उन्हें जगाझ्ओो विनय से अभी मुलाकात कर लें। फिर तो प्रातः 
काल में दौरे पर चला जाऊंगा ।” व्यास जी ने कहा; और वे माता जी के साथ हम 
लड़कियों के कमरे में आरा गये। मैंने उन्हें प्रणाम किया ही था कि उन्होंने कहा, 

“देखा वेटी, मन्त्री बनने के वाद भी संघर्ष ने मुझे नहीं छोड़ा। अब तो मैं अपना 
भी नहीं रहा । लेकिन कभी-कभी सोचता हूं कि अपना वनकर रहने की वात काम 
आये तो मैं अपना अहोनाग्य समभूंगा ।” 

व्यास जी जोधपुर और मारवाड़ के ही न होकर समचे राजस्थान के निर्माता 
ये। और उसके मुख्यमन्त्री भी रहे | नहीं, वे इससे भी वढ़कर रहे । देश में जहां 
कहीं भी इन्सान ने अपनी आज़ादी के लिये संघर्ष छेड़ा, वे उसके प्रेरणा स्नोत 
वन गये | लेंकिन मेरे लिये तो वे सदेव गुरु और पिता वनकर रहे। उन्होंने इस 


पितृतुल्य ३११ 


हाड़ और मांस के चीथड़े को समाज सेविका के रूप में गढ़ा और यह उन्हीं के 
चात्सल्य का सुफल है कि मैं श्राज एक विधायिका के रूप में देश की कुछ सेवा करने 
में समर्थ हो सकी हूं । यह थी उनकी अ्रदूभुत निर्माण कला, जिसे उनकी महान्‌ 
साधना ही कहना चाहिए । 


२ 
मेरे गुरु 
श्रीमत्ती कृष्णा भाटिया; जोधपुर (राजस्थान) 


१६५२ की वात है । जनवरी में प्रथम आम चुनाव चल रहे थे। हमें जोध- 
घुर में आये लगभग पांच ही वर्ष हुए थे। हमारे घर के पास सरदारपुरा में एक 
दिन कांग्रेस की ओर से श्राम सभा हो रही थी। उसमें वड़े-वड़े नेताञ्रों के भाषण 
हुए। मेंने उसी दिन व्यास जी का भाषण सुना । उनके व्यक्तित्व और भाषण का 
मुभ पर ऐसा गहरा प्रभाव पड़ा कि मेरे मन में उनके प्रति सम्मान तथा श्रद्धा की 
भावना उत्पन्त हो गई। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि वह सच्चे देशभक्त और सर्वथा 
निःस्वार्थ नेता हैं। शेरे राजस्थान वह माने जाते थे। उनके त्याग, तपस्या और 
वलिदान की कहानियां तो मैंने पढ़ी और सुनी थीं। उन्होंने अपने भाषण में अपने 
विरोधी उम्मीदवार स्वर्गीय महाराजा हणुमन्तर्सिह जी के प्रति बड़े प्रेम से कहा 
कि “वह तो मेरे मित्र का लड़का है श्रौर इसी नाते वह मेरा पुत्र है, इसका यह 
अर्थ नहीं कि हमारी आपस में व्यक्तिगत शत्रुता है ।” 

मेरे मन में भी उस सभा में कुछ धोलने की इच्छा हुई । मैं अपने पति से वात 
कर ही रही थी कि कांग्रेस कमेटी के प्रवन्धकों में से किसी ने कहा, “क्या आप 
दो-चार मिनट वोल सकती हैं ।” उस दिन मैं वारह मिनट तक वोली । सव लोग 
बड़े ध्यान से सुनते रहे। लोगों को मेरा भाषण वहुत पसन्द आया | व्यास जी ने 
तो यहां तक कहा कि विदेशी नीति के विपय में जो आपने कहा वह तो मैं भी नहीं 
कह सकता था । यदि हमें पहले मामूम होता तो हम तुम्हें किसी जगह से चुनाव के 
लिये खड़ा करते । 

< <> ९ 

तीन-चार दिन लगातार मेरे भाषण होते रहे, चुनाव समाप्त हो गया । महा- 
राजा हरणुवन्तर्सिह जी बहुत भारी वहुमत से निर्वाचित होकर भी हवाई विमान 
दुर्घटना में असमय और अचानक मृत्यु को प्रेप्त हो जाने के कारण जनता की सेवा 


डे१२ धुन के घनी' 


न कर सके । राजस्थान विधान सभा में उतकी जगह खाली हो गई। व्यास जी ने 
मेरे पति से कहा, “हम आपकी पत्नी को चुनाव के लिये खड़ा करना चाहते हैं।” वे 
व्यास जी की वात को टाल नहीं सके । जब मैंने उनसे पूछा कि किस योग्यता परः 
आप मुझे टिकट दे रहे हैं, तो वे वोले कि जातिवाद के रोग से ग्रस्त राजस्थान में' 
शायद बाहर के व्यवित और वह भी एक महिला का चुनाव लड़ता अच्छा ही: 
रहेगा । उनका आदेश मुझे शिरोधाय करना पड़ा । 
<> ९ < 
चुनाव में हारने का मुझे लेशमात्र भी खेद नहीं हुआ । मेरी जीत तो व्यासः 
जी जैसे महान्‌ व्यक्ति के साथ परिचय और उनका विश्वास सम्पादन करने के: 
रूप में पहले ही हो गई थी । 
९ <> ९ 
उनके साथ एक वार मैं हरिजन बस्ती में गई तो अनुभव किया किवे सचमुच 
ही दरिद्रनारायण थे। दीन-हीन दुःखियों की दुःखभरी कहानी को ऐसे प्रेम से 
सुनते कि अपने को विल्कुल ही भूल जाते थे। धर्म के विषय में भी उनके विचार 
वहुत ऊंचे और उदार थे। एक दिन हम उनके साथ श्री मंडलनाथ जी के मन्दिर 
में गये । मैंने पूछा कि आप आयंसमाजी हैं या सनातनधर्मी । उन्होंने उत्तर दिया 
कि मेरा धर्म तो केवल इंसानियत है। वे अपने इस धर्म को अंत तक निभाते रहे ।' 
५2 <> <) 
किशनगढ़ से चुनाव में जब व्यास जी को खड़ा किया गया, तो मैं भी वहां 
काम करने के लिये गई। मैं उनके सम्पर्क में जितना आती गई, मेरी श्रद्धा उतनी 
ही उनके प्रति बढ़ती गई। अति परिचय से पैदा होने वाली अवज्ञा मेरे हृदय में 
स्थान नहीं पा सकी । 
गीता उनके जीवन में पूरी तरह उतारी हुई थी । कर्म करते हुए वे कभी फल' 
की इच्छा नहीं करते थे। सुख-दुःख में समान रूप से प्रसन्‍न रहते थे । जब वे मुख्य- 
मंत्री के पद से हट गये तव वे अपने जसवन्त सराय के मकान में समाचार-पत्रों तथा 
पुस्तकों के अध्ययन में लगे रहते थे। उनको प्राय: पैदल जाते देख मेरे पति ने 
उनसे कहा कि मास्टर साहव आप गाड़ी के लिये फोन क्यों नहीं कर देते । हँसकर 
उन्होंने उत्तर दिया कि अपने पास दो टांगें जो हैं। हमारी तो यही वफादार 
सवारी है। 
>> ० ० 
मेरे पति से वे एक दिन मिलने आये । उन्होंने बैठे-वैठे एक घटना सुनाई, जो 
कि मैं उल्लेखबीय समभती हूं । उन्होंने कहा, “जब मैंने मुख्यमंत्री रहते हुए श्रपनी 
पार्टी का अपने प्रति विश्वास परखने के लिये वैठक बुलाई, तब केन्द्र से सलाह दी 
गई थी कि इतनी जल्दी करने की आवश्यकता नहीं । मैं बिना पार्टी के विश्वास 


भेरे साथी, मेरे पिता और मेरे गुरु ३१३ 


के उसका नेता रहना नहीं चाहता था। मैं बैठक के दो दिन पूर्व किशनगढ़ जाकर 
अपने मकान में बैठ गया। मेरे कुछ सम्पन्न मित्रों ने आकर कहा कि यदि मैं अनु- 
मति दे दूं तो कुछ वोट किसी प्रकार अपनी ओर खींच लिये जायं । उनका कहना 
यह था कि अच्छे काम के लिये यदि कोई बुरा साधन भी अपनाया जाय, तो बुरा 
नहीं है। मैंने उससे कह दिया कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऐसा किये जाने पर 
मैं एक व्यक्ति के सामने क्या उत्तर दूंगा । भेरे साथी मेरे मुंह की ओर देखने लगे 
और पूछने लगे कि वह व्यक्ति कौन है। मैंने उत्तर दिया कि तव जयनारायण 
व्यास' नाम के व्यविति को क्या उत्तर दूंगा ।” यह सारा किस्सा सुनकर मेरी श्रद्धा 
उनके प्रति और बढ़ गई। मैं उनको अपना राजनीतिक गुरु मानने लग गई । 
९ ९ < 

उनकी भावनाएं बहुत ऊंची थीं। वे उखाड़-पछाड़ की राजनीति के योग्य 
नहीं थे | परिस्थितियों ने उनको उस में डाल दिया था। जब राजस्थान की जनता 
दोहरी गूलामी को जंजीरों में जकड़ी हुई थी, तब इस महान्‌ व्यक्ति ने चद्गान की 
भांति सब तृफानों का सामना करके जनता के लिये अधिकार प्राप्त किये। कई 
वार जेल गये । घर-वार, सुख-ऐद्वर्य सवका त्याग किया। कोई भी लोभ-लालच 
उनको विचलित नहीं कर सका । चाहे वे उखाड़-पछाड़ को राजनीति में असफल 
रहे, परन्तु उनकी सच्चाई और ईमानदारी ही उनको उस असफलता का कारण 
थे। उन्होंने अपनी आत्मा की पवित्रता को आजीवन बनाये रखा । उनके जीवन का 
प्रत्येक क्षण मानव की भलाई में ही वीता । ऐसे महान्‌ व्यवित के लिये न केवल 
राजस्थान, प्रत्युत सारे ही देश को गे होना चाहिए । 


३े 
मेरे साथी,मेरे पिता और मेरे गुरु 


कामरेंड शी कल्याणसिंह, कामगार कुटीर, व्यावर (राजस्थान) 


भिखारियों को भी नहीं बख्शा कि 
घटना काफी पुरानी है। शायद सन्‌ १६३७-३८ की । मारवाड़ में भयंकर 
अकाल पड़ा था। आज के १६६३-६४ के अ्रकाल के मुकावले कम भयंकर नहीं था 
वह भ्रकाल । प्रतिदिन व्यावर होकर हजारों मवेशियों को लेकर सैकड़ों किसान- 
परिवार मारवाड़ से मालवे की ओर जाते थे। मारवाड़ के किसानों पर एस भय॑- 
कर झकाल की काली छाया हो और शेरे राजस्थान निष्किय रहे, यह मुमवि-न ही 


३१४ धुन के घनी 


न था। जवानी जमा-खर्चे तो मास्टर साहव को कतई पसन्द न था। 
व्यावर में अकाल पीडितों की सहायता के लिये व्यापक जन-सहयोग लेना 
आवश्यक था। व्यावर के नागरिक, क्या धनी क्या गरीब, सभी उदार वृत्ति के 
हैं। सवाल यह था कि इस उदारता को कैसे इस्तेमाल किया जाय | कुछ कमेटियां 
वनाई गईं। स्वयं सेवकों के जत्ये वनाये गये | कार्यक्रम बनाया गया। एक कार्ये- 
क्रम यह भी था कि एक मुद्ठी आटा हांडी में प्रतिदिन डाला जावे। स्वयं सेवक 
प्रत्येक हफ्ते घरों पर जावें और आटा इकट्ठा कर लायं । ताकि किसानों की गरम 
भोजन व्यावर में खिलाया जा सके और साथ में रास्ते के लिये कुछ आटा दिया 
जा सके। कार्यक्रम यह भी था कि प्रभावशाली व्यक्ति व्यावर के पड़ोस के गांवों 
में जावें और चारे की भिक्षा मांग्रें ताकि मारवाड़ के मवेशियों को चारा दिया 
जा सके । 
एक दिन की वात है। मास्टर साहव और मौलाना अतर मोहम्मद के साथ मैं 
भी स्वयंसेवक के रूप में गया था। सुबह-सुबह व्यावर से निकल पड़े। लगभग 
पांच साढ़े पांच वजे शाम तक कई गांवों में घूमे, चारा इकट्ठा किया। हमें खाना 
नहीं मिला । मौलाना के थले में थोड़े चने, मृंगफली और गुड़ था। तीनों ने मिल 
कर खाया, किन्तु मेरी भूख मिटने के वजाय बढ़ गई । पैसे किसी के पास थे 
नहीं। मालूम नहीं उन दोनों की थकान और भूख से क्या स्थिति वनी, किन्तु मेरे 
पांच जवाब देने का नोटिस दे रहे थे। आखिर मैंने मौलाना से कहा कि में तो 
भूखा मर रहा हूं । अब चला नहीं जाता | मास्टर साहव ने सुन लिया | हम लोग 
एक कुएं के पास छाया में बंठ गये । थोड़ी ही देर के वाद कुछ भिखमंगों पर मास्टर 
साहब की नजर पड़ी | वे लोग शहर से भीख मांगकर ला रहे थे। मास्टर साहव 
ने उन्हें वुलाया ओर पूछा कि आज क्या-क्या माल भीख में मिला है । भिखारियों 
ने जो व्यास जी को तथा मौलाना को जानते थे अपनी-अपनी भफ्ोलियां दिखा दीं । 
व्यास जी ने कहा कि हमें भी इन रोटियों में से कुछ खाने के लिये देना पसन्द 
करोगे। भिखारियों ने मज़ाक समझा और फेयाजदिली से कह दिया कि जो चाहो 
सो ले लो। भिखारियों की फंयाजदिली का व्यास जी ने फैयाजदिली से प्रयोग 
कया । हम तीनों ने पेट भर खाया | 
भिखारियों ने व्यास जी की इस फैयाजदिली के लिये उनका आभार माना । 
मैंने भिखारियों की दानशीलता तथा व्यास जी की हृदय विज्ञालता से उस दिन 
अविस्मरणीय सवक सीखा । 
अट्टूट विद्वास 
घटना शायद सन्‌ ४५-४६ की है। में अपने घर गहरी नींद में सो रहा था | 
मेरी मां ने मुझे साढ़े पांच वजे ही जगाया और वोली,' दो-तीन तांगों में सामान भरे 
कुछ लोग वाहर खड़े तुम्हें आवाज़ दे रहे हैं। देख तो कहां के मेहमान आये हैं।' मैं 


'मेरे साथी, मेरे पिता और मेरे गुरु ३१४५ 


ध्ज 


-वाहर आया तो एकदम कुछ अ्रजनवियों को देखा । तांगे वाले कह रहे थे यही हैं 
कामरेड साहव ) एक भाई ने मुझे चिट्ठी दी । मैंने चिट्ठी पढ़ी और अपने काम की 
गम्भीरता को में समझ गया । वात यह थी कि मारवाड़ लोक-परिपद्‌ गैर कानूनी 
करार दे दी गई थी। अंडर ग्राउंड आफिस का कारोवार चलाने की व्यवस्था तो 
अलग से कर ली गईं थी किन्तु मारवाड़ राज्य लोक-परिपद्‌ का रिकाड रखने और 
उसकी हिफाजत करने की ज़िम्मेवारी मुझ पर डाली गई थी। जोवबपुर के पांच- 
छह हरिजनों के साथ चार वोरियों में भर कर वह सारा रेका्ड मेरे पास भेजा 
गया था। मैंने तुरन्त इस रेकार्ड को हिफाजत की जगह पर रखवा दिया और 
आगन्तुक लोगों को विदा किया । व्यावर के सी ० आई० डी० विभाग ने कई घरों 
व गलियों को सूंचा। वेचारे रेकार्ड की गन्व भी न पा सके । कुछ ही दिनों वाद 
व्यास जी मिले। मैंने पूछा कि मास्टर साहब, मैं तो कम्युनिस्ट हूं और श्रव तो हम 
लोग कांग्रेस से भी इस्तीफा दे चुके हैं। आपने मेरे पर विश्वास करके लोक-परिपद 
का वहुमूल्य खजाना यह रेकार्ड कैसे भेज दिया । यह मेरे लिये तो गौरव की वात 
'है, किन्तु क्या लोक-परिपद्‌ के दृष्टिकोण से यह आपने ठीक किया ? व्यास जी ने 
कहा कि लोक-परिपद्‌ की दृष्टि की बात छोड़, मैंने तो उस कल्याणसिंह पर भरोसा 
किया जो मेरे साथ वर्षों काम कर चका है और जिस पर मुझे राजनीतिक तौर पर 
पूरा विश्वास था और अ्रव भी है। यह बड़ी श्रच्छी वात है कि वह कल्याणर्सिह 
आज साम्यवादी पार्टी में भी एक बड़ी ज़िम्मेवारी निभा रहा है । 
१५१ रुपये में एक घंटे मेहरू की गालियां सहंगी नहीं रहीं 
घटना है, २३ सितम्बर, ४५ की । मव्यभारत राजस्थान ट्रेंड यूनियन कांग्रेस 
'का दूसरा अधिवेशन हमारे निमंत्रण पर २५ से २७ सितम्बर तक व्यावर में हो 
रहा था । उसके लिये राजस्थान एवं मध्यभारत के जाने-माने साम्यवादी तथा 
दूसरे मजदूर नेतागण काफी संल्या में आये थे । 
कांग्रेस के लगभग सभी चोटी के नेतागण जेल' से छूट चुके थे। पंडित नेहरू 
जेल से छूटने के बाद देशव्यापी तूफानी दौरे के सिलसिले में व्यावर २३ सितम्बर, 
४५ को श्राये । यह लाजमी था कि अजमेर-मेवाड़ के आस-पास की देशी रियासतों 
'के नेता भी तब व्यावर थ्राते । 
पंडित जी को थैलियां भेंट करने की होड़ चल पड़ी । प्रत्येक संस्था पंडित जी 
'को थैली भेंट करने की घोषणा कर रही थी । हमने भी टेकसटाइल लेवर यूनियन 
ओर से १५१ रुपये की थैली भेंट की । पूज्य स्वामी कुमारानन्द जी मंच पर 
बैठे शेख अब्दुल्ला से मज़ाक कर रहे थे। पंडित जी तथा स्वामी जी के वीच भी 
ऊंचे दर्जे की व्यंग्यमरी मजाक हो गई। पंडित जी को अपने नव्वे मिनट के जोशीले 
भाषण के साठ मिनट हम लोगों व कम्युनिस्ट पार्टी को गालियां देने और आलो- 
चना करने में खर्च करने पड़े । जेल से छूटने के बाद कम्युनिस्ट विरोधी पहला 


77% 


कक 


३१६ | धुन के धनी" 


भाषण पंडित जी ने व्यावर में ही दिया था। मालूम नहीं स्वामी जी की मंच परः 
की मौजूदगी से प्रेरणा पाई या हमारी ट्रेड यूनियन कांग्रेस के जलसे की सूचना से । 
दूसरे दिन शहर में हमारे प्रति अजीव प्रतिक्रिया होनी शुरू हुई। व्यास जी 
से जब कुछ मनचलों ने पूछा कि पंडित जी के कम्युनिस्ट विरोधी भाषण पर: 
आपकी क्या प्रतिक्रिया है, तो उन्होंने कहा कि नेहरू जी जैसे राष्ट्रीय नेता को 
भी अगर अपने नव्वे मिचट के भाषण में से साठ मिनट किसी पार्टी के खिलाफ 
वोलना पड़े, तो मानना होगा वह जनता में अपनी जड़ें गहराई से जमाये हुए है ।' 
लेकिन साम्यवादियों को १५१ रुपये में साठ मिनट की पंडित जी द्वारा मिली 
गालियां और आलोचना कतई महंगी नहीं है । 
भोजी (भाभी) की भेंट 
मेरी दिनचर्या यह थी कि मैं सुबह छह-साढ़े छह वजे घर से मिल गेटपर चला 
देता और एक वजे घर आता । भोजन आदि से निवृत होकर दो-अढ़ाई वजे आफिस: 
में पहुंच जाता | वहां से रात को दस-साढ़े दस बजे वापस घर लौटता | एक दिन 
की बात है कि व्यास जी दिन में लगभग डेढ़ वजे घर पहुंचे । मैं स्नान करके खानाः 
खाने बैठा ही था कि उनकी आवाज़ सुनी । आते ही उन्होंने मां को हुक्म दिया 
“भौजी एक थाली में मेरे लिये भी खाना जल्द लगा दो |” और मेरे पास आकर 
बैठ गये। में और मेरी मां दोनों सकपका गये, क्योंकि हमारे घर का खाना नितान्तः 
निम्न स्तर का था । जौ की रोटी, विना छोंकी दाल और प्याज | व्यास जी ने जब 
खाना शुरू किया तव खाने की तारीफ के पुल बांध दिये | खाना खाने के बाद मेरी” 
किताबों की अलमारी का निरीक्षण किया और जब जाने लगे तो मेरी मां ने अपने 
स्वभाव के अनुसार व्यास जी को भेंट देनी चाही । सब जमा-पूंजी इकट्टी करने के 
वाद भी चार-आने से ज़्यादा दौलत नहीं जुटा पाई, तो मानसिक वेदना होते हुए 
भी अपनी जमा-पूंजी चार या आठ आने मां ने व्यास जी को भेंट कर दिये और' 
ज्यादा भेंट न दे सकने के लिये क्षमा मांग ली। व्यास जी ने कहा, भौजी, ये पैसे 
तो वहुमल्य हैं। इन पैसों से तो सरकार से लड़ने के लिये काफी सामान खरीदा: 
जा सकता है और तुम्हारा पुत्र कल्याणसिंह भी तो अब भेंट की ही पूंजी है। यह 
केवल तुम्हारी ही नहीं पूरे राजस्थान की सेवा करेगा और करता रहेगा | न मालूम 
क्या-क्या बखान मेरे बारे में किये गये, जिन्हें सुनकर मेरी मां अपने श्रानन्‍्द-उल्लास 
के आंस नहीं रोक सकी । व्यास जी जाते समय वह भेंट की रकम मेरी वहन को दे: 
गये । 
अ्गाघ प्रेम हे 
किसी भी सार्वजनिक कार्यकर्ता के जीवन में वे घड़ियां वड़ी कठिन होती हैं 
जव एक ओर घर में कंगाली हो और दूसरी ओर विरोधी पादियां उसकी राज- 
नीतिक मान्यताओं पर करारी चोठ करती हों। ऐसे समय अगर कार्यकर्ता को; 


“मेरे साथी, मेरे पिता और मेरे गुरु ३१७ 


“किसी उचित मार्गदर्शक नेता से सहानुभूति न मिले, तो उसकी राजनीतिक 
निष्ठाशं की वही स्थिति होती है, जो तूफान में किश्ती की होती है । 
मेरे जीवन में भी सन्‌ ४६ में ऐसी ही स्थिति पैदा हुई थी। घर में कंगाली 
“तो थी ही। कांग्रेस के चोटी के नेताओं तथा हिन्दी समाचार-पत्रों का कृम्युनिस्ट 
"पार्टी के प्रति लगातार कुत्सित प्रचार होने से मुभमें गहरी मायूसी पैदा हो रही 
थी। कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति अटूट आस्था, उसकी नीतियों में पुरा भरोसा और 
'सच्‌ ४२ के वाद की पार्टी की रीति-नीति पर पूर्ण निष्ठा होते हुए भी, जीवन में 
निराशा झ्रा रही थी। व्यास जी को दिल का हाल और घर की स्थिति लिखी। 
दिमागी परेशानियों से परिचित कराया। पत्र का जवाब तो नहीं आया, किन्तु 
-मौखिक सन्देश आया और वह बड़ा प्रेरणाप्रद सिद्ध हुआ । 
इसके वाद व्यास जी जव भी व्यावर आते मेरे आफिस में ठहरते थे। मुझे 
उनके इस व्यवहार से काफी परेशानी होती थी, क्योंकि आफिस में बिस्तर की 
“कतई व्यवस्था नहीं थी । घर पर ऐसे विस्तर थे नहीं कि उन्हें आफिस में लाया 
जा सके। मैं व्यास जी से कहता कि “मास्टर साहब आपको यहां वेहद असुविधा 
-हीती है, शहर में सैकड़ों मित्र आपके हैं | वहां रात में ठहरने से आपको ज़्यादा 
सुविधा होगी |” तो व्यास जी कहते कि व्यावर में तेरे अलावा कोई अन्य कल्याण- 
“सिंह नहीं है। यहां फटी दरी तथा पुराने अखबारों का तकिया जो मजा देता है, 
उसमें तेरे साथ दो-चार घंटे की चर्चा सभी सुविधाश्रों के मुकाबले मुझे ज्यादा 
'सन्तोप प्रदान करती है। 
एक रोज़ मैंने व्यास जी से पूछा कि मास्टर साहव, पंडित जी और कांग्रेस के 
सभी चोटी के नेता कम्युनिस्ट पार्टी को देशभक्त नहीं मानते और अ्रव तो हमें 
“गद्दार कहा जाने लगा है। फिर भी श्राप मेरे प्रति इतना प्यार व स्नेह रखते हैं। 
'वया यह आपके राजनीतिक जीवन के लिये ठीक है ? व्यास जी ने कहा कि जिस 
पार्टी में कल्याणसिह है, जिस पार्टी में स्वामी कुमारानन्द, राधाकिशन बोहरा 
दात' तथा ताया' हैं, वह पार्टी देश के साथ गद्दारी करने वालों की नहीं हो 
सकती। यह बात जुदा है उनकी और हमारी नीतियों में ताल-मेल नहीं है। कांग्रेस 
की नीतियों का समर्थन करने वाले राजनीतिक व सामाजिक दलों या व्यक्तियों 
को अगर गदह्दार मान लिया जाय तो वहुत बड़ा वहुमत गद्दारों की सूची में आ 
जायगा। कांग्रेस की नीतियों का और वह भी कांग्रेस की अधिकृत नीतियों का 
पूर्ण समर्थन करने वाले लोग एकदम भारी अल्पमत में पड़ जायेंगे। देशभवित 
की कसौटी यह नहीं है कि कौन-सा दल या पार्टी कांग्रेस की नीति को मानते 
दें श्रौर उस पर अमल करते हैं; वल्कि सच्ची कसौटी यह है कि देश को आजाद 
कराने और किसान मजदूर, मध्यवर्गीय जनता के राजनीतिक व आर्थिक हितों 
की रक्षा करने के लिये कौन क्या करता है । कम्युनिस्ट पार्टी के लोग मजदूरों 


शे१८ घन के धनी" 


में खास तौर से तथा किसानों में मामूली तौर पर उनके आ्िक हितों और राज-- 
नीतिक हितों की रक्षा के लिये काम करते हैं। ये कैसे गद्दार हो सकते हैं ? 

मैं तो कल्याणसिंह के पास इसीलिए आता हूं कि वह कम्युनिस्ट है तथा उसके" 
मौजूदा विचार बनाने में मेरा कुछ-न-कुछ हाथ रहा है। ऐसे थे व्यास जी, मेरे 
मास्टर जी, जिनसे मैंने साथी जैसा विश्वास पाया, पिता जैसा प्यार पाया और: 
गुरु जेसी शिक्षा पाई। 


डं 


गरु के चरणों में 
श्री तारकप्रसाद जो व्यास, जोधपुर (राजस्थान) 


एक लम्बा समय वीत चुका है । करीब तेंतीस वर्ष पूर्व | मैं जब एक नन्‍्हा-सा 
बच्चा था। वाल-सुलभ भावना या जिज्ञासा से अथवा कुतूहलवश एक दुबले-पतले” 
व्यक्तित को निहारने लगा । उस व्यक्ति के इदे-गिर्दे काफी लोग थे। मेरे मकान के: 
पास वाले चौक में खड़े गीत गा रहे थे। “अजब हैरान तमाशे रे ञ्रो कई राशो रे” 
चौक के पास वाले मकानों की खिड़कियों से औरतें भांक रही थीं । मैं इस तमाशे 
को देखने को कुछ समय खड़ा रहा | गीत समाप्त हुआ और वह गीत मंडली दूसरे 
मोहल्ले की ओर चल दी । मैं भी उनके साथ-साथ चलने लगा। मैं क्‍यों उनके पीछे- 
पीछे जा रहा था ? शायद उस समय मुझे मालूम न हो सका और आज भी उसका 
पूर्ण विश्लेषण नहीं कर सकता । बस, मुझे इतना ही याद है कि उस गीत मंडली 
के पीछे-पीछे चलने वालों में से एक ने दूसरे को कहा, “चले हैं समाज सुधार 
करने ।” होली के त्यौहार पर अ्रपशव्द नहीं गायेंगे तो क्या हरि-कीतेन करेंगे।” 
मुझे उसके उस व्यंग्य पर गुस्सा आ गया | मैं बोल उठा, “क्या समाज-सुधार वुरा 
है ? ” उसने मुझे फटकारते हुए कहा, “जा ! जा ! कह दे अपने व्यासिये को पहले 
अपना घर तो सुधार ले ।” 

उस दिन मुझे मालूम हुआ यही व्यास जी हैं जो नवयुवक मंडल के जरिये 
समाज-सुधार में लगे हूँ । में उनके व्यक्तित्व की ओर आकपित हुए बिना न रह 
सका | यह कहना अनुचित नहीं होगा कि वही दिवस था जिसने मेरी सुकुमार 
भावनाओं को ककमोर दिया । मुर्के भी समाज सुधार में श्रपना योगदान देने पर 
विवश कर दिया। मैं मन-ही-मन व्यास जी को अ्रपना गुरु मानने लगा । धीरे-धीरे 
मैं समाज-सुधार के अर्थ को समझने लगा और समाज तथा व्यक्ति के सम्वन्धों का 


गुरु के चरणेंमे ु ३१९ 


विश्लेपण करने लगा। मैं भी नवश्ुवक मंडल का सदस्य वन गया ! 
९ ५ ९ 
मारवाड राज्य लोकपरिपद्‌ के सम्बन्ध में लम्बे निर्वासन के बाद व्यास जी 
जोधपुर लौठे | मेरे दिल में मिलने की बडी उत्कंठा थी । मैं स्टेशन पर उनके स्वागत 
के लिये पहुंचा। उन्होंने मुझे देखते ही पहिचान लिया और कहा, “अरे तारक, तुम 
तो काफो बड़े हो गये हो ।” उन्होंने पिता तुल्य भावना से ये शब्द कहे। मैं कुछ 
उत्तर न दे सका। व्यास जी के पिता का देहावसान हो चुका था। फिर भी मुझे. 
उनके मुंह पर किसी तरह का विपाद दीख नहीं पड़ा । में हर रोज़ उनके घर जाया 
करता था। उन्हीं दिनों राधाकिशन 'तात' वालकिशन बोहरा 'भाया जी', मथुरा- 
दास माथुर, छगनलाल चोपासनीवाला से मेरी घनिष्टता हो गई। हम सब व्यास 
जी को अपना गुरु मानते थे । लोकपरिपद्‌ का कार्य किया करते थे। स्वतन्त्रता के 
बारे में विचार-गोप्ठी किया करते थे। व्यास जी के निर्देशानुसार प्रत्येक कार्य में 
जुट जाते । गुरु पृणिमा को व्यास जी का पूजन किया करते। उन्हीं दिनों व्यास 
जी के व्यवितत्व को पूर्णत: अपनी योग्यतानुसार पहिचानने व समझने का अ्रवसर 
मिला। व्यास जी चहुंमुखी प्रतिभा के स्वामी थे। वे एक संगीतजन्न, नृत्यकार, 
राजनीतिज्ञ, समाजसुधारक तथा राजनीतिक आन्दोलन के विज्ञ संचालक थे । उनके 
विशाल व्यक्तित्व के सामने हम सभी नतमस्तक हुए विना नहीं रह सके और 
उनके सामने सिर ऊंचा करके कभी कुछ कहने की हिम्मत न हुई। गुरु के साथ ही वे 
हमारे पिता भी थे। राजनीतिज्न पैदा हो सकते हैं लेकिन वहुप्रतिभासम्पन्त व्यक्ति 
कभी-कभी ही पैदा होते हैं । व्यास जी उन्हीं में से एक थे । 
९ <> ९ 
आज जव भी मैं किसी मानसिक पीड़ा का अनुभव करता हूं, तव व्यास जी की 
स्मृति ताजी हो जाती है। वह दिन याद थ्रा जाते हैं जब व्यास जी गुरु के रूप में 
हमें ज्ञान-गंगा से स्वच्छ तथा पवित्रता के आदर्शों की शिक्षा देते तो दूसरी ओर 
हमसफर की तरह जीवन की थकान को मिटाने में सहायता देते । व्यास जी पार्थिव 
शरीरधारी महा मानव थे । 
हट <> ९ 
अपने गुरु के चरणों में नतमस्तक होने की आज भी इच्छा हो जाती है। दूर 
तक दृष्टि दौडाने पर व्यास जी के समान कोई दूसरा दीख नहीं पड़ता । 


२० ' धुन के धनी 


भू 
युवकों के प्रकाछ-स्तम्म 


श्री जगन्ताथ शर्मा एडवोकेट, व्यावर (राजस्थान) 


साइमन कमीशन का जब दौरा चल रहा था, तब मैं वकालत पास करके 
व्यावर आया और अपना धन्धा शुरू किया ही था कि कांग्रेस के निश्चय के अनुसार 
उसका बहिष्कार किया गया। व्यावर में भी विरोध सभा का आयोजन किया 
गया। व्यास जी व्यावर में ही रहते थे और तब यही उनका कार्यक्षेत्र था। मैं 
अल्प आयु का अनुमवहीन नवयुवक था। व्यास जी मेरे कार्यालय में आये और 
विरोध सभा की अध्यक्षता करने का मुभसे अनुरोध किया । मैं उतकी वात सुनकर 
अचम्भित रह गया। उन जैसे योग्य और अनुभवी राजनीतिज्ञ की उपस्थिति में 
मेरे जैसे अनुभवहीन नवयुवक का उस महत्त्वपूर्ण सभा का अध्यक्ष पद ग्रहण करना 
कोई शोभा की वात नहीं थी । मेरे लिये वह अनधिकार चेष्टा ही थी। मैंने उनसे 
'वार-वार क्षमा चाही और प्रार्थना की कि सभा में जाकर मैं अपने विचार रख दूं, 
इसकी शञज्ञा प्रदात करें। अध्यक्ष पद वे स्वयं ग्रहण करें अथवा किसी अधिक 
आयु वाले विद्वान्‌ या पुराने कार्यकर्ता से सुशोभित कराबें। वे न माने | हम नव- 
युवकों में उनके प्रति इतनी श्रद्धा थी कि उनकी आज्ञा का उल्लंघन करना बड़ा 
अपग्रिय लगता था। अन्त में मुझे फुकना पड़ा और उनकी आज्ञा स्वीकार करनी 
'पड़ी । मुझे अनुभव हुआ कि वे नगर के युवकों को किस प्रकार चुन-चुन कर आगे 
लाये ओर उनमें देशभक्ति का संचार कर उनको देझ सेवा के मार्ग पर अग्रसर 
किया । उन दिलों व्यावर के अनेक युवक इसके लिये उनके कृतज्ञ हैं। उनके जीवन 
में इसी प्रकार के अश्रनेक उदाहरण मिलते हैं, जब कि स्वयं अपने को पीछे रखकर 
'वे होनहार युवकों को प्रकाश में लाये । 
जैसा वे दूसरों को उपदेश देते थे, वैसा ही स्वयं आचरण करते थे । 'पर उप- 
देश कुशल वहुतेरे, जे आचर्राह ते नर न घनेरे' की कहावत उन पर लागू नहीं होती 
थी। इसी कारण अपने समय के अनेक युवकों को उन्होंने आकपित किया और 
अपने कत्तंव्य-पालन के लिये प्रेरित किया। गीता के दूसरे अध्याय में श्रीकृष्ण 
भगवान्‌ ने कहा है, 'कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेपु कदाचन:” व्यास जी ने इसी के 
अनुसार अपने सारे जीवन में कत्तंव्य पालन को ही अपना अधिकार माना और 
'फल की कभी इच्छा नहीं की । 
व्यास जी का जीवन युवकों के लिये सदैव प्रेरणाप्रद रहेगा । 


मेरे पथप्रदर्शेक ३२१ 


प्‌ 
मेरे पथप्रदर्शक 
श्री राबतमल जी पारीक, वीकानेर होटल, जयपुर (राजस्थान) 


लोकनायक श्री जयनारायण जी व्यास के प्रति मेरा आकर्षण छात्रावस्था में 
(ही हो गया था, जव में 'मोहता मूलचन्द विद्यालय का एक छात्र था | व्यास जी 
स्वर्गीय मनीपी श्री रामगोपालजी मोहता के यहां शिक्षक का काम करते थे। 
मोहता मूलचन्द विद्यालय की स्थापना मोहता जी ने अपने अनुज श्री मूलचन्दजी 
मोहता की स्मृति में की थी । इसलिए व्यास जी विद्यालय में जब-जब आते, हम 
छात्रों के साथ कुछ ऐसे घुलमिल जाते, जैसे कि वे हमारे ही साथी हों। 
वीकानेर महाराज ने १६३२ में अपने यहाँ राजद्वोह व पड़यंत्र का एक मुक- 
दमा सर्वेश्नी स्वामी गोपालदास जी, खूबराम जी सराफ, सत्यनारायण सराफ, 
'चन्दनमल जी वहड़ और स्ोहनलाल श्षर्मा आदि पर चलाया । व्यास जी उस मुक< 
“दम की देख-रेख करने के लिये वीकानेर पवारे | वीकानेर जन-जागृति के जनक 
बाबू मुक्ताप्रसाद जी और वादवू रघुवरदयाल जी गोयल मुकेदमे की पैरवी कर रहे 
थे। उनके द्वारा तव व्यास जी से पहला सार्वजनिक परिचय हुआ । मेरे सावंजनिक 
जीवन का प्रारम्भ भी यहीं से हुआ समझना चाहिए। समय-समय पर उनसे 
 “मिलना-जुलना होता रहा और मैं उनके आदेशानुसार उनके पथप्रदर्शन में काम 
करता रहा | १६४२ के शुरू में जव व्यास जी ने जोधपुर में उत्तरदायी शासन के 
लिये आंदोलन का सूत्रपात किया और वे अपने सव साथियों के साथ गिरफ्तार 
“कर लिये गये। तब मैं वावू रघुवरदयाल जी गोयल तथा कुछ साथियों के साथ 
'उनसे मिलने जोधपुर गया । वहाँ उनसे मिलने का प्रयत्न किया, परन्तु अधिका- 
(रियों ने मिलने की अनुमति नहीं दी । श्री द्वारकादास पुरोहित के कार्यालय में 
जाकर हम स्वर्गीय श्री द्वारकानाथ जी कचरू और श्री कन्हैयालालजी वेद्य से 
“मिले। वे दोनों वहां आंदोलन के सम्बन्ध में पधारे हुए थे । 
हम वहां से ऐसी स्फूर्ति और प्रेरणा लेकर लौटे कि २२ जुलाई, १९४२ को 
“हमने वीकानेर राज्य प्रजापरिपद्‌ की स्थापना की । सौभाग्यवश यही तारीख मेरे 
जन्म की थी और मेरे ही घर पर परिपद्‌ की स्थापना की गई थी । फिर तो संपर्क 
“दिन-पर-दिन बढ़ता गया और उनके परामर्श तथा प्रेरणा से सारा काम चलता 
रहा । इस सार्वजनिक सम्बन्ध के कारण मैं उनके इतने निकट सम्पर्क में आ गया 
कि उनका मुझे पितृवत स्नेह प्राप्त हो गया और मैं अपने को पुत्रतुल्य मानने 
लगा । । मम 
जव कभी उनसे मिला, तव हमेशा ही उनको मस्त और फक्‍्कड़ पाया । मुभमें 
जजो थोड़ी बहुत मस्ती तथा फक्‍्कड़पन पैदा हुआ, उसको उनके सम्पर्क की ही देन 


३२२ धुन के धनीः 


मानता हूं । उनका मुझ पर कुछ ऐसा स्नेह रहा कि वे जब भी बीकानेर पधारते 
तव किसी भी जगह भोजन के लिये निमंत्रित होने पर मुझे अपने साथ अवश्य ले 
जाते। यहां तक कि राजस्थान के मुख्यमंत्री की हैसियत से बीकानेर पधारने पर 
भी किसी भी जगह भोजन का निमंत्रण पाने पर मुझे नहीं भूलते थे। मुझे मिठाई 
का वहुत शौक था और भरपेट खाना खा लेने के वाद भी मिठाई सामने आने पर 
मैं अपना सनन्‍्तुलन खो वैठता था । एक वार नागौर में मैं उतके पास गया, वहां 
वाजरे की रोटी और ग्वार की फली का ही खाना वना था। उसकी याद करते 
हुए व्यास जी प्राय: यह कहा करते थे कि इसने हमारे साथ रूखी रोटियां खाई हैं 
तो आ्राज यह मिठाई क्‍यों न खाये । इस त्तरह मिठाई खाने को वे हमेशा एक विनोद 
बना देते थे और मैं भी उनसे प्रोत्साहन पाकर अपनी हिम्मत से कुछ ज़्यादा ही 
खा जाता था। एक दिन स्वास्थ्य कुछ ठीक न होने से मैं उनके साथ खाने को नहीं 
गया, तव वे राजस्थान के मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री की हैसियत से ही. उनके 
सम्मान में उस भोज का आयोजन किया गया था । मुझे वहां उपस्थित न देख मेरे 
घर गाड़ी भेज मुझे वुलाया। खाना समाप्त हुआ ही था कि व्यास जी ने मेरी ओर 
संकेत करते हुए कहा कि अभी रसगुल्लों का नम्बर तो वाकी है। मैंने कहा, “मंगा 
लीजिए ।” मैंने रसगृल्‍ले खाने शुरू किये कि उपस्थित मित्रमंडली अचरज में पड़ 
गई। स्थानीय सरकारी अस्पताल के डाक्टर भी वहां उपस्थित थे। मुझे रसगुल्लों 
पर हाथ साफ करते देख वे वोले कि, “इतना खाने के वाद रावतमल जरूर बीमार 
पड़ेगा और फिर हमें तंग करेगा |” व्यास जी को तो मेरी खुराक का पता था। 
उन्होंने कहा कि इनको मत छेड़ो नहीं तो ये इतना ही और खाने बैठ जायेंगे । दूसरे 
दिन डाक्टर साहव मिले तो मैंने उनसे कहा कि देखिये मैं विलकुल तन्दुरुस्त हूं । 
आपको मेरी वजह से कोई कष्ट नहीं उठाना पड़ा । वे रेंपकर रह गये | व्यास जी 
का मुझ पर ऐसा ही स्नेह व कृपा थी कि वे वीकानेर आने पर मुझे; अवश्य याद 
करते थे। में १६५२ से ५४ तक बीकानेर नगरपालिका का अध्यक्ष रहा । व्यास जी 
राजस्थान के मुख्यमंत्री की हैसियत से केन्द्रीय गहमंत्री डा० कैलासनाथ काटजू 
के साथ वीकानेर के दौरे पर आये | शहर की सड़कों की हालत बहुत बुरी थी। 
मैंने दोनों को शहर में घमाया और नगरपालिका के अ्भिनन्दन समारोह में सड़कों 
की मरम्मत क लिये प॑से की कमी बताते हुए व्यास जी से सरकारी सहायता के 
लिये अपील को। उन्होंने तत्काल मेरी अपील को स्वीकार कर लिया और सहायता 
का आइवासन दे दिया । मुझे तो ऐसा लगा, जैसे कि उन्होंने मेरे प्रति स्मेहवश 
मुझ पर ही कपा को थी । 
अगस्त-सितम्वर १९६० में मैंने नोखा से राजस्थान विधानसभा का उप- 
चुनाव लड़ा था। उसमें मेरी सफलता पर व्यास जी ने अपने देनिक अंग्रेजी पाक्षिक 
प्रीप' में एक विशेष टिप्पणी लिखी थी । पीप' में वे प्राय. राजस्थान के सम्बन्ध 


हे -््‌ थु पु ०९ » 


3 
पु 


न्छर हट 
किक 
हब जब जा 
5 कप 


मेरे पथप्रदर्शक ३२३ 


में आलोचनात्मक टिप्पणियां ही लिखा करते थे । उनकी वह प्रश्मंसात्मक टिप्पणी 
मैं कभी भूल नहीं सकता, जिसमें उन्होंने मेरे प्रति विशेष स्नेह और कृपा का परि- 
चय दिया था। 

बीकानेर में गेहूं श्रांदोलन ने बड़ा तीज़ रूप घारण कर लिया था ओर तीन 
सप्ताह गहर में हड़ताल भी रही थी। तब व्यास जी मुख्यमंत्री थे और बीकानेर में 
उनके प्रति तीतन्न रोपपूर्ण वातावरण पैदा हो गया था। मुझे जयपुर से टेलीफोन 
कर यही हिदायत देते रहे कि मैं गलत तत्त्वों से बचा रहूं। इस प्रकार मैंने तो 
हमेशा व्यास जी को अपना पथप्रदर्शक ही माना और उनके आरदेशानुसार काम 
करता रहा | उनके अभाव में सावंजनिक जीवन बिलकुल नीरस ही जान पड़ता 


है। 


प्रकरण « 
मैन समाज ब जन गुछकुल 


१ 
अध्यात्म पृष्ठममि 
श्री चेतन्य जी (मुनि श्री चुम्तीलाल जी महाराज) लालगंज, मिर्जापुर (उत्तरप्रदेश) 


“डोनहार विरवान के होत चीकने पात ।” आज से करीब पैंतीस साल पूर्व 
पाली मारवाड़ में होली के त्योहार पर मैं जैन मुनि के रूप में आम व्याख्यान में 
यह उपदेश दे रहा था कि नाथूराम जी की वीभत्स मूर्तियां न बनें और बुरे संस्कारों 
से वालकों की रक्षा हो। सैकड़ों की तादाद में श्रोता उपस्थित थे। मैंने ऐसी 
वीभत्स मू्तियों को हटाने वाले वीर युवकों के दल की मांग की और कई युवक 
खड़े हो गये । 

इस सभा में श्री जयनारायण व्यास जोधपुर से यह देखने आये थे कि समाज- 
सुधारक जैन मुनि क्या कहते हैँ। श्री व्यास ने इसी सभा में समाज-सुधार पर 
ओोजस्वी व्याख्यान दिया । जनता व मुकझ पर उसका बहुत प्रभाव पड़ा । व्याख्यान 
के पश्चात्‌ व्यास जी सुभसे मिले। जैसे पूर्व जन्म के कोई साथी ही हों; ऐसा स्नेह 
प्रकट करते हुए मेरे सहायक लेखक वनकर मेरे साथ पैदल यात्रा शुरू कर दी |. 

पाली मारवाड़ के पुराने विचार वाले समभदार लोगों ने नाथूराम जी की 
मूति की रक्षार्थ उसके चारों ओर दीवारें चिन लीं और वीभत्स मूर्ति को छिपा 
दिया | 

श्री जयनारायण जी उस वक्‍त युवक थे। बुद्धि, स्फूति, सूक-बृझ, लेखतकला 
और वक्‍्त॒त्व आदि कला उन्हें सहज ही प्राप्त थीं । 

राजनीतिक व आध्यात्मिक पुस्तकें--- 

१. मोक्ष की कुंजी भाग १-२ 

२. वालगीत 

३. शराव निषेध (मय चित्र व गाने ) 


अ्रध्यात्म पृष्ठभूमि इ्शश 


आदि करीब पांच-सात पुस्तक उन्होंने मेरे साथ मिलकर लिखने व छपवाने 
की व्यवस्था को | गांवों में पैदल घूमे । वच्चों को पढ़ाया। तपध्चर्या में मुझे भी 
हराया। ब्यावर में जन गुरुकुल जैन समाज ने खोला था। उसमें प्रधान अध्यापक 
का काम आपको दिया गया। पढ़ाने में इतने कुशल थे, कि ब्रह्मचारियों व विद्या- 
थियों को हँसाते-खिलाते हुए पढ़ाते थे और सभी छात्र आप पर बड़ी श्रद्धा रखते 
थे। वे सहसा ही जन गुरुकुल व्यावर के प्राण वन गये। स्व० श्री मणिलाल कोठारी 
भें व्यास जी को मुझसे भिक्षा में लेकर अपने साथ कर लिया । व्यावर में एक दिन 
वापु के राष्ट्रीय आन्दोलन के गुजरात के निष्ठावान प्रमुख सहायक, कुबेर भंडारी, 
स्वर्गीय श्री मणिलाल कोठारी मेरे पास आये और विविध राष्ट्रीय वार्तालाप के 
परचात वोले : 

“आज में आपसे श्री जयनारायण व्यास को भिक्षा में देने के लिये याचना 
करने आया हूं । (तरुण राजस्थान पन्न चलाने के लिये उनकी सख्त जरूरत है ।” 
एक महान व्यवित की, विशिष्ट कार्य के लिये योग्य व्यक्ति की मांग उचित जानकर 
सहप॑ व्यास जी को जैन गरुकुल से मुक्त करके 'तरुण राजस्थान पत्र के संपादन 
कार्य के लिये दे दिया गया । 

जन समाज की भक्ति 

व्यास जी की ऐसी योग्यता थी कि उन्होंने जैन समाज के भाइयों को अपना 
इतना भक्‍त बना लिया कि तरुण राजस्थान व्‌ अ्रन्य सेवा करते रहने पर भी 
उनकी तथा उनके उस पत्र की सभी आर्थिक आवश्यकताएं कई वर्षों तक पूर्ण 
होती रहीं । 

मिलोमी व्यास 

उस समय व्यास जी पचास रुपया माहवार लेते थे । वह रकम भी वे जहां 
तक मुझे स्मरण है 'तरुण राजस्थान पत्र के सहायक संपादकों श्री श्रचलेद्वर 
भाई आदि में बांट देते थे । 

सत्ताधारी व्यास 

कांग्रेस के अधिवेशन पर ग्राम उद्योग प्रदर्शनी जनता के लिये दर्शन की चीज 
थी। परिवर्तन होता है, मुनिवेष वदलकर मैं ग्राम सेवक वन गया। मैं ग्राम सेवक 
« और व्यास जी राज्यपद पर आसीन थे । 

हड॒डी खाद प्रक्रिया 

प्रदर्शनी में मैं यह वता रहा था कि हड्डी बठोर लो, भूव लो, कूठ लो,'छान 
लो। एक दिन में वढ़िया फास्फेट ३० प्रतिशत वाला शद्ध स्वाभाविक खाद मिलेगा। 

थोड़ी विशेष रुचि हो, तो वद्धि बढ़ाने वाला, हडडी सुदृढ़ करने वाला, नस्ल 
सुधारने वाला हड्डी का खाद बनाने का, हड्डी पाचक यंत्र देखो और वह अपने 
यहां चलाओो । 


३२६ | धुन के धनी 


ये बातें बता रहा था। भीड़ में ही दो-एक भाई निकट में वेठ गये । मेरी नजर 
पड़ते ही व्यास जी को कई वर्षों के वाद देखकर प्रसन्न हुआ। कुशल प्रइत के परचात्‌ 
अपने ग्राम सेवक बनने का कारण कहा-- 

तपेश्वरी सो राजेश्वरी 

राजेश्वरी सो नकश्वरी 

राजयोगी मोक्ष गामी । 

अब व्यास जी गये। मैं भी जाने की तैयारी में हूं । जंगल में दरिद्रतारायणों 
को बसाने में व्यस्त हूं । और इसी में अपने श्रेष्ठ जीवन को सार्थक मान रहा हूं।: 


२ 
जेन समाज ऋ र व्यास जी 


श्री धीरजलाल के० तुरखिया, भूतपूव मन्ज्री जन गुरुकुल, व्यावर 
रतनचोक, राणापुर, अहमदावाद (गुजरात) 


मैं जैन ट्रेनिंग कालेज वीकानेर का सुर्पारिटेण्डेण्ट था । वि० सं० १६८४( १६२७ 
ई० ) में अखिल भारतीय जैन कांफ्रेन्स का अधिवेशन सुप्रसिद्ध सा हित्यकार श्री वा० 
भो० शाह की अध्यक्षता में वीकानेर में हो रहा था। उसके लिये आये हुए श्री 
अमोलकचन्द जी लोढा और श्री मगनमल जी कोचेटा, बगड़ी एवं मुनि श्री चुन्नी- 
लाल जी (चैतन्य जी), जो रतलाम जैन ट्रेनिंग कालेज के मेरे वाल साथी और 
सीनियर स्नातक थे। उन्होंने अपने समाचार मुझे कहे और मास्टरजी (श्री जय- 
'नारायण व्यास ) के उत्साहवरद्धंक कार्य का व्यौरा विस्तार से वताया। उन्होंने मुझे 
वगड़ी आने का आग्रहपूर्ण निमंत्रण भी दिया | मैं वगड़ी पहुंचा । मुनिद्दय के मार्ग 
दछेन में, व्यास जी को विविध प्रवृत्तियों में कार्यरत देख प्रसन्‍त चित्त हुआ। मुझे 
भी वहां ही रोक लिया गया। पाठशाला, कन्याशाला, हरिजनशाला, साहित्य 
प्रकाशन संस्था, आत्म जागृति कायलिय, पुस्तकालय आदि संस्थाएं स्थापित को 
गई थीं । वाद में छात्रालय भी स्थापित किया गया। वह सं० १६८५ की विजया 
दशमी पर प्रारम्भ किया और कार्तिक शुक्ला पंचमी को व्यावर शहर से दो मील 
टूर कांकरिया भवन में स्थानान्तर किया गया । वह श्री जैत गुरुकुल व्यावर के नाम 
से राजस्थान की सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय शिक्षा संस्था के रूप में पच्चीस वर्ष चला। 
स्वतन्त्रता प्राप्ति के वाद श्री जैन गुरुकुल हायर सैकण्डरी स्कूल के रूप में अब भी 
चल रहा है। श्री जैन ग्रुरुकुल में व्यास जी कुछ वर्ष मेरे सहकर्मी रहे । 


जैन समाज और व्यास जी ३२७ 


समाज-सुधारक के रूप सें 
मारवाड़ (जोधपुर राज्य) में 'इल्डाजी' की विशेष मूर्ति की पूजा की प्रथा 
अचलित थी । होलिका के दिनों में वड़ा घिनौता, लज्जास्पद और असमभ्य वातावरण 
वन जाता था। प्रत्येक मोहल्ले में नग्न मूति रखी जाती थी । वगड़ी में जब हम 
रहते थे, तव व्यास जी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं और सुधारक नागरिकों ने 'इल्डा 
जी' की नग्त प्रतिमा को उखाड़ फेंका । पुराने विचार की जनता नाराज़ हुई। 
ठाकुर साहव तक फरियाद पहुंची । ठाकुर साहब ने व्यास जी को बुलाया और 
'धमकाया।। परन्तु व्यास जी ने निर्भीकता से उत्तर दिया कि हमने एक कुप्रथा को 
डूर कर जनता को सदाचारी बनाने का ही काम किया है। समाज-सुधार के संबंध 
में व्यास जी ने सदा निर्भीकता का परिचय दिया। 
जाति-पांति में सममाव 
महात्मा गांधी जी का अछुृतोडार का श्रानदोलन चल रहा था। इसका प्रभाव 
भी व्यास जी पर पड़ा । उन दिनों छूत्राछृत तथा जाति-पांति के भेद भाव अधिक उग्र 
थे। फिर भी व्यास जी हरिजन पाठशाला में पढ़ाने जाया करते थे। व्यास जी का 
जन्म पुष्करणा ब्राह्मण समाज में होने पर भी वे सवके साथ विना किसी भेद-भाव 
के भोजन करते थे। कहीं श्रातिथ्य करने वाले पूछते थे कि “व्यास जी आप कच्ची 
रसोई जीमेंगे या पक्की ।” इस पर हँसमुख व्यास जी कहते । “नहीं भाई, हम कच्ची 
तो नहीं खा्येंगे। कच्ची से तो पेट दुखेगा। हम तो पकी पकाई ही खाते हैं । 
ठण्डी चीज़ें भारी पड़ती हैं। इसलिये गरमा-गरम ही खाना पसन्द है। हँसमुख 
'विनोदी स्वभाव उनका सदा ही वना रहता था। 
कवि एवं लेखक 
आत्म जागृति कार्यालय द्वारा प्रकाश्षित वालगीत', विद्यार्थी भावता, आत्म 
“जागृति भावना', जैन पाठावलि ५ भाग” और "मोक्ष की कुज्जी २ भाग आदि 
गद्य-पद्य पुस्तिकाएं मुनिद्य की प्रेरणा और मार्ग दर्शन द्वारा व्यास जी ने ही लिखी 
थीं। 
जिन पथ-प्रदर्शक', पाक्षिकपत्र के संपादक मंडल में श्राप रहे और तरुण राज- 
स्थान! साप्ताहिक, राष्ट्रीय पत्र का भी आपने लम्बे समय तक सम्पादत किया। 
आपका कवि, लेखक और पत्रकार का यह रूप जिस प्रकार बाद में निखरा, वह 
“विस्मयजनक है । 
प्रधानाध्यापक के रूप सें 
श्री जैन गुरुकुल व्यावर में आ्राप प्रधानाध्यापक रहे। उनका विद्यार्थियों के साथ 
साथी भाव से हँसना-वोलना, खेलना-कूदना, लिखना-पढ़ना, व्यायाम में साथ देना 
और कौट्म्बिक भाव तथा पिता, बन्चु-सखा एवं शिक्षक भाव से दर्शाना आदर्श 
गुरुकुल पद्धति के सर्वथा अनुकूल था । उनके स्वभाव में मूदुता, मस्कराहट, सरलता 


ड््र्८ ह धुन के घनीः 


आऔर सहज सौम्यता थी | इन सव विद्याथियों के चरित्र निर्माण पर और उनमें 
राष्ट्रीय भावना का संचार करने पर बड़ा ही अदभुत प्रभाव पड़ता था । 
स्वेच्छा से गुरुकुल से पृथक हो जाने के वाद भी उसके प्रति उनका स्नेह,आत्मी- 
यता और आकर्षण वैसा ही वना रहा | व्यावर रहते हुए अथवा व्यावर छोड़ देनेः 
के वाद भी, वे उसके उत्सवों और विद्येष प्रसंगों पर आयोजित कार्यक्रमों में विशेष 
रूप से सम्मिलित होते। उसमें व्याख्यान देते और नादयोत्सवों में तो सक्रिय भाग 
ही लेते थे। उनका शंकर नृत्य विशेष प्रसिद्ध था। उसका प्रदर्शन उन्होंने गुरुकुल में 
कई बार किया । एक अवसर पर तो हिटलर-नृत्य का भी उन्होंने प्रदर्शन किया 
था । जोधपुर राज्य में जागीरदारी उन्मूलन आन्दोलन शुरू करने के बाद उन्होंने' 
एक वेगार नृत्य का प्रदर्शन करना प्रारम्भ किया था । उसके प्रदर्शन में वेगार प्रथः 
की अ्मानुपिकता तथा नृंशसता नग्न रूप में प्रदर्शित की जाती थी । 
अखिल भारतीय देशी राज्य लोक-परिषद्‌ के प्रधानमंत्री के रूप में पण्डित 
जवाहरलाल नेहरू के सहकारी वन जाने और जोधपुर राज्य के प्रधान मंत्री के पद 
पर आसीन हो जाने पर भी, उनके गुरुकुल के प्रति आकर्षण में कोई कमी नहीं 
आई। वे अन्त तक उसको अपनी ही संस्था समभते रहे । 
राष्ट-प्रेम 
उन दिनों राष्ट्रीय आन्दोलन जोरों पर था। व्यावर भी राष्ट्रीय आन्दोलन 
का केन्द्र था। अक्सर सार्वजनिक सभाएं होती रहती थीं। शहर से कोस-भर दूर 
होने पर भी, प्राय: सभाओं में व्यास जी उपस्थित होकर व्याख्यान दिया करते । 
जव ज्ञात हुआ कि इन प्रवृत्तियों से आप सरकारी जेल के मेहमान हो सकते हैं 
और गुरुकुल को भी हानि हो सकती है, तव आप स्वयं गुरुकुल से पृथक हो गये; 
किन्तु राष्ट्रीय आन्दोलन में आगे ही बढ़ते गये । जोधपुर में, व्यास जी, आनन्दराज 
जी सुराणा और भसंवरलाल जी सराफ को गिरफ्तार कर लिया गया। पांच वर्ष 
की सजा हुई | छूटने पर भी वही प्रवृत्ति जारी रही। अजमेर में राजस्थान सेवा 
संघ नाम की संस्था आजीवन राष्ट्र सेवकों की चलती थी। उसमें मन मुटाव होने पर 
श्री मणिलाल जी कोठारी ने उसको व्यवस्थित किया और व्यावर में स्थानान्तर 
करके व्यास जी को उसका सारा काम सुपुर्दे किया । संघ में साप्ताहिक पत्र तरुण 
राजस्थान को व्यास जी ने निपुणता से चलाया । 
अदुभत-व्यवितत्व 
नृत्यकला, वक्‍्तृत्व-कला, संपादनकला और लेखन कला आदि का सम्मिश्रण कुछ 
अदभुत ढंग से उनमें दीख पड़ता था। इतने अधिक गुणों का सम्मिश्रण कहीं और 
दुर्लभ है। वच्चों में बच्चे, बुजुर्गों में बुजुर्ग, साहित्यकारों के बीच साहित्यकार और 
नेताश्रों के वीच में मर्घन्य नेता के रूप में उनको देख विस्मय होता था | इस पर भी 
वे सदा निर्भीक, निरभिमान और प्रसन्न चित्तता की मूति दीख पड़ते थे । एक वार 


राष्ट्रीय तेज और श्री जन गृरुकुल रे२६ 


जिसने व्यास जी को देख लिया, वह उनको कभी भूल नहीं सका। मैं तीस-पैंतीस वर्ष 
वाद भी उनको अनेक रूपों में प्रत्यक्ष अनुभव करता हूं । इसी प्रकार उनके अन्य मित्रों 
पर मी उनके व्यवितत्व की अमिट छाप लगी होगी । उनके जीवन में प्रामाणिकता 
पुरी थी। लोभ-लालच ओर सत्तामद से वे सर्वथा रहित थे। सादा और आडम्बर 
रहित उनका जीवन व्यवहार था, अनासवित वृत्तिवाला, मैत्रीपूर्ण जीवन था। श्री 
जयनारायण जी व्यास अपने इन अद्भुत गुणों के ही कारण मास्टर जी के पद से 
अपने राज्य के मुख्यमंत्री पद पर पहुंचे | 
शतशः प्रणाम है उनकी. श्रमर आत्मा को । 


रे 
राष्ट्रीय तेज और श्री जन गरुकुल 
श्री मुन्नालाल जी बेच, भूतपूर्व सुपर्रिटेण्डेएट जेन गुरुकुल, सोजत रोड (राजस्थान) 


१६२८ की बात है । उन दिनों मारवाड़ राज्य में जागीरदारों का वड़ा आतंक" 
था और वे जनता पर तरह-तरह के जुल्म कर रहे थे। उनके खिलाफ झावाज 
उठाना सहज न था। मारवाड़ में टीकायती ठिकाना होने से बगड़ी ठिकाना भी 

जुल्म ज्यादती में पीछे न था। वहां के लोग ज्यादातर मद्रास, बंगलौर तथा मध्य- 
प्रदेश आदि में व्यापार धन्धा करने वाले थे और वहां के राजनीतिक आनन्‍्दोलनों 
का प्रभाव उन पर भी पड़ता था | इसलिए जब वे यहां झाते थे, तव उन्तको दम 
घुटता-सा मालूम होता था। किसी में श्रावाज़ उठाने की हिम्मत न थी। स्वर्गीय 
श्री आमोलकचन्द जी लोढा और श्री गणेशमल जी खाठेर आदि ऐसे युवक थे, 
जिन्होंने बगड़ी में सामाज सुधार की प्रवृत्तियां चालू कर रखी थीं । वे वाचना- 
लय व ग्पधालय आदि खोलकर जनसेवा में संलग्न थे | उन्हीं दिनों में जन मुनि 
श्री चुन्तीलाल जी महाराज का चातुर्मास वगड़ी में हुआ । उन्होंने जगह-जगह 
प्रभावशाली उपदेश देकर कई गांवों में पाठशालाएं खुलवाईं, और जब समाज में 
राष्ट्रीय भावना का संचार करने का भी काम वे बड़े उत्साह से कर रहे थे। वगड़ी 
में भी उनके अनुयाइयों द्वारा महावीर मिडिल स्कूल' खोला गया, पर मुनि जी 
को सन्‍्तोष न हुआ | वे कोई बड़ा कार्य करना चाहते थे। इसीलिए जैन गृरुकुल 
संस्था की उन्होंने नींव डाली और उनका प्रथम प्रधानाध्याक श्री जयनारायण व्यास 
को नियुक्त किया । 





३३० घुन के घनी 


व्यास जी अपनी जनसेवा की भ्रवृत्तियों को व्यापक वनाना चाहते थे, पर 
'चनाभाव के कारण आगे नहीं बढ़ पाते थे। पढ़े-लिखे लोग व्यास जी के लेखों से 
प्रभावित थे ही । वे उनकी तरफ आ्राकषित हुए । परन्तु उनके घंरों में व्यास जी का 
आना-जाना ठिकाने वालों को पसन्द न था। वे चौकन्ते हो गये; और व्यास जी की 
हर प्रवृत्ति पर कठोर नज़र रखने लगे | जो लोग व्यास जी के सम्पर्क में आते, उन 
पर भी ठिकाने की तरफ से जासूसी की जाने लगी और डराया-धमकाया जाना 
शुरू कर दिया गया। 
>> ० ७ 
व्यास जी को यहां वृद्धों का प्रेम व युवकों का सहयोग भरपूर मिला उन्होंने 
'उनके सहारे अपना कार्यक्षेत्र व्यापक वनाना शुरू किया । एक सामाजिक सप्ताहिक 
जैन पथ-प्रदर्शक' का सम्पादन व प्रकाशन भी होने लगा। उसके राष्ट्रीय भावों 
'के लेख ठिकाने वालों को पसन्द नहीं थे। उनसे वे चिढ़ने लगे; और जनता में 
आतंक फैलाना शुरू कर दिया गया । 
<> <> <> 
जैन मुनिश्री चुन्नीलाल जी महाराज की ओजमय वाणी से आकर्षित होकेर 
जैन समाज के घनाढ्य व कर्मठ युवक व्यास जी के कामों की ओर खिचने लगे। 
व्यास जी को सुन्दर मौका मिला पर ठिकाने की अड़ंगेवाजी ने उनके कार्य में वाधा 
डालनी जारी रक्खी | आखिर जैन गुरुकुल संस्था का काये क्षेत्र विशेष रूप से बढ़ाने 
ओर राष्ट्रीय कार्यो में सक्तिय योग देने के विचार से उस संस्था को व्यावर स्थाना- 
'न्तरित कर दिया गया । व्यास जी ने ऐसी तन्‍्मयता से जैन गुरुकुल में काम किया 
कि उनको उसका स्तम्भ माना जाने लग गया। धार्मिक व राष्ट्रीय स्वाभिमानी 
युवक तैयार करने की भावना से उसकी स्थापना की गई थी । इसी कारण व्यास 
जी को, संस्था में इतने ऊंचे पद पर नियुक्ति की गई थी । 
<> < < 
अपने घरेलू कार्य के लिये व्यास जी कुछ दिनों के लिये जोधपुर चले गये। 
कुछ मित्रों ने वहां एक सभा का आयोजन किया । उसमें भाषण देने के अपराध में 
व्यास जी केसाथ सेठ आनन्द राज जी सुराणा व श्री भंवरलाल जी सराफ गिरफ्तार 
कर लिये गये। 
जोधपुर में गिरिपतारी 
व्यास जी की गिरफ्तारी के समाचार सुनकर वगड़ी ठिकाने की जनता में जोश 
'पैदा हुआ और ठिकाने वालों ने राजनीतिक प्रवृत्तियों को समूल नष्ठ करने की ठाव 
ली । बाहर से आते हुए वगड़ी स्टेशनऔर वगड़ी के बीच चार प्रतिष्ठित व्यक्तियों 
के साथ उन्होंने छेड़खानी की और गांव में घुसते ही उनको मारा-पीटा । सारे गाँव 
में आतंक फैल गया। व्यास जी को इन समाचारों से वड़ा दु:ख हुआ | ठिकाने 


राष्ट्रीय तेज और श्री जैन गुरुकुल ३३१ 


वालों की ज्यादती और मनमानी का वह एक नमना था। 
<> < 
व्यास जी हिरासत में होने की वजह से और तो कुछ कर नहीं सकते थे। 
उन्होंने अपने एक गुप्त सन्देश में सहानुभूति प्रकट की और अन्याय के सामने न 
“भूकने की सलाह दी । 
. वगशड़ी के सेठ लोगों से ठिकाने वालों की मुकदमावाजी शुरू हुईं। सेठ सोभाग- 
"मल जी, सेठ अमोलकचन्द जी लोढ़ा, सेठ हंसराज जी, सेठ गणेशमल जी खादेर 
ओर सेठ जेवंतराज खाटेर ने ठिकाने वालों के अत्याचारों से तंग आकर हमेशा के 
'लिये बगड़ी छोड़ दिया और सोजतरोड आकर वस गये | उस मुकदमे में सेठ लोगों 
'का करीब ४० हज़ार रुपया व्यय हुआ । ठिकाने वाले मुकदमा हार गये | ठाकुर 
'को बगड़ी छोड़कर, चौकड़ी गांव में रहने की झ्राज्ञा हुईं। यह सव व्यास जी की 
'ही प्रेरणा का परिणाम था । 
व्यावर में सम्मान 
जब व्यास जी जोधपुर जेल से छूटकर पहली वार व्यावर आये, तो नागरिकों 
'की ओर से उनका भव्य स्वागत किया गया और उनके त्याग की भूरि-भूरि प्रशंसा 
“की गई। वस्तुत: व्यावर ही व्यास जी का मुख्य राजनीतिक कार्यक्षेत्र था । 
जैन गुरुकल के संस्थापक उसको महत्त्वद्ाली राष्ट्रीय संस्था वनाना चाहते 
'थे। इसीलिए श्री धीरजलाल तुरखिया को अ्रविष्ठाता, व्यास जी को प्रधानाध्यापक 
'और मुझे सुपरिन्टेण्डेण्ट वताकर संस्था का सारा वोभ हम तीनों पर डाल दिया 
गया। यद्यपि व्यास जी इस संस्था में काम कर रहे थे। परन्तु उनकी प्रवृत्तियां 
देशी राज्यों में वढ़ रही थीं। तरुण राजस्थान का सम्पादन भी इनके द्वारा इसी 
“दृष्टि से किया जा रहा था। स्वयं वे घरेल समस्याञ्रों से चिन्तित थे, पर अपने 
साथी कार्यकर्ताओं के प्रति उनका ध्यान हमेशा लगा रहता था। तरुण राजस्थान 
' की स्थिति कभी-कभी तो ऐसी डांवाडोल हो जाती थी कि कार्यकर्ताओं को समय 
'प्र वेतन देवा भी भारी पड़ जाता था। कार्यकर्ता हताश होकर दूसरा काम ढूंढ़ने 
पर मज़बर हो जाते ये । पर व्यास जी के प्रेम व आत्म त्याग को देखकर कुछ भी 
कहना या करना उचित नहीं समभते थे | साथी कार्यकर्त्ताशरों के अभाव में व्यास 
'जी सम्पादक, प्रूफरीडर तथा डिस्पैचर आ्रादि सव कुछ वन जाते के लिये मज़वूर 
“हो जाते थे, अत्यधिक परिश्रम के कारण स्वास्थ्य भी अ्रच्छा नहीं रह पाता था | उन 
दिनों में व्यास जी दिन-रात काम में जठे रहते थे। गुरुकुल में अव्यापन, तरुण 
राजस्थान! का सम्पादन, रियासती समस्याओं की उबेड़वुन और नगर की राष्ट्रीय 
गतिविधि का संचालन आदि का सव भार उनके कन्धों पर था। तरुण राजस्थान 
“का कार्यालय रियासती कार्यकर्ताश्रों का प्रधान केद्ध वन गया था । राजस्थान और 
नव्यभारत की रियासतों के कार्यकर्त्ताओं का वहां जमघट लगा रहता था। कभी- 





३३२ ... धुन के घनी' 


कभी कछ ऐसे समाचार तरुण राजस्थान' में प्रकाशित हो जाते थे, जो रियासतों' 
के राजाओं, अधिकारियों और जागीरदारों के लिये बड़े सनसनीखेज होते थे। 
उनको प्रकाशित करने से रोकने के लिये व्यास जी पर तरह-तरह का दवाव डाला 
जाता और मोटी-मोटी रकमों का प्रलोभन भी दिखाया जाता | एक बार बगर्ड 
ठिकाने की ओर से पांच हजार रुपये का प्रलोभव दिया गया, परल्तु व्यास जी थे, 
जो इस प्रकार उन्हें अपने कत्तंव्य से विचलित करने वालों से वातचीत करना और 
उनका मुंह तक देखना पसन्द नहीं करते थे । 
समाज-सुधारक व्यास जी की परीक्षा 
व्यास जी की सबसे बड़ी कन्या को उनकी अनुमति विना उनके पिताजी 
विवाह योग्य समझने लग गये थे, उनके माता-पिता का ख्याल था कि इससे ज्यादा” 
उम्र में विना विवाह कन्या को रखना धर्म के विरुद्ध है; वे कन्या का विवाह 
करने पर तुल गये, उन पर उनके मित्रों व सम्वन्धियों के द्वारा भी जोर डलवाया 
गया, पर वे टस से मस नहीं हुए । आखिर माता-पिता ने कन्या का विवाह कर 
दिया । वे स्वयं कन्या के पिता होने पर भी उसमें शरीक नहीं हुए । यह थी उनकीः 
दृढ़ता, जिसकी परीक्षा उनके जीवन में न मालूम कितनी वार हुई होगी । 
फिर जेल में 
महात्मा गांधी के लन्दन से लौटने पर सत्याग्रह आन्व्येलन ने फिर जोर पकड़ा। 
व्यास जी की इच्छा उस आन्दोलन में भाग लेने की नहीं थी । अपनी उस इच्छा” 
को उन्होंने अपने साथियों पर प्रकट भी कर दिया था। पर अचानक एक दिन 
मुझको गुरुकुल की अपनी सारी जिम्मेवारी सौंपकर आन्दोलन में भाग लेने चला 
दिये। कुछ पूछने का भी समय नहीं दिया। उसी रात्रि को महादेव की -छतरी पर 
हुई वड़ी भारी सभा में सरकारी आज्ञा भंग कर ओजस्वी भापण दिया और अपने 
साथियों के साथ गिरफ्तार हो गये | दूसरे दिन सारे शहर में पूर्ण हड़ताल रही | 
गुरुकुल पर संकट 
गुरुकुल के विद्यार्थियों और कार्यकर्त्ताओ्ों में भी जोश फैलना स्वाभाविक था। 
वे अपनी मर्यादा में रहते हुए समय-समय पर सारे शहर में राष्ट्रीय गान गाते हुए 
निकलते ओर जनता को उत्साहित करते। सरकार को वह पसन्द न था। गुप्त 
धमकियां दी जाने लगीं। गुरुकुल ने उनको हेच समझा । सरकार की वक्र दृष्टि 
तीब्र से तीव्रतर होती गई। प्रवन्वकारिणी सभाने सुरक्षा के लिये संस्था को फलौदी 
(मारवाड़ ) स्थानान्तरित करने का निश्चय किया। रेलगाड़ी में उसके लिये 
रिजवंशन हो गया। निरिचित तिथि को जव गुरुकुल के विद्यार्थियों ने शहर में होकर 
प्रयाण किमा, तो जनता को वड़ा आश्चर्य हुआ । उस टोली के स्टेशन पर पहुंचते-- 
पहुंचते सैकड़ों लोग इकट्ठे हो गये। जव गाड़ी रवाना हुई, उस समय का दूधय 
बड़ा ही हृदय द्रावक और सामिक था । जोधपुर स्टेशन पर पहुंचते ही मित्रों और 


"राष्ट्रीय तेज और श्री जैन गुरुकुल ३३३ 


'हितचिन्तकों ने झ्राकर स्वागत व अभिननन्‍्दन किया और शुभकामना अपित की । 
'जब गाड़ी जोधपुर से कुछ मील आगे बढ़ी, तब रात्रि के अन्बकार में राज्य की 
'पुलिस आई० जी० पी० के साथ पहुंची, रास्ते में ही गाड़ी को रोक दिया। सारे 
'विद्याथियों और कार्यकर्ताओं को नीचे उतार लिया गया। उन्हें राज्य की वस- 
गाड़ियों में सवार कर प्रातः काल ब्रिटिश राज्य की सीमा में सेदड़े के पास लाकर 
छोड़ दिया। कार्यकर्त्ताओश्रों ने वसा करने का कुछ कारण जानना चाहा, परन्तु 
पुलिस अधिकारियों ने कुछ भी नहीं बताया । 

संदड़ें से व्यावर लौटने पर संस्था को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा । 
जिस मकान में गुरुकल का काम पहले हो रहा था । उसके मालिक सेठ पनन्‍नालाल 
जी व सेठ कालूराम जी कांकरिया ने सरकारी प्रकोप के कारण फिर से गुरुकूल 
'के लिये अपना मकान देने से इनकार कर दिया। उन्हें भय था कि कहीं गुरुकुल 
के कारण उनका मकान जव्त न कर लिया जाय | उन्होंने जमानत की वातचीत 
चलाई । अन्त में विशिष्ट लोगों के समभाने-वुकझाने पर वे मकान देने को सहमत 
'हुए और किसी प्रकार वह संकट टल गया । 

यह सब व्यास जी द्वारा ग्रुरुकुल में रोपी गई, राष्ट्रीय भावनाओं का ही प्रति- 
फल था । श्रद्धावान व निष्ठावान व्यक्तित्व का जो प्रभाव पड़ सकता है, उसको 
गृरुकूलवासियों ने व्यास जी के व्यक्तित्व के रूप में जिस प्रकार अनुभव किया, 
उसको उन दिलों के उनके साथी कभी भूल नहीं सकते। मुझे गये है कि मैं भी 
उनमें से एक हूं । उन्होंने गुरुकुल का काम जिस निष्ठा से किया उसका दूसरा 
उदाहरण सावंजनिक संस्थाओं के इतिहास में मिलना दुर्लभ है। गुरुकूल के सभी 
छोटे-बड़े कर्मचारियों श्र विद्याथियों के साथ उनका आत्मीय व्यवहार था। वे 
विद्याथियों के साथ खेल-कूद, व्यायाम, गायन, वादन तथा अन्य कार्यत्रमों में कुछ 
ऐसे तल्‍लीन हो जाते और यह भूल जाते कि वे मुख्याध्यापक हैं। उन्होंने गुरुकुल को 
जो राप्ट्रीयता प्रदान की, उसके कारण वह सदा ही सरकार की आंखों में खटकते 
'रहे। एक वार ती ऐसा प्रसंग उपस्थित हुआ्ना कि गुरुकुल के उत्सव के लिये तैयार 
'किये गये शामियाने पर पुलिस ने छापा मारकर राप्ट्रीय नेताओ्रों के फोटो उत्तार 
लिये और संस्था के मंत्री को श्रपत्ती हिरासत में ले लिया । उत्सव के वाद उनको 
4रेहा किया गया । जैन गुरुकुल के इतिहास के वे दिन स्वणिम थे और उनकी याद 
क्राज भी हृदय में गव॑ एवं गौरव की अनुभूति जगा देती है। उसमें व्यास जी की 
मूर्ति पूर्णन्दु की तरह चमकती दीख पड़ती है । 


२३६ घुन के धनी 


वह कैसे भी ऊंचे पद या प्रतिष्ठा पर रहे या उससे अलग रहे, परन्तु उन्होंने 
अपने साथीपन में कभी कोई कमी नहीं आने दी । राजस्थान के मुख्यमन्त्री के रूप 
में जो ऊंचा पद उन्होंने प्राप्त किया, उसका कोई अभिसान उचसें कभी पाया नहीं 
'गया। वह पद उन्होंने अपने स्वभावसिद्ध अधिकार से प्राप्त किया था । जब उन्होंने 
उसको त्याग दिया, तव भी उनमें ऐसा कोई अन्तर दीख नहीं पड़ा। वह सदा एक 
से रहे । 

श्री जयनारायण व्यास के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि यही हो सकती हैं कि उन 
सरीखे वहादुर सेनापति के लिये ऐसा गये अनुभव किया जाय, जिससे कि उनकी 
'तथा उनके साथियों की भस्मी में से उस स्वणिम युग का प्रादुर्भाव हो सके जिसमें 
'जनता सुख ओर समृद्धि की ओर तेज़ी से अग्रसर हो । 

उनकी पुनीत स्मृति का भव्य प्रदीप सदा प्रज्ज्वलित रहे । 


२ 
अ्रखंड सेवायज्ञ के महाब्॒ती 
श्री मोहनलाल जी मेहता सोपान, सम्पादक 'सूकानी? वम्वई 


स्व०जयनारायणजी व्यास की स्मृति जब भी जाग्रत होती है, तव मानों राज- 
स्थान के वीरों की परम्परा का एक व्यक्तित्व देख रहा हूं । ऐसे भाव मेरे दिल में 
उठते हैं | हम उन्हें व्यास जी के नाम से पुकारते और वे हमारे एक कुटुम्वीजन हों, 
'ऐसे भाव का अनुभव करते ) इस लोक से उनकी विदा के समाचार जब मुझे मिले, 
'सुब एक स्वजन को खोये जैसा आघात अनुभूत हुआ था। यूं तो व्यास जी साग्रह 
रियासती प्रजा के मुक्ति-संग्राम के सैनिक और सेनानी थे और मैं भी उस क्षेत्र में 
यत्किचित्‌ भाग ले रहा था। इसलिए उनका परिचय उनकी प्रवृत्ति का भी परिचय 
-माना जा सकता है। स्व० अमृतलाल सेठ के वे परम मित्र और साथी होते के 
'कारण हमारा परिचय प्रथम से ही कौटुम्विक भूमिका पर रच गया था और प्रति- 
दिन विकसित होता जाता था । 
मैंने उन्हें राजस्थानी जंग के योद्धा के रूप में अखंड भारत' के संपादक के 
'रूप में, राजस्थान प्रजा-परिपद के मंत्री के रूप में तथा 'जन्म-भूमि' पत्र के एक 
"संवाददाता के रूप में देखा और जाना था । उन दिनों “जन्म-भूमि' केवल एक 
वर्तमान पत्र नहीं था, एक आन्दोलन था। जन्म-भूमि' कार्यालय में क्रान्तिकारियों 
का अरहा था। उन सब में व्यास जी अग्रणी दीख पड़ते थे । जब कराची में अ्रखिल 


अखण्ड सेवायज्ञ के महान्रती ३३७ 


भारतीय देशी राज्य प्रजा-परिपद्‌ का अखिल भारतीय अ्रधिवेशन हुआ, तब मुझे 
स्वागतमन्त्री वनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। व्यास जी उस समय परिपद्‌ के 
'मन्त्री थे | इतना ही नहीं, उसके प्राणस्वरूप माने गये पांच व्यक्तियों में उनका 
स्थान था। उनकी सादगी, शौौय॑, त्यागवृत्ति तथा कुरवान हो जाने की तत्परता 
उसके परिचय में आने वाले के मर्म को छू लेती थी । 
भय को उन्होंने देखा नहीं था। जाना नहीं था । खतरे मोल लेने की साहसी 
वत्ति तो अ्दम्य थी। जनता के दुःख-दर्द को झेलकर अपना बना लेना उनका 
स्वभाव था। दूर के लोग शायद नहीं जानते होंगे, किन्तु जिस प्रकार थे प्रखर 
पत्रकार थे उसी प्रकार उच्च कोटि के कवि भी थे। उनके काव्यों को उन्हीं के 
अ्रीमुख से सुनने का श्रवसर मुझे अनेक वार मिला। जव तक वे आन्दोलन के 
ग्ग्रणी थे, तब तक उनकी यह कविता आश्चयंजनक नहीं लगती थी,परन्तु स्वराज 
प्राप्ति के वाद प्रथम जोधपुर और फिर समग्र राजस्थान का सच्चा कारोबार 
उनके हाथ आया और मुख्यप्रधान का उत्तरदायित्व भी उन्होंने उठा लिया, तव॑ 
'भी उनके काव्यों का स्रोत सूखा नहीं । 
जन्मभूमि' के वीस वर्ष पूरे होने के प्रसंग पर एक विश्ेपांक प्रकाशित करने 
का निर्णय किया गया था। उसके मुख्य संपादक के रूप में मैंने श्री व्यास जी को 
संवाददाता के अपने अनुभव लिख भेजने को कहा था। उन्होंने एक प्रसंग लिख 
भेजा था, जो उन्हीं के शब्दों में यहां उद्धृत करूंगा तो उपयुक्त होगा । उनके शब्द 
ये थे, “ जन्मभूमि' के साथ एक पत्रकार के रूप में मेरा सम्बन्ध उसके जन्मकाल 
से ही है | में वार-बार उस पत्र में लिखता । किन्तु जब राजस्थान में कहीं किसी 
प्रकार का दमन होता और मुझे वहां भेज दिया जाता तो वहां से मैं खबरें भेजता, 
उसी में मेरा सच्चा पत्रकारित्व कलक उठता | लोहारू गोली वार की जो रिपोर्ट 
मैंने भेजी थी, वे मेरी अखवारी कार्यक्ृति में सर्वश्रेष्ठ थी, ऐसा मैं मानता हूं । 
“४१६३४ में सीकर में गोलीवार और लाठीचार्ज की घटना घटी थी | अजमेर 
में इसकी जांच करने का काम श्री वलवन्तराय मेहता को सौंपा गया था। मुझे 
उनका सहायक नियुक्त किया गया था। श्री वबलवन्तराय मेहता इतना समय न पा 
सके और विभिन्‍न साक्षियों के ववान लिखने का काम मुझे करना पड़ा। मैंने यह 
'काम किया तथा गांधी जी को और अखिल भारतीय देशी राज्य प्रजापरिपद को 
अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की ! इसके वाद मैं वम्बई गया और उस रिपोर्ट को खुद ही 
प्रकाशित किया । 
“वम्बई में मुझे खबर मिली कि लोहारू में गोलीवार हुश्ना है और दो-एक 
दर्जन आदमियों ने जान गंवाई है । अखिल भारतीय देशी राज्य प्रजा परिपद्‌ तथा 
जन्मभूमि' ने मके सारी रिपोर्ट प्राप्त करने के लिये लोहारू भेजा। ऐसे प्रसंग 
की रिपोर्ट प्राप्त करना और भेजना बड़ा कठिन होता है । लोहारू तथा वीकानेर 


इ३८ घुत के धनीः 


आदि राज्यों में पुलिस सी० आई० डी० का पहरा बड़ा सख्त था। उन राज्यों की 
सीमा पार करके ब्रिटिश राज्य के निवासियों के लिये किसी देशी राज्य में पहुंचना 
उन दिलों में वड़ा कठिन था। इसलिए मुझे एक जाट की वेशभूषा पहन कर वहां" 
जाना पड़ा । आ्राखिर में वहां पहुंचा तो सही, परन्तु कई दर्जन जासूसों ने मुझे घेर 
लिया। सेकड़ों व्यवित मेरे पास आते और करुण शब्दों में नुशंस गोलीवार के 
प्रसंग का वर्णन करते | जिनकी मृत्यु हुई थी उनके फोटोग्राफ भी मुझे मिल गये । 

ये सव मैंने वम्बई भिजवा दिये। यदि मैं पकड़ा जाऊं तो भी एकत्र की हुई 
जानकारी पुलिस के हाथ न लग जाय, इसलिए उसको अनेक विश्वस्त साथियों को: 
सोंप कर अलग-अलग रास्तों से वम्बई भेजना पड़ा । 

“एक सुहावनी चांदनी रात को दो वजे के लगभग एक छोटे स्टेशन से गाड़ी: 
पकड़कर मैं वहां से भाग चला। उस समय मैंने मुसलमानी पोशाक पहनी थी। 
मैं दूसरे दर्ज के जिस डिब्बे में मुसाफरी कर रहा था, उसी में वीकानेर का एक 
जासूस सवार था । जयन्तारायण व्यास जैसे आदमी को उस क्षेत्र में से जाने को 
अनुमति नहीं थी; फिर भी मैंने उसको साहस करके डांट दिया। परन्तु उसको 
जब यह पता चला होगा कि उसके साथ वात करने वाला ही जयनारायण व्यास 
था, तव सचमुच ही चिन्ता में पड़ गया होगा। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में: 
जांच करनी वड़ी मुश्किल होती है । परन्तु वह प्रसंग मेरे लिये वड़ा ही सनसनी- 
खेज़ था ।” 

राजनीति में उतार-चढ़ाव तथा लोकतनन्‍्त्र में परिवर्तेत अनिवाय है। जो सत्ता' 
के सिंहासन पर बैठा हो और उसके विरुद्ध द्रोह का ध्वज लहराता हो, तव भी 
उसका व्यवितत्व यदि बदल न जाय, तो उसको असामान्य मानना चाहिए। मेरे 
अनुभव के अनुसार व्यास जी इसी प्रकार के व्यवित थे। सत्ता उतर जाने के वाद 
उनमें ढ्वेप या कठुता के दशेन कदापि नहों हुए । स्वराज प्राप्ति से पहले की भावना: 
उन्होंने जीवन के अन्त तक कायम रखी। मेरी दृष्टि में वे मृतसद्दी राजकारणी 
की अपेक्षा योद्धा अधिक थे । 'जन्मभूमि' के प्रतिनिधि के रूप में वे जो काम करते 
थे, उसमें उन दिनों के देशी राज्य के अधिकारियों के जुल्मों की अप्रकट गाथा 
विशेष रूप में रहती थी । इसमें अत्यन्त परिश्रम, सूक-बूक और साहस की आव- 

इयकता होती थी भर सर्वस्व खो देने की तैयारी भी रखनी पब्ती थी । 

मुझे याद है कि एक वार वे क्षय रोग के शिकार बन गये थे। तब किततनों नेः 
ही यह मान लिया था कि उनकी तूफान कीन्सी प्रवृत्ति में चढ़ाव या उतार आा 
जायगा। मैंने देखा कि उनके जीवन में या प्रवृत्ति में उस रोग के कारण कोई 
शिथिलता नहीं श्राई । जल की मछली पानी के वाहर नहीं रह सकती । ऐसा ही: 
स्वभाव उनका वन गया था। वे तूफानी प्रवृत्ति के बिना जीवित नहीं रह सकते 
ये। उनका राजकारण सत्ता का नहीं सेवा का था और यह सेवायज्ञ जीवन के 


रब - अं 


ज्वैकनीलिंगी, 


परियद्‌ तथा किसान सभा का संयुक्त मोर्चा : डावड़ा हत्याकांड ... दे३६ 


अन्तिम क्षण तक अखण्ड बना रहा। व्यास जी की स्मृति मेरे जीवन की एक सुवास' 
है और इतने वर्षों के परिचय में वह वरावर निखरती ही रही है। 


्े 


परिषद तथा किसान समा का 
संयुक्त मोर्चा : डावड़ा हत्याकांड 
श्री नरसिंह जी कछवाह्ाय, महावीर मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 


मुझे देश सेवा की सार्वजनिक भावना अपने पृज्य पिता जी से वसीयत में 
प्राप्त हुई थी। वे जेमिती उपनाम से मरुधर मित्र” नाम का पाक्षिक पत्र निकाला 
करते थे। १६९२१ में तब अहमदाबाद कांग्रेस में शामिल हुए थे, जव देशी राज्यों 
में राजनीति की चर्चा तक नहीं थी। वे अपने साथी लक्ष्मण आये और जमनादास 
जी के साथ वहां से देशभक्ति की भावना से शोत-प्रीत होकर लौटे । जोधपुर के 
वाहर मंडोर में उन्होंने ग्रयंसमाज की ओर से गुरुकुल और गौशाला की स्थापना 
की थी | उनसे प्राप्त संस्कारों के कारण मैंने भी यूवावस्था में ही सार्वजनिक 
कार्यों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया | इसी सार्वजनिक सेवा की भावचा से प्रेरित 
होने के कारण मैं व्यास जी के सम्पर्क में आया और वह सम्पक उत्तरोत्त र घनिप्ट 
होता गया ! 

हमारे परिवार का कछवाहा ब्रादर्स के नाम से सोजत रोड में चूने का कार- 
खाना था और एक काटन जीनिंग फैक्ट्री भी थी । वहां व्यास जी का विज्येप आना- 
जाना होता था। मेरे बड़े भाई श्री सन्‍्तोपर्सिह जी कछवाहा वहां की भारवाड़ 
लोक-परिपद्‌ की द्ाखा के अध्यक्ष थे। यदि मैं भूलता नहीं तो जोधपुर शहर के 
बाद मारवाड़ में सोजत रोड में ही मारवाड़ लोक-परिपद्‌ की वेसी प्रभावशाली 
सुसंगठित शाखा कायम थी। व्यास जी का प्रारम्भिक मुख्य कार्यक्षेत्र कभी बगड़ी का 
ठिकाना था और वे बगड़ी से जोधपुर झ्राते-जाते प्रायः सोजत रोड ठहरा करते थे । 
वहां उनके कई पुराने साथी थे, जो वगड़ी के ठाझुर के अत्याचारों के कारण वहां 
से उठकर सोजत रोड आ बसे थे। उनके ही कारण सोजत रोड व्यास जी की 
गतिविधि का मुख्य केन्द्र वर गया था । भाई मीठालाल जी त्रिवेदी काका इस क्षेत्र 
के प्रमुख कार्यकर्ता थे। जोधपुर से निर्वासित होने की स्थिति में वे व्यावर रहते 
हुए भी सोजत रोड के माध्यम से ही राजनीतिक आन्दोलन का संचालन किया 
करते थे | इस प्रकार सोजत रोड के कारण व्यास जी का हमारे परिवार के साथ 


३४० धुन के घनी 


अच्छा सम्बन्ध हो गया और मैं उनके बहुत निकट सम्प्क में आ गया ! 
किसान सभा ओर चुनाव का बहिष्कार 

१९४० में मैंने किसान सभा के माध्यम से लोकसेवा के क्षेत्र में प्रवेश किया 
था। मैं उसका मंत्री ओर बाद में अध्यक्ष भी था। मेरे ही कारण किसान सभा 
और मारवाड़ लोकपरिषद्‌ के जागीरदारी आन्दोलन के सम्बन्ध में परस्पर मेल 
हुआ था। दोनों ने संयुक्त मोर्चा ववाकर उस आन्दोलन का संचालन एवं पथ- 
प्रदर्शन किया था। शहरों में मारवाड़ लोकपरिषद और देहातों में किसान सभा 
का विशेष प्रभाव था । १९४२ की उत्तरदायी शासन सम्वन्धी मांग के कारण जो 
गिरफ्तारियां की गई थीं और जिस आच्दोलन का सूत्रपात हुआ, वह महात्मा गांधी 
की मध्यस्थता के कारण अधिक लम्बा न चला था। समभौते के फलस्वरूप बड़ोदा 
के श्री सुधालकर को शासन सुधारों सम्वन्धी योजना तेयार करने का काम सौंपा 
गया था । उनकी रिपोर्ट के अनुसार जोधपुर में १६४४ में पहले चुनाव हुए थे। 
परन्तु चुनावों के लिये वालिग मताधिकार को स्वीकर नहीं किया गया था। फिर 
भी किसान सभा ने चुनाव में भाग लेता त्य किया; किन्तु मारवाड़ राज्य लोक- 
परिषद के जव चुनाव का विरोध किया, तव किसान सभा ने भी हाथ खींच लिया 
और चुनाव का वहिष्कार कर दिया । 

. इस विरोध का एक मुख्य कारण यह भी था कि श्री सुधालकर ने उस समय 
की सलाहकार विधान सभा को अपने विश्वास में न लेकर अपनी रिपोर्ट तैयार 
की थी। इसको अपमानजनक समभा गया और मारवाड़ राज्य लोकपरिषद्‌ ने उन 
शासन सुधारों का वहिष्कार कर उत्त रदायी शासन की मांग का नारा बुलन्द किया। 
उस आन्दोलन ने किसान सभा के कारण देहातों, विजशेषत: जागीरों, में वड़ा जोर 
पकड़ा । जागीरदारों ने वड़ा आतंक फैलाया; परच्तु वे किसानों को भयभीत नहीं 
कर सके | 

डावड़ा कांड 

इसी वीच १३ मार्च, १६४४७ को वह डावड़ा कांड हुआ, जिसमें जागीरदारों 
के निर्मम अत्याचार पराकाष्ठा पर पहुंच गये । वहां किसान सभा के एक विशेष 
सम्मेलन का आयोजन किया गया था । उसी पर जागीरदार उत्तेजित हो गये थे । 
शेखावाटी से २२ ऊंटों पर सशस्त्र आक्रमणकारी विशेष रूप से बुलाये गये। उन्होंने 
आते ही वन्दूर्के दागनी शुरू कर दीं। किसान भी उत्तेजित हो गये। उनके जो युवक 
फौजों में भरती थे उन्होंने बन्दूर्के संभाल लीं। परिषद्‌ व किसान सभा के कार्ये- 
कत्ताओं ने स्थिति को बदतर होने से वचा लिया। सभा पर सशस्त्र आक्रमण 
किया गया । गोलियां दागी गई और तलवारें चमकाई गई । किसान सभा के परि- 
पदुके पांच-छह कार्यकर्त्ता वहां शहीद हो गये। उनमें चुन्नी ब्राह्मण का नाम उललेख- 
नीय है। सर्वेश्री द्वारादास पुरोहित, मथुरादास माथुर, छगतलाल चौपासनी- 


परियद्‌ तथा किसान सभा का संयुक्त मोर्चा : डावड़ा हत्याकांड ३४१ 


वाला, ज्वाला संपादक वंशीवर पुरोहित, किशनलाल झाहू, लाल साहब ऊर्फ 
वालक्ृप्ण व्यास और मुझको आक्रमण का विशेष निशाना बनाया गया। हम सभी 
साथियों पर घातक आक्रमण किये गये । सभी के कहीं-न-कहीं से रुधिर धारा वह 
निकली । मेरी तो सात जगह से हड्डियां टूट गई थीं। लाल जी वुरी तरह घायल 
होने पर भी वहां से निकल पड़े श्ौर पैदल ही जोधपुर चल दिये । रास्ते में मौला- 
सर तथा डीडवाना आदि में डावड़ा कांड की सूचना देते हुए जोधपुर पहुंच गये । 

'करेला और वह भी नीम चढ़ा | वाला हाल हुआ किहम पर ही धारा 
३०२ में हत्या के मुकदमे चलाये गये । जोधपुर आते हुए ट्रेन में व्यास जी को उस 
क्ररकांड की सूचना मिली, वे एक वार तो आपे से बाहर हो गये। उनकी 
मध्यस्थता के कारण मुकदमे वापस ले लिये गये और जागी रदारी उच्मुलन बआान्दो- 
लन में नई जान पड़ गई। इसी प्रकार के निर्मेम आक्रमण चंडावल, लाडनू तथा 
तीमाज़ आदि जागीरों में भी हुए। ऐसा प्रतीत होता था, जैसे कि जागीरदारों ने 
मारवाड़ राज्य लोकपरिपद्‌ और किसान सभा के विरोध में मारवाड़ व्यापी पड़यंत्र 
ही रच लिया हो । 

संविधान परिषद के लिये चुनाव 

१९४२ की अगस्त क्रान्ति के फलस्वरूप देश में जिस प्रकार हवा बदली 
उसका प्रभाव देशी राज्यों पर भी पड़ा। १६४३ में केन्द्र में कांग्रेस-लीग का जो 
अन्तरिम मंत्रिमंडल वना और स्वतंत्र भारत का संविधान तैयार करने के लिये 
संविधान परियद्‌ का जो गठन हुआ, उसकी जोघपुर में भी प्रतिक्रिया हुई । जोब- 
पुर नगरपालिका के निवर्चिन क्षेत्र को इलैक्ट्ररल कालेज का रूप देकर उसकी ओर 
से संविधान परिपद्‌ के लिये एक सदस्य चुनने का अधिकार दिया गया। श्री इन्द्र- 
नाथ जी मोदी और श्री जयनारायण जी व्यास के बीच तीज संघर्ष हुआ । विरोध 
में पानी की तरह रुपया वहाया गया और प्रतिक्रियावादियों ने सारी शक्ति विरोध 
में लगा दी | फिर भी व्यास जी बड़ी शान से अत्यधिक बहुमत से सफल हुए। मैंने 
ओर श्री द्वारकादास पुरोहित ने इस चुनाव में दिन-रात एक करके बड़ा परिश्रम 
किया। अपने लोकप्रिय तेता की सफलता पर हम फूले न समाये । 

के मनोर॑जक घटना 

१६२९-३० को एक घटना बड़ी ही मनोरंजक है । उसका उल्लेख भी में अन्त 
में कर दूं। मंडोर की पहाड़ी में मंडलनाथ नाम का एक बड़ा ही सुरम्य तीर क्षेत्र 
है। व्यास जी वहां हैट लगाकर और घोती पहनकर आया करते थे । कुछ दिन 
वहां रहकर एकान्त में विश्वाम किया करते थे। विश्राम के उन दिलों में भी हम 
साथियों के साथ देश श्र राजस्थान की राजनीतिक समस्याओं के बारे में चर्चा 
व विचार-विनिमय हुआ करता था। इस प्रकार युवकों में राजनीतिक चेतना पैदा 
कर उन्हें देश सेवा के लिये अ्ग्नसर करने में व्यास जी हमेशा लगे रहते थे । 


३४२ : घुन के घनी 


एक दिन मैं उनसे पूछ वैठा कि आप इस तीथ क्षेत्र में हैट लगाकर क्‍यों आते 
हैं। उन्होंने बड़े ही विनोद में उत्तर दिया कि इसमें दो लाभ हैं। एक तो घृप से 
रक्षा और दूसरा सी० आई० डी० वालों से सुरक्षा। सी० आई० डी० पुलिस 
तो दिन-रात छाया की तरह उनके पीछे लगी ही रहती थी । 

मुझे यह स्वीकार करना चाहिए कि राजस्थान संघ के निर्माण के समय उनसे 
मेरा राजनीतिक मामलों में कुछ मतभेद हो गया था। परन्तु पारस्परिक आपसी 
सम्बन्ध में उस मतभेद के कारण कुछ भी भेद नहीं आया। यह थी उदारता व 
विशालता व्यास जी की | इसके ही कारण उनके निधन को राजस्थान में सबसे 
अधिक महसूस किया गया। मुझ सरीखों ने तो ऐसा अनुभव किया, जैसे कि उनका 
अपना कोई अन्तरंग साथी ही सदा के लिये खो गया हो । 


है. 


चंडावल का क्र.रकांड 
काका सीठालालजी निवेदी, भूतपूर्व अध्यक्ष, मारवाड़ लोकपरिषद्‌+ सोजत सिटो (राजस्थान) 


लोकनायक श्री जयनारायण व्यास की संगठनात्मक अद्भुत शक्ति तथा 
आंदोलन के नेतृत्व करने के विस्मथजनक और साहसपूर्ण व्यक्तित्व, प्रभाव और 
सामथ्यं का ठीक-ठीक परिचय मारवाड़ राज्य लोकपरिपद्‌ के राज्यव्यापी संगठन 
ओर जागीरदारी उन्मूलन आंदोलन से मिलता है। मारवाड़ राज्य में जन-जागृति 
का जो महान्‌ कार्य उन्होंने किया, उससे अपने उस महान्‌ स्वप्न को साकार कर 
दिया, जिसका उल्लेख उन्होंने कभी अश्रपनी कविता में किया था--- 
भूखे की सूखी हड्डी से, बच्च बनेगा महा भयंकर। 
ऋषि दधीचि को ईर्ष्या होगी, नेत्र नया खोलेंगे शंकर ॥ १ ॥ 
अन्त विहीन उदर की बाहें, दावानल-सी भीपण बनकर। 
भस्मीभूत कर देंगी उनको, जो दीनों का करते शोषण ॥ २ ॥ 
मुझे उन्त दिनों सोजत में श्रद्धेय व्यास जी के सहकर्मी होने का सौभाग्य प्राप्त 
था। इसलिए उन दिनों की अनेक घटनाएं मेरे लिये झ्रापवीती घटनाओं का महत्त्व 
रखती हैं। उन सवके संस्मरणात्मक विवरण पर रामायण का किप्किन्धा कांड 
अथवा महाभारत का उद्योग पर्व लिखा जा सकता है। यहां केवल उनकी एक 
भांकी दी जा रही है । 


चंडावल का क्रकांड हैंड 


प्रजामंडल के बाद लोकपरिषद्‌ 
१६३८ में मारवाड़ प्रजामण्डल को गर-कानूनी घोषित किया जा चुका था। 
उसके स्थान पर मारवाड़ राज्य लोकपरिपद्‌ की स्थापना की गई। व्यास जी ने 
सोजत रोड के मारवाड़ प्रजा मण्डल के कार्यकर्ता सर्वेश्री सेठ अमोलकचंद लोढा, 
सेठ गणेशमल जी खाटेर, श्री मुन्नालालजी बैद और मुझे, मारवाड़ राज्य लोकपरि- 
पद्‌ के कार्य को बढ़ाने के लिये प्रेरणा दी । जोधपुर के वाद सोजत रोड को ही 
व्यास जी ने परियद्‌ के कार्य के लिये विश्लेप रूप से चुना और यहां से ही उसकी 
कई प्रवृत्तियों तवा गतिविधियों का सूत्र संचालन होने लगा। स्वर्गीय सेठ अमो- 
लकचन्द जी लोढा ने झ्रथिक सहायता जुटाने में विशेष मदद की । सेठ गणेशमल 
खाटेर व्यास जी के श्रन्यतम साथी व अनुगामी सिद्ध हुए । 
मैंने और श्री मुन्तालालजी वैद ने उनके साथ तूफानी दौरे कर जगह-जगह 
परियद्‌ की शाखाएं खोलीं । हम जिस किसी गांव में पहुंच जाते वहां की जनता 
जागीरदारों से आतंकित होते हुए भी, हमारा स्वागत करती तथा भाषण सुनने के 
लिये बहुत वड़ी संख्या में इकटठी हो जाती और परिपद्‌ को हर तरह से सहायता 
देने के लिये उत्सुकता जाहिर करती थी। व्यास जी के भाषण सरल मारवाड़ी 
भाषा में होते थे । उनकी सादगी, सच्चाई, त्याग व तपस्या से जनता पहले से ही 
परिचित थी। भरत: उनके भाषण जनता के हृदय में जम जाते थे । 
मारवाड़ राज्य लोकपरिषद्‌ गे रकानूनी 
सन्‌ १६४० में मारवाड़ राज्य लोकपरिपद्‌ भी गरकानूनी ठहरा दी गई। 
जगह-जगह कार्यकर्त्ता गिरफ्तार किये गये | सोजत रोड से एक जत्या सरकारी 
आज्ञा भंग करने के लिये सोजत सिटी गया । धानमण्डी में सभा का आयोजन किया 
गया। सर्वेश्री हरिराम श्रोफा, विजयशंकर दवे व मुन्तालाल वैद सरकारी आज्ञा 
की अवज्ञा करने के अपराध में पुलिस सुपरिटेग्डेण्ट द्वारा गिरफ्तार कर लिये गये । 
सोजत रोड में श्री मुन्नालाल वैद के मकान को पुलिस ने घेर लिया और कोने- 
कोने की तलाशी लेकर हर चीज़ देखी गई | यही हाल मेरे घर का भी किया गया। 
दो-तीन दिन वाद भाई वासुदेव भटनागर भी मिरफ्तार कर लिये गये और अपने 
साथियों के साथ हवालात में वन्‍्द कर दिये गये । सव पर मुकदमा चलाया गया । 
इसी प्रकार सारे राज्य में घोर दमन तथा आतंक फैला दिया गया । 
चण्डावल काण्ड 
२८ मार्च, १६४२ को उत्त रदायी शासन दिवस मनाने के उद्देश्य से मेरे 
नेतृत्व में कार्यकर्ता दल का एक जत्या तांगों से चंडावल चला। चंडावल के 
जागीरदार को मालूम था कि जत्या उसके यहां आनेवाला है। उसने आसपास के 
जागीरदारों से सहायता प्राप्त की और गांव के आस पास सशस्त्र आदमी तैनात 
कर दिये । चंडावल के मुख्य कार्यकर्ता श्री मांगीलाल त्रिवेदी उर्फ आलीशान! 


३४४ ु ... घुन के घनी 


को ठिकाने वालों ने पहले से ही एक मकान में बन्द कर दिया था। दरवाजे पर 
हम सबको रोकने का प्रवन्ध किया गया था, जिससे कोई भी आदमी वर्गर जागीर- 
दार के नियुक्त अधिकारी की आज्ञा प्राप्त किये गांव में घुसने न पाये । 
बेरहमी से मारपीट 

जत्थे ने गांव में जाने की कोशिश की पर, वेकार | आखिर में उसने दरवाजे' 
के बाहर वट वृक्ष की छाया में सभा का आयोजन करने का विचार किया। वह 
ठिकाने वालों के लिये अ्सह्य था । उन्होंने अपनी निश्चित योजना के अनुसार 
वगर किसी चेतावनी के कार्यकर्त्ताञ्नों को बड़ी वेरहमी से मारना-पीटना शुरू कर 
दिया। भाड़ , लाटियों, डंडों व भालों के अतिरिक्त तलवारें भी चमकाई गईं। 
सभा भंग हो गई | लोग इधर-उधर बचने के लिये भागने लगे । ठिकाने के निदेयी 
भड़तों ने उनका पीछा किया। बड़ी निर्देयता से उन्हें मारा-पीटा। स्त्रियों और 
बच्चों को भी नहीं वरुशा गया। गांधी टोपी वालों को मारपीट का .विशेष निशाना 
बनाया गया। कार्यकर्त्ता इस पर भी अडिग रहे । उन्होंने लाठियों की मार को 
बड़ी बहादुरी के केला । कितने ही ५०-५० लाठियों की मार पड़ने पर भी अपने 
स्थान से टस से मस नहीं हुए । इस मारपीट में किसी के सिर, किसी की आंख, 
किसी का कान और किसी के गुप्तांग पर भी जान-वृभकर गम्भीर आधात किये 
गये । कार्यकर्त्ताश्नों के शरीर लाठियों की मार से सूज गये और लह-लुहान हो गये 
जगह-जगह से खून बहने लगा । घृप तेज थी | भीषण गर्मी में प्यास वुरी तरह सता 
रही थी पर पानी पिलानेवाला कौन था ? कार्यकर्त्ता किसी तरह गिरते-पड़ते 
तांगों में वेंठ वापस सोजत सिटी पहुंचे | वहां के सरकारी अस्पत्ताल के डाक्टर ने 
मामूली-सी प्राथमिक चिकित्सा कर छुटटी दे दी । डावटर के व्यवहार से मालूम 
पड़ता था मानो उसे पहले ही हिदायतें दे दी गई थीं कि इस प्रकार की घटना घट 
जाने पर उसे क्या रुख अपनाना चाहिए । 

दिन के डेढ़ वजे की मोटर संविस से सारे घायलों को जोधपुर पहुंचाया गया 
और वहां के विडहम हास्पिटल में जिसका नाम अब गांधी मेमोरियल अस्पताल 
हो गया है, भर्ती किया गया । पन्द्रह-वीस दिच के उपचार के बाद छूट्टी दे दी गई। 

इस भीषण कांड से सारे मारवाड़ में सनसनी फेल गई । लोगों में जागीरदारी 
प्रथा के जुल्मों के प्रति बड़ी तीन प्रतिक्रिया हुई । 

व्यास जी और श्री मथुरादास माथुर अपने साथियों के साथ सोजत आये । 
आम सभा में इस दुःखद घटना पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने जनता को चेतावनी 
दी कि इस प्रकार की घटनाएं भविष्य में अन्य स्थानों पर भी घट सकती हैं । हमें 
बेये व संयम से काम लेना होगा। मुकदमेवाजी करने से हमें कोई न्याय मिलेगा, 
यह हास्यास्पद है! 


चंडावल का क््रकांड श्४र 


अन्य स्थानों पर मारपीट 

जिस दिन चंडावल में वह घटना घटी, उसी दिन मारवाड़ के अ्रन्य स्थानों पर 
भी सभाएं करने पर लोगों को मारा-पीटा गया था । उनमें मुख्य रूप से नीमाज में 
श्री माधवलाल तथा मौलाना अत्तर मुहम्मद आदि को पीटा गया व गुटों में श्री 
अमरसिंह जी पर सख्त मार पड़ी । 

चंडावल कांड के वाद 

चंडावल कांड के समाचार समाचार-पत्रों में विशेष रूप से प्रकाशित हुए और 
सारे ही देश में उन पर खेद प्रकट किया गया। मारवाड़ राज्य लोकपरिपद्‌ और उसके 
तत्कालीन श्रध्यक्ष श्री रणछोड़दास जी गदट्टानी ने बड़े ही घैयें तथा संयम से काम 
लिया। उत्तेजना में कोई कदम नहीं उठाया गया । यह अफवाह चारों ओर फंल 
गई और समाचार-पत्रों में भी प्रकाशित हो गई कि १६ अप्रैल को मारवाड़ राज्य 
लोकपरिपद्‌ चंडावल में एक और जत्या भेजेगी। सोजत के फसट क्लास जिला 
गजिस्ट्रेट ने १८ अप्रैल को एक हुक्म जारी किया। उस हुवम में नई दिल्ली के 
देनिक हिन्दुस्तान में प्रकाशित समाचार का उल्लेख करते हुए चंडावल में एक 
मास के लिये १४४ घारा लगा दी गई और सभावन्दी का श्रादेश जारी कर दिया 
गया । लेकिन, १६ अप्रैल के सम्बन्ध में फैली श्रफवाह सर्वेया तिराधार थी । फिर 
भी ठिकाने की ओर से परिषद के कार्यकर्त्ताश्रों पर श्राक्रमण करने की पूरी तैयारी 
की गई थी। यह भी समाचार था कि पाली से उसके लिये बहुत-सी लाठियां खरीदी 
गई थीं । परिपद ने बड़े धैर्य से काम लिया । उसके अव्यक्ष श्री गद्टानी ने चंडावल 
कांड की जांच का काम व्यास जी के सुपुर्दे किया। व्यास जी ने २१ अप्रैल को 
सोजत मजिस्ट्रेट को एक पत्र लिखकर सूचना दी कि वे वहां जांच के लिये २२ 
अप्रैल को जा रहे हैं। उन्होंने यह भी लिखा कि १६ अ्रप्रैल को परिपद की ओर से 
किसी प्रकार का कोई कदम उठाने का फैसला नहीं किया गया था और परिपद 
यदि कुछ करने का फैसला करेगी, तो पहले उसकी सूचना उनको दी जायगी । 
व्यास जी ने वहां पहुंचकर पूरी जांच की । आहत लोगों के वयान लिये । हमला 
करने वालों की सूची तयार की । जांच की रिपोर्ट महात्मा गांधी, पंडित जवाहर- 
लाल नेहरू, मारवाड़ राज्य लोकपरिपद तथा अखिल भारतीय देशी राज्य लोक- 
परिपद को भेजी । 

महात्मा जी को पत्र 

गांधी जी को उन्होंने १६ अ्ग्रैल को चंडावल जाने से पहले एक विस्तृत पत्र 
लिखा था । वह यहां अविकल रूप में दिया जा रहा है : 
“पृज्य बापू, 

सादर वन्दे । जोधपुर रियासत में वयासी फी सैकड़ा ज़मीन जागीरदारों के: 
कब्जे में है और अट्टारह फी सैकड़ा राज्य की है। जागीरों में, स्कूल, अस्पताल और 


झ्४६ ह धुन के धनी 


सफाई-रोशनी वगैरह जिन्दगी की ज़रूरी चीज़ों का प्रायः श्रभाव है । जागीरदार 
खुद तो लोगों के आराम और उत्थान के साधन उपस्थित करना प्राय: नापसन्द 
करते हैं। स्टेट भी उन्हें जागीरदारों के भरोसे छोड़ देती है । इससे जागीरें स्टेट के 
'खालसा इलाके से ज़्यादा पिछड़ी हैं । 

“मैँ यहां चंडावल जागीर में मारवाड़ लोकपरिषद के कुछ कायकर्त्ताओं पर 
किये गये हमले की तफसीलवार जांच के लिये आया हुआ हूं । २८ मार्चे को लोक- 
'परिषद्‌ ने रियासत-भर में उत्तरदायी शासन दिवस' मनाया | परिषद्‌ की सोजत 
जिला शाखाओं में अलग-अलग समय पर यह दिवस मनाया जाने को था | अलग- 
अलग गांवों के कार्यकर्ता इकट्ठा होकर सभी गांवों में जावें, ऐसा कार्यक्रम था। 
चंडावल में श्रीगणेश करने को था। २८ तारीख को सुबह वहां सोजत रोड, सोजत 
दहर, वगड़ी, सांडिया व देवली के इक्कीस कार्यकर्त्ता अलग-अलग दिशाश्रों से 
अलग-अलग समय पहुंचे । वहां दो सौ के करीव लाठी और भालाधारी मौजूद थे । 
उन्हें सुना है आस-पास के जागीरी इलाकों से मारपीट के लिये बुलाया गया था । 
इन लोगों ने हमारे कायकर्त्तश्रों को गांवों में जाने से रोका | वे लोग बैठ गये और 
नंडावल शाखा के कार्यकर्ता श्री मांगीलाल जी शर्मा के आने पर बैठे हुए कार्य- 
'कर्त्ाओं ने नारे लगाये । इस पर ठिकाने के लोग उन पर टूट पड़े, जिससे प्रायः 
सभी लोगों को चोट आईं | कुछ लोगों को जोधपुर अस्पताल में भेजा गया और 
भी जगह ऐसी वातें हुई हैं, पर इतनी उग्रता के साथ नहीं | इस दिन खास काम 
जिम्मेवार हुकूमत की प्रतिज्ञा पढ़ना था । 

“आज देकझ्षी राज्य प्रजा का दिन है। आज वह प्रस्ताव पढ़ा जाना चाहिये जो 
नई दिल्‍ली में देशी राज्य लोकपरिषद्‌ की स्टेडिंग कमेटी ने पास किया है। चंडावल 
में तो यह प्रोग्राम नहीं रखा है, लेकिन मुझे तो जांच के सिलसिले में जाना है। 
“हिन्दी के एक अखबार में वहां सभा होगी ऐसे समाचार छपे थे । इस पर चंडावल 
में कल से एक मास के लिये दफा १४४ लगा दी गई है। वहां सौ-डेढ़ सौ ओदमी 
'पुलिस के भी भेज दिये गये हैं। श्राज के दिन मेरा वहां प्रोग्राम है नहीं। इसलिए 
उन्हें निराश ही होना पड़ेगा । 

“आपको यह जानकर आइचये होगा कि ठिकाने वालों ने लोगों को पीटा भी 
ओर अब भी पीट-पीटकर या भय दिखाकर लोगों से हस्ताक्षर करा लेते हैं कि हम 
अपने गांवों में लोकपरिषद्‌ नहीं चाहते। जिन्होंने हस्ताक्षर किये । उन्हीं लोगों ने 
यहां आकर ये वयान लिखित रूप में दिये हैं कि हमें दवाकर हमारे हस्ताक्षर लिये 

गये। जेसा कि आपको मालूम होगा कि हमारे राज्य के दीव्रान सर डोनाल्‍ड फील्ड 
हैं। वे होशियार आदमी हैं; लेकिन उनकी एक वड़ी भारी कमजोरी यह है कि 
जो युद्ध-फंड में अच्छी रकमें दे दें उन्हें वे माफ कर सकते हैं और प्रजा पर जुल्म 
'होते देखकर भी वे भ्रांखमिचौनी कर लेते हैं। जागीरदारों के पास पैसा है। वे दे 


चडावल का क्र रकांड ३४७ 


सकते हैं। श्रव प्रजा के घर भी उजड़ने लग गये हैं । हमारे साहव को चिन्ता नहीं । 
उल्टा उन्हीं की मदद में वे रहते हैं । 

“कुछ दिनों पहले आपका एक लेख हरिजन' में छपा था, जिसमें आ्रापने यह 
'सलाह दी थी कि रियासतों में लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं | जहां मारपीद कर 
के मामली प्रवत्तियां रोक दें और रोकथाम की जिम्मेवार भी जनता ही को मार- 
पीटकर वनाया जाय और जहां विना माकूल कारणों के १४४ धारा लगा दी जाय 
क्या वहां भयभीत होकर नहीं जाना उचित होगा ? 

“लोक-परिपद्‌ की कार्यकारिणी २५-२६ अ्रग्रैल को सोजत शहर में होगी। 
अगर आपके विचार डाक्टर मेनन द्वारा या स्वयं लिखकरउस तारीख तक भिजवा 
सके तो बड़ी कृपा हो ! आपको अभ्रधिक काम हो तो इस सम्बन्ध में श्रापकी जो भी 
आज्ञा हो २६ के वाद जोधपुर मेरे नाम भेजने की अनुकम्पा करें। मेरा २६ तारीख 
तक का पता नीचे मुजिव रहेगा।* 

--विनीत 
जयनारायण व्यास 

२४ अप्रैल को चंडावल जाने से पहले यह पत्र इसलिये लिखा गया प्रतीत होता 
हैं कि उनको भय था कि कहीं २५ अप्रैल से पहले उनको गिरफ्तार न कर दिया 
जाय और वाद में पत्र लिखना कदाचित्‌ सम्भव न हो सके। २५-२६ अग्रैल को 
मारवाड़ राज्य लोकपरिपदु की कार्य समिति की वैठक सोजत में हुई। २६ अप्रैल 
को राज्यभर में चंडावल अत्याचार विरोधी दिवस मनाया गया । चंडाबल कांड 

सम्बन्धी चित्रों के फोटो कार्ड पर छपवाकर राज्य में सर्वत्र बेचे गये! परिपद्‌ की कार्ये- 
समिति की बैठक में आवश्यकता होने पर सत्याग्रह करने का भी निश्चय किया 
गया श्रौर परिपद्‌ के अध्यक्ष श्री रणछोड़दास जी गठठानी उसके प्रथम डिक्टेटर 
नियुक्त किये गये । २७ श्रप्रैल, १९४२ को वे स्वयं चंडावल की स्थिति का श्रध्ययन 
करने के लिये गये | वहां जनता ने उनका हार्दिक स्वागत किया । राज्य की तरफ 
से पुलिस सुर्पारिटेण्डेण्ट व सोजत के हाकिम वहां पहले से मौजद थे । उन्होंने स्थिति 
का संभाला श्रीर आपस में वातचीत कर समभौते का मार्ग प्रशस्त किया | वस्तुत 
चेडावल कांड से ही मारवाड़ राज्य लोक परिषद्‌ का वह ऐतिहासिक आन्दोलन 
शुरू हुआ था, जिसने वरवस गांधी जी का ध्यान भी अ्रपतती ओर झाकपित कर 
लिया था | 

कुछ विशिष्ट महानुभाव 

सोजत रोड के कुछ महानुभाओं का उल्लेख ऊपर किया गया है, जिनसे मार- 
वाड़ राज्य लोकपरिपद्‌ को विशेष आर्थिक सहायता प्राप्त होती थी। ऐसे महा- 
नुभावा म श्वामान्‌ सेठ छमत्मल जी मथा का उल्लेख आवश्यक है। वे आजकल 
अंगलौर में व्यापार व्यवसाय करते हैं। श्राप नियमित रूप से व्यास जी को परिपद्‌ 


 इंड८ घुन के धनी 


के लिये आथिक सहायता अपने मित्रों की मारफत भिजवाते रहते थे। मारवाड़ 
लोकपरिषद्‌ के आन्दोलन के साथ आपकी पुरी सहानुभूति थी। परिपद्‌ के कार्य- 
कत्तञ्रों के जेल जाने पर उनके परिवार वालों की आर्थिक सहायता करना आप 
अपना कत्तंव्य समभते और जेल में भी उनकी सुख-सुविधाओं के लिये प्रयत्नशील 
रहते थे । आपकी प्रेरणा पर आपके बड़े भाई स्वर्गीय सेठ मूलचन्द जी भी राष्ट्रीयः 
आन्दोलन में मुक्तहस्त से आर्थिक सहायता किया करते थे। ऐसे उदार महानु- 
भावों की सहायता भुलाई नहीं जा सकती | 


.. 
मारवाड़ की जनता के लिये उनका संचर्ष 


श्री मोहनलालजी कठास्थले, जेतारण (राजस्थान) 

सन्‌ १६२६ में मैं मेससं एस० गिरधरलाल बैंक में खजांची था और 
सिकन्दराबाद किले में रहने वाली अंग्रेजी फौजों में तनत्वाह्‌ का वितरण करता: 
था। उस समय इंपीरियल बैंक न था । उस वक्‍त गांधी जी के विदेशी कपड़ों के 
वहिष्कार का आंदोलन चल रहा था। विदेशी कपड़ों की होलियां जलाई जा रही 
थीं। अंग्रेजों की पल्टन में जवान गाय वैल के मांस के लिये एक मुसलमान को 
ठेका दे रखा था। उसके लिये सैकड़ों गाय-वैल कत्ल होते थे । 

श्रीमती सरोजिनी नायडू का भाषण भी वहां कभी-कभी हुआ करता था। में 
एक वार उनका भाषण सुनने गया । उस भाषण का सुझ पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि 
मैंने नौकरी से त्याग-पत्र दे दिया । मुझे राजनीतिक वेराग्य उत्पन्त हुआ। वह 
वराग्य व्यास जी के सम्पर्क में रहने का निमित्त वन गया। । 
प्रथम सिलन 

व्यास जी उन दिनों जोधपुर राज्य से निर्वासित थे। १६३६ में उन्होंने श्री 
भूलावाई देसाई को व्यावर बुलाकर एक राजनीतिक सम्मेलन का आयोजन किया 
उसमें मेरा व्यास जी से पहला सम्पर्क हुआ | व्यावर चांद गेट के सामने चिरंजी- 
लाल जी की वगीची में व्यास जी, श्री हरिभाई किकर और गोपीकृष्ण विजय- 
वर्गीय आदि रहते थे । 

गांधी जी से प्रथम मिलन 

महात्मा गांधी का दिल्‍ली से अहमदाबाद जाने का प्रोग्राम था । तब व्यास जी 

हमको स्वयंसेवक वनाकर रेलवे प्लेटफार्म पर ले गये। जहां मैं खड़ा था, वहां: 


मारवाड़ की जनता के लिये उनका संघर्ष शे४ ६ 


महात्मा जी का ततीय श्रेणी का डिब्बा रुका। गाड़ी हकते ही महात्मा जी ने हरिजन 
फंड के लिये अपना हाथ वाहर निकाला । मेरी जेव में एक ही पैसा था। वह मेने 
महात्मा जी के हाथ में रख द्विया । व्यास जी की महात्मा जी से बातचीत हु 
काफी चन्दा इकट्ठा हुश्रा । 
उन्हीं दिनों श्री जवाहरलाल नेहरू व्यावर पधारे थे। उन्नको दो घोड़ों की 
बग्घी में विठाकर जलूस निकाला गया । मुझे वग्ची के पीछे तिरंगा भंंडा देकर 
व्यास जी ने खड़ा किया । स्वयंसेवर्कों की व्यवस्था ठीक नहीं थी । भीड़ बहुत थी । 
नेहरू जी ने स्वयं गाड़ी से उतरकर स्वयंसेव्कों को जनता को कंट्रोल करने का ज्ञान 
करवाया । 
व्यास जी जोधपुर में 
व्यास जी के पिता जोचपुर में वीमार थे। व्यास जी उस समय जोधपुर से 
निर्वासित थे। इसलिए वे व्यावर में ही रहते थे। उन्होंने व्यावर से आागीवाण' 
सामक पत्र भी निकाला था। उन्होंने जोघपुर दरबार को लिखा कि पिताजी की 
वीमारी के कारण मुझे जोधपुर जाने की अनुमति दी जाय । छुछ भी उत्तर नहीं 
मिला । व्यास जी कानून भंग करने के लिये जोधपुर रवाना हो गये । उनके रवाना 
होने से पूर्व हम कुछ साथी जोधपुर पहुंच चुके थे। जोधपुर रेलवे प्लेटफार्म पर 
हम उनके स्वागत के लिये एकत्र थे। जोधपुर स्टेटकी ओर से डी० आई० जी० 
वलदेवरामजी मिर्धा पुलिस के साथ उपस्थित थे। गाड़ी आते ही नारे लगाते हुए 
बड़ी तादाद में लोग व्यास जी को उनके घर ले गये । स्टेट की पुलिस का कन्द्रोल 
कोई काम न आ सका । एक घण्टे में ही उनको जोघपुर दरवार का यह इत्तला- 
तामा मिला कि तुम अपनी रोज की डायरी हमारे सामने पेश किया करो | इसका 
: उत्तर व्यास जी ने यह दिया कि यदि मेरे पिता जी में वाहर जाने की सामर्थ्य हुई, 
तो मे उनको वाहर ले जाऊंगा । अगर वीमारी श्रधिक हुई तो मैं यहीं रहंगा । श्राप 
अपनी स्टेट का एक आदमी मेरे घर भेज दीजिये । जो कुछ मैं करूंगा, उसके सारे 
समाचार वह आपको देता रहेगा । 
व्यास जी के पिता कुछ दिनों के वाद गृज़्र गये। तव व्यास जी वापस स्टेट के 
चाहर जान लगे। महाराजा उम्मेदर्सिह ने उनसे कहा कि आप अपने पिता के क्रिया 
कम तके यहां ही रहिए । 
व्यास जी मेरे गांव में 
एक वार मैंने अपने गांव वीराटियां में व्यास जी को उनके दल-बल के सहित 
वुलाया। उनका भाषण होनेके वाद जागीरदार इकट्ठे हुए। उस वक्‍त मेरी भाना 
यता भांव की जमीन नीमाज के जागीरदार ने दवा ली थी और वे मुर्के तंग करते 
थे। व्यासजी ने मुझ से कहा कि ये जागीरदार लोग आपकी तरह हजारों किसानों 
की तकलीफ देते हूँ । हमें उनकी तकलीफ मिटानी चाहिए । जागीरदारों की गलती 


३४० धुन के धती” 


_ का कोई सवाल पेश करने पर वे नाराज़ हो जाते थे। इस कारण मुझे अपना गांव 
छोड़ना पड़ा और मैं जेतारण रहने लगा । 
.._ जागीरदारों के न्यायिक श्रधिकार 

२३ भाचे, १६३८ को जागीरदार पावसे इनक्वायरी कमेटी की तरफ से सवा-- 
लात की एक प्रति जैतारण हाकिम ने मुझको भेजी | मैंने वह व्यास जी को दिखाई 
उन्होंने रात-भर चार कप चाय पीकर उनके जवाब लिखे और उसकी तीचन सौ प्रति- 
लिपियां छपवाकर हर गांव में भेजीं । कमेटी ने अपना फैसला ११-१-३९ को 
दिया । जिल्द नं ० ७४, हुक्म नं० १६ के अनुसार सिर्फ ३६ जागीरदारों की जूडि-- 
सियल पावर्स रही । वाकी सबकी समाप्ति कर दी गईं । 

> ० % 

एक वार व्यास जी और मैं खेड़ा गांव गये । वहां के काइतकार विलकुल काले 
रंग की गोयले की वनी हुई रोटी खा रहे थे । व्यास जी ने भी वे रोटियां खाई। यह 
था उनका तरीका काइतकारों में घुल-मिलकर उनके सही हालात जानने का। 

२४ जुलाई, १६४१ को मेरे और माधुलाल खाती के साथ नीमाज में जागीर- 
दारों ने मारपीट की । तब व्यास जी जोधपुर से पुरुषोत्तमदास जी डाक्टर को लेकर 
सीधे वीराटियां आये । एक गढ़ में वहुत से जागीरदार इकट्ठे थे । व्यास जी स्वयं: 
एक कुएं से पाती भरकर लाये ओर पुरुषोत्तमदास जी ने बाटियां बनाईं। उनका 
जीवन वहुत सादा था। दूसरों पर निर्भर रहने की उनकी झादत नहीं थी । 

कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर 

सन्‌ १९४१ अप्रैल मास में जोधपुर में हम कार्यकत्तओों को तीन महीने तक 
ट्रेनिंग दी गई थी | जोधपुर के सरदारपुरे के एक आखिरी मकान, रावण के मैदान 
के पास किराये पर लिया गया था। वहां पर व्यास जी ने वह शिविर खोला था ! 
वे स्वयं पढ़ाने के लिये श्राया करते थे । 

मारवाड के प्रत्येक गांव में लोकपरिपद्‌ की शाखाएं खोली गईं। व्यास जी इस 
कार्य में इतने संलग्न रहते थे कि उन्होंने श्रपता घरवार, फर्नीचर सभी कुछ इसी 
कार्य में लगा दिया था | उनकी माता जी हमारा वड़ा आदर करतीं थीं । व्यास जी 
अपने काय में इतने तत्पर रहे कि वे अपनी बच्चियों के विवाह में भी घर पर नहीं 
रह सके । विवाह का कार्य उनकी माता जी तथा श्रीराम जी, मनसाराम जी पुरो- 
हित ने किया । वे व्यास जी के लड़के को भागा के नाम से पुकारते थे । 

दचन के पदक वे समय के पादवनद 

सन्‌ १६४० में जोधपुर सरदारपुरा में व्यास जी से मेरी वातचीत हुई । तब 
मैं करीब डेढ़ महीने व्यास जी के साथ रहा । उनकी आध्िक हालत बहुत गिरी हुई 
थी । परन्तु वे ऐसे राजनीतिक संन्‍्यासी थे कि किसी भी वात की परवाह नहीं 
करते थे । पाली के एक सेठ ने व्यास जी को सवा सौ रुपयों की थेली भेंट की। 


मारवाड़ की जनता के लिये उनका संघ ३५१ 


उन्होंने वह थैली मुझ को सौंप दी और कहा कि सरदारपुरा के शिविर का खर्चे 
इससे चलाना | मैं एक जरूरी काम से वीकानेर जा रहा हूं । 

मेरी भानायता जमीन का केस भी चल रहा था। उन्हें मेरी जमीन के केस 
की इतनी चिन्ता थी कि मुझे विश्वास दिलाकर कहा कि मैं वीकानेर से आकर 
तुम्हारी जमीन के वारे में नेहरू जी को लिखेंगा । 

लगन व घुन का एक उदाहरण 

व्यास जी के वीकानेर जाने के वाद उनकी गर मौजूदगी में उनके नाम से तीन 
तार वम्बई से आये । चार दिन के बाद व्यास जी वीकानेर से सरदारपुरा श्रा गये। 
उन्होंने श्राते ही मुझसे कहा कि वे कल सवेरे ही वम्बई जायेंगे । इसलिए रात्रि को 
ही आपकी मिसिल देखकर नेहरू जी को जमीन के वारे में लिख कर भेज देंगे। 
वे रात्रि में मिसल देखने में ऐसे लग गये कि भोजन भी न कर सके रात्रि में नो 
कप चाय पीकर पच्चीस पेज अंग्रेजी में लिख कर प्रेस में छापने के लिये दे दिये । 

पीलिया से पीडित 

रात्रि में नींद न ले सके और प्रातः काल वम्बई के लिये रवाना हो गये । गाड़ी 
में बहुत भीड़ थी । वे एक सप्ताह के बाद वम्बई से वापस लौटे तो उनकी आंखें 
पीली थीं। निरन्तर कार्य के भार के कारण उनको पीलिया हो गया था। मैं उनके 
पास पच्चीस दिन रहा । उनको भुने हुए चने और नीयू की शिकंजी दी जाती थी । 
वीमारी के कारण व्यास जी को शिविर बन्द करना पड़ा। भारी-से-भारी काम 
होने पर भी वे सहज में थकान या हार नहीं मानते थे । 

९ ९ हट 

उन्होंने दस दिन के लिये एक प्रताप नगर वसाकर वहुत वड़ी प्रदशनी का 
आयोजन किया। प्रस्तुत प्रदर्शनी लोक शिक्षण और जन-जाग्ृति पैदा करने के 
लिये वड़ी महत्त्वपूर्ण सिद्ध हुई। मैंने भी उससे वहुत सी वातें नोट कीं । उन नोटों 
को डायरी झ्राज तक मेरे पास सुरक्षित है । 

किशनगढ़ चुनाव 

जव व्यास जी किशनगढ़ क्षेत्र से उपचुनाव में खड़े हुए, तव उन्होंने अपने 
प्रचारकों को प्रचार करने के लिये अलग-अलग गांव बांट दिये थे । मेरा प्रचार का 
हलका नरवर था। 

जागीरी अत्याचार का एक नमूना 

निम्बाहेड़ा ठाकुर उम्मेदर्सिह जी, सकवा ठाकुर माधो्सिह जी मिनिस्टर के 
चहनोई थे | जिनके गढ़ में चौवीस साल पहले एक चौकीदार को मार-पीटकर मार 
दिया गया था। बहनोई का पक्ष लेकर स्टेट की मोटरों में भर कर उसके घर 
चालों को उन्होंने पाली लाकर छोड़ दिया, गांव से उन्हें निर्वासित कर दिया था। 
उनके घर व जमीने जब्त कर ली थीं। मैं श्रमीन वनकर उस गांव को छटे हिस्सा 


३५२ धुन के घनी 


लाटने गया, तव मैंने यह किस्सा व्यास जी को लिखा। उन्होंने प्रयत्त करके 
'फौरन उनको वापस अपने गांव में वसवा दिया । 
मऊ्रष्टाचार पर विनोदपूर्ण तत्परता 
व्यास जी के मन्चत्रित्व काल में सन्नह कायकर्त्तओं को मोटरों के लायसेंस मिले 
'जो उनके एक क्ृृपापत्र ने अपने एक साथी को दिलवा दिये। अपवित्र गठबन्धन 
था। कई कार्यकर्त्ताओं को व्यास जी ने माहवारी रुपये बांघे थे। वे भी उनको नहीं 
"दिये गये । फकत मुझे तीच महीने के तीच सो रुपये दिये गये थे। जब मैंने व्यास 
जी को यह किस्सा कहा तब उन्होंने इस पर खुदाफरोश' की कहानी कह कर ऐसा 
विनोद और व्यंग्य किया कि मैं सुनता ही रह गया। उस विनोद भरी व्यंग्यपूर्ण 
'कहानी को यहां देने के लोभ का संवरण मैं नहीं कर सकता । व्यास जी ने कहना 
'शुरू किया-- एक सेठ और एक जाट जंगल के रास्ते से किसी गांव को जा रहे 
थे। रास्ते में एक ईख का खेत आया। सूने खेत को देख कर जाट दो गन्ने ले 
'आया। उसने एक गन्ना सेठ जी को दिया । सेठ जी ने उससे कहा कि तुम नेक- 
- चलन नहीं हो । इसी कारण तुम गरीव हो | अगर तुम मेरे पास रहो, तो तुम भी 
'नेकचलन और धर्मात्मा वन जाओगे । इससे सुख पाओझ्ोगे । जाट सेठ जी के पास 
रहने लगा और घर का सारा काम करने लगा। सेठ जी व्यापार के लिये समुद्र 
'पार किसी दूसरे देश को जाने लगे। उन्होंने जाट को भी अपने साथ ले लिया | 
'जव वे बीच समुद्र में पहुंचे तो उन्होंने एक मगर को अपनी नाव की ओर बहुत 
तेज़ी से आते देखा । सेठ जी ने देखा कि पास में बकरा आदि कोई जाववर नहों 
“जिसको मगरमच्छ के सामने डाल, जान वचाई जा सके । उन्होंने कट तय किया, 
जाट ऐसा मूर्ख है कि इसको समुद्र में डाल दिया जाय | उसने अपने नौकरों को 
'केहा, उस जाट को बांधकर मगर के नाव के पास आने पर उसके सामने डाल दिया 
जाय । जाट मगर के सामने न गिर उसकी पीठ पर जा गिरा और बच गया। 
'जाट ने सोचा कि यह सेठ इतना धर्मात्मा वनता था, मुझे तो ईख तोड़ने पर इतवा 
'कहा । परन्तु अपनी जान वचाने को इसने मुझे भी समुद्र में डुवोने में संकोच नहीं 
“किया ।मगरमच्छ समुद्र के किनारे पहुंच गया। वह कोई दूसरा देश था । जाट अपने 
'वन्धन खोल कर नगर में पहुंचा । वहां उस देश के वादशाह का गुरु 'खुदाफरोशं' 
रहता था। बड़ा घर्मात्मा था। जिस भवन में वह रहता था उसके तीन सो साठ 
दरवाजे थे । जिस दरवाजे से निकलता, वहां रहने वाले अपना अहोभाग्य मानते । 
'शहर के कुछ बदमाश खुदाफरोश का सीधापन देख झट उसके चेले वन गये और 
उसकी भेंट की वस्तुओं पर हाथ साफ करने लगे। वे अपनी दूसरी हरकतों से भी 
'वाज नहीं आये । 
जब खुदाफरोश किसी रास्ते से निकलते, मुहल्ले और बाज़ार के लोग उनके 
'पैरों में गिर नमस्कार करते । वादशाह के गुरु जी भी इतने दयालु थे कि वे अपनी 


मारवाड़ की जनता के लिये उनका संघर्ष ३५३ 


पैरों तक लटकती सफेद दाढ़ी से रास्ते की चींटियों को हटाते हुए चलते थे । परन्तु 
उनके चेले ऐसे दुष्ट स्वभाव के थे कि वे उनके पीछे दो पंक्तियां वनाकर खड़े हो 
जाते और ध्यान रखते,जवब किसी अमी रके लड़के लड़की गुरुजी के चरणों में नमस्कार 
करने को भुकते तो वे उनको पीछे खींच लेते । गुरु जी के निवास स्थान पर ले जा 
कर वे उसके गहने उतार लेते श्रीर छत पर ले जाकर वांब देते । वहां चीलें श्ौर 
कोाए फपट-कपट कर उन्हें खाजाते। लोगों को इस गिरोह का पता तन चला । 
दुःखी होकर उन्होंने वादशाह से प्रार्थना की कि हुजूर हमारे छोटे बच्चों को व 
जाने कौन गायब कर देता है। इसलिए आप इसका जल्‍दी पता लगवायें। बाद- 
दाह ने फोरन हुक्म निकाल दिया कि शहर में कोई झजनवी घूमता पाया जाय, 
तो उसे तुरन्त गिरफ्तार कर लिया जाय । वह जाट नगरी में घूम रहा था। वाद- 
शाह के सिपाहियों ने उसे श्रजनवी देख गिरफ्तार कर लिया। जाट ने पूछा कि 
मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया है। सिपाहियों ने कहा कि शहर में अमीरों के वच्चे 
उड़ा लिये जाते है । इसलिए बादशाह ने यह पता लगाने के लिये हमें हुक्म दिया 
है कि किसी भ्रजनवी को देखो तो गिरफ्तार कर लो । जाट ने उनकी बातें सुनकर 
उनसे कहा, मुझे वादशाह के पास ले चलो। मैं वच्चों के उड़ाने वालों का पता 
लगा दूंगा । सिपाही उसे बादशाह के पास ले गये ! उसने वादशाह से श्र्ज की कि 
हुजूर आपके यहां सबसे धर्मात्मा कौन है ? वादशाह ने कहा मेरे गुरु खुदाफरोश । 
जाट ने कहा कि आप मुझे छोड़ दें तो मैं बच्चों के उड़ाने वालों का पता लगा 
दूंगा। फिर उसने धर्मात्मा बनने वाले सेठ की वात याद कर कहा कि वे ही ऐसे 
दुष्कर्मों में अगुय्रा होते हैं। वादशाह ने उसको छोड़ दिया और अपने सिपाही 
पीछे लगा दिये। जाट वादशाह के गुरु खुदाफरोश को भ्ाते हुए देख रहा था । 
उसका ध्यान उनके चेलों की तरफ भी था। उसने देखा कि जब अमीरों के बच्चे 
खुदाफरोश के पैरों पर गिरते हैं, तो उनके चेले उन्हें पीछे खींच लेते हैं। यह देख 
जाट ने खुद्यफरोश व बादशाह को भी प्रत्यक्ष दिखला दिया । वादशाह ने जाट को 
छोड़ दिया ।” 

व्यास जी ने इस कहानी की समाप्ति पर मुझसे कहा कि जो कार्यकर्ता अपने 
को भेरा चेला वताते हैं, वे मेरे को खुदाफरोश की तरह आगे रखकर नाजायज 
फायदा उठाते हूँ; तुम जाट बनकर उनसे मुझे सावधान करो, जिससे मैं भ्रष्टा- 
चार को खत्म करने में सफल हो सकू। व्यास जी की इस कहानी से मैं इतना 
अभावित हुआ कि मैंने उसी समय यह कविता लिख डाली-- 

कांग्रेस में जन्तु जनभिया, 
हाथ हाथ ने खावे। 
मोटा मिनख कुटुम्व ने खावे, 
छोटा रलता जावे ॥ 


५४ धुन के धनी 


जैतारण में अत्यधिक भ्रष्टाचार बढ़ जाने पर मैंने व्यास जी को सूचित किया 
उन्होंने इस मामले की गुप्त तहकीकात कराई तर्था अरष्टाचारी पदाधिकारियों को 
निलम्बित कर दिया। उन्तका.वह आदेश मेरे पास सुरक्षित है। 
९ ९2 ५ 
व्यास जी जब थक जाते थे, तव अपने को हल्का करने के लिये कुछ विनोद- 
पूर्ण गाने गाया करते थे। उनसें से कुछ की पंक्तियां निम्नलिखित हैं--- 


९्‌ 
महाराज टीपणो लाया, 
भे माता सूं मिल आया। 
गरीवां रां करम वबांचता अटके, 
मालदारा रा माल मुफ्त में गटके | 


श्र 
झो कांई रासो जी, 
हैरान अकल है, अजब तमासो जी । 
ओझओ कांई रासो जी ॥ टेक)॥ 
पग दूखे पण कड़िया भारी, 
जिण सूं ये दुःख पासो जी । 
कान काटे, पिण वालकियां मोटी घइवासो जी। 


रे 
भूखे सूखे की हड्डी से 
वज्ञ बनेगा महा भयंकर | 
ऋषि दधीचि को ईर्ष्या होगी 
तेत्र नया खोलेंगे शंकर! 
उनके धामिक विचार 
मैंने एक वार व्यास जी से मूति पूजा के वारे में चर्चा की, तब उन्होंने मुझको 
एक कविता सुनाई । इस कविता से उनके क्रान्तिकारी धामिक विचारों का स्पष्द 
झाभास मिल जाता है--- 
सजीवो नजीवो गढीया, सजीवो नजीव सं मांगे 
मली बंठा वे, 
नजीवो सजीवा सूं वोले, 
थारी एक फूटी के बे, 
पत्थर फोड़िया, देव गढीया, 
दे छाती पर पाय जी। 


उन दिनों के जागीरी जुल्म ३५५ 


पत्थर में परमेसुर हो तो, 
गढ वाला ने खाय जी। 
पुजो धर को धहुलड़ी, 
पीस खाय संसार जी। 
व्यास जी के कुछ गानों का संग्रह छोटी-छोटी पुस्तिकाओं के रूप में मैंने प्रका- 
शित किया था श्रौर उनके कुछ विचारपूर्ण लेख भी छोटी-छोटी पुस्तिकाओं के 
झूप में प्रकाशित किये थे। 
मुझ पर अपार छपा 
उन्होंने मारवाड़ के जागीरदारों के जुल्म से दुःखी व्यक्तियों के वियय में 
नेहरू जी को पत्र लिखा था, उनमें मेरा नाम तीसरे सम्बर पर था। वह पत्र व्यास 
जी ने मुझको दिखाया। उस वक्‍त जोधपुर के चीफ मिनिस्टर कर्नेल डोनाल्‍ड 
फील्ड थे । उन्होंने मेरी जमीन पर शिलालेख लिखवाकर मेरा कब्जा करा दिया। 
यह सव व्यास जी की ही मेहनत का परिणाम था। मुझ पर उनकी सदा ही भ्रपार 
कृपा रही। 


दर 
उन दिनों के जागीरी जुल्म 
प॑० देवकरण जी भये विद्यावाचस्पति, डेह, नागोर, (राजस्थान) 


व्यास जी के साथ मेरा बचपन से ही घनिष्ट सम्पर्क रहा। सन्‌ १६४० की 
वात है। जब कि गांव-गांव घूमकर क्रान्ति की तरल तरंगों द्वारा जन-जन को 
जागृत कर रहे थे । एक बार जब वे मेरे गांव डेह जो कि नागौर से वारह मील की 
दूरी पर पूर्व की ओर स्थित है, नागौर के प्रमुख कार्यकर्ता श्री शिवदयाल जी दवे, 
हस्तीमल जी वोथरा, जोरावरमल जी कोठारी, वालकृप्ण जी दधीचि, घनश्याम 
जी ज्योतिपी श्रीमाली, मुरली मनोहर जी वकील, जोरावरमल जी वकील, मगन- 
लाल जी ओकमा तथा छयनलाल जी चौपासनीवाला के साथ आये थे। भाषणों द्वारा 
उन्होंने जन-जन को जाग्रत कर दिया । जब व्यास जी का भाषण प्रारम्भ हुआ तो 
डेह के ठाकुर साहब जोरावरसिंह जी उदावत के भेजे हुए साथियों ने पत्थर वर्षा 
कर ही दी। परन्तु व्यास जी ने कहा श्राज जो श्रज्ञानता के कारण श्राप पत्थर फेंक 
रहे हैं वे कल फूल वनकर वरसेंगे। उनका भाषण और भी उम्र हो गया । थोड़ी ही देर 
में कुछ राजपूत हाथापाई करने को उतारू हो गये। ठव हनुमान की तरह दहाड़ते हुए 


* 'घुन के धनी 


शिवदयालजी दवे कुइती लड़ने को तैयार हो गये। अ्रन्त में शान्ति स्थापित हो गई। 
उसके बाद सांप-सांप कहकर जनता को विचलित करने की राजपूतों ने चाल चली। 
परन्तु जनता तनिक भी विचलित नहीं हुई। तत्काल मारवाड़ लोकपरिपद्‌ शाखा 
डेह में स्थापित कर दी गई। सभापति पूनमचन्द जी वेताला, उपसभापति हीरालाल 
जी वेद, मंत्री मदनलाल जी वेताला, उपमंत्री खीवराम जी बड़जात्या, सहायक 
मंत्री कंवरलाल जी ओकऊा, प्रतिनिधि चौ ० किशनराम छावा, रघुनाथ जाट, घासी- 
राम छावा, गोपूराम, आईदांन, धनीराम गोरा चुन लिये गये। देखते ही देखते 
पांच सौ सदस्य वने । जागीरदार को वेगार देनी सदा के लिये वन्द हो गई । खेजड़ी 
काटने पर जागीरदार ने मुकदमा चलाया। पन्द्रह वर्ष तक गरीब किसानों पर 
मुकदमा चलता रहा। चौ० रघुनाथ जाट व धनीराम गोरा की सरे बाजार जागीर- 
दार के साथियों ने पिटाई की । भयंकर मार पड़ी, परन्तु वेगार बन्द ही रही । 
रोल, मुंडवा, डीडवाना, जायल, कठौती, खियाला, तरणाऊ, और खेराट में 
देवकरण शास्त्री और शिवदयाल दवे ने लोकपरिषद्‌ शाखाएं स्थापित कीं। पं० 
भगवतीग्रसाद अभय और चौ० हीरासिह भजन्तोपदेशकों ने समाज-सुधार का प्रचार 
करना प्रारम्भ किया। चौ० मूलचन्द सियाग, चौ० बलदेवराम मिर्धा ने किसान 
सभाएं कायम करके वाइस परगनों में किसान वोडिग हाउस स्थापित किये । 
नागौर में झआरयंसमाज मन्दिर में व्यास जी ने हरिजनों के हाथों से पुष्पमालाएं 
पहनीं, सहभोज किया, दलितोद्धार किया । उनके साथियों की पत्तियों ने उन्हें 
विना नहाये घर में प्रवेश तक नहीं करने दिया । औसर-मौसर सदा के लिये वन्द 
हो गये । 
लाडनू, सुजानगढ़, नोसा भगर आदि में भी व्यास जी ने जोरों से प्रचार किया। 
पं० हजारीप्रसाद वद्र और गंगादत रंगा ने कांग्रेस कार्य में विशेष भाग लिया। 
लाठियां पड़ीं, खूब मार सही । परिमाऊ के ठाकुर को ऋद्ध किसानों ने पीट दिया। 
वेगार नहीं दी । खीमसर ठाकुर ने मुकदमा चलाया। गैर जिम्मेदार सरकार की 
खूब पोल खोली गई। जागीरी अत्याचार, राजाओं की मनमानी अन्धेरगर्दी और 
अंग्रेज़ों की तानाशाही की खूब आलोचना की गई | जोधपुर जेल में विस्सा जी का 
वलिदान हुआ । जैसलमेर के उत्साही युवक शहीद सागरमल जी गोपा को पीट- 
पीटकर जेल में मार डाला गया । वीकानेर में मधाराम जी वैद्य और हनुमानर्सिह 
चौधरी ने गंगानगर में क्रांति का बिगुल वंजा दिया। इन सवमें लोकनायक 
जयनारायण व्यास का प्रमुख हाथ रहा । 
जोधपुर नरेश ने व्यास जी को जेल के वाद मारवाड़ से निर्वासित कर दिया । 
अजमेर में वावा नूसिहदास ने सहयोग दिया। नागपुर, कामठी, वर्धा तथा हिंगन- 
घाट आदि का व्यास जी ने दौरा किया। उन दिनों में हम लोग प्रायः ये चारे 
'लगाया करते थे : 





उन दिंनों के जागीरी जुल्म ३५७ 


जागीरदारी प्रथा खत्म हो, 'लोकपरिपद्‌ जिन्दावाद, 'इन्कलाव जिन्दा- 
वाद, श्रौसर-मौसर वन्द कर, खादी पहनो', 'वेगार वन्द ,करो', 'फिजूलखर्ची 
वनन्‍्द करो, “राज किसका ? किसानों का, देश (किसका ? जनता का, किला 
किसका ? हमारा थे महल किसके ? हमारे 
व्यास जी की लोकपरिपद्‌ के सम्बन्ध में यह राजस्थानी कविता प्रत्येक के मुख 
पर थी : 
किसान म्हांरा गअन्नदाता, क्यों लागा वर वसावा ने। 
श्न्नदाता सूं बेर करो तो, मिले ना टुकड़ो खाबाने।॥। 


लोकपरिपद्‌ का स्वागत वे यों करते थे : 


मारवाड़ में लोकपरिपद, सभापति मंत्रीरसभासद्‌ । 
उपमंत्री हैं चचुर सुजान, विद्या बुद्धि वलरोनिधान ॥ १॥। 


सहयोगी सचिव, निपण प्रतिनिधि, हिन्दी इंगलिश विद्या वारिधि | 
राजनीति मर्मन्न पूरे, व्यास मेधावी कर्मठ शूरे ॥ २॥। 


जयनारायण विजयी होंगे, कलि कल्मप सारे धोवेंगे । 
अत्याचार ठाकरां बन्द करो, अंग्रेजों से मत ना डरो !। ३॥। 


राजाओं का ना राज रहेगा वन करके गणराज्य रहेगा | 
लूटपाट ना होने देंगे, अत्याचार, हम न सहेंगे।॥ ४॥ 


निर्भय जनता जागृत होगी, मिले व्यास से हमको योगी । 
जयनारायण हैँ हमरे साथ, करें देव हम सबको मात ॥ ५॥ 


स्वामी लक्ष्मणदास जी शास्त्री का प्रधान अनाथोपकारक संस्कृत विद्यालय 
सागोर राजनीति मनीपियों का अखाड़ा था। वावा वृर्सिहदास जी ने प्रभात” का 
सम्पादन अजमेर से किया। नागौर में झआरयसमाज में शांतिभव पुस्तकालय की 
स्थापना की । 'प्रजासेवक' जोधपुर से पं ० श्रचलेश्वरप्रसाद के सम्पादकत्व में श्रभी 
तक चल रहा है। 'लोकपरिपद्‌ बुलेटिन”, 'लोकमत', ज्वाला' व्यास जी की प्रेरणा 
पर निकले । “रियासत्ती' श्री सुमनेश जोशी के संपादकत्व में निकला । प्रेरणा का 
संपादन श्री देवनारायण व्यास ने किया । 'लोकवाणी' जयपुर से प्रकाशित हुश्रा । 
ऋन्तिदूत' श्री रामनारायण शर्मा ने वीकानेर से मिकाला । स्थान-स्थान पर खादी 
भंंडारों की स्थापना हुई। गोकुलभाई भट्ट, टीकाराम पालीवाल, मोहनलाल 
सुखाड़िया, हीरालाल शास्त्री, नरसिंह कछवाहा, मथुरादास माथर, रणछोड़दास 
गट्टानी, जयनारायण व्यास के नेतृत्व में भारत भू को स्वतन्त्रता दिलाने और 
राजस्थान को कांति में अग्रसर करने में लगे थे। नागौर में रामदेव आर्य, सूरजमल 


३४८ 3 | 'घुन के धनी 


अटल लूणकरण, शिवकरण, भगीरथ, मदनलाल अग्रवाल, पं० सुन्दरलाल त्रिवेदी 
और लालचन्द जी पित्ती प्रचार कार्य में प्रमुख हाथ बंटाया करते थे। नागौर में 
जिला कांग्रेस संगठन हुआ। शआर्यकन्या महाविद्यालय बड़ौदा की छात्राओं ने 
धनुर्वेद के अदभुत कला-कौशल से जनता को जोश दिलाया था । इन सब प्रवृत्तियों 
का व्यास जी ने नेतृत्व किया। सांकड़ा के डाकुओं को सत्पथ बताया। देश-सभाज 
को योग्य वना दिया । तभी तो व्यात् जी लोकनायक थे। 


भअकररा ७ 


त्ीषित व पीड़ित की सेव (एव) 


2 
व्यास जी और टिहरी राज्य 
कू भीचल केसरी वदरीदत्त जी पांडे, प्रेम कटी, अल्मोड़ा (उत्तरप्रदेश) 


मैं 5३ वर्ष का हो चुका हूं | बहुत निर्वेल हूं और किसी काम का नहीं रहा 
हूं। यहां अल्मोड़ा में अपनी प्रेम कुटी में एकान्त जीवन व्यतीत कर रहा हूं । आपने 
मुझे लोकनायक श्री जयनारायण व्यास के सम्बन्ध में याद किया। अनेक धन्यवाद | 
आपका पत्र पाकर एक ऐसे पुराने साथी की अनेक स्मृतियां दिमाग में चक्कर काटने 
लग गईं, जिसको मैं तव से जानता था, जव केन्द्रीय असेम्बली के सदस्य के नाते 
दिल्ली में रहा करता था; और स्वतन्त्रता संग्राम के सैनिक के नाते हम सव एक- 
दूसरे से सगे भाइयों से भी श्रधिक स्नेह रखते थे। छल-कपट, ईर्ष्या-हेप और विरोध- 
वमनस्य की छाया तक कहीं आपसी व्यवहार में दीख न पड़ती थी । कैसी निर्मल 
थी उन दिनों की राजनीति और कैसा पवित्र था हम लोगों का उन दिनों का राज- 
नीतिक जीवन । व्यास जी तो उस स्नेह सम्बन्ध, निर्मेलता और पवित्रता की साक्षात 
मति ही थे । एक वार उनसे मिलने वाला उनको कभी भूल न सकता था। इसीलिये 
उनकी अनेक मधुर स्मृतियां मेरे हृदय पर अंकित हैं । 

व्यास जी के अत्यन्त निकट सम्पर्क में में तव भ्राया, जब टिहरी गढ़वाल के 
अमर शहीद श्री देवसुमन की ८३-८४ दिन की भूख हड़ताल के वाद टिहरी जेल 
में रहस्यपूर्ण मृत्यु हुईं। उनकी उस रहस्यपूर्ण मृत्यु से सारे ही देश में, विशेषतः 
देशी राज्यों की जनता में वड़ी वेचैनी पैदा हो गई थी। उस रहस्यपूर्ण मृत्यु की जांच 
के लिये देशव्यापी मांग की गई | उन दिलों देशी राज्यों में भी ऐसे मामलों की जांच 
के बारे में अंग्रेज़ी राज्य की दुर्नीति से ही काम लिया जाता था। इकतरफा जांच 
करके सारे मामले की लीपा-पोती कर दी जाती थी | ऐसा ही टिहरी गढ़वाल के 
महाराजा की सरकार ने भी किया । श्री मौलीचन्द शर्मा के वहां के दीवान पद पर 


३६० घुन के धनी 


रहते हुए भी उस रहस्य का पर्दाफाश न हो सका; हालांकि वे उसके वाद वहां से 
पदत्याग कर चले आये थे । 
व्यास जी ने अखिल भारतीय देशी राज्य लोकपरिषद्‌ की ओर से एक जांच 
समिति नियुवत की और मुझे उसका अध्यक्ष नियुक्त किया | हरह्ाार से तार देकर 
मुभे वहां वलाया। उस समिति के मंत्री थे श्री अजितप्रसाद जी जैन और सदस्यों में 
ज्वालापुर गुरुकुल महाविद्यालय के आचाय॑े स्वर्गीय पं० नरदेव जी शास्त्री, स्वृ० 
श्री लाल जी, हिन्दी पत्रकार श्री सत्यदेव विद्यालंकार, श्री कन्हैयालाल मिश्र 
प्रभाकर तथा श्री भगवानदास जी मुल्तानी आदि | मैं तार पाकर तुरन्त हरद्वार 
पहुंचा। वहां हम लोग-व्यास जी के साथ ऋषिकेश गये। वहां से हम लोगों ने टिहरी 
गढ़वाल जाने का प्रयत्न किया । पुलिस ने मुनि को रेती पर रोक दिया और आगे 
नहीं जाने दिया । यहीं से उन दिनों में टिहरी गढ़वाल राज्य की सीमा शुरू होती 
थी। व्यास जी ने टिहरी गढ़वाल से अनुमति मांगने के लिये तार द्वारा आवेदन 
किया, परन्तु अनुमति नहीं मिली । भारत मन्दिर के महन्त जी ने भी समभोता 
करवाने की कोशिश की, परन्तु सफलता नहीं मिली । हमने मजबूर होकर ऋषिकेश 
में ही जांच का काम शुरू कर दिया । वबहुत-सी गवाहियां लीं गईं और अच्य कुछ 
सामग्री भी एकत्र की गई। श्री अजितप्रसाद जैन ने मन्त्री के नाते रिपोर्ट तैयार 
की । जांच समिति की ओर से अ्रखिल भारतीय देशी राज्य लोकपरिपद्‌ के प्रधान 
भन्‍त्री श्री जयनारायण व्यास के पास वह रिपोर्ट भेज दी गई। 
हिमालय की गोद में स्थित टिहरी राज्य ऐसे एकास्त प्रदेश में था, जहां वाहरु 
के राजनीतिक कार्यकर्त्ता नहीं पहुंचते थे । वहां के महाराज सनातन धर्म जगत में 
विशेष प्रतिष्ठा रखते थे । इसी कारण उनके शासन की निरंकुश ज्यादतियां प्रकाश 
में नहीं आ पाती थीं। सनातन धर्मी नेता महाराजा की प्रशंसा के ऐसे पुल बांवते 
थे कि जनता में शासन की वुराइयों की चर्चा प्रायः नहीं हो पाती थी। श्री देव 
सुमन ने उनका ऐसा पर्दाफाश किया कि अन्य देशी राज्यों की तरह टिहरी गढ़वाल 
की निरंकुशता की भी समाचार-पत्रों में चर्चा होनी शुरू हो गई। श्री देव सुमन 
अपनी लगन, घुन और सच्चाई तथा ईमानदारी के कारण शीघ्र ही लोकप्रिय हो 
गये थे । व्यास जी का उन्होंने कुछ ऐसा विश्वास सम्पादन किया कि वे उनके निर्मत्रण 
पर अखिल भारतीय देशी राज्य लोकपरिपद्‌ और उसकी कार्य समिति की बैठकों 
में भी शामिल होने लगे थे। देशी राज्यों के अखिल भारतीय प्रतिष्ठा रखने वाले 
नेताओं के साथ उनका वड़ा गहरा सम्पर्क कायम हो गया था। उनके कारण ही 
टिहरी राज्य की चर्चा अन्य देशी राज्यों के समान उच्च स्तरीय धरातल पर की 
जाने लगी थी | महाराजा के शासन को यह सहन नहीं हुआ। श्री देव सुमन को 
राज्य से निर्वासित किया गया । प्रवेश पर रोक लगा दी गई । निपेधाज्ञा भंग करके 
राज्य में जाने पर गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया । उस तेईस-चौवीस वर्ष 


व्यास जी और दिल्‍ली ३६१: 


ञच्‌ 


के हंसमुख यवक ने अपनी उभरती हुई चौजवानी, खिलता हुआ स्वास्थ्य, जीवन 
की समस्त महत्वाकांक्षाएं और उस घर-गृहस्थी का सारा सुख, जिसकी देहरी पर" 
अभी पर ही रखा था, अ्रपने राज्य की जनता के लिये हँसते-खेलते न्‍्योछावर कर 
दिया और शहीद' होकर 'श्रमर' पद प्राप्त कर लिया । व्यास जी ने टिहरी राज्य 
की जनता के आन्दोलन में निरन्तर दिलचस्पी लेते हुए उसके इस युवक नेता की 
शहादत को व्यर्थ न जाने देकर, उसको यथोचित मान प्रतिष्ठा प्रदान करने का जो" 
महान्‌ कार्य किया उसके लिये टिहरी की जनता सदा के लिये उतकी ऋणी रहेगी। 
श्री देव सुमन की विधवा पत्नी चि० विनय लक्ष्मी के लिये व्यास जी ने जो कुछ 

केया, उसी का यह सुफल है, कि वह आज उत्तर प्रदेशीय विधान सभा की सदस्यथा 
हैं; और अपने स्वर्गीय पति के ही पद-चिह्नों पर चलती हुई लोक सेवा के कार्य 
में संलग्न है । 

मैंने व्यास जी के भ्रन्तिम दर्शव १६५६ में तव बीकानेर में किये, जब में वहां 

स्वर्गीय गृहमन्त्री श्री गोविन्दवल्लभ पन्त के साथ हवाई जहाज से गया था। मेने 

तव भी उनका चेहरा वसा ही हँसमुख, स्वभाव वैसा ही सहृदय श्लौर वियोदी एवं 
प्रकृति वेसी ही सरल तथा मिलनसार पाई, जैसी कि हरद्वार में मिलने पर दीख 

पड़ी थी। अनुकूल या प्रतिकूल समय और परिस्थितियों तथा अत्यन्त विपम दु्घेट- 

नाडझ्रों का भी उन पर कोई प्रभाव न पड़ता था। राजस्थान के मुख्यमन्त्री के पद 

की ऊंची प्रतिष्ठा का गे तब भी मैंने उनमें न देखा । वे सच्चे श्रर्थों में एक साथी" 
थे और उनका यही रूप हर किसी को मोह लेता था । 


२ 
व्यास जी उ्रौर दिल्‍ली 


समाज सेवी श्री कपूरचंद जी पोद्ार, मालीवाड़ा, दिल्‍ली 


श्रद्धेव व्यास जी का दिल्‍ली में अकस्मात १४ मार्च, १६६३ को जो निवन' 
हुआ, वह केवल संयोग की ही वात नहीं; उनका दिल्‍ली के साथ बहुत पुराना 
सम्बन्ध था। उन्होंने स्वयं दिल्‍ली में कई वार सार्वजनिक सभाओं में अपने युवा 
जीवन की दिल्‍ली की वह आ्रापवीती घटना सुनाई थी, जिसका उनके सार्वजनिक 
जीवन के निर्माण पर वड़ा गहरा प्रभाव पड़ा । तब वे मैंट्रिक की परीक्षा में बैठने 
के लिये दिल्‍ली आये थे । दिल्‍ली में सत्याग्रह श्रान्दो लन जोरों पर था । श्रमर शहीद 
स्वामी श्रद्धानन्द जी के नेतृत्व में तव १६१६ के मार्च मास में जो ऐतिहासिक: 


३६२ घुन के धनी 


घटनाएं घटीं, व्यास जी उनके प्रत्यक्षदर्शी थे। दिल्‍ली जंकशन स्टेशन पर गोली 
कांड में दो युवकों का वलिदान, स्वामी जी और हकीम अजमल खां साहब के 
नेतृत्व में उनकी शानदार शवयात्रा, और घण्टा घर के नीचे चांदनी चौक में स्वामी 
जी की छाती पर गोरखाली सिपाहियों का नंगी संगीनें तान देना, आदि घटनाओं 
से उनके हृदय में जिस राजनीतिक भावना का वीजारोपण हुआ, उसका वर्णन वे 
निजी वातचीत में भी बड़े ही प्रभावशाली ढंग में सुनाया करते थे; और सुनने वाले 
मंत्र मुग्ध हुए विना न रहते थे । 
रियासती जनता की सेवा 
संभवत: १६३४-३५ की बात है,जब वे चांदनी चौक में देशभक्त सेठ आनन्दराज 

'जी सुराणा के कार्यालय के वाहर खुले छज्जे में बँठ अखिल भारतीय देशी राज्य 
'लोक-परिषद्‌ के कार्यालय का काम भुगताया करते थे। जहां तहां से अपने अभाव, 
अभियोग लेकर रियासती कार्यकर्त्ता उनके पास आया करते । अपनी रियासतों से 
'निर्वासित कार्यकर्त्ताओं के लिये तो सुराणा जी का मकान व्यास जी के कारण 
शरण का केन्द्र अथवा धर्मशाला वना हुआ था। कभी कभी उनका जमघट ऐसा 
हो जाता था कि व्यास जी को अपने तथा उनके सोने आदि की व्यवस्था आस-पास 
के कटरों में, रात को दुकानें बन्द हो जाने के वाद करनी पड़ती थी । हमारी नये 
'कटरे की दूकान उनके लिये सदा खुली रहती थी। हम उनको चारों ओर से घेर 
उनकी आपबीती बड़े शौक से सुना करते थे | हँसी-विनोद और मनोरंजन भी खूब 
'होता था। बड़ा ही सरल व्यवहार, गुपचुप सेवा, विना आर्थिक साधनों के वड़ेन्से- 
'बड़े काम का दायित्व उठा लेना, और किसी भी कार्यकर्त्ता को निराश न लौटने देना, 

उनके कुछ ऐसे गुण थे, जिनसे उनकी लोकप्रियता में चार चांद लग गये थे । अत्यंत 

संकट, असीम अभाव और सवेथा विपरीत परिस्थितियों में उन दिनों में उन्होंने 

रियासती जनता की जो सेवा की और विविध देशी राज्यों के जन आन्दोलनों 

'का उन्होंने जेसा सफलतापूर्वक जो संचालन किया, वह सब भारतीय स्वतन्त्रता 

संग्राम के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित रहने के योग्य है। उनकी उन दितों 

'की प्रवृत्तियों को बहुत समीप से देखने का मुझे सुअवसर मिला और उनको 

स्मृतियां मेरे हृदय पर अमिट रूप में श्रंकित हैं। इस रूप में हमारे तो वे अ्न्यतम 

प्रेरक नेता ही थे। उनके मन में छोटे-बड़े का कोई भेद-भाव नहीं था। वे सबकी 

“राय समान रूप से सुनते, उस पर विचार करते और उसको मान लेने में भी उन्हें 

'कोई संकोच न होता । यह उनकी वहुत बड़ी विशेषता थी । हमारी दूकान पर आकर 

भी वे छोटे-से-छोटे कर्मचारी के प्रति वन्धु भाव का ही व्यवहार करते थे । किसी 

'की उपेक्षा करना वे जानते ही न थे। सम्भवत: प्रवासी राजस्थानियों में वे अ्रधिक 

“लोकप्रिय राज॑स्थानी नेता थे । 


“व्यास जी और दिल्‍ली रे६३ 


मारवाड़ी कवि सम्मेलन 

दिल्‍ली में १६४४ में मारवाड़ी कवि सम्मेलल का आयोजन विशेष रूप से किया 
गया था । हमारी योजना यह थी कि राजस्थान के सभी स्थानों में विशिष्ट कवियों 
'को निमन्त्रित करके राजधानी के लोगों के सामने यह प्रकट किया जाय कि मारवाड़ी 
समाज में साहित्यिक प्रतिभा और अभिरुचि किस ऊंचे दर्ज की है। श्रद्धेय व्यास 
जी को वड़े आग्रह से विशेष रूप में उसके लिये निमंत्रित किया गया। वे जोधपुर 
अच्छी वड़ी मण्डली के साथ पधारे। वीकानेर, जयपुर, उदयपुर, अलवर, भरत- 
'पुर तथा अन्य राज्यों से भी लगभग तीन दर्जन कवि पवारे होंगे। सबके ठहरने 
ओर भोजन झादि की व्यवस्था मारवाड़ी धर्मशाला में की गई थी। सम्मेलन के 
संचालन का सम्पूर्ण भार उन्हीं पर छोड़ दिया गया था। उन्होंने ही उसका सभा- 
पतित्व किया । लगातार तीन दिन तक दोपहर के लगभग दो वजे से रात के आठ- 
नो बजे तक सम्मेलन की तीन बेंठकी हुईं । तीसरे दिन राजस्थान के सम्बन्ध में 
राजस्थानी अथवा मारवाड़ी भाषा में कविताएं पढ़ी गई । राजधानी में चारों ओर 
सम्मेलन को धूम मच गईं। एक दिन विद्येप आग्रह पर नई दिल्‍ली आयं-समाज 
मन्दिर श्रौर विड़ला मन्दिर में भी दो वैठकें सम्मेलन की हुईं | दानवीर सेठ जुगल- 
किशोर जी विड़ला ने सम्मेलन में उपस्थित रहकर विज्येप दिलचस्पी दिखाई और 
उन्होंने ही विड़ला मन्दिर में कवियों को निर्मंत्रित कर उनको सम्मानित किया। 
इस प्रकार राजधानी में मारवाड़ी कवियों की जो धाक जमी और सम्मेलन की जो 
घूम मची उसका सारा श्रेय व्यास जी के प्रभावशाली संचालन को ही था। वे मार- 
वाड़ा वमशाला में सवको इकट्ठा कर प्रतिदिन के कार्यक्रम का रिहर्सल किया 
करते और यह तय किया करते थे कि कौन कवि अपनी कौन-सी कविता सुनायेगा। 
इसी कारण सम्मेलन तीनों-चारों दिन अभूतपूर्व सफलता से सम्पन्त हुआ | कुछ 
विध्न संतोपी लोगों ने सम्मेलन को असफल बनाने का भी प्रयत्वन किया। परन्तु 
व्यास जी के सामने उनकी दाल न गल सकी। एक दिन सम्मेलन में कुछ गड़वड़ 
पंदा कर दी गईं। तब व्यास जी ने तपाक से खड़े होकर सम्मेलन को समाप्त कर 
देने की घोषणा की और सम्मेलन में ऐसी शान्ति छा गई कि सुई गिरने की भी 
आवाज सुचरी जा सकती थी । जिस कवि की कविता पर वह गड़वड़ हुई थी, उसी 
का व्यास जी ने खड़ा किया और उसकी वही कविता पढ़ी गई। उनके संचालन 

और नेतृत्व का वह अचूक प्रभाव देखते ही वनता था। 
उनकी कविताश्रों ने तो श्रोताञ्रों को कुछ ऐसा मुग्ध किया था कि उसका 
वणन शब्दों में नहीं किया जा सकता। सामाजिक एवं राजनीतिक विपयों पर 
उनका सभी कविताए' बड़े ध्यान से सुनी गईं और कुछ लोगों के मुंह पर तो सिनेमा 

के गीतों की त्तरह चढ़ गईं 

एक छोटी-सी घटना का उल्लेख और कर दूं। कृप्णाप्टमी के दिन सम्मेलन 





३६४ धुन के धनी 
कुछ अधिक देर तक चला । व्यास जी श्रपने साथियों के साथ दीवान हाल से वाहर 

निकले, तो एक मन्दिर में भजन-कीर्तव चल रहा था। भजन-कीत॑न का वेतुका राग 

सुनकर व्यास जी भीतर चले गये | हारमो नियम अपने हाथ में लिया और खड़ताल 

दूसरे साथी के हाथ में दी । भजन-कीतेन का ऐसा समा वंधा कि आधी रात वीत 

गई, वाद में लोगों को पता चला कि वे व्यास जी थे। तब उन्हें लोगों से पीछा 

छुड़ाना मुश्किल हो गया । और दूसरे दिन पधारने का वायदा लेकर ही लोगों ने 
उनको छोड़ा | यह भी उल्लेखनीय है कि मारवाड़ी धर्मशाला से दीवानहाल, विड़ला 

मन्दिर और नई दिल्‍ली आये-समाज आदि सब जगह वे अपने साथियों के साथ 
पेदल ही झा गये । स्वागत समिति का एक भी पैसा उन्होंने सवारी आदि में खर्च 
नहीं होने दिया । उसकी किसी व्यवस्था के प्रति न॒ तो स्वयं असंतोष प्रकट किया 
ओऔर न अपने किसी साथी को ही असंतोष या शिकायत करने दी । ऐसी थी सरलता, 

सहृदयता और आत्मीयता उनमें । दिल्‍ली का राजस्थानी समाज उनके इन गुणों 
पर मोहित हुए बिना नहीं रहा । वह उनको कभी भूल नहीं सकता। 


३ 
व्यास जी और व्यावर 


श्री लादराम कुमावत, पत्रकार सर्वोदय सदन, व्यावर (राजस्थान) 


बात उस समय की है, जब मैं मिडिल स्कूल का छात्र था। प्रारम्भ से ही मुझे: 
वड़े आदमियों के पास बैठने और उनकी बातें सुनने तथा उनके साथ सो लेने का 
चाव था। १६४२ के म्युनिसिपल चुनावों की वात है। श्री जयनारायण व्यास 
तव राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, वे व्यावर आये, क्रान्तिकारी जन नेता स्वामी 
कुमारानन्द व अन्य कुछ राजनीतिज्ञ भी उनके साथ थे। इधर-उधर कीः बातों के 
दौरान में स्वामी जी ने व्यास जी को मुस्कराते हुए कहा, “जयनारायण तू आजकल 
वहुत मोटा हो गया है। दिन-पर-दिन तेरी तोंद बढ़ती ही जा रही है ।.सहंज भाव 
से व्यास जी ने हँसते हुए कहा, “स्वामी जी, अब तो काफी संघर्ष के वाद आजादी: 
मिली है। क्या आप चाहते हैं हमेशा पहले जैसे ही रहें । शअ्रव तो कुछ श्रच्छा सा 
पी लेने दो ।” मैं उनके इस सहज स्वाभाविक उत्तर से काफी प्रभावित हुआ | उन्ह 
स्वामी जी की वातों से तनिक भी रोप नहीं हुआ । | 

एक चपरासी का अनुभव कह 
जब व्यास जी जैन गुरुकुल विद्या मन्दिर में मुख्याव्यापक थे। उन दिना के 


व्यास जी श्रौर व्यावर ३६४५ 


एक चपरासी से मालूम हुआ कि व्यास जी की उस पर वड़ी कृपा रही। उसने 
बताया कि उन्होंने मुझे चपरासी कभी नहीं समझा । उनका व्यवहार घर जैसा 
रहा। मुझ वे कइ वार अपने साथ भजन-कीतंन में ले गये। भजन-की्तेन के वाद 
वे मजदूरा एवं यांव के किसानों में सुधार पर भाषण देते थे। उन्होंने कई भजन 
सरकारी नीतियों के विरुद्ध तथा ग्राम-सुधार आदि पर तैयार किये, जिसे मजदूर 
किसान बड़े चाव से सुनते थे और वड़े प्रभावित होते थे। छोटे-बड़ों के बीच 
उन्होंने भेद-भाव नहीं वरता । सवको समान दृष्टि से देखते थे । 
एक दलक का अनुभव 
स्थानीय मिल के कलक श्री प्रहलादराम अग्रवाल ने मुझे वताया कि मिल में 
काम करते समय उनको व्यास जी के साथ वड़ी घनिष्टता हो गई थी। उनमें 
एक अजीव सी सम्मोहन शक्ति थी; जिससे वे एक वार मिलते, उसको सदा के 
लिये श्रपना बना लेते । स्थानीय मिल मजदूरों के साथ वैठकर उनकी समस्याओं 
के वारे में मंत्रणा होती थी | मजदूरों की तात्कालिक दशा सुधारने में व्यास जी ने 
काफी सहयोग दिया । 
सव के प्यारे 
श्री नेतराम जी कुमावत के शब्दों में व्यास जी जब श्री चिरंजीलाल की वगीची 
रहते थे, तव हमारे घर आया-जाया करते थे । पारिवारिक बातों के श्रतिरिक्त 
जीवाद की बुराइयों पर भी वे प्रकाश डाला करते थे। मेरे वच्चे से वे तुतली 
भाप! से वातचीत करते; बालक वड़ा प्रसन्‍त होता । उनके देखते ही उनकी ओर 
लपकता। व वच्चो-वूढ़ों सवके एक सरीखे प्यारे थे । 
लोफर एसोपियेशन 
श्री रामचद्र जी श्रीपाल के शब्दों में व्यास जी ने एक लोफर एसोसियेशन 
व्यावर में कायम किया था। उप्तके व्यास जी स्वयं अध्यक्ष थे और श्री साहिवचन्द 
जी सुराणा, श्रो रामचनद्ध जी श्रीयाल और श्री सांवलराम जी शर्मा गांधी' झ्रा्दि 
सदस्य थे। यह संस्था वड़ी लोकप्रिय थी । उसका कार्य निर्धन किसानों एवं मजदूरों 
को हर प्रकार का सहयोग देना था । 'लोफर' का तात्पय॑ व्यास जी के शब्दों में यह 
था कि वह संस्था जो गरीबों के लिये रोटी का इन्तजाम करती हैं। लोफर शब्द 
से उनका अभिप्नाय अंगरेजी रोटी बाचक शब्द लोफ को देखनेवाले से था । 
पान का शौक 
व्यास जी को अखाड़ेवाजी, भजन-कीर्तन व पान खाने का वड़ा झौक था। 
अवसर वे तजा चौक में स्थिति श्री चुन्तीलाल मेहरा की दूकान पर जाते और 
कहते कि चुन्ती यार एक टुकड़ा लगा दे। मेहरा जी उनके पायजामे व चप्पल की 
ओर देखते हुए मुस्करा देते और पान का टुकड़ा देते हुए कहते, “व्यास जी, आप 
ऐसे ही रहोगे या कभी तुम्हारी तकदीर चेतेगी ।” चुन्तीलाल जी स्वयं भी लोफर 


३६६ धुन के धनी 


एसोसियेशन के सक्रिय कार्यकर्त्ता व व्यास जी के मित्र थे। उन्होंने भी स्वतंत्रता 
आन्दोलन में व्यास जी के साथ काफी काम किया | 
राजनीतिक जागृति 

जोधपुर से निर्वासित होकर व्यास जी ने अपना डेरा व्यावर में जमाया। जोध- 
पुर के वाद मुख्यतः दूसरा कायक्षेत्र उनका व्यावर ही रहा । जन गुरुकुल के मुल्या-- 
ध्यापक के रूप में भी उन्होंने कुछ वर्ष यहां बिताये थे। वम्बई में दैनिक 'अखंड' 
भारत के बन्द हो जाने के वाद व्यावर आकर उन्होंने आगीवाण' नाम से मारवाड़ी 
भाषा में एक पाक्षिक का संचालन व संपादन किया । अजमेर मेरवाड़ा में राज- 
नीततिक जागृति पैदा करने का उनको विशेष श्रेय प्राप्त है। व्यावर में सन्‌ १६३७-- 
इ८ में पांचवे अजमेर मेरवाड़ा राजनीतिक सम्मेलन का आयोजन स्थानीय सेठ. 
सामचन्द्र जी श्रीपाल के नोहरे में दिसम्वर मास में व्यास जी की ही प्रेरणा 
पर हुआ था। उसके स्वागताध्यक्ष पं० मुकुटविहारी लाल जी भागंव एडवोकेट, 
प्रधान मंत्री श्री जयनारायण जी व्यास और कोषाध्यक्ष सेठ चांदमल जी मोदी 
बैंकर थे। तब केन्द्रीय असेम्बली में कांग्रेस दल के नेता श्री भूलाभाई देसाई को 
उसके अध्यक्ष पद के लिये निमंत्रित किया गया था। दैनिक वीर अर्जुन' के संपादक 
स्वर्गीय प्रो० इन्द्र विद्यावाचस्पति, दैनिक हिन्द्रस्तान' के संपादक श्री सत्यदेव 
विद्यालंकार और उनकी पत्नी श्रीमती सुभद्रा देवी जी दिल्‍ली से विशेषरूप से 
पधारे थे । इस अधिवेशन में कई महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव पास हुए | बाहर से पधारे हुए. 
सत्यदेव जी आदि सज्जनों तथा व्यास जी और स्वागताध्यक्ष भागंव आदि के सार- 
गर्भित भापणों का जनता पर विद्येष प्रभाव पड़ा। सम्मेलन राजनीतिक जागूति 
पैदा करने में विशेष सफल रहा । उससे लोगों तथा प्रतिनिधियों ने विश्वेप प्रेरणा: 
प्राप्त की । 


डं 


व्यास जी और जेसलमेर 
श्री सत्यदेव व्यास, जंसलमेर (राजस्थान) 


लोकनायक जयनारायण जी व्यास मलत: जैसलमेर के निवासी थे। 
उनके पूर्वज दो सौ वर्ष पूर्व जेंसलमेर से जोघपुर आकर वस गये थे | उनके परि- 
वार वाले जोधपुर में 'जेसलमेरीया व्यास' ही कहलाते हैं । उनके कौटुम्बिक रीति- 
रिवाज़ों में जोधपुर वालों से कुछ भिन्‍न जैसलमेरी छाप का दहन मिलता है।.- 


व्यास जी और जैसलमर ३६७ 


उनके पूर्वजों का मकान भी खण्डहर रूप में जैसलमेर में श्रव भी मौजूद है। व्यास 
जी के प्रथम जैसलमेर आगमन पर तत्कालीन महारावल जवाहिरसिह जी ने व्यासों 
के मोहल्ले में पंचायती गाल के पास स्थिति गुफा में व्यास जी को अपने पू्जों के 
सकान होने का संकेत दिया था। व्यास जी १६९४६ की मई में अमर शहीद सागर- 
मल जी गोपा की मृत्यु पर जैसलमेर पघारे थे। तब से जेसलमेर के साथ उनका 
निकट का संपर्क रहा और यहां की सार्वजनिक समस्याओं में वे रुचि लेते रहे । 
१६४६ से पहले भी ज॑ंसलमेर की जन जागृति के साथ उनका निकट संपर्क था। वे 
स्वयं अपने-आपको जैसलमेर का मूल निवासी कहने में गोरव अनुभव करते थे। 
कभी-कभी विनोद में कहने लगते कि मैं तो जेसलमेर का आदिवासी हूं। व्यास 
जी का जैसलमेर के प्रति आकपं ण गोपा जी के कारण हुआ था। उन्होंने देशी राज्य 
लोकपरिपद्‌ का गोपा जी के आन्दोलन को पूरा समर्थन दिलाया और उसके वरिष्ठ 
नेताशों की भी इस रूप में रुचि पैदा कर दी | इस प्रकार जैसलमेर की नवजागृति 
का श्रेय इन दोनों महारथियों को है । 
जसलमेर की जन जागृति भ्रौर गोपा जी 

जैसलमेर की जन-जागृति का सूत्रपात करने वाले [व्यक्तियों में शिरोमणि 
अमर शहीद सागरमल जी गीपा थे। उन्होंने जीवन पर्यन्त जैसलमेर की रावल- 
शाही के विरुद्ध जागृति पैदा करने का सतत सराहनीय प्रयास किया। १६१४ में 
जसलमेर नगर में सर्व हितकारी वाचनालय की स्थापना हुई, तव से ही उसमें 
सक्रिय भाग लेकर गोपा जी श्राम लोगों के परिचय में आ गये थे। वे जैसलमेर के 
राजकुल गुरु वंशज होने के कारण सम्मानित परिवार के सदस्य थे। राज्य कारण 
में उनके पूर्वजों का सदैव से हाथ रहा था। उनके दादा श्रादि भी राज्य सेवा में 
रहते हुए पहले भी शहीद हुए थे। अ्रपने पूर्वजों की शहादत से प्रेरणा पाकर गोपा 
जी भी सावंजनिक जीवन में रुचि लेने लगे । १६१७ में वाचनालय के आराम जलसे 
में एक प्रस्ताव द्वारा महारावल जी से राज्य में मिडल तक की शिक्षा की मांग की 
गई थी उसमें भी गोपा जी शरीक थे। उसके उपरान्त १६२० में उन्होंने स्वयं 
अपनी ओर से एक पत्र महरावल साहव को भेंट किया, जिसमें जैसलमेर की आम 
समस्याश्रों, जल कप्ट, शिक्षा, स्वास्थ्य और यातायात आदि की ओर ध्यान आक- 
पित किया था। महात्मा गांधी के १६२०-२१ के श्रसहयोग आन्दोलन में एक 
स्वयंसेवक के तौर पर नागपुर में कार्य करने से उन्तका आात्म-विश्वास इतना 
जागृत हो गया था कि वे जैसलमेर की रावलशाही को समाप्त करने का स्वप्न 
देखने लगे थे । ज्यों-ज्यों देश में जागृति की लहर फैलने लगी त्यों-त्यों गोपा जी भी 
जैसलमेर की समस्याओं में दिलचस्पी लेने लगे। प्रसिद्ध समाज शास्त्री स्व० भग- 
वानदास जी केला भी जब एक वार अपनी पितृभूमि जैसलमेर आये तब गोपा 
के साथ उन्होंने भी तत्कालीन महरावल को राज्य में सुधारों के वारे में एक चिदठा 


ह पु धुन के घनी 


अपित किया था। 
गोपा जी विशेषतः नागपुर में ही रहते और वहीं से अखबारों के जरिये ए० 
जी० जी० रेजीडेन्ट व भारत सरकार को जैसलमेर में होने वाली घटनाश्रों की जान- 
'कारी देते हुए राजनीतिक सुधारों की मांग करते रहते थे। पहले दिल्‍ली के 'विजय' 
ओर फिर वर्धाके राजस्थान केसरी ' में उन्होंने जैसलमेर के जो समाचार प्रकाशित 
'करवाये उनके कारण राज्य के कोपभाजन बन गये थे । 
माहेश्वरी युवक सण्डल की स्थापना 
महात्मा गांधी के असहयोग झआ्रान्दोलन ने कई रियासती व्यवितयों को इस बात 
'की प्रेरणा दी कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में जब जागृति का कार्य करें। १६३४ में 
मद्रास से श्री रघुनाथसिह मोहता और नागपुर से भी गोपा जी इसी भावना से 
जैसलमेर आये | श्री रघुनाथसिंह जी जैसलमेर के वहुत बड़े प्रतिष्ठित माहेश्वरी 
'चराने के हैं । उनके पृव॑ज भी जैसलमेर के दीवान रह चुके थे। अश्रंतिम दीवान 
सालिमसिह के वे प्रपौत्र हैं। वे १६३२ में जव जैसलमेर आये तब कुछ युवकों में 
उत्साह पैदा करके विशुद्ध सामाजिक सुधारों के लिये माहेश्वरी युवक मण्डल को 
स्थापना की। युवकों में संगठन व समाज-सुधार के भाव भरने के कारण श्री रघु- 
'लाथ सिंह जी समाज में काफी लोकप्रिय होने लगे । लेकिन उस समय के दकिया- 
'नूसी शासन को उनकी सामाजिक गतिविधियों में भी राजनीति की गंध आने लगी 
और थोड़े ही असे में राज्य ने माहेश्वरी युवक मण्डल पर छापा मारकर उसके सारे 
साज-समान को जप्त कर लिया। संस्था को गैर कानूनी घोषित कर दिया । उसके 
अध्यक्ष श्री रघुनाथ सिंह जी को गिरफ्तार कर लिया गया । 
श्री रघुनाथ सिह का मुकदसा 
श्री मोहता जी की गिरफ्तारी के वाद उन पर एक मुकदमा चलाया गया। 
"झूठे गवाह तैयार किये गये | उसकी बड़ी प्रतिक्रिया हुई | माहेश्वरी समाज में वड़ा 
रोष फैला । यहां तक कि कइयों ने मेलों, भगरियों अथवा सामाजिक भोजों आदि 
का वहिप्कार कर दिया । इससे पूर्व महारावल साहव दर्जियों के मामले में जनता 
'के संगठन वल के सामने हार खा चके थे। इसलिए माहेश्वरियों के संगठन को गर्भ 
में ही समाप्त कर देना उनकी राजनीतिक क्ररता का ही सूचक था। गोपा जी ने 
'वाहरी पत्रकार जगत में रियासत की काफी भर्सेना की | उन्होंने इस मुकदमे पर 
'रघुनाथ सिंह का मुकदमा के नाम से एक पुस्तक भी लिखी जो बाद में राज्य 
द्वारा जप्त कर ली गई थी । 
जवाहर दिवत 
जव जवाहरलाल जी नेनी जेल में वीमार पड़ गये थे। तब कांग्रेस के प्रधान 
'स्व० मोतीलाल नेहरू ने जवाहर दिवस” मनाने का जो सरक्यूलर जारी किया 
था उसके अनुसार जैसलमेर में भी तीन व्यक्तियों ,सर्व श्री आईदान जी पुरोहित, 


व्यास जी और जैसलमेर ु ३६६ 


सागरमल जी गोपा व श्री रघुनाथर्सिह जी मोहता के ह॒स्ताक्षरों से एक परचा 
'चांटा गया श्लौर जनता से जवाहर-दिवस मनाने की भ्रपील की गई थी । इस अ्रपील 
के फलस्वरूप उकत तीनों व्यक्तियों को राज्य द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। 
'प्रन्तु कुछ दिन बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। तीनों व्यक्तियों को जब श्रदालत 
के सम्मुख पेश किया गया तो उन्होंने अपना लिखित बयान वढ़कर सवको आाइचर्य- 
चकित कर दिया उस समय की लोकनायक व्यास जी ने गोपा जी को जैसलमेर की 
जागृति के कार्यों में अप्रत्यक्ष रूप से काफी समर्थन प्रदाव किया था। उस समय के 
तरुण राजस्थान' आगीवाड़' व अखंड भारत से पता लगेगा कि जैसलमेर के जन 
आन्दोलन में वे कैसी रुचि लेते थे। गोपा जी ने नागपुर में रहकर जैसलमेर प्रवासी 
बन्धुओं का एक प्रजामण्डल के नाम से संगठन कायम किया, जिसके वे स्वयं अध्यक्ष 
थे । 
जसलमेर में प्रजा परिषद्‌ 
१९३६-३७ में देशी राज्य लोक परिपद्‌ ने जब राजपताना की रियासतों के 
मामलों में दिलचस्पी लेनी आरम्भ की तो जेंसलमेर में भी गोपा जी ने जैसलमेर 
राज्य प्रजा परिपद की स्थापना करके अपने अनन्य कमंठ साथी श्री जिवशंकर जी 
गोपा को उसके सारे कागजात संभलवा दिये । शिवशंकर जी का भी एक वर्ष पूर्वे 
देहान्त हो चुका है । वे १९३५-३६ में अपनी दकान पर सार्वजनिक वाचनालय की 
पुस्तकों व श्रखवारों को रखकर काफी युवकों को प्रजा परिपद्‌ की तरफ आकरशित 
करत में सफल हुए। सागरमल जी फिर नागपुर चले गये। श्री शिवशंकर जी के 
उस समय के साथी सर्व श्री मदनलाल पुरोहित, लालचन्द जोशी, जीतमल जी, 
चिरंजीलाल जी, गिरधरलाल जी, मोहनलाल जी जगाणी तथा नारायणदास 
जी भाटिया प्रयुख थे। श्री भाटिया श्रार्यसमाजी विचारों के होने के कारण वहां 
को सार्वजनिक गतिविधियों में प्रमुख भाग लेते थे । 
व्यावर में व्यास जी से सम्पर्क 
स्व० शिवशंकर गोपा देशी राज्य लोकपरिपद्‌ की ओर से लिये गये थे। 

प्रस्तावित भारतीय संघ राज्य में जैसलमेर की स्थिति पर मार्ग दर्शन प्राप्त करने 
के लिये सर्वप्रथम १६३४५ में जोधपुर राज्य से निर्वासित लोक नायक व्यास जी से 
मिलने व्यावर गये थे । वहां से लौटकर उन्होंने देशी राज्य लोकपरिषद्‌ से सम्बन्ध 
जोड़कर प्रजा परिपद्‌ का काम हाथ में लिया था । उस समय की रावलशाही ने 
शिवशंकर जी की दुकान पर पुलिस का पहरा विठा दिया । उनकी दुकान पर आने 
चाले हर व्यक्ति की रिपोर्ट रावलजी को दी जाती थी। कई लोगों को डराया- 
घमकाया जाता था मगर शिवशंकर जी जैसे तपे हुए कर्मठ गांधीवादी व्यक्ति को 
'पकड़ने की हिम्मत किसी की नहीं हुई । 


३७० धुन के घी 


दुकान की तलाशो ु 
१६३८-३६ के दरमियान एक दिन शासन ने शिवशंकर जी गोपा की दुकान 
की तलाशी लेने के लिये पुलिस अफसरों को भेजा, वहां से प्रजा परिषद्‌ के सभी 
कागजात जब्त कर लिये गये । उनमें सदस्य भरती का रजिस्टर भी था। सरकार 
को आसानी से उन सभी व्यक्तियों की सूची मिल गई, जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप 
से प्रजा परिषद्‌ की गतिविधि में सहानुभूति रखते थे | एक-एक करके सभी को 
दमन का शिकार वनाया गया और उनसे मांफीनामे लिखवाये गये । शिवशंकर जी 
गोपा और मदनलाल पुरोहित का विवाह न होने देने के लिये पुष्करणा समाजवालों 
पर भी महारावल ने दवाव डाला । अगर कोई उन्हें अपनी कन्या देने की बात 
सोचता तो रावलजी के गुरगे उसे यह सूचना देकर भयभीत कर देते कि शादी को 
तो उसे (दुल्हे को) जेल सें डाल दिया जायेगा | 
व्यास जी की सहानुभूति 
उक्त तलाशी की घटना की सूचना मिलने पर देशी राज्य लोकपरिषद्‌ की 
ओर से व्यास जी ने जैसलमेर के तात्कालीन दीवान श्री एल० आर० सिकन्द को 
पत्र लिखकर स्थानीय प्रजा परिषद के कार्यकर्त्ताश्नों के साथ दुव्यंवहार न करने का 
अनुरोध किया । साथ ही उन्होंने श्री गोपा को लिखे पत्र में कार्यकर्त्ताओं को संग- 
ठित रहकर शासन के दमन का भुकावला करने की सलाह दी। व्यास जी ने उन्हें 
लिखा था कि राजनीतिक मुकदमे भाग्यशाली व्यक्तियों पर ही चलते हैं । 
रेजीडेण्ट को मेमोरेंडम 
सागरमल जी गोपा ने १६३६ में पश्चिमी राजपुताना के रेजिडेण्ट को 
जैसलमेर राज्य के बारे में एक मैमोरेन्डम देकर जैसलमेर की वास्तविक स्थिति का 
जो चित्रण किया वह बहुत ही अनूठा था । ३८ फुलस्केप पृष्ठों का उनके हाथ का 
लिखा वह चिट्ठा आज एक ऐतिहासिक दस्तावेज्ञ के रूप में सुरक्षित है। उसमें 
अफीम के नाजायज़ व्यापार जैसे राज्य के काले कारनामों का बड़ा ही रोमांचक 
वर्णन है। उस समय के शासन को गोपा जी ने सनकी झासन' या 'पोपोवाई का 
राज्य' की संज्ञा दी थी । तत्कालीन दकियानूसी शासन का वर्णन जैसा गोपा जी ने 
किया वैसा शायद ही अन्यत्र मिलता हो । उसकी एक प्रति लोकनायक व्यास जी के 
पास अखिल भारतीय देशी राज्य लोकपरिषद्‌ के कार्यालय में भी भेजी गई थी । 
देशी राज्य लोकपरिषद्‌ द्वारा जांच 
देशी राज्य लोकपरिषद्‌ की ओर से १६१६ में परिषद्‌ के अ्रध्यक्ष पं» नेहरू, 
ड्रीसा के नेता सारंगधरदास जी को बीकानेर, जोधपुर व जैसलमेर के दौरे पर 
भेजा था। श्री सारंगधरदास जी जैसलमेर में वैद्यराज श्री चिरंजीलाल व्यास के 
ओऔपधालय में ठहरे थे। वहां से लौटकर जो रिपोर्ट उन्होंने देशी राज्य लोकपरिपद्‌ 
को दी उस पर पंडित जी ने 'जेसलमेर को संसार का एक आइ्चर्य' बताया था 


व्यास जी और जैसलमेर ३७१ 


कार्य रर्ताश्रों की गिरपतारियाँ 

राज्य शासन को प्रजापरिपद्‌ की तलाशी से भी शांति नहीं मिली | कुछ निष्ठा- 
वान्‌ कार्यकत्ताओं ने महारावल के सामने जब य्ात्म समर्पण नहीं किया तब उन्हें 
दवाने के लिये राज्य ने दूसरा कदम उठाया । सर्वेप्रथम श्री लालचंद जोशी को 
गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया और छठ माह तक उनके पांबों में डंडा-वेड़ियां 
डाल रखी गई। श्री जीवनलाल कोठारी को एक वर्ष नज्ञ रवन्द रखा गया। महा- 
रावलजी ने सोचा था कि परिपद्‌ का संगठव उससे छिन्न-भिन्‍न हो जायगा। श्री 
शिवद्यंकर जी गोपा ने व्यास जी के द्वारा देशी राज्य लोकपरिपद्‌ का ध्यान उवत 
गिरफ्तारियों की ओर भ्राक पित किया । व्यास जी ने जैसलमेर को एक कड़ा विरोध 
पत्र महारावल व दीवान को भेज जैसलमेर के संगठन की पैरवी की । शिवशं कर जी 
को प्रेशान करने के लिये पुलिसवालों ने उतकी दुकान के भाहकों को धमकाना 
प्रारम्भ किया । 

दहीद गोपा जी का श्रागमन 

१६४० के मध्य में सागरमल जी गोपा के पिता अ्रस्राजजी का, जो रियासत 
के एक बड़े मुसाहिव थे, देहान्त हो गया । अपने पिता के स्वर्गवास के एक वर्ष 
परचात्‌ वे अपनी वृद्धा माता से मिलने के लिये जैसलमेर आये । जैसलमेर श्रातते 
समय के पोलिटिक्ल एजेण्ठ से मिलकर आये थे । उन्हें भय था कि कहीं राज्य 
शासन उनके साथ दुष्यंवहार न करे। रेजीडेण्ट ने गोपाजी को जो पत्र लिखकर 
दिया था उसमें स्पष्ट तौर से लिखा था कि जैसलमेर दीवान ने मुझे विश्वास 
दिलाया है कि कहीं आपके विरुद्ध कोई मुकदमा नहीं है श्ौर श्राप बखुशी जैसलमेर 
जा सकते हैं । गोपाजी २२ जून, १६९४१ के दिन जैसलमेर भ्राये पर उसके बाद 
वे कभी वापस न लौट सके । वे तीन दिन तक अपने घर पर ही रहे थे। किसी 
प्रकार की सार्वजनिक गतिविधि में उन्होंने भाग नहीं लिया था। संभवत: वे सर- 
लता से शी त्र वापस लौट जाना चाहते थे । 

गोपा जी की गिरफ्तारी 

तीन दिन जैसलमेर रहने के वाद उन्होंने नागपुर अपने भ्रनुज॒ को पोस्टकार्ड 
लिखकर सूचना दी थी कि स्टेट ने अभी तक तो मेरे साथ कोई ज़्यादाती नहीं की 
है। श्रव मैं एकाध रोज़ में आबू होते हुए नागपुर पहुंच रहा हूँ । न जाने कैसे वह 
पोस्टकार्ड महारावल साहब के पास पहुंच गया और उन्होंने गोपा जी के घर के इर्दे- 
गि्द खुफिया व्यक्तियों का घेरा लगाकर २५ जून, १६४१ की शाम को जव वे घर 
से वाहर केवल बंडी पहने पेशाव करने बैठे थे, टंगाटोली करके उठा लिया गया। 
गोपाजी द्वारा कपड़े आदि पहनकर घरवालों से मिल आने की मांग पर भी कुछ 
गौर नहीं किया गया और रात होने के पहले-पहले उन्हें जेल में ले जाकर डंडा- 


३७२ - घुत के धनी 


घेड़ियां पहना दी गईं | संयोग की बात है कि उससे एक दिन पूर्व श्री जीवनलाल 
कोठारी को जेल से मुक्त कर दिया गयाथा । यह कारंबाई वाकायदा पूर्व श्ञायोजित 
ही कही जा सकती है। 
नगर में सन्नाटा 

गोपाजी की गिरफ्तारी से दगर में एक सन्नाटा छा गया। राज्य के इस कंदम 
से जहां सवमें भय के कारण मुर्दानगी छा गई थी, वहां महारावल साहव बहुत 
खुशियां मना रहे थे। दूसरे रोज २६ जून को महारावल का तख्त॒नशीनी का दिन 
था। उस दिन के जलसे बड़े उत्साह से मनाये गये । मानो, उन्होंने बहुत बड़े किले 
को जीत लिया हो । श्री शिवशंकर जी गोपा को अपनी आर्थिक परेशानी से मजबूर 
होकर ज्ञीत्र ही जैसलमेर छोड़देना पड़ा । पूरे एक साल तक गोपा जी को हवालाती 
के तौर पर रखकर बाद में मुकदमे चलाये गये और अन्त में तीन भिन्‍न-भिन्‍न राज- 
नीतिक अपराधों में उन्हें साढ़े सात वर्षों की सख्त सजा 'सुनाई गई | 

पांच वर्ष जेल में यातनाएं 

शहीद गोपाजी के साथ जेल में भी शासन ने बड़ा निर्देयतापूर्ण व्यवहार किया। 
कैदियों द्वारा उनकी पिटाई और अपमान कराया जाता। पुलिस अधिकारी जेल 
में पहुंचकर गोपाजी के साथ मारपीट करते तथा उनकी गुदा में लाल मिर्च चढ़- 
वाने जैसे ग्रमानदीय कृत्य भी करवाते थे | मिरन्तर पांच वर्ष तक उनके साथ ऐसा 
ही अमानुपिक दुव्यवहार किया जाता रहा | इस सारे दुव्येवहार की डायरी गोपा- 
जी के हाथ की लिखी उनके निधन के वाद मिली थी | जेल में उन्हें परेशान करने 
का अभिष्राय यह था कि किसी तरह उनसे माफीनामा लिखा लिया जाय । मगर वे 
हिमालय की तरह अडिग रहे । रावलशाही के आगे मरना कबूल किया। लेकिव 
भूके नहीं । 

जेल से पन्न व्यवहार 

वसे उन्हें जेल से किसी को पत्र लिखने की इजाजत नहीं थी। फिर भी समय- 
समय पर उन्होंने जैसे-तेसे कुछ पत्र व्यास जी, ब्रजलाल वियाणी और पण्डित 
जवाहरलाल नेहरू जी को लिखे थे उनमें उनके साय जेल की ज्यादतियों का चित्रण 

कया गया था। एक बार मारवाड़ राज्य लोकपरिपद्‌ के कार्यकर्ता जेसलमेर किसी 

बहाने पहुंचे । उन्होंने येनकेन प्रकारेण जेल में गोपा जी से मुलाकात लेकर उनकी 
वास्तविक स्थिति का पता लगायाऔर वहां से लोटकर जोधपुर के प्रजा सेवक' पत्र 
में उनके साथ होने वाले भ्रमानुपिक व्यवहार का संवाद छपवाया था। उनमें मुख्य 
थे श्री वालकृप्ण व्वास और स्वरूपचन्द वेद | सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात तो यह 
रही कि १६९४२ के “भारत छोड़ो आन्दोलन' में देश के सभी चोटी के नेता जैलों में बंद 
थे। गोपा जी की सुनवाई करने वाला कोई व्यक्ति वाहर नहीं था। 


व्यास जी और जैसलमेर ह ३७३ 


नागपुर में सेवा संघ 

१६९४४ में नागपुर में कतिपय युवकों ने मिलकर सोचा कि वहां पर जैसलमेर 
वन्धुओं का एक संगठन वनावा जाय, जो राज्य के अधिकारियों से शासन सुधारों 
आदि के सम्बन्ध में लिखा-पढ़ी करे। १६४४ में नेताओ्रों को रिहाई के वाद श्री 
ताराचन्द जगाणी ने गोपा जी की रिहाई की आ्रावाज़ उठाई। व्यातत जी से संपर्क 
स्थापित करके गोपा जी की रिहाई के लिये उनसे रहनुमाई करने का अनुरोध किया 
गया। उन्होंने देशी राज्य लोकपरिपद्‌ की ओर से राज्य ग्रासन व पोलीटिकल 
एजेण्ट से लिखा-पढ़ी की | श्री शिवर्शकर जी गोपा ओर श्री ताराचन्द जगाणी ने 
निजी तौर पर व्यास जी से मुलाकार्ते भी कीं और पत्रों में जैसलमेरी शासन की 
निरंकुश नीति पर प्रकाश डाला | 

नेहुझ का जोधपुर क्लागमन शोर ऊँसलमेर 

दिसम्बर १६४४५ में देशी राज्य लोकपरिपद्‌ के उदयपुर अ्रधिवेशन के वाद 
व्यास जी पण्डित जवाहरलाल नेहरू को जोधपुर लाये थे | जैसलमेर की समस्याश्रों 
खास कर गोपा जी की रिहाई के प्रशव को लेकर जैसलमेर नागरिकों का एक शिप्ट- 
मण्डल भी नेहरू जी से मिलाशर उत्च सयय जैसलमेर से वहां के वयोव॒द्ध सामाजिक 
कार्यकर्ता श्री मीठालाल जी व्यास, व्यास जी के पास योपा जी के मसले को लेकर 
पहुंचे थे । मीठालाल जी वैसे सेठ रामगोपाल जी मोहता द्वारा संचालित जोधपुर 
के विधवा आश्रम के व्यवस्थापक थे। व्यास जी से उनका वहुत निकट का संपर्क 
था। व्यास जी उन्हें 'मीठा भा के नाम से पुकारते थे । पण्डित जवाहरलाल नेहरू 
ने जैसलमेरी शिष्टमण्डल को जैसलमेर में प्रजामण्डल की स्थापना करने की 
सलाह दीओऔर कहा कि वैधानिक संगठन होने पर देशी राज्य लोकपरिपद भी 
उसकी मदद कर सकेगी । उमप्त दिन से तो व्यास जी ने जैसलमेर के साथ अपना 
नाता पुनः जोड़ लिया । 





प्रजामण्डल को स्थापना 
दिसम्बर, १९४४ में ही जैसलमेर में सावा था । वाहर के काफी लोग जैसलमेर 
आये हुए थे। तब प्रजामण्डल की स्थापना पर साधिवयों से चर्चा की गई नागपुर से 
शिवशंकर जीऔर श्री ताराचन्द जी झाये हुए थे | वीकानेर से श्री जीतमल जगाणी 
जिनका भ्रभी कुछ दिनों पूर्व देह्दान्त हो गया है, उज्जैन से श्री अनन्तलाल जी व्यास, 
जैसलमेर के वयोवृद्ध वैद्यराज श्री जेठमल जी व्यास, श्री मीगलाल जी व श्नी 
मदनलाल जी पुरोहित आदि ने मिलकर जैसलमेर राज्य प्रजामण्डल की स्थापना 
की। उसका प्रधान कार्यालय उस समय जोधपुर में मीठालाल जी के यहां रखने का 
निश्चय किया गया | 
गोपा रिहाई श्रान्दोलन 
उन्हीं दिनों नरेद्ध मण्डल में राजातओों ने अपने यहां सुधार करने की वड़ी-बड़ी 


३७४ द घुन के धनी 


हामियां भरी थीं। जैसलमेर राज्य प्रजामण्डल ने गोपा जी को जेल से मुक्त केराने 
का आन्दोलन छेड़ा। जोधपुर स्थित जैसलमेरी प्रजामण्डल के .विधिचत्‌ स्टेट व 
रेजीडेण्ट के समक्ष उनकी रिहाई की मांग पेश की | श्री ताराचन्द आदि कार्ये- 
कत्तओं ने अखबारी जगत में इस प्रइन को उठाया। देशी राज्य लोकपरिपद्‌ ने 
इसमें पुरी रचि ली। व्यास जी ने जोधपुर के रेजीडेण्ट को लिखा-पढ़ी करके 
निजी तौर पर मिलकर इस वात के लिये राजी कर लिया था कि वे स्वयं ६ अप्रेल, 
१९४६ के दिन जैसलमेर पहुंचकर जेल में गोपा जी से मुलाकात करेंगे और फिर 
उनको रिहाई के बारे में स्टेट से सम्पर्क स्थापित करेंगे। 
योपा जी द्वारा प्रतिवाद 
हमसे पूर्व पुलिस अ्रधिकारियों द्वारा जोधपुर में जवाहरलाल जी के आगमन 
के वाद भी गोपी जी को धमकियां दी गई थीं। उनसे अखबारों में छपी उनके 
विपय की खबरों के जबरदस्ती प्रतिवाद भी लिखवाये गये थे । जबरदस्ती लिखाये 
गये प्रतिवादों की सूचना गोपी जी ने लोकनायक आदि को दे दी थी और इस 
स्थिति पर उन्होंने जेल में बैठे ही जिस कविता की रचना की थी, उसकी तिम्त 
पंवितयां उस समय की स्थिति को विल्कुल स्पष्ट करती हैं 
“कूरी अदावट कूरो शासन करो कानन करे मन चायो 
क्रे गवाह कूर कुरान को आई की आन' में क्र समायो। 
शासन में जब केस गया तब लेश नहीं मैं सांच को पायो ॥ 
ढोल की तान पै नाचत पोल भदारी गुमाने ज्यों ढोल बजायो। 
किससे कहूं और कौन सुने, अन्याय को यहां पर शासन छायो ॥! 
मुरादावाद से क्रे को मोती को पूृत यहां जब आयो। 
जीवनलाल को जेल में डाल लाले जोशी को क्र फंसायों ॥ 
सागरमल किये भ्रमल तब लाठी से क्र मंजूर करायो। 
किससे कहूं कौन सुने, अन्याय को यहां पर शासन छायो 
गोपा जी राजनीतिज्ञ के अलावा एक अच्छे साहित्यकार व कवि भी थे। 
उनकी कविताएं आज भी काफी प्रेरणा देने वाली हैं। उपर्यक्त पंक्तियों में उन्होंने 
अपने दर्द में उस सामनन्‍्ती शासन का एक नंगा चित्र प्रस्तुत किया है। 
४ श्रप्नेल की दुर्घटना 
एक झोर लोकनावक व्यास जी के अनुरोध पर ६ अप्रैल, १६४६ के दिन 
रेजीडेण्ट का जैसलमेर पहुंचने का कार्यक्रम अन्तिम रूप से वत चुका था और 
दूसरी ओर जैसलमेर के शासक ने उक्त दौरे को टालने का जो नाटकीय ढंग 
अह्तियार किया वह बड़ा ही रहस्यमय था। कहते हैं महारावल साहव मे गनगौर 
के मेले में व्यस्त होने के कारण रेजीडेंट को अपने दौरे का कार्यक्रम स्वगित करने 
का अनुरोध किया था। ३ श्रप्रेल, ४६ को दोपहर वाद दो वजे अ्रचानक नगर में 


व्यास जी और जैसलमेर ३७४५ 


सूचना फैली कि जेल में सागरमल गोपा ने अपने शरीर में आग लगा दी है। इस 
कुतृहल भरे समाचार ने प्राय: सभी को आइचरयंचकित कर दिया और नगरवासियों 
का तांता जेल की ओर लग गया । किसी भी व्यक्ति को जेल में नहीं जाने दिया 
गया | उपचार के लिये भी गोपा जी को अस्पताल नहीं पहुंचाया गया। शरीर में 
आग लगने से एक घंटा पूर्व जैसलमेर के पुलिस अधिकारी ने गोपा जी को यह 
कहा कि “महाराज तुम रेजीडेंट आ्रादि को लिखाते हो | देखना आज कैसा मजा 
चखाता हुं ।” ३ अप्रैल की दाम को अंधेरा होने के वाद गोपा जी को चुपके से 
एक खाट पर चुलाकर कैदियों के कंचों पर अस्पताल में पहुंचाया गया । वहीं पर 
रात को नौ वजे जज साहव को भेज कर अंतिम वयान लेने का ताटक रचा गया । 
उनके वयानों के समय उनकी पत्नी व भाई में से किसी को उपस्थित नहीं रहने 
दिया गया और न ही उक्त वयानों पर उनके हस्ताक्षर ही करवाये गये । जब वे 
मर्दावा वा्ड में रखे गये थे, तव भी उनके उपचार की समुचित व्यवस्था नहीं की 
गई। वे रात-भर कराहते रहें । डाक्टर-डाक्टर चिल्लाते रहे मगर सब श्रसफल 
रहा। वहां भी उनकी खाट पर पुलिस का पहरा था। रात को जलने के झ्ाठ घंटे 
वाद उनके पैरों की डंडा-वेड़ियां निकाली गई थीं। दूसरे रोज प्रात: उनकी अत्यन्त 
चिताजनक हालत देख उनकी पत्नी श्रीमती हीरादेवी जैसलमेर के बड़े डाक्टर 
श्री दवे के पास गईं तब करीब साढ़े नौ वजे वह प्रस्पताल में आये श्र कराहते 
हुए गोपा जी को एक इन्जेक्शन दिया। इन्जेक्शन देते ही उनका चिल्लाना शांत 
हो गया और करीब दस वजे वहीं श्रस्पताल की खाट पर अन्तकाल हो गया । 
गोषा जी के इस रहस्वमय अन्त की सूचना भाई ताराचन्द ने उसी समय व्यास 
जी, श्रौर मीठालाल जी व्यास के अतिरिक्त नागपुर में श्री शिवशंकर जी गोपा व 
वीकानेर में श्री जीतमल जी जगाणी को, जो उस समय प्रजामण्डल के कोपाःव्यक्ष 
थे, तार द्वारा दी । गोपा जी की अ्न्त्येष्टि शी त्रता से कर दी गई। लेकिन दाह- 
क्रिया से लौटते ही अमर शहीद सागरमल जी गोपा जी की जय” पुलिस श्रफसर 
गुमानसिह सुर्दावाद' व “इन्किलाव जिन्दावाद' श्रादि के नारों से नगर गूंज उठा । 
उनका नेतृत्व भी श्री ताराचन्द जगाणी कर रहे थे। सारे नगर में तहलका मच 
गया। महारावल के परों से धरती खिसकने लगी । गोपा जी की शहादत ने सुपुप्त 
'जैसाणा ज्वाला' को भड़का दिया | स्थान-स्थान पर गोपा जी की रहस्यमय मृत्यु 
को खून की संज्ञा दी गई और खून का वदला खून' के नारे दीवारों पर लिख 
दिये गवे। जेल में कैरासीन छिड़ककर आत्महत्या करने की राज्य पक्ष की वात 
को लोगों ने कतई स्वीकार नहीं किया । 
प्रथम शोक सभा 
भोषा जी मृत्यु के वारह दिनों वाद पहले-पहल १६ अप्रैल, ४६ के दिन लोक- 
'वायक व्यास जी के पुराने साथी अनुभवी प्रकार, 'प्रजासेवक' के सम्पादक श्री 





३७६ घुन के धनी 


अचलेश्वर प्रसाद शर्मा अपने साथी श्री हंस जी के साथ जैसलमेर आवे । हिन्दुस्तान 
टाइस्स के प्रतिनिधि के तौर पर उन्होंने तत्कालीन दीवान श्री वी० एन० जुल्फी 
से मुलाकात लेनी चाही । पहले तो उन्हें दुर्ग के फाटक के बाहर ही पहरे वालों ने 
रोक दिया। यद्यपि दुर्ग के भीतर आम जनता रहती थी, जो झब भी रहती है । 
तथापि श्री शर्मा पर रोक लगा दी गईं। जब इस रुकावट की सूचना शर्मा जी द्वारा 
दीवान के पास पहुंचाई गई तव उन्हें उनके आदेश पर उनसे मुलाकात करने का 
अवसर दिया गया। नगर में गोपाजी के सम्मान में शोक सभा करने की तैयारी की 
गई तो कोई ऐलान करने वाला नहीं मिला । अन्त में मीठालालजी का ही नाती 
छोटा बच्चा मदनलाल आया। उसने शोक सभा का नगर में ऐलान करने का साहस 
दिखाया । शाम को सदरमण्डी में श्री चिरंजीलाल व्यास की अध्यक्षता में सभा का 
आयोजन किया गया। सर्वप्रथम श्री हंस द्वारा वोलने के बाद श्री अचलेश्वर जी 
वोलने को खड़े हुए तव पुलिस के थानेदार ने सभा में आकर रुकावट की और कहा 
कि मजिस्ट्रेट की आज्ञा विना मीटिंग नहीं हो सकेगी । श्री अचलेश्वर जी नेसभा को 
वरखास्त कर दिया | गोपा जी की गिरफ्तारी के वादन्‍्यायकाजो नाटक रचा गया था 
उसमें छहगवाह पेश किये गये थे। उनसे यह कहलवाया गया था कि गोपाजी राज्य के 
विरुद्ध राजद्रोहात्मक चर्चा करते,कविताएं लिखते और प्रचार करते । १२ जनवरी 
१६४१ का उनका एक पत्र भी पेश किया गया, परच्तु उनको अपनी सफाई देने 
की सुविधाएं नहीं दी गईं। १० जून, १६४२ को उन्हें तीन-तीन वर्ष की दो सजाएं 
दी गईं और २५० रुपये का जुर्माना किया गया। मुकदमे के वाद उनके भाई श्री 
रामचन्द गोपा ने मुकदमे के कागजात के लिये दरस्वास्तें दीं, वे सब रद्दी की टोकरी 
में फेंक दी गईं। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक-परिषद्‌ के कत्कालीन अध्यश्न 
जनाव शेख अब्दुल्ला साहब ने जो पत्र लिखे उन्त पर भी कुछ ध्यान नहीं दिया 
गया। महकमा खास की ओर से केवल इतनी सूचना दी गई कि गोपा जी ने अपने 
कपड़ों पर बहुत-सा मिट्टी का तेल डालकर आग लगा ली थी, उसके फलस्वरूप 
उनके शरीर पर जो घाव झ्राये उनके कारण ३ अप्रेल, १६४६ को अस्पताल मे 
उनकी मृत्यु हो गई | श्रखिल भारतीय देशी राज्य लोक-परिपद्‌ की प्रादेशिक शाखा 
के मंत्री पं० हीरालाल शास्त्री ने महारावल साहव और दीवान से मिलने के लिये 
जो पत्र लिखे उन पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया । 
अखबारी प्रचार 
श्री अचलेश्वर जी ने शहीद गोपा जी की मृत्यु को हत्याकांड की संज्ञा देकर 
अपने 'प्रजा सेवक' में खुली जांच का वल पहुंचाया | उस समय की प्रजा सेवक 
की फाइलें गोपा जी के चित्रों, उनकी जेल में लिखी डायरी की सूचनाओं व लोक- 
नायक व्यास जी के गोपा काण्ड सम्बन्धी ववतव्यों व अपने संपादकीय अग्न लेखों के 
झतिरिवत जैसलमेरी सामन्तवाद के ताण्डव नृत्य की खबरों से भरी रहती थीं ॥ 


व्यास जी और जैसलमेर ः ३७७ 


समय-समय पर अखवारों व हैंडविलों के द्वारा जैसलमेर राज्य की भर्त्सना की 
गई। बम्बई के 'बन्दे मातरम्‌, और 'जन्मभूमि के मुख पृष्ठों पर गोपाजी के चित्रों के 
साथ बड़े कालम भरे रहते थे | देश-भर में गोपा जी की हत्या की जांच की झ्ावाज 
उठाई गई। देशी राज्य लोक-परिपद्‌ के भूतपूर्व प्रधाव पण्डित जवाहरलाल नेहरू 
ने परिपद्‌ के महामन्त्री व्यास जी की रिपोर्ट पर गोपाजी के बारे में वक्तव्य देते 
हुए राजाओं की, बड़ी भत्सना की और चेतावनी दी कि योपाजी की रहस्यमयी 
मृत्यु से दू्रे राजाओं को सवक लेना चाहिए । वह दिन दूर नहीं जब राजाश्रों का 
कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। 
व्यात जी का प्रथम श्रागममन 

गोषा जी की हत्या के इस जांच ब्रानदोलन के सिलसिले में ही श्री व्यास जी 
मारवाड़ लोक-परिपद्‌ के वीस साथियों सहित २४ भई, १६४६ के दिन प्रथम वार 
वस द्वारा जेसलमेर पधारे। वे श्रपने साथ एक लाउडस्पीकर बस पर लगा कर 
लाये थे। राज्य प्रजा मण्डल के कर्णवार मीठालाल जी व्यास के अनुरोध में जैसल- 
मेर में राज्य प्रजा मण्डल के प्रधाव का्यलिय का, जो अव तक जोधपुर में ही था, 
उद्घाटन भी उसी अ्रवसर पर किया गया और वह राज्याधिका रियों से भी मिले । 
व्यास जी को जिस मकान में ठहराने का प्रवन्ध किया गया था उसका मालिक 
मौके पर मुकर गया। दूसरा कोई व्यक्ति भी पुलिस के श्रांतक के मारे तव अपने 
मकान में ठहराने को राजी न था, अ्रतः अन्त में उन्हें वाहर गड़सीसर तालाव के 
किनारे पर स्थित व्यासों की बगीची में ठहराया गया । वस का ड्राइवर भी संयोग 
से व्यास ही था। उसने वस को वगीची पर जाकर खड़ा कर दिया । उनके श्रागमन 
की सूचना तुरन्त महारावलजी को पहुंच गई । वे घवरा गये । 

संब्या के समय संदरमण्डी में आम सभा का आझ्रायोजन किया गया। सभा 
स्थल पर जाने के लिये व्यास जी को वगीची से मण्डी तक एक लम्बे जुलूस में ले 
जाया गया। जुलूस में पचासों महिलाओं के हाथ में तिरंगे भण्डे थे। वह जलस 
शाम को ५ बजे सभा स्थल पर पहुंचा । विद्यार्थियों के नारों से सारा नगर गूंज 
उठा | सभा स्व ० वद्य भावनी शंकर विस्सा की अध्यक्षता में हुई । उस सभा में व्यास 
जीने अपने पृवजों की जन्मस्थली जैसलमेर दर्ग की ओर यम्भी रता से निहारते हए 
अपना सारगर्भित भाषण करीब ढाई घण्टे तक दिया । लोकवायक ने जैसलमेर को 
बड़ा तीर्थ स्थान श्र अपने को जैसलमेर का मल निवासी वताबा | श्रमर शहीद 
सागरमल जी गोपा की हत्या के विपय में राज्य सरकार द्वारा श्रपनाई गई नीति 
पर रोप प्रकट करते हुए उन्होंने महारावल साहव से अनुरोध किया कि वे अपना 
केलंक साफ करने के लिये 'गोपा हत्या काण्ड'की खुली जांच करावें। अन्त में उन्होंने 
लोगों को प्रजामण्डल के भण्डे के नीचे संगठित होने की अपील की । 

व्यास जी के उस भाषण का आम लोगों पर वें सरकारी आदमियों पर भी 


रेष८ ह घुन के घनी 


अच्छा असर पड़ा | व्यास जी ने जिस चौक में अपना प्रथम व्याख्यान दिया था 
उसका नाम गोपा जी की स्मृति में योपा चौक' रख दिया है। व्यास जी जब कभी 
जैसलमेर पघारते इसी चौक में व्याख्यान देने का कार्यक्रम रखते थे। व्यासों 
की वगीची व गोपा चौक लोकनायक व्यास जी के भी स्मारक वन गये हैं। अपने 
मुख्य मन्त्रित्व काल में भी उन्होंने व्यासों की वगीची में ही ठहरकर उस स्थान के 
प्रति अपनी आत्मीयता का परिचय दिया था। 

वे जैसलमेर के तत्कालीन महारावल साहव जवाहरसिंह जी से भी, उनके 
'बुलावे पर मिले थे। महारावल जी ने बड़ी आत्मीयता से व्यास जी का सत्कार 
किया और उन्हें अपने राज्य का प्रजाजन बताते हुए वहां उनके पूर्वजों का घर उन्हें 
वंताया । गोपा जी के विपय में महारावल जी ने अपने को निर्दोष वताते हुए, खुली 
जांच कराने का आश्वासन दिया। 

२५ मई, १६४६ को व्यास जी ने जैसलमेर राज्य प्रजामण्डल के प्रधान कार्या- 
लय का उद्घाटन किया। उस समय भी उन्होंने लोगों से प्रजामण्डल के नीचे 
संगठित होने की अपील की । उस दिन व्यास जी को २५१ %० की एक थैली भी दी 
गई, जो उन्होंने प्रजामण्डल को सौंप दी। 

जांच कमीशन की स्थापना 

देशी राज्य लोकपरिपद्और राज्य प्रजा मण्डल के निरन्तर आन्दोलन के फल- 

स्वरूप जैसलमेर राज्य ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज श्री गोपालस्वरूप 
'पाठक का एकसदस्यथीय जांच कमीशन नियक्त किया, जिसने २४ सितम्बर, १६४६ से 
जैसलमेर के जवाहर निवास नामक वंगले में जांच शुरू की । देशी राज्य लोक- 
परिपद्‌ की ओर से प्रादेशिक शाखा का प्रतिनिधित्व राजस्थान के भूतपूर्व मुख्य 
मन्त्री श्री हीरालाल शास्त्री, वीकानेर के नेता श्री रघुवरदयाल गोयल तथा अच्य 
वकीलों द्वारा किया गया। पाठक से जांच स्थगित करने की मांग की। मांग के 
स्वीकार न करने पर उन्होंने जांच में भाग न लेने की घोषणा कर जैसलमेर से 
प्रस्थान कर दिया। शास्त्री जी ने गोपा चौक में हुई सार्वजनिक सभा में भापण करते 
हुए वहिप्कार के कारणों पर विस्तार से प्रकाश डाला और वताया कि आज गोपा 
जी मर कर भी जिन्दा हैँ और महारावल जिन्दा होते हुए भी मरेतमान हैं, क्योंकि 
गोपा हत्याकाण्ड से उनकी कीति पर कलंक लगा है । 

श्री गोपालस्वरूप पाठक ने अपनी इकतरफा जांच से जो नतीजा निकला वह 

अधिकारियों के विरुद्ध कम उठाने के लिये पर्याप्त था । उन्होंने लिखा था कि जो 
तथ्य मेरे सामने अब तव आये हैं, उनके आधार पर गोपा जी द्वारा ब्लात्महत्या 
करने की वात ही प्रकट होती है। हां, यह ज़रूर है कि जलने से पूर्व पुलिस 
अधिकारी द्वारा दी गई धमकी ने श्री गोपा के मस्तिप्क में एक ऐसा फिलूर पैदा 
कर दिया था, जिससे सिवाय आत्मघात करने के द्ूसराकोई चारा ही न बचा था। 


व्यास जी और जैसलमेर ३७६ 


उत्तरदायी शासन की मांग 

जैसलमेर राज्य प्रजा मण्डल तब से काफी सक्तिय हो गया। श्री भंवरलाल 
आचार्य के पधारने से जो लोग उत्साहित हुए उनमें चानणमल आसेरा, चन्दनमल 
गोलरिया, भगवानदास जी माहेश्वरी, चतुरभुज जी डोंगरा, छगमतनलाल भाटिया, 
रतनलाल भाटिया, तखृतमल भाटिया, श्री बूलीदान शर्मा भर श्री नेमीचन्द जन 
आदि मुख्य थे। प्रजामण्डल में उत्त रदायित्व पूर्ण शासन की मांग को लेकर राज्य 
भर में जागति व संगठन को पतपाया | 

जंसलमेर पर पाकिस्तानी हमला 

१४ अगस्त, १६४७ को भारत के स्वतन्त्र होने के कुछ दिनों वाद दिसम्बर 
४७ में जैसलमेर के अर्जन चुल्ताना गांव पर पाकिस्तानी पठानों ने श्रचानक हमला 
बोल दिया भ्रौर राज्य में वड़ी असुरक्षा की भावना वल पकड़ने लगी। दीवान साहव 
ने सहायता लेने के बहाने जोबपुर भाग गये श्चौर फिर कभी वापसन श्राये। जेसलमेर 
के निक्रटवर्ती वीकानेर व जंसलमेर राज्यों से सेनिक सहायता अ्रविलम्व सिजवाई 
गई व्यास जी ने भी जैसलमेर को बचाने के लिये शी श्र सहायता पहुंचाने का उनसे 
अनुरोध किया और भारत सरकार से भी ज्ञीघत्र कदम उठाने की मांग की । 

व्यास जो जोधपुर के प्रधानमंत्रो 

मार्च १६४८ में व्यास जी जोधपुर राज्य के प्रधानमंत्री नियुवत हुए | जैसल- 
मेर और जोधपुर के पोकरण नगर के वीच वस रूट के ठेके का विवाद खड़ा हो 
गया । पोकरण तक १८ मील का ठुकड़ा जोधपुर राज्य में पड़ता था जिसके लिये 
जैसलमेर राज्य द्वारा ठेके की रकम का लिया जाना अनुचित था। दोनों राज्यों के 
प्रधानमंत्रियों के मध्य विचाराविमश हुआ । जैसलमेर के वस मालिकों का एक 
शिप्टमण्डल व्यास जी से मिला। दोनों के मध्य जो निर्णय हुआ वह जैसलमेर 
वालों के हित में ही हुश्ला । व्यास जी दूसरे राज्य के शासक रहते हुए भी जैसलमेर 
की मदद करना नहीं भूले । 

राजस्थान के मुख्यमंत्री 

२६ अप्रैल, १६५१ को जब वे पहली वार राजस्थान के मुख्यमंत्री चने, तव 
जैलसमेर को उन दिनों भयंकर जल संकट का सामना करना पड़ रहा था| जैंसल- 
मर से एक शिप्ट मण्डल तत्कालीव निर्माण मंत्री श्री युगल किशोर चतुर्वेदी व 
मुख्यमंत्री व्यास जी से जोधपुर जाकर मिला। व्यास जी के श्रादेश पर श्री चतुर्वेदी 
जी ने उसी समय चीफ इंजीनियर को बुलाकर नलों को तुरन्त ठीक करने की 
व्यवस्था करा तथा मीठे पानी के लिये जैसलमेर से चार मील दूर वड़ा वाम से 
'लौरियों द्वारा नगर को पानी सप्लाई करने का आदेश जारी किया | जल व्यवस्था 
के अतिरिक्त भी जैसलमेर में शांति व व्यवस्था की स्थिति को सुधारने और शिक्षा 


इ्ं८० धुन के धनी 


साधनों का विकास करने आदि की दिल्ला में भी व्यास जी ने बड़ी तत्परता से कार्ये 
किया। शिक्षा मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को जैसलमेर भेजकर उन्हें वहां की स्थिति 
की जानकारी कराई और समुचित प्रबंध करवाया । | 
३० मई, १६९५२ को जोधपुर महाराजा के स्वगंवास से रिक्त हुई लोक-सभा 
पे सीट के चुनाव में कांग्रेसी उम्मीदवार वेरिघ्टर नूरी के पक्ष में प्रचार करते हुए 
व्यास जी छह वर्ष वाददूसरी वार जैसलमेर पघारे। लोगों ने उनका हादिक स्वागत 
किया। वे उत्त समय अपने साथ तत्कालीन निर्माण मन्तनी मास्टर भोलानाथ जी 
को भी ले झाये थे कि थे वहां की सड़क, यातायात व जल समस्या पर ध्यान दें। 
भूतपूर्व निर्माणमन्त्री श्री चतुर्वेदी भी उनके साथ थे । 
उसी दौरे में वे बीस मील दूर कंडियाला ग्राम भी गये। जहां पत्थर के दने 
फल बहुतायत से प्राप्त होते हैं। कण्डियाला के पहाड़ पर वे इतने मगन होकर उन 
फलों को छांटने में लग गये कि कई वोरियां भर लीं | उनमें एक सुपारीनुमा पत्थर 
तो वे उसे जेसलमेर के अ्रतिथिग्रह में भूल गये और जोधपुर जाकर उसके लिये: 
फोन करके पड़दाल की । उन्होंने इन पत्थरों को भारत सरकार के पास अन्वेपण 
के लिये भी भेजा । पता लगा कि उनमें लोहे का अंश था। पर उसे निकालना 
काफी खर्चीला था। उन फलों का उन्होंने इतना प्रचार किया कि लोग अब नी 
कण्डियाला की तरफ दोड़ते हैं । देश के कई संग्रहालयों में वहां के पत्थर पहुंच गये हैँ । 
जसलसेर के साथ ऋन्‍्याय 
प्रथम आम चुनाव के पश्चात्‌ जब व्यास जी मुख्यमन्त्री के पद से हट गये तव 
कुछ दिनों के लिये जैसलमेर को तोड़ कर जोधपुर में मिला दिया गया तथा उसकी 
वाप आ्रादि की कुछ तहसीलें उससे अलग कर दी गईं। जैसलमेर की जनता में इस 
पर बड़ा रोप उत्पन्न हुआ । स्थान-स्थान पर सरकारी निर्णय के विरुद्ध समाएं की 
गई । अखवारों में लिखा गया, राज्य सरकार के पास मैमोरेण्डम भेजे गये तथा 
शिप्टमण्डल भेजकर जैसलमेर को पुन: जिला बनाने की मांग की गई। सितम्बर 
१६९५२ में उदयपुर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक में व्यास जी ने जैसलमेर के 
इस प्रइन को प्रदल समर्थन प्रदान किया । उनकी मान्यता थी कि सीमा पर स्थित 
जैसलमेर के जिले को, केवल कुछ आर्थिक कारणों से तोड़ना उचित नहीं था। 
प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जैसलमेर जिला कांग्रेस कमेटी को भंगकर उसे जोधपुर ' 
में मिला देना तय कर लिया था । व्यास जी ने अपने हाथ से लगाये पौधे को स्वतंत्र ' 
रूप से पनपने की दृष्टि से उसका भी विरोध किया । जैसलमेर के कार्यकर्त्ताओं की | 
सहायता पांच सो रुपयों का चैंक काट दिया । 
जैसलमेर के किले में स्थित जैन मन्दिर, ज्ञान-भण्डार व राजप्रासाद बहुत ही 
कलापूर्ण व प्राचीन हैं। किन्तु इसके बारे में वाहर के लोगों को तव तक कोई ज्ञान 
नहीं था । व्यास जी के कारण ही लोग जैसलमेर को सही रूप में समझने लगे ॥' 





व्यास जी और ज॑सलमेर रे८१ 


लोग पहले जैसलमेर को काला पानी समझकर वहां जाना पसन्द नहीं करते थे । 
वहां की कलापूर्ण कारीगरी के सुन्दर चित्र देख सभी लोग वहां झाने के लिये 
उत्सुक होने लगे । व्यास जी ने अपने मुल्यमस्त्री-निवास स्थान पर जैसलमेर के 
पचासों चित्र टांग रखे थे। चित्रों के अतिरिवत कण्डियाला के प्रस्तर फली का एक 
संग्रहालय-सा वना रखा था। विदेशी अतिथियों को भी जैसलमेर के पत्थर व चित्र 
दिखाकर व्यास जी वड़ा गौरव श्रनुभव करते थे | 
सांकड़ा का प्रयोग 

पुन: मुख्यमन्त्री वनने के वाद व्यास जी ने राज्य की शान्ति व व्यवस्था की 
स्थिति पर जब यम्भीर विचार किया। तब सर्वेप्रथम मारवाड़ के उन इलाकों को 
जहां अब तक कोई राज्याधिकारी जाने का साहस नहीं करता था, देखने का कार्य- 
ऋम वनाया। सांकड़ा के डाकू मशहूर थे और उस क्षेत्र के लोगों पर उनका आतंक 
छाया था| व्यास जी जोबपुर के उच्च पुलिस अधिकारियों व कतिपय कार्यकर्त्ाश्रों 
के साथ सांकड़ा पहुंचे । वहां वे लोगों से प्रेम व विद्वास के साथ मिले । उन्होंने 
उनकी समस्याक्रों का अध्ययन किया। गांव वालों की सभा में उस दिन कुछ फरार 
डाकू भी थे, जिनका अधिकारियों तक को कोई पता नहीं थ्रा । जब लोगों ने अपनी 
सही स्थिति का वर्णन किया तव उनकी डाक समस्या के हल का एक नया दर्शन 
प्राप्त हुआ । उन्होंने कहा, “मनुप्य जन्म से डाकू नहीं होता, उसे परिस्थितियां ही 
वसा बनाती हूं | डाकुओं के साव दमन करने के वजाय हृदय परिवर्तन का गांधी- 
वादी तरीका श्रपताकर ही उन्हें सुधारा जा सकता है। संयोगवद वह यांधी के 
निर्वाण का दिन था। उन्होंने कहा कि अगर “फरार डाक स्वयं जाकर पलिस के 
समल्न आत्मप्तमपंण कर देंतो उन्हें फूठे गवाह झ्ादि वताकर नहीं सताया जायगा । 
इसका गहरा असर पड़ा और कुछ फरार डाकुओ्रों ने उसी समय अपने श्रापको पेश 
कर दिया । व्यात्त जी ने इस प्रकार सांकेड़ा का जो कायाकल्प किया उसकी अपनी 
ही कहानी है । 

शहीद गोपा स्मारक 

मई, १६५२ के दीरे में व्यास जी ने जैसलमेर में श्रमर शहीद सागरमल जी 
गोपा की समाधि पर उपयुक्त स्मारक वनाने की चर्चा प्रारम्भ कर दी थी । इसके 
लिये एक गोपा स्मारक कोप की स्थापना की गई। ३१ जनवरी, १६५४ के दिन 
सांकड़ा में हुए प्रथम विराट गांधी मेले को समाप्त कर व्यास जी जब जैसलमेर 
आये तव गोपा स्मारक का विधिवत्‌ उद्घाटन किया गया । 

सांकड़ा से व्यास जी लगभग बीस-पच्चीस पत्रकारों के साथ जैसलमेर थ्राये 
थे। पत्रकार वन्चुओं ने जैसलमेर के नगर की कला पर कई लेख लिखे और वहां 
की समस्याओं पर सहानुभूति प्रकट की । 


ड्े८र धुन के घनी 


नेहरू जी जैसलमेर में 

व्यास जी की प्रेरणा पर पंडित जवाहरलाल नेहरू भी जैसलमेर पधारे। ३० 
मार्च, १६९५४ के दिन पंडित जी राजस्थान संघ निर्माण दिवस समारोह में भाग लेने 
के लिये जयपुर पधारे हुए थे। दूसरे रोज ३१ मार्च को पांच-छह घण्टों का समय 
खाली वचता था। उसका समुचित उपयोग करने के लिये पंडित जी ने जयपुर से 
वाहर घूमने की इच्छा जाहिर की । त्तव व्यास जी ने उनके सामने जैसलमेर देखने 
का प्रस्ताव रखा तो वे एकदम राजी हो गये और ३१ मार्च को प्रातः दस बजे 
हवाई जहाज से व्यास जी के साथ जैसलमेर पधारे। पंडित जी ने जैसलमेर के 
अल्पतम प्रवास में भी ऊंटों की दौड़ देखी, स्वयं ऊंट पर चढ़े और जैसलमेर के दुर्ग 
में स्थित जैन मन्दिर व ज्ञान-भण्डार देखे । 

जैन मन्दिर में रखे गये एक रजिस्टर पर पंडित जी से व्यासजी ने जो पंक्तियां 
लिखाईं, उनमें जैसलमेर की कला आदि की प्रशंसा करते हुए अ्रन्त में लिखा कि 
“जंसलमेर की ओर हमारा अ्रधिक ध्यान होना चाहिए।” 

पुनः जिला वनाया गया 

पंडित जी के दौरे के वाद व्यास जी ने अपने मन्न्रिमण्डलीय साथियों के साथ 
प्रामश किया। जोधपुर डिवीजन के कमिश्नर श्री दौलतसिह की अव्यक्षता में 
एक जांच कमेटी विठाई गई कि वह जैसलमेर का जिला टूटने के फलस्वरूप हुई 
राज्य सरकार की वचत आदि के तथ्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करे । कमेटी हारा 
कुल अड़तालीस-पचास हजार रुपयों की वचत बताई गई । १ जूच १६४५४ को पुनः 
जिला निर्माण की घोषणा कर दी गई। सांकड़ा सहित पोकरण के क्षेत्र को जेसल- 
मेर जिले में तथा वापनोखा के इलाकों को जो जिस जिले के समीप पड़ता था, 
जोधपुर व बीकानेर जिलों के साथ मिलाकर सभी व्यक्यिों को सन्तुष्ट कर दिया । 
लोगों की मान्यता है कि अगर उस समय व्यास जी शासन में न होते तो न त्तो 
पंडित जी ज॑ंसलमेर आ पाते और न कभी जिले का पुननतिर्माण होता । 

जेसलमेर के लिये मगीरथ प्रयत्न 

व्यास जी के मुख्यमन्त्रित्व काल में यहां विकास की काफी योजनाएं वनाई 
गई थीं । विशाल राजस्थान नहर की योजना और पेट्रोल की खोज के पुराने काग- 
जात व्यास जी ने निकलवाये । जैसलमेर से पोकरण को मिलाने वाली सड़क को 
पक्का बनाने की योजना को तो उन्होंने अपने समय में ही स्वीकार कर लिया था । 
सोलह लाख की इस योजना का कार्य यद्यपि बाद में सम्पूर्ण हुआ फिर भी इसको 
हाथ में लेने का श्रेय व्यास जी को ही था। 

राष्ट्रपति का दौरा 

व्यास जी के कार्यकाल में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रप्रसाद के 

जैसलमेर आगमन का कार्यक्रम सितस्वर १६५४ का बना था। परल्तु वे ३१ मार्च, 


व्यास जी और जैसलमेर ३८३ 


१६५४ को जैसलमेर पधारे। इस प्रकार व्यास जी ने देश के बड़े-बड़े कर्णाधारों- 
को जैसलमेर के प्रति आाकपित करके अपनी इस पितृ-भूमि के प्रति भ्रात्मीयता का 
परिचय दिया था । 
चुनाव अभियान 

१६४५६ में व्यास जी राजस्थान प्रदेश कॉंग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चुने गये और 
हितीय आम चुनाव की तैयारी में लग गये । १६५७ के चुनाव के लिये कांग्रेसी 
उम्मीदवारों का चयन करने के बाद चुनाव अभियान का श्रीगणेश भी उन्होंने 
जैसलमेर से ही किया था। संयोगवद उस दित जैसलमेर के पुराने कार्यकर्ता 
श्री रघुनायसिंह मोहता व शिवशंकर जी गोपा भी मद्रास व नागपुर से वहां आये 
हुए थे। 

सेवा केन्द्र की स्थापना 

चुनाव समाप्त होने के बाद व्यास जी ने सांकड़ा की तरह जैसलमेर में भी 
सेवा केन्द्र की स्थापना करके वहां भी एक वाचनालय खोला । यहां के श्रौर सांकड़ा 
के केन्द्रों में समन्वय स्थापित करने के लिये पोकरण में ज्ञान संधाव का्यलिय की 
स्थापना की और समय-समय पर वहां की गतिविधियों को मार्ग-दर्शन प्रदान करते 
रहे । 

एक वर्ष के उपरान्त सांकड़ा मेले से लौटने पर व्यास जी के केन्द्रीय सूचना 
मन्‍्त्री डा० केसकर के हाथों जैसलमेर में सेवा केन्द्र पुस्तकालय की स्थापना 
करवाई । उक्त पुस्तकालय को उन्होंने श्रपनी निजी लायब्रेरी की पुस्तकें प्रदान 
करके सांकड़ा व जैसलमेर के क्षेत्रों में चलते-फिरते पुस्तकालय का सुझाव दिया । 
डा० केसकर के अतिरिवत संचारमन्त्री श्री राजवहादुर के समक्ष पुस्तकालय उद्‌- 
घाटन के अवसर पर व्यास जी ने जेंसलमेर की महत्ता पर बल देते हुए भारत 
सरकार से निवेदन किया कि जैसलमेर की ओर यात्रियों को शाकपित करने के 
लिये इसे एक विदेशी यात्री केन्द्र धोपित किया जाय । 

१६५६ में जैसलमेर में श्रकाल पड़ने पर उन्होंने जैसलमेर का दौरा किया | 

ज्ञान मन्दिर की योजना उन्होंने सन्‌ १६६० में तैयार की थी । कलकत्ता यात्रा 
से लौटकर देशभक्त सेठ सोहनलाल जी दूगड़ द्वारा प्रदत्त दस हज़ार की धनराशि 
के विनियोग के सम्बन्ध में विचार किया और २६ जनवरी, १६६१ को पोकरण 
में ज्ञान-संचान की आवश्यक वेठक बुलाकर सर्वंसम्मति से यह निर्णय किया कि 
जसलमेर जिले में चल रहे सेवा केन्द्रों को ज्ञान मन्दिरों में परिवर्तित कर दिया 
जाय ओर अन्य केन्द्रों में नये ज्ञान मन्दिर खोले जाय॑ । ज्ञान संधान का एक कार्या-- 
लय जैसलमेर में रखा जाय और ज्ञान संधान नामक वुलेटिन को बन्द करके जैसल- 
मेर से 'दीप' नामक एक पाक्षिक पत्र निकाला जाय। उक्त पत्र में जो घाटा हो, 
चह ज्ञान संधान की ओर से सहायता देकर पूरा किया जाय। उस पत्र में ज्ञान: 


रेफर घुन के घनी 


सन्दिरों की गतिविधियों पर प्रकाश डाला जाय । 
मर संदेश का प्रकाशन 

दीप' नामक पत्र की स्वीकृति न॒ मिलने पर १ अगस्त, १९६१ से जैसलमेर 
से एक पाक्षिक पत्र मरु संदेश' प्रकाशित किया गया । मरु संदेश के प्रथम अंक पर 
अपना आशीर्वाद देते हुए व्यास जी ने उसकी सफलता की कामना की थी। उनकी 
हादिक इच्छा थी कि 'मर संदेश” स्वयं एक संस्था वनकर जैसलमेर की सार्वजनिक 
समस्याओं के सम्बन्ध में प्रकाश दीप का काम करे | उनकी मान्यता थी कि ऐसे 
जिला स्तरीय पत्र ही झ्ाज के युग में वास्तविक लोक शिक्षण का कार्य कर सकते 
हें। 

१६९६१ में जैसलमेर में अ्तिव॒ष्टि होने से सर्वेत्र हाह्कार मच गया। लाखों 
की संख्या में पशुओं का नाश हो गया । कई मकान व कोंपड़े धराशाही हो गये । 
जैसलमेर का एक सप्ताह भर के लिये सारे संसार से सम्बन्ध टूट-सा गया। तब 
स्थिति का अव्ययत करने के लिये ११-१२ अ्रक्तूवर, १६६१ को व्यास जी ने जैसलमेर 
वसीयां व मोहनगढ़ आदि स्थानों में आकर “मरु संदेश" में अपने विचार प्रकट किये 
और राज्य सरकार को भी अपने विचार भेजे । 

| बत्तोयां में पुलिस की वर्बेरता 

अप्रैल १६६२ में जैसलमेर के वसीयां क्षेत्र में डाकुओं का सफाया करने के नाम 
पर राज्य सरकार के पुलिस विभाग ने एक टाइगर आपरेशन चलाया था । वसीयां 
के कुल नो डाकुओं को समाप्त करने के उद्देश्य से सात जिलों के पुलिस अधि- 
कारियों को एकत्र करके वसीयां के इलाके में पुलिस ने जिस प्रकार दमनचक्र चलाया 
वह स्वतन्त्रता के वाद पुराने सामंती ढंग का पहला प्रदर्शन था। जब डाकू पुलिस 
के हाथ नहीं लगे तव उनके सम्बन्धियों, पड़ोसियों आदि को मारपीट कर, उनके 
भोंपड़े व खलिहान आदि जलाकर सारे क्षेत्र में पुलिस ने आरंतक फैला दिया । वसीयां 
जेसलमेर से दक्षिण की तरफ फतहगढ़ तहसील का एक इलाका है जहां पर पीढ़ियों 
से चोरी-डकती करने वाले लोग रहते हैं। सांकड़ा के मनोवैज्ञानिक प्रयोग के प्रति 
असहमति प्रकट करते हुए राज्य के गृहमन्त्री ने जिस प्रकार पुलिस को दमन करने 
की छूट दी बह वास्तव में श्राइचर्य जनक्न थी । पुलिस ने टाइगर आ्रापरेशन' में तीन 
पक्के मकान और दस कच्चे मकान मय माल असवाबव के जला दिये । सेकड़ों मन 

श्रनाज के ज़लिह्ाान पेट्रोल छिड़कर जला दिये; गांव वालों के साथ मारपीट को 
ओर उन्हें परेशान किया । महिलाओं के साथ दुष्यंवहार होने की घटनाओं को 
शिकायतें भी सुन पड़ी । 








व्यास जो की प्रतिक्रिया 
जब व्यास जी को वसीयां की घटनाओं की जानकारी मिली तो उन्हें वड़ी 
वेदना हुई। उस क्षेत्र के निवासियों व जैसलमेर के प्रमुख कार्यकर्त्ताशों की प्रार्थना 


व्यास जी और जैसलमेर श्८५्‌ 


पर व्यास जी ३ जून, १९६२ को पोकरण पहुंचे और वहां पर कार्य करने वाली 
अपनी समाज सेवी संस्था ज्ञान संधान की कार्यकारिणी की आवश्यक बैठक बुला 

कर वसीयां में हुई पुलिस ज्यादतियों की जांच करने के लिये स्वयं के अतिरिक्त 
चार अन्य व्यवितयों की एक कमेटी का निर्माण किया। दूसरे दिन जैसलमेर 
पहुंचकर जीप द्वारा घटना स्थल की ओर कंच कर दिया। वसीयां जांच कमेटी ने 
प्राय: प्रत्येक जले हुए मकान व 'ोंपड़े को देखा और वहां के सभी पीड़ित व्यक्तियों 
से खास कर महिलाओं से मिलकर मामले की भ्रसलियत प्राप्त की । वसीयां कमेटी 
के सदस्य वाड़मेर पहुंचे, वहां वसीयां में हुईं पुलिस ज्यादतियों के वारे में राज्य 
सरकार के मुख्यमन्त्री व गृहमन्त्री के अतिरिक्त राज्यपालको श्रपनी रिपोर्ट प्रेषित 
की । व्यास जी ने उनको व्यक्तिगत पत्र लिखकर सरकार द्वारा न्यायिक जांच 
कराने का श्रनरोध किया । उसी दिन ७ जन को वाड्मेर में सार्वजनिक सभा में 
बसीयां की घटनाश्रों का विस्तार से जिक्र करते हुए व्यास जी ने 'टाइगरआपरेशन 
को स्वराज्य के लिये चुनौती वताया। तव उन्होंने कहा कि “स्वराज्य के वाद 
पुलिस की इस प्रकार की ज्यादतियां हम सबके लिये चुनौती हैं।अ्रगर ऐसी हरकतों 
को हमने होने दिया तो हमारा जीवन अ्रसंभव हो जायेगा ।” व्यास जी ने वसीयां 
की रिपोर्ट को अखबारों में भी छपवाया और वे श्रपने जीवन के श्रन्त तक उसके 
लिये सरकार से भगड़ते रहे । प्रधानमन्त्री पण्डित जवाहरलाल नेहरू से वसीयां 
घटनाओं के वारे में जो पत्र व्यवहार किया श्रौर जिसकी अधिकांश प्रतियां उन्होंने 
मुझे! भेजी थीं, उनको देखने से हर कोई उनकी स्पष्टवादिता व निर्मीक्रता से 
परिचित हो सकता है । 

घटनाश्रों की पुनरावृत्ति 
२३ सितम्बर, ६२ को जब वसीयां की घटताओं पर कतिपय पुलिस अधिका- 

रियों के विरुद्ध अदालतों में मुकदमे दायर हुए तव प्रतिशोव की दुर्भावना से कुछ 
अफसरों ने फिर एक स्थान पर माल-श्रसवाव सहित ढाणी को जला दिया और 
महिलाओं आदि को पकड़कर घसीटा। कुछ लोगों के साथ वड़ी वेरहमी से मार-पीट 
की गई। इस पर क्षुव्य होकर व्यास जी दिल्‍ली से राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री 
सुखाड़िया जी से मिलने जयपुर गयेश्ौर मामले की जांच करने का अ्रनु रोध किया । 
मुख्य मंत्री ने जेललमेर के जिलाधीश द्वारा जांच करवाने का आइवासन दिया था। 
उक्त जांच का नतीजा अभी तक प्रकाश में नहीं आया है और न किसी अफसर 
के विरुद्ध कोई कदम ही उठाया गया है। यद्यपि व्यास जी के जीवन काल में ही 
राज्य सरकार द्वारा दो-एक व्यक्तियों का मुहावजा स्वीकृत हो गया था मगर वे 
कव सनन्‍्तोप करने वाले थे। उनका तो कहना था कि सरकार अपराधी अधि- 
कारियों को दण्ड देकर अपनी न्यायप्रियता का परिचय दे। वे भ्रन्तिम दम तक 
चसीयां के मामले में न्याय करने पर जोर देते रहे ) 


ड्रे5६ धुन के घनीः 


वरसीयां से लौटने के वाद व्यास जी ने ज्ञान संधान की ओर से बसीयां क्षेत्र में 
भी सांकड़ा की तरह डाकुझों की सुधार-योजना चालू की थी। भिक्तयाली, 
मोढा, गूंगा व बाड़मेर में ज्ञान-मन्दिरों की स्थापना करके जैसलमेर से इनका 
संचालन करने के लिये उन्होंने जो दो वर्षीय योजना निर्चित की थी वह उनके 
हाथसे लिखी हुई असल प्रति भेरे पास सुरक्षित है । वसीयां के डाकू-सुधार कार्यक्रम' 
की जानकारी उन्होंने अपने कलकत्ते के मित्रों को भी दे दी थी और उसके लिये" 
उनके सहयोग का वचन भी प्राप्त कर लिया था। अप्रैल १६६३ में व्यास जी ने 
मुभसे इस कार्य के लिये कलकत्ता आदि स्थानों पर चलने का कार्यक्रम वना लिया 
था और तव तक के कार्य की रिपोर्ट तैयार करके छपवाने का भी आदेश दे दिया 
था | आदमी जो सोचता है वह नियति को मंजूर नहीं होता। अप्रैल आने से पूर्व 
१४ मार्च को ही जैसलमेर के बहुत बड़े सहायक लोकनायक व्यास जी इस संसारः 
से चल बसे । 
सांकड़ा की प्रन्तिम यात्रा 
३० जनवरी, १६६३ को हमेशा की भांति व्यास जी गांधी जी को श्रद्धांजलि 
अपित करने के लिये सांकड़ा पहुंचे । वहां पहुंचकर उन्होंने महात्मा जी की मूर्ति 
को माला अपित कर जो शब्द कहे थे वे उस समय विश्वसनीय प्रतीत नहीं होते 
थे । उनके भीतर के देव की वाणी में जो अन्तर्भावना फूठ पड़ी वह सुनिश्चित 
भविष्य की सूचक थी। उन्होंने वापू को संबोधित करते हुए कहा था कि “बापू 
यह मेरी अन्तिम माला स्वीकार कीजिये ।” 
प्रन्तिम वर्षगाठ ज॑सलमेर में 
सांकड़ा से लौटने पर वे मेरी वच्ची के विवाह पर चार दिन के लिये जेसल- 
मेर पधारे थे। २ फरवरी को माघशुकला अष्टमी के दिन व्यास जी की ६५वीं वर्ष- 
गांठ पड़ती थी । उस दिन शादी का एक खास कार्यक्रम था। लोगों को स्वतः ही 
मीठा मिलने वाला था। प्रात: काल व्यास जी ने स्वयं हमें विनोद के साथ स्मरण 
कराया कि “आज मेरी वर्षगांठ है इसलिए सभी लोग लडडू खाययेंगे।” लोगों को 
जब उनके जन्म दिवस का पता लगा तो वे व्यास जी को शुभकामनाएं अपित करने 
के लिये उनके निवास स्थान पर पहुंचे । जलसमेर में पहुंचने के वाद उन्हें कुछ 
बुखार हो गया था और अपनी रुग्णावस्था में भी उन्होंने विवाह के कार्यक्रमों में 
वरावर भाग लिया। ४ फरवरी की ज्ञाम को वे जब जैसलमेर से प्रस्थान करने 
लगे तो मैंने उन्हें पोकरण तक जीप से जाने का सुझाव दिया । उसे स्वीकार न कर 
वे साधारण सबिस बस में एक सीट पर जैसलमेर से चल दिये। मुझे विवाह कार्या 
से निवृत होकर मिलने को कहकर जब विदा हुए तो उनकी मुखाकृति बहुत प्रसन्न 
थी । हम लोगों को क्या मालूम था कि वे अपना अन्तिम स्नेह देकर जैसलमेर से 


विदा हो रहे हैं 


व्यास जी और बीकानेर ... रेप७ 


वहां से चलने के वाद दो-तीन पत्र भी मेरे पासआये | किन्तु फिर कभी उनके 
दर्शन नहीं हुए । १४ मार्च, १९६३ को उत्तकी अचानक मृत्यु का दुःखद समाचार 
जैसलमेर वासियों ने वज्ाघात की तरह सुना । उनके स्वगंवास के समाचार सुनते 
ही प्रातः काल जैसलमेर की वाज़ार में सभी यह कहते सुने गये कि “जैसलमेर का 
एक मात्र सहारा टूट गया।* 

व्यास जी ने जैसलमेर के साथ जो आत्मीय संबंध रखा वह अनूठा था । जैसल- 
मेर उनके उपकार से कभी उक्रण नहीं हो सकता | 


भू 
व्यास जी और बीकानेर 


१ 8 
श्री रघुवरदयाल जी गोयल, बीकानेर (राजस्थान) 


मार्च १६९४२ में जयपुर राज्य प्रजामंडल का वापिक भ्रधिवेशन श्री माधोपुर 
में हुआ था। वहां राजस्थान श्रौर मध्यभारत आदि के कार्यकर्ता आ्रामंत्रित थे। में 
भी वहां गया था । उस समय मेरा व्यास जी से पहली वार व्यक्तिगत परिचय 
हुआ + व्यास जी से मेने सरलता, मिलनसारिता विनोदप्रियता, और कार्यकर्ताओं 
के प्रति सहानुभूति खूब बड़ी मात्रा में अनुभव की । 
में जव निर्वोसित हुआ, तव भी नेहरू जी ने श्री कचरू के द्वारा वम्वई बुलाया 
ओर वीकानेर की राजनीतिक परिस्थिति से अपने को परिचित किया । उस समय 
व्यास जी ने जेल में से ही किसी प्रकार अपने मित्र श्री अमृतलाल सेठ से श्री कचरू 
के द्वारा मुझे परिचित करवाया। श्री व्यास जी का वीकानेर के जन आन्दोलन से 
निकट का सम्बन्ध था और वे हमेशा उसे बल देने का प्रयास करते रहते थे। सन्त 
१६४६-४७ में वीकानेर राज्य प्रजापरिपद्‌ के कार्यकर्त्ताओं में आ्रापस में मनमुटाव 
रहने लगा और एक दल ने दूसरे दल के प्रमुख व्यक्ति पर एक बहुत बड़ी रकम को 
गवन करने का इल्जाम सावंजनिक रूप से पर्चा निकालकर लगाया। उस पर 
भूख हड़ताल हुई । प्रान्तीय स्तर के संगठन द्वारा व्यास जी को जांच के लिये नियुक्त 
किया गया । उन्होंने जांच से उसे गलत पाया । इस सिलसिले में उनको बीकानेर 
कई वार आना पड़ा | उन्हें स्थानीय संगठन के आन्तरिक भझंगड़ों की जानकारी 
भी मिली | 


बाबू मुक्ताप्रसाद जी वीकानेर में एक प्रमुख वकील थे, वे गरीबों का पक्ष लिया 


रेप८ धुन के घनी 
करते थे। उन्होंने यहां एक संगठन बनाया था, जिसका नाम 'मित्र मंडल' था। 
मित्र मण्डल के द्वारा वीकानेर स्टेशन पर पानी पिलाने, लावारिस मृतकों का दाह 
संस्कार करने और कोलायत के मेले पर स्वयंसेवकों की व्यवस्था आदि का काम किया 
जाता था। कोलायत में चीजें सस्ती मिलने का प्रवन्ध किया जाता था और सामा- 
जिक जागृति के नाटक भी खेले जाते थे। मुक्ताप्रसाद जी का बाहर के कार्यकर्त्ताग्रों 
के साथ विशेष सम्बन्ध था और वे कांग्रेस के लिये प्रत्यक्ष अग्रत्यक्ष रूप से, यहां से 
आ्थिक और दूसरी सहायता पहुंचाया करते थे। उस सिलसिले में उनका व्यास 
जी, श्री हरिभाऊ जी उपाध्याय, श्री विजयसिंह जी पथिक, श्री रामनारायण जी 
चौधरी, श्री मणिकलाल जी कोठारी और ऋषिदत्त जी मेहता इत्यादि से खूब 
संपर्क था। 
सम्भवतः मेरी लूणकरणसर को नज़रबन्दी या वहां से निर्वासित किये जाने 
के काल में श्री व्यास जी ने वीकानेर व जोधपुर के कार्यकर्त्तान्नों की एक सम्मिलित 
बैठक वीकानेर के जन-आन्दोलन को प्रभावशाली तथा वलशाली बनाने के लिये 
चलाई थी । उसके वाद ही बीकानेर में तेलीवाड़ा मोहल्ले में एक पुस्तकालय खोला 
गया, जो राजनीतिक गतिविधियों का केन्द्र वत गया । बीकानेर राज्य उसको भी 
वर्दाइत न कर सका और थोड़े दिन वाद श्री माधोराम, श्री रामतारायण और श्री 
किशनगोपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। नाग्रौर की बैठक में व्यास जी ने 
वीकानेर के कार्यकर्त्तान्नों में मज़बूती लाने के लिये शपथ भी दिलवाई थी कि वे 
कार्य के प्रति सच्चे, संलग्न और दत्तचित्त रहेंगे। इस प्रकार व्यास जी वीकानेर की 
जन-जामृति में सदा ही सक्रिय भाग लेते रहे । 
व्यास जी जीवन के पिछले हिस्से में रचनात्मक कार्यों में खुब दिलचस्पी लेने 
लगे थे और खादी कार्य में विशेष सक्तिय थे। राजस्थान बोडे के सदस्य थे और 
जोधपुर में एक खादी संस्था भी चलाते थे। खादी सम्बन्धी बैठकों में मेरा उनसे 
मिलना हो जाता था और खूब वातचीत होती थी। जयपुर में संस्था संघ की 
मीटिंग में हम लोग, एक वार इकट्ठे हुए और वहीं बीकानेर में कुछ विशिष्ट 
कार्यकर्त्ताश्नों को इकट्ठा करना तय हुआ । उनके नाम भी तय कर लिये गये । वह 
वेंठक जनवरी सन्‌ ६३ में वीकानेर में वलाईं गई । उसमें राजस्थान भर के लगभग 
१०-१२ कायकर्त्ा आये थे । उस समय एक संगठन बनाने की भी बात चली थी। 
व्यास जी की राय से संगठन के काम को स्थगित रखकर पहले राजनीतिक दृष्टि 
से राजस्थान का सर्वेक्षण करना तय हुआ और सर्वेक्षण समिति का गठन किया 
गया । व्यास जी को मैंने उस सर्वेक्षण समिति में बड़े उत्साह के साथ काम करते 
पाया | अपने जीवन के अन्तिम क्षणों में जब वे दिल्‍ली में स्वास्थ्य सम्बन्धी जांच 
करवाने के लिये विलिग्टग अस्पताल में दाखिल हुए थे, उस समय का उनका ए 
धत्र मेरे पास संजोकर रखा हुआ है । राजस्थान की जन-जागृति का जो श्रेय व्यास 


व्यास जी और बीकानेर डे 8 


० 


जी को प्राप्त है, उसमें वीकानेर की जनता उनके ऋण से कभी उऋण नहीं हो 
सकती | 


श्र 
शी गंगादास जी कोशिक, वीकानेर (राजस्थान) 
व्यास जी के साथ मेरे राजनीतिक सम्बन्ध का श्रीगणेश बीकानेर में राज्य 
हारा चलाये गये राजद्रोह के पडयन्त्र के मुकदमे से हुआ, वह सन्‌ १६३४ को वात 


है। 

१६४० में रियासत जोधपुर के नागौर नामक स्थान पर 'मारवाड़ राज्य 
लोकपरिपद्‌' के वाधिक अ्रधिवेशन में वीकानेर से जाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त 
हुआ मैंने उसः राजनीतिक सम्मेलन में उत्साहपूर्वक भाग लिया। मेरे साथ 
वीकानेर से पुलिस गुप्तचर विभाग का एक कर्मचारी भी नागौर चला। रात के 
ग्यारह वजे वागौर स्टेशन पर ट्रेन पहुंची । रेल के डिब्बे से उतरा, श्रजचवी होने 
के कारण प्लेटफार्म पर इधर-उधर देखा तो स्वर्गीय पं ० झिवदयाल दवे जो राज- 
नीतिक मित्र थे। मुझे लेने के लिये स्टेदान पर उपस्थित थे | उनके साथ मैं अतिथि 
निवास स्थान पर गया । वहां राजनीतिक वार्तालाप करते-करते निद्रा आ गई। 
प्रभात होते ही जोधपुर की ट्रेन से श्री जयनारायण जी व्यास अपने साथियों सहित 
पधारे। उनके स्वागत के लिये हम सब स्टेशन पर गये। उनके लिये निश्चित 
निवास स्थान पर उनको ले झ्राये। शौचा दि से निवृत्त हो, हाथ-मुंह धोने के उपरांत 
हम सबने एकसाथ वैठकर नागौर निवासियों की तरफ से लाई हुई नाइते की शुद्ध 
घी से वनी गरम-गरम जलेवी और वीकानेर के प्रसिद्ध भुजिये आदि का नाश्ता 
किया। पारस्परिक वन्धुभाव का वह कैसा सुन्दर दृश्य था । 

दो दिन तक सम्मेलन में व्यास जी के साथ रहने का सुश्रवसर मिला। भाई 
श्री छगनलाल चौपासनीवाला और श्री शिवदयाल दे मेरे पूर्व परिचित मित्र थे। 
वीकानेर की राजनीतिक गतिविधियों पर व्यास जी के साथ बहुत-सी चर्चा हुई । 
व्यास जी ने मुझे एक ही मार्ग सुझाया, वह था राजनीतिक संगठन | बीकानेर में 
उस समय उसको चर्चा तक करना गुनाह था । व्यास जी ने मुझे परामर्श दिया कि 
भादरा के श्री खूबराम जी सराफ के साथ मिलकर जन-सेवा का काम करने में 
जुट जाना चाहिए। उन्होंने यह भी बतलाया कि श्री खूबराम जी के दिल में 
वीकानेर की जनता की सेवा करने की तड़पन है। उनके कुछ साथी इधर-उधर 
विखर गये हैं । उनका नया संगठन कायम करके तुरन्त काम प्रारम्भ कर देना 
चाहिये। उसी श्रवसर पर राजस्थान के तपस्वी नेता के जिनका मैंने उस समय 
तक केवल नाम ही नाम अखवारों में पढ़ रखा था, प्रत्यक्ष में दर्शन कराये। वे थे 
स्वनामधन्य वावा नरसिहदास जी । वे नागौर के आदिवासी थे | उतके साथ भी 


५ फ्खु क्रका 
० अल 


३६० घुन के घनी 


चीकानेर की मृक प्रजा की ददंभरी आपवीती पर खुलकर चर्चा हुई। उन्होंने भी 
वही राय दी कि राजनीतिक संगठन वनाकर काम करने की जरूरत है। अपने को 
सेवा-कार्य में खपाने वाले की ही प्रथम झ्रावश्यकता है। जब.तक कष्ट सहने की 
दाविति वीकानेर की जनता में नहीं आयेगी, तव तक कुछ होने वाला नहीं है। 
उन्होंने महात्मा गांधी के एक वाक्य का उल्लेख करते हुए कहा कि “यदि बीकानेर 
की जनता डर को दूर करके वलिदान की कला को सीख ले तो उसे अपना वांछित 
मिल जायेगा ।” यह वाक्य साप्ताहिक हरिजन' ता० ४ फरवरी, १६३६ के अंक 
में प्रकाशित हुआ था । 

दोनों नेताओं की आज्ञा मेरे हृदय में वल गई। मैं उनसे विश्वेष रूप में प्रभा- 
वित हुआ | उसी को ध्यान में रखते हुए जून सन्‌ १६४२ में श्री पं ० हीरालाल शास्त्री 
द्वारा वनस्थली में झायोजित एक मास के राजनीतिक शिविर में २८ दिन रहा । 
तव व्यास जी जोधपुर जेल में अपने साथियों सहित भूख हड़ताल पर थे। उन्तकी 
सहानुशूति में शिविर में हमने भी एक दिन की भूख हड़ताल का कार्यक्रम रखा था। 

२२ जुलाई, १६४२ को श्री रघुवरदयाल गोयल के नेतृत्व में बीकानेर प्रजा 
परिपद्‌' के नाम से राजनीतिक संस्था की स्थापना की गई | महाराजा की छत्नछाया 
में उत्तरदायी शासन प्राप्त किये जाने का घ्येय. निश्चित किया गया । इसी उद्देश्य 
से प्रेरित हो स्वीकृत प्रस्ताव में महाराजा से उत्तरदायी शासन कायम करने की 
मांग की गई। इस पर हम सब गिरफ्तार कर लिये गये । गोयल जी को निर्वासित 
कर दिया गया | इस पर व्यास जी ने, जो उस समय अखिल भारतीय देशी राज्य 
लोकपरिपद के प्रधानमंत्री थे, गिरफ्तार कार्यकर्त श्नों को रिहा करने, अनाचार 
व अत्याचार बन्द करने के लिये महाराजा को तार व पत्र आदि दिये थे। व्यास 
जी अपने साथी कार्यकर्त्ताओ्रों के दु:ख-सुख को सदेव बिना किसी भेद-भाव के अपना 
ही समभते थे। वे उनके परिवार के पालन-पोपण की फिक्र भी रखा करते थे। 
इस प्रकार व्यास जी को बीकानेर में जन-जाग्रति के लिये राजनीतिक संगठन का 
श्रीयणेश करने का श्रेय प्राप्त है और वीकानेर की जनता उसके लिये उनकी सदा 
कृतज्ञ रही । इसी कारण राजनीतिक जीवन की अनेक महत्त्वपूर्ण घटनाएं घटीं । 

पग्रामोद्योग के समर्थक 

स्वतन्त्र भारत के वृहद्‌ राजस्थान राज्य बनने के वाद प्रथम मुख्यमंत्री श्री 
हीरालाल शास्त्री के त्याग-पत्र देने पर व्यास जी मुख्यमंत्री बने। तब उन्होंने 
वीकानेर में खादी ग्रामोद्योग को प्रोत्साहन देने के लिये 'खादी ग्रामोद्योग प्र तिप्ठान' 
नामक खादी संस्था की स्थापना करवाई। उसको सरकारी सहायता दिलाकर 
गांव-गांव में ऊनी खादी के उत्पादन को प्रोत्साहित किया। सैंकड़ों हरिजन परिवारों 
को रोजी दिलाने में सहायक बने । 


ज्यास जी और भरतपुर ३६१ 


प्रन्तिम भेंट 

मेरी श्रन्तिम भेंट उनसे तव हुई, जब वे वीकानेर में श्रायोजित पुराने कांग्रेसी 
कार्यकर्ताओं के सम्मेलन के लिये १६६२ में पधारे थे। उसमें श्री मास्टर आदित्येन्द्र 
जी, श्री युगलकिशोर चतुर्वेदी और श्री रघुवरदयाल जी गोयल के अतिरिक्त कई 
'युराने साथी सम्मिलित हुए थे। वर्तमान संकटकालीन स्थिति, सीमा पर होने वाले 
तस्कर व्यापार की रोकथाम और देश में फले हुए भ्रष्टाचार को रोकने के सम्बन्ध 
में दो दिन तक विचार-विमशे हुआ | व्यास जी स्वयं जेसलमेर वीकानेर तथा 
गंगानगर के सीमावर्ती ग्रामों के-ागरिकों की करुणाजनक स्थिति देखकर आये 
थे। उनकी दुःखभरी कहानी उन्होंने सुनाई। उन्होंने सही स्थिति का विवरण उस 
समय के ग्ृहमन्त्री श्री लालवहादुर शास्त्री को भी बताया था और उसके निवारण 
के लिये कुछ सुझाव भी प्रस्तुत किये थे । 

| शोक संवाद 

जब व्यास जी के निवन का शोक संवाद आकाशवाणी द्वारा सुना गया, तव 
वीकानेर में एकाएक शोक की लहर व्याप गई। कांग्रेस की ओर से श्री रतन- 
विहारी जी के बाग में शोक सभा की गई | उनके निधन से वीकानेर की जनता ने 
खपना परम हितेपी खो दिया । वस्तुत: बीकानेर के साथ उनका वेसा ही सम्बन्ध 
था, जैसा कि जोबपुर के साथ समभा जाता है। अपने प्रारम्भिक सार्वेजनिक 
जीवन के कई ब्प उन्होंने वीकानेर में बिताये थे। यह भी कहा जा सकता है कि 
उनके सार्वजनिक जीवन का शुभारम्भ वीकानेर से ही हुआ था। अपने महान्‌ नेता 
के चरणों में मेरे शतद्: प्रणाम हैं । 


दे 
व्यास जी और मरतपुर 
श्री युगलकिशोरजी चतुर्वेदी, प्रियम्वदा संदन, अशोक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 


र८ जुलाई, सन्‌ १६४० को संघ्या समय तिलक हाल पूरा के समीप लंबे कद 

के एक दुबले-पतले किन्तु सुडौल और गठीले शरीर तथा घुंघराले लम्वे-लम्बे वालों 
वाले पेशावरी चप्पल, घोती कुरता और जवाहर जाकेट पहने मुख पर मृदु मुस्करा- 

हट के साथ सामने से आ्राते हुए सज्जन का परिचय करते हुए एक रियासती कार्ये- 

कर्त्ता ते कहा, “अखिल भारतीय देशी राज्य लोकपरिपद्‌ के प्रवानमंत्री श्री जय- 
'नारायणजी व्यास आ्राप ही हैं । और झाप' मेरी ओरसंकेत करते हुए कहा, “भमरत- 
पुर से प्रतिनिधि होकर श्राये हुए श्री युगलकिशोरजी चतुर्वेदी हैं।” पारस्पारिक 


३६२ धुत के धनी 


अभिवादन तथा कुशल क्षेम आदि पूछने के अनन्तर “अच्छा, अब कल सम्मेलन के 
समय मिलेंगे ।” कहकर श्री व्यास जी ने विदा ली और हम भी दिलक चौक हाल 
की ओर अग्रसर हो गये । 
थी वह सर्वेप्रथम भेंट,जो पूना में तव हुईं,जव मैंञ्रव से लगभग चौवीस वर्ष 
पूर्व भरतपुर राज्य प्रजा परिपद्‌ के प्रतिनिधि के रूप में अखिल भारतीय देशी 
राज्य लोक परिपद्‌ के तत्त्वावधान में आयोजित रिसायती कार्यकर्ता सम्मेलन में 
भाग लेने के लिये पता गया था । आगे चलकर हमारी यही औपचारिक भेंट एक- 
दूसरे के निकटतम साथी और सहयोगी के रूप में परिणत होकर अच्त तक अक्षण्णं 
“बनी रही ु 
श्री नेहरू का अटहात 
दूसरे दिन उसी तिलक हाल में पंडित जवाहरलाल जी नेहरू की अध्यक्षता 
में कार्यकर्ता सम्मेलन आरम्भ हुआ। लगभग पांचसौ कार्यकर्त्ता विविध देशी रिया- 
सतों के प्रतिनिधि तथा दर्शकों के रूप में उपस्थित थे । कार्रवाई आरम्भ होने के 
थोड़ी देर वाद ही नेहरूजी के समीप ही मंच पर वेठे व्यास जी ने अपनी दृष्टि वड़ी 
उत्सुकतापूर्वक इधर-उधर दौड़ाई। मानो आप उस विशाल जनन्समुदाय में से 
किसी व्यक्ति विशेष की टोह कर रहे हों । कुछ ही समय वाद आपकी दृष्टि मुक्त 
पर पड़ी और आप तत्काल ही बेठे-ही-वठे मेरे समीप आये और धीरे-से मेरे कान 
में कहने लगे, “हमने प्रत्येक रियासती संगठन से एक-एक बवदता के वुलवाने को 
व्यवस्था की है। आपको पूरे राजस्थान का प्रतिनिधित्व करके सभी रियासतों की 
स्थिति का सामान्य परिचय कराना है। आप तैयार रहें ।” आप तुरन्त मंच पर 
वापस पहुंच गये । 
केवल एक ही दिन पूर्व सावारण परिचय होने पर भी व्यास जी ने राजस्थान 
के अपने अन्य अनेक चिर परिचित साथियों को छोड़कर मुझे ही सम्पूर्ण राजस्थान 
का प्रतिनिधित्व करने के लिये क्यों चुना ? उसको मैंग्रव तक समभ नहीं पाया | 
उस दिन मेरे भाषण के एक अंश से सदन में जो सजीवता जाई, उसका उल्लेख 
व्यासजी समय-समय पर करते रहते थे । 
वात यह थी कि राजस्थान के अन्य राज्यों की स्थिति पर प्रकाश डालने के 
अनन्तर जिस समय मैंने भरतपुर राज्य के उस भमंडा कांड की चर्चा की, जिससे 
वहां संघ की-सी स्थिति बन रही थी, जो वहां की प्रजा परिपद्‌ द्वारा तव तक 
प्रयुक्त किये जाने वाले राष्ट्रीय तिरंगे मंडे के स्थान पर दरवार के भंडे की मैंने 
चड़ीदार पाजामे से उपमा दी और उदत भाव को व्यक्त करने के लिये अपनी दो 
उंगलियां उसी आकार के रूप में उठाई । अध्यक्षीय आसन पर झआसीन नेहरूजी ने 
इतने जोर का अट्टहास किया कि आप जिस कुर्सी पर बठे थे, वह काफो देर तक: 
हिलती रही झ्र सारे सदन में आपका वह अट्ठहास गूंज उठा । 


व्यास जी और भरतपुर ३६३ 


भरतपुर सम्मेलन के समापति 

इसी वर्ष के दिसम्बर मास में भरतपुर राज्य प्रजापरिपद्‌ का प्रथम राजनीतिक 
सम्मेलन पूर्ण समारोह पूर्वक मताने का आयोजन किया गया। उस अवसर पर 
स्थानीय तथा समीप की अन्य रियासतों के कार्यकरत्ताशों के अतिरिक्त कुछ विशेष 
प्रभावशाली नेताओं को भी झ्रामं त्रित करने का विचार हुआ । हमने स्वर्गीय सेठ 
जमनालालजी वजाज तथा श्री रामनारायणजी चौधरी, जो उस समय महात्मा 
जी की सेवा में सेवाग्राम में थे तथा वरार के श्री तत्तमलजी जेन व व्यास जी 
को भी निमंत्रण पत्र भेजे थे। प्रथम तीन लोगों ने तो किसी-न-किसी कारण उपस्थित 
होने में अ्रसमर्थता प्रकट की, परन्तु काफी कार्य व्यस्त रहने के वावजूद व्यास जी ने 
हमारे निमंत्रण पर सम्मेलन का सभापतित्व सहर्प स्वीकार कर लिया | 

जब स्वागत समिति के अधिकारी तथा सदस्यगण आपके स्वागतार्थ रेलवे 
स्टेशन पर पहुंचे तो आपको प्लेटफार्म पर उतरते न देखकर सबको बड़ी निराशा 
हुई । काफी देर तक ट्रेन के सारे डिन्बों की पूरी देखभाल करके जब हम लोग 
निराश और खिन्‍्त होकर वापस लौटने लगे तो यह देखकर हमारे श्राश्वय की 
सीमा न रही कि हमारे मान्य मेहमान मुसाफिर खाने में वड़ी तसलली के साथ चाय 
की चुस्कियां ले रहे थे। “हम सवकी नज़र वचाकर श्राप यहां कंसे झा पहुंचे ? 
यह पूछने पर आपने बड़ी वेतकुल्लुफी से कहा, “भाई, मुझे सवेरे की चाय पीने की 
तलब लगी थी। आप लोग प्लेटफार्म पर ही स्वागत-सत्कार में आधा घंटा लगा 
देते । इसलिए मैं पीछे के दरवाजे से उतरकर सीधा यहां चाय पीने पहुंच गया। 
अब में आपके हवाले हूं । मेरा जो चाहें, सो कर लो । आपकी इस सरलता और 
विनोदप्रियता की सभी कार्यकत्त भरों पर बड़ी गहरी छाप पड़ी । 

सम्मेलन अत्यन्त सफल और शानदार रहा। अपने अध्यक्षीय भाषणों में आपने 
राजा और प्रज्ञा के पारस्परिक सम्वन्धों का निरूपण करते हुए उनको पिता और 
पुत्र की उपमा दी। आपने राज्याधिकारियों को भी जनता के स्वामी बनने के 
स्थान पर सेवक बनने की सलाह दी, क्योंकि वे उसके पिता भअर्थात्‌ राज्य के सेवक 
हैं। इस प्रसंग में जब आपने “ये हमारे नौकर और हमारे वाप के नौकर हैं।” ये 
शब्द कहे तो उपस्थित जनसमूह ने भारी हपेध्वनि की । उसका इतना प्रभाव पड़ा 
कि उन्हीं शब्दों के श्राधार पर एक स्थानीय कवि श्री गिरीश ने एक कविता रच 
ली। जिसकी निम्नलिखित पंक्तियां अभी तक लोगों की जवान पर चढ़ी हुई हैं--- 


“पिता भूपाल हमारे हैं। 
उनके नौकर के नौकर, का लगत हमारे हैं।' 
' बच्चों की पीपो बजाई 
इस सम्मेल के अनन्तर आपका भरतपुर राज्य के कार्यकर्ताओं के साथ ऐसा 


३९४ घुन के घनी 


गहरा सम्बन्ध जुड़ गया कि आप प्राय: प्रतिवर्ष भरतपुर आने लग गये। उन 
अवसरों के कितने ही मधुर संस्मरण मेरे तथा अन्य कार्यकर्त्ताओं के स्मृति पटलपर 
ज्यों के त्यों अंकित हैं । 
सन्‌ ४४ या ४५ की वात है, भरतपुर दरवार और प्रजापरिपद्‌ के वीच संघ 
छिड़ रहा था। हमारे प्राय: सभी प्रमुख कार्यकर्ता जेल में वन्‍्द थे । दमन पूरे जोर 
पर था। व्यासजी सवंश्री हरिभाऊ जी उपाध्याय, व० सा० देशपांडे आदि के साथ 
स्थिति का अध्ययन करने ओर सम्भव हो तो सम्मानपूर्ण समभोता कराने के लिये 
पधारे। इस सिलसिले में श्राप हम लोगों से जेल में मिले और अ्रधिकारियों से भी 
भेंट की थी | उन दिनों भरतपुर के समीप गोवर्दधंध नामक तीर्थ स्थान पर बहुत वड़ा 
मेला लगा हुआ था। विनोदप्रिय व्यास जी उस मेले को देखने से कव चूकनेवाले थे। 
आप अपने साथियों तथा दो एक स्थानीय कार्यकर्त्ताओं के साथ मेले में जा पहुंचे । 
वहां कुछ बच्चों को नरसल की वनी पी पी वजाते देखा तो आपने भी एक पी पी 
खरीदी और लगे उसको बच्चों की तरह ही कूम-कूमकर बजाने । ग्रामीण जनता 
के लिये कुतृहल वन गया । काफी देर तक आप उन सवका मनोरुंजन करते रहे। 
भरतपुर लोटकर जब वह घटना कार्यकर्त्ताओं को सुनाई गई तो सब हँसते-हँसते 
लोट-पोट हो गये । 
हंड़ताड़ के साथ 
सन्‌ ४६ में प्रजा-परिपद्‌ का एक अधिवेशन वयाना कस्बे में हुआ था । स्थानीय 
गायक राष्ट्रीय गायन गा रहा था, परन्तु आपको साज-वाज के ताल स्वर में मेल 
बैठता न दीख पड़ा । वस, फिर क्या था। आपने तत्काल लपककर खडताल उससे 
अपने हाथ में ले ली । इस प्रकार वजाने लगे, जैसे आप उस कला में पूर्ण सिद्धहस्त 
हों। देखकर वड़ा श्राइचर्य हुआ कि राजस्थान का इतना बड़ा राजनीतिक नेता 
कऋँसा कुशल कलाकार भी है ! ह 
पंदल ही निकल पड़े 
एक वार आपके भरतपुर पहुंचने की सूचना तो थी, परन्तु किस ट्रेन से कब 
आयेंगे, इसका पूरी तरह पता न लग पाया। अतः स्टेशन पर आपके स्वागत का 
व नहीं किया जा सका । कुछ देर प्रतीक्षा करके आप अपना सामान वेटिय रूम 
में छोड़कर पदल ही शहर की ओर चल दिये। परन्तु किसके पास जायं, इसका 
कुछ निश्चय न कर सके | आप अपने एक पुराने मुलाकाती श्री गोकुलजी वर्मा के 
यहां चाय पीने जा पहुंचे । फिर पेदल ही स्टेशन की ओर वापस चल दिये। इस 
अरसे में हम लोगों को स्टेशन से लाने के लिये रवाना हो गये । जैसे ही उनका तांगा 
स्टेशन रोड पर पहुंचा तो उन्होंने देखा कि उनके अतिथि भूमते-कूमते उसी सड़क 
पर पैदल ही मार्च करते जा रहे हैँ। आपके समीप पहुंचकर आपसे तांगे में बेठकर 
चवापस चलने का अनुरोध किया, तो आपने वतलाया कि झ्रापका सामान स्टेशन पर 


च्यास जी और भरतपुर ३६५ 


ही पड़ा है। उस समय आपकी सरलता, निरभिमानतता और कष्ट सहिष्णुता आदि 
'सद्शुणों पर कार्यकर्ता मुग्ध हो गये | 
बविलक्षण स्मरणशक्ति 
आपके अन्तिम दिनों की भरतपुर से सम्बन्धित एक श्रौर घटना का उल्लेख 
'करना उचित होगा । दिसम्बर सन्‌ ६१ में जब आपने आम चुनावों में कुछ कांग्रे- 
सियों का विरोध करने का अभियान श्ारम्भ किया तो आपने प्राय: सभी जिलों में 
जाकर अपने उद्देश्य का प्रचार करने का कार्यक्रम बनाया। आप सर्वेप्रथम 
भरतपुर ही पधारे । उस समय तक हम पुराने कार्यकर्ता कांग्रेस छोड़ चुके थे । अ्रत: 
उनकी सभा आदि की सारी व्यवस्था हमारे ही द्वारा की गई थी। उस अवसर पर 
आपको स्थानीय खादी भण्डार की ओर से चाय-पान का आयोजन किया गया 
था। व्यापारियों ने अपने अभाव अ्रभियोग भी आपके समक्ष रखे थे। यहां से 
खाना होते-होते रात्रि हो गई थी और कुछ वर्षा भी होने लगी थी । आपको श्षी श्र 
ही वापस लौटना था । परन्तु जीप में वेठते ही झ्रपने एकदम कहा कि आज अमुक 
तारीख है। आज तो श्री गोकुल जी वर्मा की वर्षगांठ होगी। हमको पहले उनको 
वधाई देने जाना चाहिए । हम लोगों को वड़ा आइचय हुआ कि इतने काय व्यस्त 
रहते हुए और इतने दूर से आकर भी आप उस दिन को कैसे याद रख सके । जब 
हम वर्मा जी के यहां पहुंचे, तो उन्होंने वतलाया कि उस दिन उनकी ८०वीं वर्षगांठ 
हैं। उनको यह आशा भी नहीं थी कि उनकी वर्षगांठ पर कोई बाहर का वड़ा 
आदनी उनको वधाई देने श्रायगा । अ्रतः व्यास जी को देखते ही आप गदगद हो 
गये तथा अत्यन्त कृतन्नतापूवक आ्रपकी श्रात्मीयता के व्यवहार और विलक्षण स्मरण 
डक्ति पर चकित रह गये। 
दूध के श्रभाव में चाय 
व्यास जी अखिल भारतीय लोक-परिपद्‌ के प्रधानमंत्री रहते हुए, राजपुताना 
प्रान्तीय शाखा को प्रवन्यक समिति के भी प्रमुख पदाधिकारी थे। में भी उसका 
एक सदस्य था। समित्ति की बेठके प्रतिवर्ष प्राय: दो-तीन वार किसी-न-किसी 
रियासत की राजधानी में हुआ करती थीं। उन अवसरों पर आपके सान्लिध्य में 
रहने का सौभाग्य मिलता रहता था । उन वेठकों के सिलसिले में भी आपसे संबंधित 
एक-दो संस्मरणों का उल्लेख करना आवश्यक समझता हूं । 
उन दिलों मैं श्रादतन चाय नहीं पीता था, जब कि व्यास जी थे पूरे पियवकड़ । 
अतः: जब कभी स्वागत सत्कार के समय चाय लाई जाती और में उसको लेने में 
असमर्थता प्रकट करता तो आप बड़े विनोदपूर्ण शब्दों में कहते, “चतुर्देदी तो दूध 
के अभाव में ही चाय पीते हैं । 
वेगार व शिकारी नृत्य 
सन्‌ ४५-४६ में वीकानेर राज्य की जनता के नागरिक तथा राजनीतिक 


३६६ धुन के घनी- 


अधिकारों पर कठोर कुठाराघात हो रहा था। वहां न सार्वजनिक सभा हो सकती 
थी और न जलूस ही निकाल सकते थे | समाचार-पत्रों के पढ़ने पर भी कड़ा प्रवंच 
था। कार्यकर्ताओं का दमन हो रहा था। जनता अत्यन्त नयभीत और आंतकित 
थी। इस स्थिति में प्रान्तीय समिति ने वहां अपनी वैठक रखकर जनता का मनो-: 
बल बढ़ाने तथा उसको उत्साहित करने का निश्चय किया। रेलवे स्टेशन के समीप: 
ही सदस्यगण बेठ गये थे। उन्होंने निश्चय किया कि पावन्दी को तोड़कर जलूस 
निकाला जाये और सभा को ज़ाये। यदि इसके परिणामस्वरूप गिरफ्तारियां होती 
हैं तो उन्तके लिये भी तैयार ही रहा जाय । इस निश्चय की सूचना एक पत्र द्वारा 
तत्कालीन दीवान सरदार पणीवकर को दे दी गई। दोपहर वाद जलूस राष्ट्रीय 
नारे लगाता शहर की ओर वढ़ा । गिरफ्तारी के लिये पुलिस भेजने के स्थान पर 
दीवान साहद ने एक हरकारे के साथ हमारे पत्र का उत्तर भेजते हुए हमको सूचित 
किया कि झान्तिपूर्ण ढंग से जलूस निकाल सकते हैं। परन्तु खुल आम सावे- 
जनिक सभा नहीं कर सकते । चहारदीवारी के अन्दर अनौपचा रिक रूप से हमारा 
जलूस ज़ोर-शोर सेआगे बढ़ा । काफी लोग उसमें सम्मिलित हुए। अन्त में एक नौहरे 
के अहाते में वह जलूस सभा में परिवर्तित हो गया और उसमें प्रशनोत्त र के रूप में 
स्थानीय अभाव अभियोगों पर प्रकाश डाला गया। इससे जनता का भय और 
आतंक दूर होकर उसमें उत्साह और जीवन का संचार हो गया । प्रान्तीय समिति 
की यह अपूर्व सफलता थी, जिसके उपलक्ष्य में उत्सव मनाने का निदचय किया गया। 
उसका स्वरूप क्या हो, इस पर विचार होने लगा । सर्वे सम्मति से निश्चय हुआ 
कि उसी रात्रि को व्यास भी अपने नृत्यों का प्रदर्शन करें । 
मस्त स्वभाव के व्यास जी को इस प्रस्ताव के स्वीकार करने में देर न लगी ।' 
तत्काल ही वहां वाद्य आदि की व्यवस्था हो गई और हारमोनियम तथा तबले पर' 
व्यास जी का नृत्य आरम्भ हुआ । उस समय की वेश-भूपा भी दर्शनीय थी । धोती 
ऊंची उठाये नंग-धड़ंगे शरीर, पैरों में घुंघछ तथा सिर पर तौलिया वांधे जिस समय 
आपने वेगार' तथा शिकारी नृत्यों का प्रदशशेन किया । आपकी मुख मुद्रा तथा 
भावभंगी उनके स्वधा अनुकूल थी। लगभग एक-डेढ घण्टा आप सभी उपस्वित 
जनों का इस प्रकार मनोरंजन करते रहे। वह प्रदर्शन आपकी जिन्दादिली तथा 
विनोदी स्वभाव का सर्वोत्तम परिचायक था। उसको कभी भूला नहीं जा सकता ।' 
स्तवन्न्रता प्राप्ति के दाद 
स्वतन्त्रता प्राप्ति के पूर्व के समान ही उसके बाद भी कितनी ही हैसियतों में' 
आपका सन्तविकट सहयोगी बनने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ । उदाहरण के तौर 
पर आप जव जुलाई सन्‌ १६४६ से लेकर अप्रैल सन्‌ ५१ तक राजस्थान प्रदेश 
कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे तो मैं उसका प्रधान मंत्री था । तदुपरान्त आ्रापके नेतृत्व 


ता ५ अनयनमाहणन-पम 


में बने मंत्रिमण्डल का भी सदस्य रहा । इसी प्रकार स्वतन्त्रता संग्राम के इतिहास: 





व्यास जी और अलवर ३६७ 


सम्बन्धी जो समिति वनी, उसके आप अध्यक्ष थे, मैं मंत्री था। १६६३ के जनवरी 
मास में बीकानेर में राजस्थान राजनीतिक सर्वेक्षण संगठन समिति का गठन होते 
पर आपके सहित जो पंचसदस्यीय समिति बनी थी, उसका मैं संयोजक था। अत: 
इन सभी स्थितियों में आपकी विशेषताएं और कमजोरियों का भी पुरा-पूरा अनुभव 
करने का अनुपम अवसर मुझे प्राप्त हुआ था। विस्तार रूप से उनका विवरण यहां 
नहीं दिया जा सकता। 


हि 


व्यास जी और अलवर 
मास्टर मोलानाथ ली, महावीर गली, अलवर (राजस्थान) 


व्यास जी का नाम हम लोगों ने विद्यार्थी जीवन से ही सुन रखा था। हमारे 
युजुर्ग साथी और पुराने राष्ट्रीय कार्यकर्ता गुरु ब्रजनारायण जी आचार्य ने उनके 
परिश्रमी व लगनशील व्यक्तित्व का निकट से परिचय बम्बई में तव दिया था, जब 
वे जमीन पर सोकर आधे भूसे रहकर दैनिक अखंड भारत का संपादन करते 
और देशी राज्यों के अ्रभाव अभियोगों का प्रकाशन निर्भयतापुर्वक करते थे । साथियों 
में वेंबकर जब गुरु जी व्यास जी की चर्चा करते, तव हमें वड़ा आनन्द मिलता था, 
और इच्छा होती थी कि उनके नेतृत्व में राजपुताने के देशी राज्यों में उसी मस्ती 
से जन-सेवा का कार्य करें। 

म ० ० 

मेरी यह अभिलापा पूरी हुई और सन्‌ १९३८ से उनके नेतत्व में देशी राज्यों 
के निरंकुश शासकों के विरुद्ध आवाज़ उठाने की प्रतिज्ञा की। यह वह समय था 
जब कि हरिपुरा कांग्रेस के एक प्रस्ताव के अनुसार देशी राज्यों की जनता का कांग्रेस 
ने आह्वान किया था कि वह अपने-अपने राज्यों में स्वतन्त्र संगठन बनाकर उत्तर- 
दायी शासन के लिये काम करे, और उसकी प्राप्ति के लिये त्याग और बलिदान के 
लिये तैयार रहे । कांग्रेस का प्रभावश्ञाली संगठन उन्हें केवल नैतिक समर्थन देगा 
और उनके आन्दोलनों में सक्रिय भाग नहीं लेगा । कांग्रेस के इस प्रस्ताव की बड़ी 
आलोचना हुईं। इसे कांग्रेस की कमजोरी' भी माना गया । इस प्रस्ताव ने ही देशी 
राज्यों में नये-तये संगठन तथा नये-नये कार्य कर्त्ता पैदा किये और एक जादू दिखाया। 
प्राय: सभी देशी राज्यों में राजनीतिक संगठन विभिन्‍न नामों से खड़े हो गये । ये 
संगठन कहीं पर प्रजापरिपद्‌, प्रजामण्डल, लोकपरिपद्‌' और कहीं पर 'सार्वजनिक 


डेप धुन के धनी” 


सभा' कहलाये। कश्मीर में तो इस प्रकार के संगठन का नाम 'नेशनल कांफ्रेन्स' 
रखा गया, जो आज भी उसी नाम से पुकारा जाता है। परन्तु ये संगठन खड़े कंसे 
हुए, इसके पीछे व्यास जी सरीखे कमंठ नेता का व्यक्तित्व था। व्यास जी ने कांग्रेस 
के इस प्रस्ताव का विरोध हरिपुरा में अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रतिनिधि सदस्य 
के रूप में किया था। परन्तु प्रस्ताव पास हो जाने के वाद, उन्होंने देशी राज्यों की 
प्रजा को फकभोर दिया और जगह-जगह उपयुक्त नामों के संगठन खड़े हो गये । 
अखिल भारतीय देशी राज्य लोकपरिपद्‌ के प्रधानमन्त्री का पद स्वयं उन्होंने 
संभाला । उसके सभापत्ति पद के लिये पण्डित जवाहरलाल जी नेहरू को तैयार किया 
ओर कांग्रेस के समानान्तर देशी राज्यों का पूरा प्रभावशाली संगठन खड़ा कर 
दिया। लुधियाना में परिषद्‌ का खुला अधिवेशन पण्डित जवाहरलाल जी को 
अध्यक्षता में हुआ, जिस में देशी राज्यों के शासन व्यवस्था के सम्बन्ध में बड़े ही 
महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव पास हुए । यही प्रस्ताव स्वतन्त्रता प्राप्ति तक देशी राज्यों के' 
के संगठनों के लिये मार्ग दशक वने रहे | 
< ९ है 

अखिल भारतीय देशी राज्य लोकपरिपद्‌ के इस अधिवेशन में अलवर राज्य' 
के प्रतिनिधि के रूप में में भी सम्मिलित हुआ था | उस समय व्यास जी के अखिल 
भारतीय नेतृत्व के दर्शन हमें हुए । राजपृताना राज्यों के नेता के रूप में तो हम 
उनका स्वागत और अ्रभिनन्दन अलवर में अगस्त, १६३८ से ही करते आ रहे थे । 
उस समय व्यास जी जोधपुर राज्य से निर्वासित थे और व्यावर में रहकर देशी 
राज्यों का संगठन कर रहे थे। आगीवाण' नामक पत्र व्यावर से प्रकाशित करते थे । 
उसमें अलवर के दमन चक्र की कहानियां भी प्रकाशित हुआ करती थीं। अलवर 
राज्य में ग्रलवर राज्य प्रजामण्डल ने ग्राम सभाएं करके विरोध किया। भाषण 
कर्त्ताओं को राजद्रोहात्मक सभाओ्रों के मातहत गिरफ्तार किया गया और खूनियों 
को पहनाई जाने वाली डंडा-वेड़ी डालकर जेल में बन्द कर दिया | व्यास जी इसकी 
जांच करने स्वयं अलवर आये | उन्हें स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिया गया और 
गुड़गांवा ले जाकर छोड़ दिया गया । इस कांड की निन्‍्दा का प्रस्ताव हमने लुधियाना 
अधिवेशन में रखा ओर अलवर राज्य शासन को जालिमाना वर्ताव करने में अ्रग्नणी 
घोषित किया गया । इस प्रकार अलवर के कार्यकत्त ञों का व्यास जी के साथ निकट 
सम्पर्क हो गया । अलवर के राजनीतिक पीड़ित कार्यकत्तओं की सहायता के लिये 
उन्होंने एक दफ्तर सेठ आनन्द राज जी सुराणा के दिल्ली के इंडो यूरोपा मशीनरी 
कम्पनी के दफ्तर में खोला | तव सेठ श्रांनन्दराज जी का यह दफ्तर एक प्रकार से 
देशी राज्य लोकप रिपद्‌ का ही दपतर था। वहां ही देशी राज्यों के पीड़ित कार्ये- 
कर्ता ठहरा करते थे । 


व्यास जी और अलवर ३६६ 


व्यास जी ने देशी राज्यों के अभाव अभियोग के प्रकाशन के लिये बहुत-से 
संवाददाता तैयार किये | दैनिक हिन्दुस्तान' के उस समय के सम्पादक भाई सत्य- 
देव जी विद्याजंकार से विशेष अनुरोध करके संवाददाता नियुवत्त करवाये। उस 
समय 'हिन्दुस्तान' की आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी। इसलिये कार्यकर्त्ताश्रों 
ने उसको भी सेवा-कार्य समझकर बड़ी लगन व तत्परता से अ्वेतनिक रूप में 
'हिन्दुस्तान' संवाददाता का कार्य किया । इसी प्रकार श्रन्‍्य अनेक पन्नों के साथ भी 
कार्यकर्त्ाशों को लेखक व संवाददाता के रूप में सम्बन्धित किया। सन्‌ ४२ में 
व्यास जी ने कार्यकर्ताओं को आर्थिक सहायता दिलाने के लिये देक्षी राज्यों के 
प्रसिद्ध नेता श्री अमृतलाल सेठ से अनुरोध करके देनिक जन्म भूमि का संवादा- 
दाता नियुक्त करवाया । ऐसा करनले में संवाददाता की अपेक्षा देशी राज्यों के लिये 
कार्यकर्ता तैयार करने का उद्देश्य मुख्य था । 
९ <> ५ 
१६४२ में जोधयुर में उत्तरदायी शासन के लिये आन्दोलन शुरू होने पर 
व्यास जी अपने सव साथियों के साथ जब गिरफ्तार किये गये, तब उनके आन्दो- 
लन के लिये व्यावर में दफ्तर खोला गया । मैंने वहां जाकर उसका काम संभाला । 
यह सर्वविदित है कि महात्मा गांधी की प्रेरणा पर बाबू श्रीप्रकाश जी जोधपुर 
स्थिति की जांच करने के लिये नियुक्त किये गये थे। में उनसे मारवाड़ स्टेशन पर 
जाकर मिला और उनको सारी स्थिति की जानकारी दी। तब वादू श्रीप्रकाश जी 
व्यास जी से कुछ अधिक परिचित नहीं थे । उन्होंने हमको वताया था कि व्यास जी 
के सम्बन्ध में महात्मा जी की सम्मति कितनी ऊंची थी। उन्होंने कहा था कि वे 
तो जोधपुर के मुख्यमन्त्री होने चाहिएं और उनको राज्य ने जेल में बन्द कर रखा 
है। गांधी जी की वह भविष्यवाणी श्रक्षरश्: सत्य सिद्ध हुई । 
< ९ ९ 
सच १६४५ के प्रारम्भ में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक-परिपद्‌ का 
वाधिक अधिवेशन पं ० जवाहरलाल जी नेहरू के सभापतित्व में उदयपुर में हुआ । 
इस श्रधिवेशन को सफल बनाने के लिये वह एक छोटी-सी कोठरी में महीना भर 
रहें और भोजन बनाने के लिये अपनी श्रीमती गौरेजी देवी भौजी” को भी बुला 
लिया | जमीन पर सोना, दिन-रात पत्र-व्यवहार करता और अधिवेशन की तेया- 
रियों को देखना उनका काम था । इसी परिश्रम का फल था कि राजस्थान के एक 
देशी राज्य में लोक-परिपद्‌ का अधिवेशन बड़ी सफलतापूर्वक हुआ । 
<> < ९ 
विरोधी भी उनके व्यवितित्व से प्रभावित हुए विना नहीं रहते थे। मुझे याद 
है कि स्वर्य जव श्री मोहनलाल जी सुखाड़िया ने उनके विरुद्ध सन्‌ १६५४ में 
विधान सभा कांग्रेस पार्टी के नेता का चुनाव लड़ा श्रौर वे विजयी हुए, तो उन्होंने: 


+४०० घुत के धनी 


समस्त सदस्यों के सामने श्रापको कुक कर नमस्कार किया। यह उनके व्यक्तित्व 
की विशालता का प्रभाव था । उनके स्वयं के दिल में भी ऐसी ही विशालता थी। 
० ० ० 

उनके मन्त्रिमण्डल के हम सभी सदस्य उनको पिता तुल्य मानते थे। इसी 
प्रकार उनका आदर करते थे और वे भी सभी मन्त्रियों के बच्चों को उनके घरों 
पर जाकर संभाला करते थे । 

उन दिनों की एक मथुर स्मृति है। मेरी छोटी वच्ची जो उस समय पांच वर्ष 
की थी । दीवाली की रात्रि को उसके ऐसे ख्याल बने कि मैं गांधी जी से मिलंगी, 
ये मरे नहीं जिन्दा हैं। व्यास जी के यहां हैं। रात्रि भर यही बात उस वच्ची को 
रही । दीवाली की सुबह व्यास जी के घर मैं अपनी लड़की उपा को ले गया। उसे 
व्यास जी ने सदेव की भांति प्यार किया ! गोदी में लिया और मिठाई दी । परच्तु 
वच्ची ने कोई चीज मंजूर नहीं की । उनके ड्राइंग रूम में गांधी जी को एक प्लास्टर 
की वेस्ट मृरति रखी थी। उसे उसने लेना चाहा। व्यास जी ने उसे लड़की को दे 
दिया । वह उसे पैदल चपरासी के सिर पर रखवाकर मेरे बंगले पर जो उनके पास 
ही था ले आई। वह मूरति आज भी हमारे घर की शोभा है और बच्चों के लिये 
व्यास जी का स्मृति चिह्न है। 

० ० ३ 

मन्त्रिमंडल से हटने पर व्यास जी एक वार जब घर पर आये तो मेरी श्रीमती 
पुष्पा देवी ने व्यास जी से कहा कि हमने आपके राज्य में जोधपुर भी नहीं देखा । 
तो उन्होंने स्वयं पुप्पा देवी से कहा कि मैं अपनी बेटी को जोधपुर दिखाऊंगा। 
व्यास जी के स्वर्गवास के रेडियो पर समाचार सुनकर सब घरवालों ने इसी प्रकार 
की उनकी मधुर स्मृतियां याद करके शोक मनाया । 

० ० ० 

वे बड़े ही विनोदी स्वभाव के थे। एक वार मुभसे बोले कि खेती का वया 
हाल है ? मैंने कहा वर्षा की परेशानी है, तो वे वोले इस खेती की नहीं दिल्ली 
वाली खेती की बात पूछ रहा हुं। उनका आराशय था कि मेरा बड़ा लड़का विल्ली 
में पूसा कालेज में एम ०एस-सी ० (एजी ०) में पढ़ रहा था, वह कैसा चल रहा है। 

वहुत दिनों की वात है। लगभग सन्‌ १६४० की होगी। उनको पीलिये की 
शिकायत थी। बड़े कमजोर दिखाई दिये तो हमने पुछा बड़े दुबले दिखाई पड़ते 
हो तो वोले हरिभाऊ बन रहा हूं । 

जोधपुर के मुकदमे के कारण लोगों में यह घारणा घर कर गई है कि व्यास जी 
के साथ सरदार पटेल का तीत्र मतभेद और विरोध था। परन्तु वास्तविकता ऐसी 
नहीं थी । १६४६-४७ में विवाद क्षेत्र में जी उपद्रव हुए और जिनके कारण कुछ 
' विद्रोह की-सी स्थिति पैदा हो गई थी, उसकी विशेष जांच के लिये ग्रृह-मन्त्री और 


है. 


व्यास जी और अलवर . डेग्शू 


“रियासती विभाग के मन्‍्त्री के नाते सरदार ने व्यास जी को नियुक्त किया था। 
यह उल्लेखनीय है कि महात्मा गांधी और और सन्त विनोबा को इस क्षेत्र को 
स्थिति पर विशेष ध्यान देने को वाघ्य होना पड़ा था। व्यास जी ने उस क्षेत्र का 
दौरा करके जो रिपोर्ट तैयार की थी, दुर्भाग्यवश उसकी कोई प्रतिलिपि उपलब्ध 
नहीं है । 
० | ० 
व्यास जी का जब ख्याल करता हूं, तो सामने वह्‌ विशाल आकृति आ उप- 
स्थित होती है, जो सदा मस्त हाथी की तरह चलती-फिरती हम लोग देखा करते 
थे। व्यास जी को हमने विभिन्‍न रूपों में देखा | वह एक महान्‌ राजनीतिज्ञ नेता 
थे, परन्तु वह राजनीतिक कार्यकर्त्ताओं के घरों को संभालने वाले उनके बुजुर्ग भी 
ये। यह गुण व्यास जी की अपनी ही विशेषता थी। यशस्वी पत्रकार, मर्मज्ञ 
साहित्यकार और हिन्दी राजस्थानी के प्रतिभाशांली सुकवि के अ्रतिरिकत कुशल 
संगीतज्ञ और नृत्यकार भी थे। स्वाभिमान उनमें कूट-कूटकर भरा था। सच्चे 
साथी थे | फदकड़पन में उनका विश्वास था। अथे का उनको सर्देव अभाव रहता 
था| परन्तु मेहमानवाजी में एक ही थे। दिन में दो-चार वार चाय पीते थे, परन्तु 
दस-पांच साथियों के साथ । खाना भी दो-चार कार्थकर्त्ताश्रों के साथ ही खाते थे । 
रोटी बनाने वाला न होने पर भोजन सब मेहमानों के लिये होटल या ढावों से 
मंगा लिया करते थे और साग-सव्जी तो कभी-कभी स्वयं ही वना लिया करते थे ॥ 
वाजार में घूमने जाते तो अचार के डिब्बे लेआाया करते। छोटे-मोटे ढावे वाले 
दिल्ली में उन्हें खूब जानते थे और उन ढावों पर पहुंचने पर वे ढावे वाले व्यास जी 
तथा उनके साथियों को भोजन कराने के लिये दोड़ पड़ते थे । ढावे वालों से वे घर- 
वार के समाचार भी पूछते रहते थे। इस प्रकार उनसे भी आत्मीयता का सम्बन्ध 
जीड़ लेते थे। यह वात हम सबको मालूम थी कि व्यास जी पालियामेंट के सदस्य हैं । 
जोधपुर श्रोर राजस्थान के प्रधानमंत्री व मुख्यमन्त्री रह चुके हैं। देशी राज्यों के महाचु 
नेताओं में हैं। परन्तु दिल्‍ली से राजस्थान को जाते हुए छोटे-छोटे ढावों पर रोटी 
व दाल सभी साथियों के साथ प्रेमपूर्वंक खाते थे। पंजाब के जिला गुड़गांव में 
फिरोजपुर अड्डे की फोपड़ियों में ढावा रखने वाले व्यास जी के मनमोहक व्यक्तित्व 
 भ्रव भी बड़ी श्रद्धा से याद करते हैं । 
० ० <> 
मुख्यमन्त्री पद से हटते ही विधान सभा में अन्तिम बेंच पर बैठकर भाषण 
करन मे आनन्द लेते हुए भी हमने उन्हें देखा । मंत्रिमंडल से हटने के वाद निरन्तर 
उनके प्रयास रहे कि कांग्रेस का शासन जनता की दृष्टि में प्रतिष्ठित हो । व्यासजी 


इस संसार से विदा हो गये और अपने साथ में राजस्थान कांग्रेस के नेतत्व की 
शान को सदा के लिये ले गये । 
० 


को 


४०२ | घुत के धनी 


व्यास जी भी अन्तिम दिलों में महात्मा जी की तरह कहने लगे थे, भाई भव 
हमें जाना चाहिए | देश को अव हमारी आवश्यकता नहीं है। कौच जानता था कि 
कुछ हफ्तों में ही उनके यह वाक्य सही हो जायेंगे ? 

व्यास जी हमारे देश को स्वतन्त्रता दिलाने वाले श्रग्नणी नेता के रूप में 
इतिहास में सदा अमर रहेंगे। उनके निधन से राजस्थान का बुजुर्ग नेतृत्व उठ. 
गया । 


दर 


व्यास जी और मेवाड़ 
घूरेलाल वया, नवनिर्माण संघ, उदयपुर (राजस्थान) 


१६३४ में वम्वई से हिन्दी में मासिक 'सन्देश' के प्रकाशन का मैंने निश्चय 
किया | उन दिनों मैंने सुना कि व्यास जी दैनिक अखंड भारत' को प्रकाशित करने 
जा रहे हैं तथा एक चलचित्र भी उन दिनों तैयार करने की उन्तकी योजना 
है। जब वे उसके लिये १६३४ में वम्बई आये, मुझे पहली बार यह मालूम हुआ 
कि वम्बई में उनके समर्थकों तथा प्रशंसकों की कितनी बड़ी संख्या है | देशी राज्य 
लोकपरिपद्‌ के कार्य के लिये व्यास जी अधिकतर वम्बई आते रहते थे और उनके 
कार्य के प्रति मेरी रुचि भी धीरे-धीरे बढ़ती गई । 

यरवदा जेल से रिहा होने के वाद पुलिस ने मुक्के उदयपुर लाकर छोड़ दिया। 

कुछ दिन वाद व्यावर से व्यास जी का सन्देश मिला कि वहां राजस्थान के देशी 
राज्यों की जनता के प्रतिनिधियों का एक राजनीतिक सम्मेलन का आयोजन 
किया जा रहा है। मुझे मेवाड़ के साथियों ने अपना प्रतिनिधि चुनकर वहां जाने 
का अवसर प्रदान किया। वहां मैं पहली वार व्यास जी के निकट सम्पक में आया। 
उनकी साधना, घुन, लगन और तत्परता की मेरे हृदय पर बड़ी गहरी छाप पड़ी । 
उनकी सरलता, सहृदयता, आत्मीयता तथा जिन्दादिली से भी मैं विशेष रूप में 
प्रभावित हुआ | 

व्यावर में ही मुझे देश-भक्त जमनालाल जी वजाज का सन्देश मिला कि मुभे 
पूज्य वापू जी के आ्रादेश के अनुसार वर्धा चले आना चाहिए। वर्धा में रहते हुए 
व्यास जी से सम्पर्क छूट गया और उनके निकट आने का मुझे भ्रवसर न मिल 
सका । १६३७ में हरिपुरा कांग्रेस में बह निश्चय किया गया कि देशी राज्यों में 
जून-आन्‍्दोलन को संगठित किया जाय । उसके अनुसार राजस्थान के देशी राज्यों 


व्यास जी और भेवाड़ 208 


में जहां-तहां प्रजामण्डल तथा लोकपरिपद्‌ आदि पनपनी शुरू हो गई। मेवाड़ में 
भी प्रजामण्डल की स्थापना का निश्चय किया गया और मैं उदयपुर चला श्राया | 
मेवाड़ प्रजामण्डल के कार्य में सक्रिय भाग लेते हुए अन्य राज्यों के जन-आन्‍्दोलनों 
में मैंने दिलचस्पी लेनी शुरू की। इस सिलसिले में व्यास जी से विचार-विमर्श करने 
के लिये वहुधा मिलना-जुलना आवश्यक हो गया। कठोर-सै-कठोर और गम्भीर- 
से-गम्भीर प्रसंग उपस्थित होने पर भी व्यास जी के दिल या दिमाग पर कभी कोई 
भार दीख नहीं पड़ता था। वे अपने सहज विनोदर््रिय स्वभाव के कारणअपने सभी 
साथियों को सदा प्रसन्‍न रखने का प्रयत्न किया करते थे तथा श्रामोद-प्रमोद- 
विनोद के वातावरण में अपना सारा कार्य सम्पन्त किया करते थे। अत्यन्त गम्भीर 
परिस्थिति में भी उनका विनोद, यहां तक कि हास्य नृत्य भी वरावर जारी 
रहता । ऐसे कई प्रसंग, चिशेषतः वीकानेर में राजस्थान प्रदेदा कांग्रेस की कार्य- 
समिति की बैठक के समय का में भूल नहीं सकता। वहां उन्होंने जो सृत्य' 
दिखाया था, उस पर उनके हम सभी साथी मुग्ब हो गये थे। अत्यन्त विकट और 
गम्भीर वातावरण को इस प्रकार हल्का वनाकर वे साथियों का मनोरंजन करने 
में कभी चूकते न थे। अपने को हास्य का पात्र बनाने में उन्हें कभी संकोच व लज्जा 
अनुमव न होती थी । 

१६४६ में अखिल भारतीय देशी राज्य लोकपरिपद्‌ का ऐतिहासिक अधि- 
वेशन उदयपुर में किया गया था। उसकी व्यवस्था के लिये व्यास जी उसमें पहले 
ही उदयपुर पधार गये थे। उस समय अधिवेशन की अधिकतर जिम्मेवारी मुझ 
पर थी। मैंने उनके ठहरने का प्रवन्ध अपने पुराने घर के समीप अक्षय आश्रम में 
किया था। दूसरे कार्यों में अत्यधिक व्यस्त रहने के कारण मैंने श्रपने छोटे पुत्र स्व० 
वीरेद्र भारत को उनके पास कार्य करने के लिये छोड़ दिया था । उसकी तीक्ष्ण 
बुद्धि, प्रतिभा तथा कार्यकुशलता पर वे इतने प्रसन्न थे कि प्रायः उसको वे यह 
कहा करते थे कि तुमको बड़े होकर मेरे साथ निजी सचिव के रूप में रहना होगा। 
वह भी अनायास अपनी स्वीक्षति दे दिया करता था। राजस्थान के मुख्यमंत्री की 
हेसियत से जब वे उदयपुर पधारे तब चि० वीरेन्द्र कालेज में प्रविष्ट हुआ था, 
उससे मिलने पर वे अपना पुराना वायदा दुहराना नहीं भूले। यह थी उनकी 
आत्मीयता, जो हर किसी को सहज सुलभ थी । परन्तु बह होनहार वालक कुछ ही 
समय वाद सपंदंद के कारण हम सबको छोड़कर चल वसा और हमें अपना वायदा 
पूरा करने का अवसर त मिल सका | उनको जब हमारी इस विपत्ति का पता चला, 
तब उन्होंने मामिक सन्देश भेजकर हमारी व्यथा, वेदना को हल्का करने का प्रयत्न 
का | यह था उनका हमारे साथ पारिवारिक सम्बन्ध, जो निरन्तर घनिष्ट ही 

ता गया। 


राजस्थान में संघ का निर्माण ३० मार्च, १९४६९ को जिन परिस्थितियों में 


१४४०४ . घुन के धनी 


हुआ, उनको शुभ नहीं कहा जा सकता । सबसे बड़े अपशक्ुन तो उद्घाटन के लिये 
आते हुए सरदार पटेल के वायुयान का दुघंटनाग्रस्त होना था, जिसके कारण उसे 
शाहपुरा में, जयपुर के समीप उतरने को वाब्य होता पड़ा । दूसरा अपशक्ुन यह 
हुआ कि उद्घाटत के लिये पुराने राजमहल में जो व्यवस्था की गई थी उससे अस- 
न्तुप्ट होकर साथी उठकर चले आये, उनमें में भी शामिल था। लेकिन श्री हीरालाल 
जी झ्ञास्त्री के नेतृत्व में मंत्रिमंडल के ग्रठन के प्रश्त पर जो मतभेद पैदा हुआ, वह 
ओर भी अधिक वड़ा अपशकुन सिद्ध हुआ | शास्त्री जी व्यास जी को मंत्रिमंडल 
में गृहमंत्री के रूप में सम्मिलित करना चाहते थे। परन्तु जोधपुर के साथियों का 
अनुरोध यह था कि जब तक श्री मथुरादास माथुर और श्री द्वारकादास पुरोहित 
को भी मंत्रिमंडल में व लिया जाय, तव तक व्यास जी को गृहमंत्री का पद स्वीकार 
नहीं करना चाहिए। व्यास जी ने वसा ही किया | इसी वीच मेवाड़ में कुछ ऐसी 
परिस्थिति पैदा हुई जो जोधपुर के मित्रों ओर व्यास जी को भी पसन्द न थी। 
शास्त्री जी ने मुझे और भाई श्री प्रेमचाथ माथुर को मंत्रिमंडल में शामिल होने 
का निमंत्रण दिया। मैंने अपना निर्णय मेवाड़ प्रजामंडल के साथियों पर छोड़ 
दिया। उन्होंने ६ अप्रैल की मध्यरात्रि को यह निर्णय किया कि मुझे निमंत्रण 
स्वीकार कर लेना चाहिए | व्यास जी ने जोधपुर से टेलीफोन पर यह परामर्श 
दिया कि भेवाड़ के मित्रों को अश्रपना निर्णय तव तक स्थगित रखना चाहिए, जब 
तक जोवपुर की समस्या हल न हो जाय। मेवाड़ के मित्र इस परामदों से सहमत 
न हुए । मैंने जयपुर पहुंचकर भी व्यास जी से टेलीफोन पर चर्चा करके उनकी 
सहमति प्राप्त करने का प्रयत्न किया, परन्तु उन्होंने स्वास्थ्य-सुधार के लिये 
कंदमीर जाने की वात कहकर अगली बातचीत का सिलसिला बच्द कर दिया। 
इसमें सन्देह नहीं कि मेरी दृष्टि में वह स्थिति उस आश्वासन के प्रतिकूल थी जो 
हम सबने मिलकर सरदार पटेल को दिया था । दिल्ली के उदयपुर हाउस में राज- 
स्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की वैठक में श्री हीरालाल जी शास्त्री सर्वसम्मति से 
राजस्थान संघ के मुच्यमन्त्री के पद के लिये चुने गये । फिर रामवाग पैलेस में सर- 
दार पटेल को यह आश्वासन दिया गया था कि हम सब एक हैं और मिलकर काम 
करेंगे । परन्तु कुछ ही समय वाद किशनगढ़ में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक में 
मतभेद ने उम्ररूप धारण कर लिया। उस मतभेदपूर्ण परिस्थिति में भी व्यास जी 
जब कभी मिलते तव उनका स्वभावस्िद्ध बिनोंद पहले के ही समान वना रहता 
और मेरे निजी सम्बन्ध में उन्होंने कभी कोई अन्तर नहीं आने दिया। यह थी 
उनकी महान्‌ उदार सहृदयता, जिसमें उन्होंने कभी कोई कोताही नहीं आने दी । 
उसके राजनीतिक मतभेद में जो उम्र ता पैदा हुई, जिसके कारण श्रनेक उलट-फेर 
हुए और किसी भी मंत्रिमंडल का स्थिर रहना कठिन हो गया, उसकी यहां चर्चा 
करने की आवश्यकता नहीं । इतना ही लिखना पर्याप्त है कि व्यास जी ने अपने 


व्यास जी और मेवाड़ ४०४ 


दिल व दिमाग पर इस प्रतिकल घटना-चक्र का कोई स्थायी प्रभाव नहीं होने 
दिया और जब मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद उनके पुराने विश्वस्त साथी भी एक- 
एक करके उनको छोड़ते गये, तव भी उनके माथे पर विपाद की कोई रेखा दोख 
नहीं पड़ी । परन्तु मित्र-द्रोह और साथियों के विश्वासघात से पैदा होने वाली 
विपमता में विचलित न होना असाधारण साहस तथा अपार घेय का ही सूचक होता 
है। ऐसे साहस और घर के बनी होते हुए भी उनके हुदय में पैदा हुई व्यथा व 
बेदना को मैंने अनेक वार बातचीत में अनूभव किया । मेरी तो मान्यता यह है कि 
वह व्यथा और वेदना ही उनके श्रप्रत्याशित व आकस्मिक निधन का कारण वन 
गई। चाहे जो हो, इस घोर निराशा में भी श्राशा की किरण दीख पड़ी कि उनका 
भूकाव रचनात्मक प्रवृत्तियों की ओर अधिक तेज़ी से होने लगा, वे राज्य खादी 
ग्रामोद्योग बोर्ड के मनोनीत सदस्य थे और जयपुर में गठित संस्था संघ के भी 
उत्साही सदस्य रहे । वे जब भी कभी इन संस्थाओं के अधिवेशनों में सम्मिलित 
होते तव ग्रढ़-से-मुढ् समस्या के उपस्थित होने पर अपने विनोदप्रिय स्वभाव का 
परिचय देते हुए उसका हल कुछ इस ढंग से उपस्थित करते कि सदस्य हँसी के 
वातावरण में उसको स्वीकार करके उनकी सूऋ-बुक की दाद दिये बिना न रहते । 
एक वार का प्रसंग है कि कुछ अधिक सामान तन बचा और उपस्थित सदस्य कुछ 
कठिनाई-सी अनुभव करने लगे, तव व्यास जी ने अपने स्वभावसिद्ध विनोद में यह 
कहा कि : 
“दो ईस नहीं है 
दो उबर नहीं है। 
लीन नहीं हैं पाया, 
विच लोकफावा भोल नहीं है 
माची ले ले माया। 
उनके इस विनोद पर हँसी का फुहारा छूट पड़ा और सारी कठिनाई वात ही 
बात में दूर हो गई । 
तीसरे ग्राम चुनाव में और उसके वाद व्यास जी ने जो साहसपूर्ण कदम उठाया 
उनके आ्राकस्मिक निधन के कारण विना किसी स्पष्ट परिणाम के प्राय: अधूरा 
ही रह गया, फिर भी उनके साहस की प्राय: एक स्वर से प्रशंसा की गई है । उन्होंने 
कांग्रेस में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार, पक्षपात तथा वींगाघींगी के विरोध में जिस साहस, 
धीरता व वीरता से आवाज़ उठाई थी, वह सत्ता के मद के सम्मुख अपना यथेष्ट 
प्रभाव न दिखा सकी; फिर भी वह व्यर्थ नहीं गई । 
चुनाव के पूर्व जयपुर आदि, उसके वाद बीकानेर में उनके नेतृत्व में राज- 
स्थान के पुराने कांग्रेसियों के जो सम्मेलन हुए उनमें नई राजनीतिक संस्था के गठन 
के सम्बन्ध में काफी ऊहापोह हुआ, परन्तु व्यास जी और मैं इस मत के थे कि नये 


४०६ | ह धुत के धनी 


राजनीतिक दल का गठन करना और उनको गश्रनुशासनवद्ध रख सकता न तो सम्भव 
होगा और तन लाभदायक । फिर भी पुराने कांग्रेस जनों को समम-समय पर मिल- 
कर जनहित सम्बन्धी प्रइनों द्वारा समस्याओं पर अपना निर्भीक मत प्रकट करते 
रहना चाहिए। हमने लोक राज्य परिषद का जो गठन किया हैं उसका अभिप्राय 
उसी प्रकार निर्भीक सत प्रकट करना मात्र है। ु 

अब व्यास जी हमारे बीच नहीं रहे; किन्तु उनका साधनामय तपः:पूत् साहस- 
पूर्ण जीवन हमारे सामने विद्यमान्‌ है, जो इस अ्रष्टाचार पक्षपात तथा धींगाधींगी 
को दूर करने के लिये हमें सर्देव प्रेरित करता रहेया, जिसके लिये श्रधिकतर राज- 
नीतिन्न ही जिम्मेवार हैं। इम सम्बन्ध में पुराने कांग्रेस जनों का दायित्व कुछ कम 
नहीं है। उस दायित्व के प्रति उनको सचेत व सावधान करने के लिये ही व्यास जी 
ने अकेले रहते हुए भी अपनी आवाज बुलन्द की थी। मुझे इस महत्त्वपूर्ण कार्य में 
उनका सहयोगी वनने का जो अवसर प्रात हुआ उसको मैं अपना सवसे बड़ा अहो- 
भाग्य मानता हूं । 


न्‍ € 
व्यास जी और सिरोही 
श्रीअचलमल जी मोदी, मोदी हाउस, सिरोही (राजस्थान) 


भारतीय स्वतन्त्रता के इतिहास में जिन इने-गिने व्यक्तियों के नाम आदर से 
लिये जाते हैँ, उनमें श्री जयनारायण जी व्यास का नाम भी शामिल है। प्रतिभा- 
शाली कर्मठ राजनी तिज्ञ व्यास जी ने अपने जीवन को देश के लिये न्‍्यौछावर किया । 
यह दुर्भाग्य है कि आज व्यास जी हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनका देश सेवा का 
आदर आज भी हमारे सामने है। उन्होंने आज के अ्रनेक नेताओं की तरह समय 
का लाभ नहों उठाया। अपनी ईमानदारी और कत्तंव्यनिष्ठा पर स्थिर रहकर 
देश सेवा करते रहे । देश सेवा का उनका यह आदर्श हम सबको अपने कत्तेंव्य- 
पालन की ओर प्रेरित करता है । 

< <> <> 

वैसे तो में उनसे समय-समय पर मिलता रहा,परस्पर धण्टों चर्चा हुई औरपतर- 
व्यवहार द्वारा भी अनेक विपयों पर उनसे विचार विमर्श होता रहा। उनके शान्त 
स्वभाव एवं अटल विश्वास की अमिट छाप मेरे हृदय पर अंकित है। सन्‌ १९२६ की 
बात है, लोकमान्य श्री गुलावचन्द जी ढटड्ठा के साथ जावरा में श्री चांदमल जी ढट्ठा 


व्यास जी और सिरोही ४०७ 


से मिलने जाने का मौका आया । उस समय व्यास जी से मेरा पहला परिचय हुआ 
था। उसके बाद भी समय-समय पर मिलते रहे । सिरोही भ्रादि के मामले में वे 

बहुत दिलचस्पी लिया करते थे। सन्‌ १६३४ में महाराज श्री मानसिह जी पर 
रोक लगाई गई। उस समय उन्होंने काफी दिलचस्पी ली। मैं जब इन्दोर में था 
श्र वम्बई से उन्होंने अखंड भारत' का प्रकाशन झुरू किया था, तव कुछ दिन 
उनके साथ रहने का भी अवसर मिला था। उनसे इस पर प्रायः चर्चा होती थी 
फि राजस्थान को जनता का उत्थान किस प्रकार किया जाय । हे 


सिरोही के आवू के मामले में लोह पुरुष सरदार पटेल का जिस तरह उन्होंने 
विरोध किया, उसके फलस्वरूप उनके कोपभाजन बने और जो यातनाएं उन्हे 
भोगनी पड़ीं, वे राजस्थान के श्रीर खास कर सिरोही के इतिहास में चिरस्मरणीय 
रहेंगी । यही एक सिंह था जिसने सिरोही के विभाजन के लिये सरदार से लोहा 
लिया और आखिर भारत सरकार को सिरोही और आवबू को राजस्थान में ही 


शामिल रखने को वाध्य होना पड़ा । 
ह 5 


वृहद राजस्थान के मुख्यमन्त्री के पद पर आसीन होते ही जब वे सिरोही आये 
तो स्वागत के लिये जनता उमड़ पड़ी | मैं भी ऐरनपुरा गया। उस समय व्यास जी 
मुझे गले लगाकर ऐसे मिले कि वह मिलन झाज भी याद आता है। सादा जीवन, 
मधुर वाणी और श्ान्त स्वभाव उनके स्वभावसिद्ध गुण थे । वे जब भी मिलते तद 


असन्‍न्न मुद्रा में ही मिलते । 
<> है ९ 


सन्‌ १९५६ में जब व्यास जी राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के श्रध्यक्ष थे, 
तब उनसे टूस्ट एक्ट के सम्बन्ध में मिलने का अवसर मिला ट्रस्ट एक्ट के सम्बन्ध 
में भारत के कोने-कोने से विरोध हो रहा था। पत्र और तार की उनके पास भड़ी 
लग रही थी । एक प्रतिनिधि मण्डल व्यास जी से मिलने गया । उस प्रतिनिधि 
मण्डल का सदस्य एक मन्त्री भी था। व्यास जी ने शांति से सारी दलीलों को सुना 
भर आखिर में उन्होंने यह कहा कि कांग्रेस सिवाय तार व पत्रों को सरकार के 
पास भेजने के अलावा क्या करती है ? अगर आप लोग चाहें तो स्वयं वे तार, पत्र 
ले जाकर मन्‍्त्री जी को दे सकते हैं। मुझसे मजाक करते हुए उन्होंने कहा कि, 
आपको वेशभूपा ऐसी है कि आप स्वयं मन्‍्त्री जी के पास न जायें। आजकल के- 
नेता राजाओं और अंग्रेज अफसरों को भी मात करते हैं। ठीक वही बात आज 
प्रत्यक्ष नजर थ्रा रही है । व्यास जी आखिरी दम तक अ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष 
करते रहे । क्या अच्छा हो कि राजस्थान उनके सिद्धान्तों को अपना कर भ्रष्टाचार 


'का उन्मूलन करे। इसी प्रकारहम दिवंगत आत्मा के प्रति सर्वोत्तम श्रद्धांजलि श्रपित 
कर सकते हैं । 


अफरर ८ 
श्चेनात्मक्‌ प्रात्तभा 
हि छे 
साकहा का अनोखा! प्रयोग 


१ 
रचनात्मक प्रतिमासम्पन्न व्यास जी 
श्री रामेश्वर जी अग्मवाल, अध्यक्ष खादी ग्रामोद्योम संस्था संघ, गांधी नगर, जयपुर 


राजस्थान की चहुमुंसी जन-जागृति में व्यास जी का स्थान सर्वाग्रणी रहा ।' 
हर रियासत के आन्दोलन में उन्होंने सक्तिय भाग लिया और जहां वे नहीं पहुंच 
सके वहां ठोस सहानुभूति प्रकट करने में पीछे नहीं रहे । रियासती कार्य कर्त्ताओ्रों 
के साथ उनके कुछ ऐसे घनिष्ट सम्बन्ध थे कि वे अपने को उनके ही घर का सदस्य 
सरीखा मानते ओर उनकी सार्वजनिक ही नहीं; अ्रपितु व्यक्तिगत कठिनाइयों को 
टूर करने में भी तत्पर रहते थे। जहां कोई और नहीं पहुंच पाता, वहां वे सबसे' 

४्पहले उपस्थित दीखते थे। 

सन्‌ १६३२ की वात है। जयपुर राज्य युवक सम्मेलन का आयोजन करने का 
निश्चय किया गया, तव राज्य में सभा सम्मेलन तथा संस्था संगठन आदि करने 
पर तरह-तरह की रोक लगी हुई थीं। उनका श्रायोजन तो क्या, उनकी कल्पना तक 
नहीं की जा सकती थी। तव जयपुर के युवकों को प्रोत्साहन देकर उनका पथ-- 
प्रदर्शन व्यास जी ने ही किया था । उस समय उन्होंने जो दुढ़ता दिखाई, उसी के 
फलस्वरूप जयपुर राज्य में सावंजनिक जीवन और जागृति के वीज विखेरे। इसी 
तरह के कितने ही प्रसंग हैँ, जबकि उन्होंने राजस्थान के विभिन्‍न राज्यों में जाकर 
वहां के कार्यकर्त्ताओं को प्रोत्साहन दिया, उनका पथ-प्रदर्शन किया, उनमें जागृति 
पैदा की, और उनकी कठिनाइयों को दूर कर, उनमें दृढ़ता का संचार किया । 

वे केवल राजनीतिक संघ करने वाले आन्दोलनकारी ही न थे ; प्रत्युत रचना- 
त्मक प्रवृत्तियों में प्रमुख रूप से सक्रिय भाग लिया करते थे। मेरी मान्यता तो यह: 


नध्ज 


“रचनात्मक प्रतिभासम्पन्न व्यास जी ४०६ 


है कि वे स्वभावत: रचनात्मक कार्य करने वाले ही थे । १६२७-२८ तक वे मुख्यतः 
विविध प्रकार की रचनात्मक गतिविधियों में ही संलग्न रहे । समाज-सुधार, समाज- 
सेवा, शिक्षा-प्रसा र, युवक-संगठन तथा आध्यात्मिक प्रगति आदि क्षेत्र में जो रचना- 
त्मक कार्य उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन के शुरू के नौ-दस वर्षों में किये, उनको 
भुलाया नहीं जा सकता । राजनीतिक संघर्ष में तो वे इसलिये पड़े दीख पड़ते हैं कि 
उसके द्वारा वे रचनात्मक कार्य को ही प्रशस्त वनाना चाहते थे । लम्बे राजनीतिक 
संघर्ष के वाद जब जोधपुर राज्य में लोकप्रिय मन्विमण्डल कायम हुआ और वे 
उसके प्रधानमन्त्री नियुक्त किये गये, तब उन्होंने थोड़े ही समय में अपनी रचनात्मक 
प्रतिभा का विस्मयजनक परिचय दिया और उन चहुमुंखी सुधारों का सूत्रपात 
किया, जिनसे अधिक, उनके बाद राजस्थान संघ का शासन भी कर नहीं सका। 
राजस्थान संघ के मुख्यमन्त्री के पद पर आसीन होने पर उनके द्वारा गठित खादी 
बोर्ड उनकी रचनात्मक प्र तिभा का ज्वलन्त प्रमाण है। सकिड़ा में जिस रचनात्मक' 
यज्ञ का उन्होंने अनुष्ठान किया, वह भी उनकी स्वभावसिद्ध रचनात्मक प्रवृत्ति का 
ही प्रवल साक्षी था। इस दृष्टि से उनकी ज्ञान मन्दिर की योजना विशेष महत्त्व- 
पूर्ण है । 

मारवाड़ खादी संघ का गठन उनकी उसे क्षेत्र के लिये बहुत बड़ी देन है, जिनको 
प्रायः प्रति तीसरे-चोथे वर्ष श्रनावृष्टि के कारण भयानक दु्भिक्ष का शिकार होना 
पड़ता है | वे ही उसके पहले श्रध्यक्ष थे। मारवाड़ के अनेक जिलों में उसकी ओर 
से खादी का काम शुरू किया गया और आस-पास के क्षेत्रों पर भी उसकी बड़ी 
अनुकल प्रतिक्रिया हुई उसमें कुछ कमियां पाई गईं तो बिना किसी संकोच और 
लिहाज के उसको भंग करके उसका पुनर्ग ठन किया । वह आज मारवाड़ तथा आस- 
पास के क्षेत्र की एक प्रमुख रचनात्मक काम करने वाली संस्था है और योग्य कार्य- 
कर्त्ताश्नों के कारण खूब फल-फूल रही है। संस्था को स्थायी रूप देने के लिये व्यास 
जी ने एक मकान शोर जमीन खरीदने का उपक्रम किया था। उसमें ३२ हज़ार 
गज जमीन के चारों तरफ डंडा और बीच में दो मंजिला सुन्दर मकान है । उसकी 
कीमत १,२१,००० रुपया तय हुई थी। ५०,००० रुपया खादी बोड्ड ने उसके लिये' 
दे दिया है। वाकी रकम की व्यवस्था करके उसको व्यास जी की पुनीत स्मृति में 
सुरक्षित रखने का प्रवत्त किया गया है। रचनात्मक दृष्टि से इससे अ्रधिक सुन्दर 
दूसरा कोई स्मारक व्यास जी का बनाया नहीं जा सकता। मारवाड़राज्य के 
अलावा जैसलमेर के आस-पास के क्षेत्रों को भी व्यास जी की रचनात्मक प्रतिभा 
का बहुमूल्य लाभ मिला है। 

राजस्थान खादी ग्रामोद्योग संस्था संब के वे सदस्य थे। उसकी गतिविधि में 
विशेष अभिरुचि लिया करते और अपने सक्रिय सहयोग से उसको लाभान्वित किया 
करते थे। खादी ग्रामोद्योग कमीशन की ओर से तीन व्यक्तियों की एक समिति इस 


४१० घुन के घनी 


पेचीदा समस्या परअपना निर्णय देने के लिये नियुक्त की गई थी कि विभिन्‍न संस्थाओं 
के कार्यक्षेत्र का सीमा निर्धारण किस प्रकार किया जाय। उस जटिल समस्या को हल 
करने का काम व्यास जी ने उस समिति के सदस्यों के नाते प्राय: अकेले ही अपने 
हाथ में ले लिया । काफी परिश्रम करके नीर-क्षीर विवेक के साथ जो रिपोर्ट उन्होंने 
तेयार की उसको इतना सराहा गया कि बिना किसी मतभेद या परिवर्तेन के कमी- 
शन ने उसको स्वीकार कर लिया और अपनी सिफारिश के साथ मूर्ते रूप 
देने के लिये संस्था संघ के पास भेज दिया । संस्था संघ के सदस्यों ने भी विना किसी 
आपत्ति के उसको एक मत से स्वीकार कर लिया । सभी क्षेत्रों में व्यास जी के 
उदार व्यापक और निष्पक्ष दृष्टिकोण की प्रशंसा की गई । आपसी विवाद को 
'निपटाने का यह केवल एक ही उदाहरण नहीं। संस्थान्नों के संचालन व कार्ये- 
प्रणाणी का जिनको अनुभव है उनसे यह छिपा नहीं है कि किस प्रकार उनके मार्ग 
में पग-पग पर झापसी मतभेद के कारण कठिनाइयां उपस्थित होती हैं। खादी 
आमोद्योग संस्था संघ के मार्ग में भी ऐसी कठिनाइयां उपस्थित हुईं; परन्तु व्यास - 
जी की उपस्थिति तथा मध्यस्थता ने सदा ही जादू कर दिखाया और वे ऐसे दूर 
हो गई जैसे कि थी ही नहीं । वे हंसी-मज़ाक और विनोद में उनका हल कुछ इस 
ढंग से उपस्यित कर देते थे कि गम्भीर वातावरण एकाएक विनोद में वदल जाता 
था और सभी सदस्य अट्टहास के साथ उनका सुझाव सहसा ही स्वीकार कर लेते 
थे । एक बार कुछ ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई कि मैंने संस्था संघ के अध्यक्ष पद 
से त्याग पत्र देने का संकल्प कर लिया। उन्होंने मुझ पर विनोदपूर्ण एक ऐसा चुट- 
कुला कसा कि मेरे लिये चुपचाप उनकी वात को मान लेने के सिवाय दूसरा कोई 
मार्ग न रहा। अत्यन्त विपम स्थिति में भी वे किस हल्केपन से मार्ग सुझा देते ये । 
वह देखते ही वनता था । 
इस प्रकार उन्होंने रचनात्मक प्रवृत्तियों में अपना अमूल्य सहयोग देकर 
राजस्थान के नव-निर्माण में जो भूमिका अदा की और राजस्थान की जो ठोस 
सेवाएं उन्होंने कीं, उनको दृढ़ता प्रदान करके और कुशलतापूर्वक भविष्य में संचा- 
'लन करके ही उनकी पुनीत स्मृति को सुरक्षित रखा जा सकता है। रचनात्मक 
प्रवृत्तियों तवा गतिविधि में संलग्न कार्यकर्त्ताओं को व्यास जी की पुण्य स्मृति के 
प्रति अपने कत्तेंब्य के सम्बन्ध में इसी दृष्टि से कुछ गम्भीर चिन्तन व मनन करना 
चाहिए। 


“रचनात्मक प्रतिभासम्पन्न नेतृत्व ४१९ 


र्‌ 
रचनात्मक प्रतिमासम्पन्न नेतृत्व 
श्री ओमदत्तजी शास्त्री, हिन्द्र आयुर्वेदिक फांसी, जयपुर (राजस्थान) 


मेरा सम्पर्क व्यासजी से सन्‌ १६३० में तब हुआ, जब देद्य में नमक सत्याग्रह 
चल रहा था.और अजमेर में भी राजस्थान मध्यभारत के कार्यकर्ता नमक सत्याग्रह 
चला रहे थे । उसके वाद तो बराबर मिलना होता रहता था । छोटे कार्यकर्त्ताश्रों 
के प्रति करुणा, प्रेम और सदभावना उनमें विशेष थी । 

सन्‌ ३६ के जयपुर सत्याग्रह के वाद श्री ठक्कर वापा और श्रीमती रामेश्वरी 
नेहरू राजस्थान के हरिजन दौरे पर आये । मैं राजस्थान प्रदेश हरिजन सेवक संघ 
का मंत्री होने के नाते उनके साथ था । अजमेर, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा 
आदि स्थानों का दौरा करते हुए जोधपुर की त्तरफ रवाना हुए। व्यास जी मारवाड़ 
जंकशन पर ही हमें मिले और वापा की पार्टी के साथ हो लिये। लगभग ८ बजे 
श्रीमती रामेदवरी नेहरू ने स्वान की इच्छा प्रकट की । व्यास जी ने गाडे से कहकर 
गाड़ी रुकवाई और इंजन से पानी मंगाकर स्तान कराया । जब तक सबने स्नान 
नहीं किया गाड़ी खड़ी रही । किसी मतचले ने पूछा गाड़ी क्‍यों रुको पड़ी है। 
'स्टेशन कर्मचारियों ने उतर दिया कि “जयनारायण जी स्नान कर रहे हैं ।” यह 
'एक घटना है जो उनकी लोकप्रियता ओर जनता की उनके प्रति उस समय जो 
भावना थी उसे प्रदर्शित करती है । 

राजस्थान ग्रामोद्योग चोर्ड उनके मुख्यमंत्री काल में वना । उन्होंने वोर्ड को 
विकसित करने का प्रयत्व किया और पांच वत्ती का खादी भवन शासकीय अधि- 
'कारियों के विरोध के वावजूद भी स्थापित किया । 

रचनात्मक कार्यों में उनकी रुचि और झापसी विवाद निपटाने की उनकी 
'कार्यकुशलता विस्मयजनक थी । उन सरीखा चहुंमुखी व्यवित मिलना अत्यन्त टुले म 


है । 


३ 
सांकड़ा के सन्‍त 
श्री राजारामजी व्यास, अध्यन्ष--ज्ञानन॑दिर, पोकरण (राजस्थान) 


सांकड़ा जैसलमेर जिले की पोकरण तहसील का एक महत्त्वपूर्ण गांव है। 
साकिड़ा पंचायत समिति इसी गांव के नाम से बनाई गई है । राजस्थान के इतिहास 


02: 289 


हक | धुन के धर्न 


में सांकड़ा अपनी ही विशिष्टता रखता है । कुछ वर्ष पहले यह सांकड़ा मारवाड़ 
राज्य के लिये भारी सिर दर्द था । तव वह लूट, चोरी व अराजकता आदि के 
कारण आतंक का केन्द्र माना जाता था । किसी भी वड़ेनसे-बड़े शासक अधिकारी 
की उस क्षेत्र के जाने की हिम्मत नहीं होती थी । वहां रियासती शासन का अस्तित्व 
नहीं के वरावर था। वहां का न्याय व प्रशास्तन स्थानीय पंचायत के माध्यम से 
चलना था और उन पंचायतों का संचालन डककतों के हाथ में था। बड़े-से-वड़े कत्ल 
का अपराध या हज़ारों रुपयों की लेन-देन के दावे आपसी समभोते से तय हो जाते 
थे। राज्य नियंत्रण से सवंथा मुक्त सांकड़ा स्वतः: में एक चुनोती था। 

सांकड़ा पोकरण नयर से २७ मील दूर दक्षिण-पश्चिम में स्थित एक ग्राम 
अवश्य है। मगर केवल नाम का सांकड़ा है। उसका दिस्तार करीब सात वर्ग मील 
में फैला है। वह छोटी-छोटी कई ढाणियों जैसे केवत्सिह की ढाणी, उत्तमर्सिह की 
ढाणी या सांवलर्सिह की ढाणी आदि से घिरा है। वे ढाणियां भी आध पौन मील 
की दूरी पर इस हेत्‌ से वसाई गई थीं कि एक ढाणी में छिपा हुआ चोर या डाकू 
पुलिस अधिकारी का पीछा करने पर आसानी से दूसरी में भागकर छिप सके। 
सांकड़ा ग्राम का नाम वहां के एक प्रसिद्ध सांकड़िया नाम के कुएं से पड़ा बताया 
जाता है। कहते हैं उस क्षेत्र में उत्पन्न प्रत्येक वच्चे को वचपन से ही सर्वप्रथम इस 
कुएं के पानी का एक घूंट पिलाया जाता था। मानो कि उसको अपने पूर्वजों की चोरी 
व डकती की परम्परा को कायम रखने की इस प्रकार दीक्षा दी जाती थी | जेसल- 
मेर के भाटी, वाडमेर के कोटड़िये व सांकड़ा के पोकरने ये तीनों मिलकर ही किसी 
स्थान की चोरी या डकती में सफल हो सकते थे । सांकड़ा व आसपातत के क्षेत्र को 
“ठरड़ा' भी कहते हैं । ठरड़ा के चोर व डाक सारे मारवाड़ में बड़े आतंककारी माने 
जाते थे। वहां के चोर वडाक्‌ न केवल राजस्थान में ही नहीं अपितु, सौराप्ट्र, गुज- 
रात,व मालवा तक में चोरी व डर्कती के लिये छापा मारा करते थे। मारवाड़ राज्य 
ने सबसे पहले एक पुलिस थाना वहां कायम किया और एक पक्का मकान बनाया । 
राजस्थान संघ वनने तक और उसके बाद भी सांकड़ा विकास खंड कायम होने तक 
वही एकमात्र पवका भवन सांकड़ा में था। सांकड़ा के चोरों को सारे राजस्थानी 
व्यंग्य में सन्‍त कहा करते थे। इन सन्तों' के विपय में एक प्रसिद्ध कह्मवत है कि--- 

सन्‍त वसे सब सांकड़े, शेखासर आरंग ! 
विरला तो वारू वसे वसियां सन्त अनन्त ॥ 

इस प्रकार सांकड़ा, देखासर, आरंग चोचरा, वारू और जैसलमेर का वरसियां 

का इलाका ये सारे क्षेत्र उन डाक सन्‍्तों के लिये प्रसिद्ध था । 
सांकड़े में प्रथम प्रवेश 

वात जनवरी, १६९५३ की है । लोकनायक श्री जयनारायण व्यास राजस्थान 

के मुख्यमंत्री थे । राज्य का ग्रृह-विभाग भी उन्हीं के हाथ में था । इस क्षेत्र की शांति. 





सांकड़ा के सन्त रे 


व व्यवस्था की दृष्टि से व्यास जी ने उच्च पुलिस अधिकारियों से परामर्श करके 
जोधपुर डिवीजन के तत्कालीन कमिश्नर मेजर दौलतसिह जी व डी० ग्राई० जी ० 
श्री गणेशसिह तथा अन्य साथी कार्यकर्त्ताओं के साथ जिनमें सर्वश्री छयगलाल जी 
चौपासनीवाला, पोकरदास जी व लीलाधर जी व्यास प्रमुख थे | सांकड़ा जाने का 
कार्यक्रम वनाया। प्राय: सभी अधिकारियों को व्यास जी के सांकड़ा जाने का 
आ्राइचर्य हुआ । मगर मुख्यमंत्री व्यास जी अपनी निर्भकता की छाप सभी अधि- 
कारियों पर जमा चुके थे । लोकनायक जिस दिन सांकड़ा में पहुंचे वह ३० जनवरी 
पूज्य महात्मा गांधी का वलिदान दिवस था। उन्होंने वहां पहुंचकर सर्वप्रथम उस 
सांकड़िये कुएं को देखा जो डाकू पैदा करने के लिये कुख्यात था । वे गांव वालों से 
मिले और उनको अपने सच्चे प्रेम व आत्मीयता का परिचय देते हुए पूछा कि “इस 
क्षेत्र के लोग चोरियां-डकंतियां क्‍यों करते हैं ? वे अच्छे नागरिक वनकर अपना 
काम-काज क्यों नहीं करते ? ” वहां गांव वालों में कुछ डकेत भी मौजूद थे जो 
किसी की पहिचान से परे थे । ग्रामवासियों ने उत्तर दिया कि “हमारे यहां प्राय: 
राजपूत जाति के लोग अधिक हैं | वे खेती व मवेशी का धन्धा कर सकते हैं, मगर 
हमेशा श्रकाल पड़ने से उन धन्धों में कोई गुंजाइश नहीं रहती । अपनी स्वाभिमानी 
परम्परा के कारण भीख मांगना उचित नहीं समझते । ऐसी परिस्थिति में मजबूर 
होकर गाय, बल व ऊंट आदि की चोरी करके सरलता से अपना पेट भर लेते हैं । 
पुलिस के चंगुल में आ नहीं पाते ।” इस पर व्यास जी ने कहा कि “मनुष्य जन्म से 
अपराधी नहीं होता । परिस्थितियां व संगति ही उससे अपराध करवाती हैं। यदि 
उसके लिये रोटी व रोजी के अनुकूल साधन प्रस्तुत कर दिये जाय॑ तो वह कभी 
अ्रपराध नहीं करेगा वल्कि अपना विकास स्वयं करने लगेगा । व्यास जी के ये शब्द 
प्रशासन के लिये एक नया मनोवैज्ञानिक दर्शन था । उन्होंने गृहमंत्री श्रथवा मुख्य- 
मंत्री के तौर पर वहीं पर उसी समय यह घोषणा कर दी कि “सांकड़ा क्षेत्र के 
फरार व्यक्ति यदि स्वतः आत्मसमर्पण कर देंगे तो सरकार उनको सहानुभूतिपूर्वक 
अच्छा नागरिक बनने में सहायता देगी ।” उसी दिन व्यास जी ने वहां एक छोटी- 
सी पाठशाला व ग्राम-सेवा केन्द्र की स्थापना करके भ्रपती ओर से एक कार्यकर्ता 
को वहां विठा दिया । 
ग्राम-सेवा केचद्ध का जनसम्पर्क 
ग्राम-सेवा केन्द्र सांकड़ा में वहां के लोगों ने प्रवेश किया । वहां के पशुपालकों 
से शुद्ध घी, चर्म व्यवसायियों से जूते व भ्रन्य सामान तथा वहां की वरड़ी व कम्वलें 
लेकर वाहर जोधपुर, जयपुर व दिल्‍ली तक भेजना प्रारम्भ किया। प्रधानमंत्री 
पं० जवाहरलाल नेहरू तक को यहां के बने कम्वल भेंट किये गये । एक वार की वात 
है कि सांकड़ा का कम्बल ओोढ़कर व्यास जी ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, तव हिमाचल 
प्रदेश के भूतपूर्व उप-राज्यपाल राजा साहव श्री वजरंग वहादुरसिह ने उनके 


४१४ धुत के धनी 


कम्बल को देखकर पूछ लिया कि यह कहां का वना है। तब व्यास जी ने कह दिया. 
कि शायद आपकी नीयत खराब हो गई प्रतीत होती है और वह कम्बल उन्हें भेंट 
स्वरूप दे दिया। उस क्षेत्र के करीव तीस-पेंतीस फरार डाकू एक-एक करके स्वयं 
व्यास जी या पुलिस अधिकारियों के समक्ष उपस्थित हो गये। उनमें लालपुरी, 
आाइदानसिंह व रूप आदि मुख्य थे । ह 
मनोदज्ञानिक प्रयोग 
' व्यास जी का दस्युओं को शान्त कर उन्हें अच्छे सम्य नागरिक बनाने का 
यह अनोखा मनोवैज्ञानिक प्रयोग सारे देश के पुलिस प्रशासन के लिये एक आद्शे 
बन गया। सारे भारत के पत्रकारों ने इस सफल प्रयोग की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। 
विदेशी पत्रों ने भी लिखा कि “वहां के लोग भ्रव चोरी पेशा छोड़कर कुएं, तालाव 
व टांके बनवाने में लगे हैं ।” जो डाकू इस नये प्रयोग के अनुसार पेश हुए उनके' 
विरुद्ध पुलिस ने कोई भूठा गवाह तैयार न करके उन्हें अदालतों के सम्मुख खड़ा 
कर दिया । कई लोग अदालतों से छूट गये जो खेती-बाड़ी व पशुपालन आदि में 
लग गये । पहले के कट्टर डाकू आज के अच्छे किसान व क्षेत्र के सुधारक नेता 
बन गये हैँ । उनकी अपने परिवर्तन पर बड़ा ही सन्‍्तोप व गये है। वे अब अपने 
वाल-बच्चों के साथ रहकर आनन्द का जीवन व्यत्तीत कर रहे हैं । 
प्रथम गांधी मेला... । 
ग्राम-सेवा केन्द्र की स्थापना के ठीक एक वर्ष बाद ३० जनवरी, १६५४ को 
सेवा-केन्द्र के तत्वावधान में विशाल गांधी मेले का आयोजन किया गया। उस 
मेले में समस्त सरकारी विभागों की ओर से आकर्षक स्टाल लगवाये गये । कृपि, 
पशुपालन, शिक्षा, पुलिस, सिंचाई, प्रचार आदि विभागों की ओर से जो प्रदर्शन 
किये गये, उनसे सांकड़ा व आसपास की जनता में नई जागृति व स्फूर्ति पंदा हो 
गई । वह मेला इस क्षेत्र के लिये अभूतपूर्व था। उस समय तव सांकड़ा में नियमित 
डाकघर भी खुल चुका था । लोगों की चिकित्सा के लिये केन्द्र की ओर से औपचा- 
लय व मनोरंजन केन्द्र, बस सविस और प्याऊ भी चालू हो गईं थी । गांव वालों की 
ऊंट दौड, स्कूली बच्चों के खेल व प्रचार, फिल्‍मों के प्रदर्शन से प्रामवासियों में नया" 
जीवन पंदा होने लगा। बच्चों व बृढ़ों को पारितोषिक दिये गये। अध्यापकों, 
छात्रों व श्रधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री ने स्वयं फुटवाल के खेल में खिलाडी के 
तौर पर भाग लेकर समस्त ग्रामवासियों पर निरभिमानता और आत्मीयता की" 
गहरी छाप डाल दी । पचास पत्रकार भी उस मेले में आये थे | पत्रकार जगत्‌ में 
सांकड़ा के प्रयोग को महात्मा गांधी के हृदय परिवर्तन का सच्चा परीक्षण बताया 
गया था। वह गांधी मेला हर वर्ष ३० जनवरी को गतवर्प उनके निधन तक मनाया 
जाता रहा । सरकारी उपेक्षा के कारण मेले की वह परम्परा जारी नहीं रह सकी। 


सांकड़ा के सन्त ४२१५ 


क्षेत्र का सर्वागीण विकास 

व्यास जी ने राष्ट्रीय विकास सेवा खंड की स्थापना २ अवतूबर, १६५४ को 
की थी। उसका कार्यालय पोकरण में रखकर वहीं से सारे क्षेत्र की विकास योज- 
नाओों का संचालन किया जाने लगा । इस तहसील के चौरासी गांव विकास की 
ओर दढ़ता से वढ़ रहे हैं। अपरिचित व अज्ञात सांकड़ा व्यास जी के सतत प्रयत्न 
से देश के सामुदायिक विकास नक्शे पर देशवासियों की नज़र में आ गया। श्राज 
सांकड़ा में एक पक्का मिडिल स्कूल है, जिसमें डेढ़ सी से श्रधिक छात्र पढ़ते हूँ । 
वहां के लोग सांकड़ा मिडिल स्कूल को हायर सेकंडरी स्कूल बनाने की मांग कर 
रहे हैँ। औपघालय, डाकघर व मनोरंजन केन्द्र आदि, सेवा केन्र की ओर से पक्के 
वनाकर सरकार को साँप दिये गये हैं। पंचायतघर व ग्रामसेवक के कार्यालय भी 
वहां खुल गये हैं। गांव वालों व सरकार के सम्मिलित अर्थयोग से साकिड़ा में 
५० छात्रों का छात्रावास भी गत दो-तीन वर्षों से चल रहा है। गांघी जी की प्रस्तर 
मति भी वहां स्थापित की गई हैं। पुस्तकालय व वाचनालय भी वहां के अध्यापक 
व छात्र चताते हैं। सांकड़ा विकास खंड ने साकड़ा का तो कायाकल्प ही कर दिया 
है। स्थान-स्थान पर प्राथमिक धुनियादी पाठशाला एं, मिडिल पाठशालाएं वाचना- 
लय, पुस्तकालय, पीने के जलाशय व ग्राम पंचायतें कायम होने से सांकड़ा क्षेत्र 
एक नये विकास थुग॒ में प्रवेश कर चुका है । 

ग्न्तिम उद्गार 

व्यास जी हर वर्ष हमारे इस क्षेत्र को संभाल लिया करते थे। ३० जनवरी, 
का दिन व्यास जी के लिये सांकड़ा में बिदाना नियम वन गया था। चाहे कहीं भी 
किसी भी हालत में हों सांकड़ा तो वे इस दिन ज़रूर पहुंचते थे। सब १६६२ में 
३० जनवरी को व्यास जी समय पर सांकड़ा न पधार पाये और रास्ते में मोटर ने 
घोखा दे दिया। वैसी स्थिति में जंगल में ही वापू को अपनी श्रद्धांजलि श्रपित की । 
उनके दिल में इतनी खुंशी थी कि नियत समय पर सांकड़ा में वापु की प्रस्तर मति 
पर न पहुंच सकने पर भी वे सांकड़ा की सरहद में तो पहुंच ही गये । सांकड़ा प 
कर व्यास जी ने वापू को श्रद्धांजलि अपित की और निराशाजनक शब्दों में कहा 
“बापू यह मेरी अन्तिम श्रद्धांजलि है। भ्रवरमैं सांकड़ा से छुट्टी चाहता हूं। मैं जिस 
उर्ृ्य को लेकर यहां आया था वह आपकी प्रेरणा व दया से पूरा हो गया है।” 
आज व्यास जी के उपयुक्त शब्द सत्य सिद्ध हो गये हैं। क्या उस ३० जनवरी 
को ही व्यास जी को यह ज्ञात हो गया था कि उनका द्वारीर वापस बापू जी के 
चरणों में हाजिर न हो सकेगा और उन्होंने श्राज्ञाकारी शिष्य की तरह बाप से दो 
माह पूर्व ही छुट्टी मांग ली । 

जो होना था सो हो गया। भव हमारा कत्तंव्य है कि उनके हारा जारी की 
गई प्रवत्तियों को स्थायी रूप दें और उस राजस्थान केसरी जन-नायक व्यास जी 


४१६ धुन के धनी 


के द्वारा वताये गये मार्ग पर चलकर जनहितार्थ कार्य कर उनके प्रति सच्ची श्रद्धां- 
जलि अप्त करें । उनकी स्मृति में गांधी मेले को फिर से चालू करना और राज्य 
स्तर पर उसका आयोजन करना आवश्यक है । इस पर राज्य शासन, कांग्रेस कमेटी 
रचनात्मक काम करने वाली संस्था और जेंसलमेर तथा पोकरण की कांग्रेस कमे- 
टियों को विज्येष ध्यान देना चाहिए। 
सांकड़ा के सन्त 

सन्त या महात्मा उसको कहते हैं, जो निःस्वार्थ भाव से पीड़ित या उपेक्षित 
मानव की हृदय से सेवा करता है। व्यास जी नें सांकड़ा को इसी सेवा भावना से 
अपनाया था । उन्हें पाप से घृणा थी मगर पापी से नहीं । वे धधकती हुई आग में 
कूदना जानते थे । डाकुओं की आतंकरूपी अ्रग्ति में वे कूद पड़े थे। उसमें कूदकर 
उन्होंने सांकड़ा में नया दर्शन प्राप्त किया। उन्होंने अपराधी को दमन के वजाय 
प्रेम से सुधारने का उदाहरण प्रस्तुत किया । सांकड़ा के सन्त को मेरे शतश: प्रणाम 
हैँ । नियमित विचार-गोष्ठियों का भी आयोजन किया जाने लगा। वाकायदा चुनी _ 
हुई पंचायत समिति है। नये ग्राम नेतृत्व का उदय हो रहा है। लोकतांचिक 
विकेन्द्रीकरण की दिशा में ग्राम नेताओं के कदम बढ़ रहे हैं। स्वावलम्बन व सह- 
कारिता के आधार पर नये पंचायती राज्य का उद्भव हो रहा है । लोगों में यह 
ग्राम धारणा वन रहीं है कि श्रपना विकास हम स्वयं करेंगे। व्यास जी के प्रति 
सांकड़ा वासियों की श्रगाध श्रद्धा है। उनकी मान्यता है कि व्यास जी ने सांकड़ा 
को सर्वेस्व दिया | लेकिन बदले में कुछ भी नहीं लिया । लोग अपनी मुसीवतों में 
जोधपुर या दिल्‍ली तक व्यास जी का मार्ग-दर्शन लेने जाते थे। व्यास जी महान्‌ 
आत्मा थे, सन्त थे; उन्होंने सवसे अधिक गिरे को ऊंचा उठाया, गले लगाया और 
अपने कदमों के साय आगे वढ़ाया । इसी रूप में वे श्रमर हैं और अमर रहेंगे । 


डे 
सांकड़ा का तीर्थ 


श्री टीकमदास जी मालयाणी, पोकरण रेलवे स्टेशन, (जैसलमेर) 

जैसलमेर राज्य में तव जयहिन्द या इन्कलाब शब्द ग्रुनाह समझे जाते थे। 
शहीद सागरमल जी गोपा के बलिदान से वह नारा लगाने का सौभाग्य बच्चों के 
रूप में हमें प्राप्त हुआ था। इस नारे के प्रचारक स्वतन्त्रता संग्राम के सच्चे 
व निःस्वार्थ सेनानी आदरणीय श्री जयनारायण जी व्यास थे। तब मुझे व्यास 


। शव ४१७ 
सांकड़ा का ते 


जी से मिलने का पहला मौका मिला था। बाद में तो व्यास जी का जैसलमेर 
आना-जाना लगातार रहा । तव विद्यार्थी के रूप में ही मैं उनके पास पहुंच जाया 
'करता था । 
<> <> < 
विद्यार्थी जीवन के वाद जब कर्मक्षेत्र में प्रवेश किया, तो मुके पोकरण जाकर 
अपनी दकान स्टेशन पर ही सन्‌ १६५३ में खोलनी पड़ी । वहां पर उन्हीं दिनों में 
श्रद्धेय व्यास जी ने भी सांकड़ा श्षेत्र में आना-जाना शुरू किया और मेरा उनका 
निकट सम्पर्क बन गया। इसका एकमात्र कारण यह था कि मेरी दुकान पोकरण 
स्टेशन रोड पर थी और मेरे यहां जैसलमेर, पोकरण शहर तथा सांकड़ा आदि 
जाने-भआाने वालों को हर तरह की सुविधा रहती थी । उनके पत्र आदि भी मेरी 
मार्फत आते रहते थे । 
९ <> ९ 
१६५३ में इस क्षेत्र में कुल्यात डाकू जगमलसिंह व भंवरसिह का वड़ा श्रातंक 
था| भ्ाये दिन वे गांवों में डक॑तियां डालते और मनुष्यों को उठाकर पाकिस्तान 
ले जाते । तव वे पोकरण जैसलमेर रोड स्थित लाठीगांव से मेरे तीन सम्वन्धियों 
को उड़ाकर पाकिस्तान ले गये । सरकारी अधिकारी शक्ति का प्रयोग करके उन्हें 
डाकुश्रों से वापस मंगाना चाहते थे, परन्तु व्यास जी का सिद्धान्त उन्हें पूज्य वापू 
जी के वताये हुए मार्ग अ्रहिसा व प्रेम से समकाना और उनका हृदय परिवर्तन 
करना था। कई कानूनी अड़चने होने पर भी व्यास जी ने उसमें सफलता प्राप्त की । 
लाठीगांव में डाक की सुविधा न होने से व्यास जी व लाठीवासियों के वीच कड़ी 
का काम मुर्के करना पड़ा था। इस पर व्यास जी के प्रति मेरी श्रद्धा और श्र धिक 
बढ़ गईं । उनके पोकरण व जेसलमेर झाने-जाने पर उनसे अ्रवश्य मिल लेता था। 
मैंने किसी चुनाव प्रचार तथा गन्दी राजनीतिक दलदल में न पड़कर अपना जीवन 
सादा बनाने का पाठ उनकी संगति से ही सीखा । अपने लिये प्रेरणापंज व्यास जी 
की ही मानता रहा । 
(> ९ <> 
व्यास जी ने सांकड़ा क्षेत्र में इतनी सफलता प्राप्त की जितनी कि सन्‍्त विनोवा 
भावे को चम्बल घाटी में नहों मिल सकी । सांकड़ा गांव सुनसान रेगिस्तान के वीच 


पाकरण से २६ मील दूरी पर स्थित है। कहा जाता है कि यहां के रहने वाले सव 
डाक हैँ | इसके बारे में एक दोहा भी है 


हर सन्त 


सन्त वसे, सब सांकड़े सेखासर आारंग । 
विरला तो वसीयां वसे वारू सन्त अ्रनन्त ॥| 

सन्त का अथ यहां व्यंग्य रूप से डाकू, यानी डाकू सब सांकड़ा, सेखासर आरंग 

गव में ही रहते हैँ । वाकी वस्तियों व गांवों में तो बहुत ही कम रहते हैं । वतलाते 


डशु८ घुन के घनी 


हैं कि जोधपुर स्टेट के राजा सर प्रतापरसिह जी ने काफी कोशिश की, परन्तु डाकुओं 
का पैदा होना जारी रहा । व्यास जी राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। तव इस समस्या 
को सर्वेथा नई विधि से सुलभाने का प्रयत्न किया | यह नया प्रयोग सांकड़ावासियों 
के प्रति स्नेहयुक्त व्यवहार का और वहां के पिछड़ेपन को दूर करने का था। उन्होंने 
घोपणा कर दी कि आत्मसमर्पण करने वाले डाकुओं को कानूती सीमा में पूरी- 
पूरी रियायतें दी जायंगी और उन्तके सहयोग से उन्होंने लोक-कल्याण की भवृत्तियां 
चांलू कीं | श्री साईं दाससिंह जी एक समय था जब डाकुओं का नेतृत्व करते थे । 
अब वे व्यास जी की कोशिश से रचनात्मक कार्यो व सांकड़ावासियों का सभ्य 
भारतीय की तरह नेतृत्व कर रहे हैं। व्यास जी ने पूज्य बापू की पुण्य निर्वाण तिथि 
३० जनवरी १६४५३ को सेवा केन्द्र की स्थापना की । वह शिक्षा ग्रामसुधार, जन- 
स्वास्थ्य, चिकित्सा और प्रोढ़ शिक्षा आदि का तीर्थ बन गया। सांकड़ा के डाकू जी 
कंभी लाज ढाकने तक को कपड़े के लिये डाकेजनी किया करते थे, उन्हें का म दिला- 
कर वह गलत रास्ता छुड़वा दिया गया और अपराध की इच्छा को पनपने ही नहीं 
दिया जाता ।नई पीढ़ी में शिक्षा का प्रचार होने से ग्रव उनके माता-पिता बालकों को 
अपराध करने की जगह गाढ़े पसीने की कमाई से गुजर वसर करने की शिक्षा देने 
लगे। व्यास जी के इस प्रयोग का प्रभाव गांव वालों पर ऐसा पड़ा कि वे सरकार 
व पुलिस के प्रति पहले जैसी विरोधी भावना को छोड़कर ग्राम सुधार के बहुविध 
कार्यक्रम और पारस्परिक सहयोग से कार्य करने लगे । 
९ <> <> 
३० जनवरी १६५४ को व्यास जी ने सांकड़ा में पहली बार गांधी मेले का 
आयोजन किया । मुझे भी इस मेले की व्यवस्था में भाग लेने का व्यास जी ने मौका 
दिया । पोकरण स्टेशन पर अपनी शक्ति के अनुसार काम किया। तीन-चार दिन 
लगातार व्यास जी के भी दर्शन करने का मौका मिला। सांकड़ा के प्रयोग की पूण 
जानकारी हुई। 
मुख्यमंत्री पद से हटने के वाद जब कभी व्यास जी पोकरण पधारते, तब 
मिलना हो ही जाता था । परन्तु आखिरी भाषण मुझे १६६२ में जैसलमेर में सुनने 
को मिला, जिसमें मौजूदा सरकार ने गांव वसीयां के निवासियों पर जहां सांकड़े के 
मुकाबले में मामूली डाक्‌ रहते थे, टाइगर आपरेशन के नाम से डाकुओं को खत्म 
करने की कारंवाई की थी। डाकुओं की वजाय उनके सम्बन्धियों को पीटा गया। 
उनके मोंपड़े पुलिस ने जलाये और औरतों के साथ बुरा व्यवहार करने की भी 
शिकायतें सुनी गई । पर व्यास जी ने अपने भाषण में रोप प्रकट किया था । उन्होंने 
ये शब्द कहे थे कि यदि कांग्रेस सरकार ने डाकुओों को शान्त करने के लिये इस 
प्रकार की तानाशाही कारंवाई करके जनता को तंग किया तो यहां डाकू कम ने 


सांकड़ा का तीर्थ ४१६ 


होकर ज़्यादा ही बढ़ेंगे। इस प्रकार जनता के साथ झ्सहनीय वर्ताव होना कांग्रेस 
की प्रतिष्ठा व सिद्धान्तों को धक्का लगाने वाला सिद्ध होगा । 

वे सच्चे कांग्रेसी थे | सांकड़ा डाकुओं के घर को रचनात्मक कार्यकर्त्तात्रों का 
क्षेत्र वनाकर हमेशा के लिये अनुकरणीय उदाहरण छोड़कर चले गये। उनके ही 
कारण टाकुओं का सकिड़ा अब रचनात्मक प्रवृत्तियों का तीर्थस्थान वन गया हैँ । 


प्रकरता & 
पत्तकाए्ता . 


१ 
राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ सपूत : सफल पत्रकार 


राजस्थानी पत्रकार श्री निरंजन शर्मो अजित”, वाइुलनाथ चाल, वृम्बई-२६ 


राजस्थान के उद्धार के परम द्ुष्कर कार्य में जिनका योग रहा है, उस सवमें 
भाई जयनारायण व्यास सबसे कम संवल लेकर काय क्षेत्र में अवतरित हुए थे। 
निरन्तर संघर्षों और असुविधाओं से लड़ते-लड़ते सबसे अ्रधिक कार्य सम्पादन करके 
दिखला गये । यह वात असाधारण आन्तरिक गुण गरिमा के विना कदापि सम्भव 
नहीं हो सकती थी । यही कारण है कि जवता को जागृत करने में भीवह सफल हुए. 
ओर नृपतिगण झत्याचारी मंत्रिगण, उद्धत जाभीरदार तथा उनके आश्रित श्रन्याय 
निरत सरकारी गरसरकारी धतमान स्थान परिपुष्टों के दलों को परास्त करने में 
भी उन्हें तफलता मिली । 
<> <> <> 
राजस्थान सेवा संघ के विवाद झमनार्थ भाई श्री मणिलाल जी कोठारी के 
सहयोग से व्यवस्था होने के वाद मेरा व्यास जी से अति निकट पारिवारिक संबंध 
रहा है। में ही उनको सबसे अधिक जानता हूं । इसी आवार पर मेरा स्पष्ट मत है 
कि क्षेत्र मं अपने चमय के वह सवर्श्वेष्ठ राजस्थानी नेता थे। साधारण वलर्की से 
निकल भाई श्री जयनारायण व्यास साप्ताहिक तरुण राजस्थान' के सफल सम्पादक 
बने थे । यह झाइचर्य की वात है कि इसके पूर्व उनको इस दिशा में कोई अनुभव 
प्राप्त न था, तो भी मरप्र सफलता उनको मिल गई । वह वड़े जिगर और दिल व 
गुर्दे जवान था। उनको मटककर चलते देख चकित रह जाना पड़ता था। वह 
मुहसित बदन राजस्थानी सपृत स्फूरति का भंडार था। अखंड भारत' का प्रधान 
सम्पादक पद उन्हें देते समय कंपनी के चेयरमैन तक की असहमति थी । केवल 
इसलिये कि दैनिक पत्र का अनुभव व्यास जी को उस समय न था। पर अनुभवी 


राजस्थान के पत्रकार पितामह ४२१ 


मित्रों के सहयोग से उनका पत्र क्षीत्र ही चमक उठा और सफलता से चलता रहा । 
९ ९ <> 

देशी राज्य लोकपरिपद्‌ के महायज्ञ की पूर्णाहुति उन्हीं के हाथों से हुई थी । , 
परिश्रमंशील स्वभाव के कारण मसीदत के पहाड़ों को वाल के टीलों से भी क्षुद्र 
मानने वाला सरल, छुद्ध हृदय, उत्साह और स्फूर्ति का भण्डार श्रौर गृहस्थ जीवन 
वालकों से घल-मिल्कर 'होजी, होजी रे...” आदि रेगिस्तानी ऊंट वाला गौत 
सिखाने वाला मुझे कभी विस्मृत नहीं हो सकता। मेरे यहां के तो वालक और 
बालिकाओं के हृदयों में व्यास जी अमर हैं। पर केबल अति निकट सम्पर्क के ही 
कारण मैं उनको राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ सपृत नहीं कहता और न उचकी सफलता 
से चकित होकर भी यह फैसला देता हं। मैं तो यह फैसला उन्तके उन अ्रगणित 
गुणों को परखने में वर्षों व्यतीत करने के बाद ही दे रहा हूं । 


२ 
राजस्थान के पत्रकार पितामह 


श्री अचले श्वरप्रसाद जी शर्मा, सम्पादक प्रजा सेवक”, जोधपुर (राजस्थान) 


“क्या आप पच्चीस रुपये महीने पर मेरे सहायक होकर आ्रा सकते हैं ।” यह 
व्यास जी ने अपने ४ सार्च, १६२६ के पत्र में मुझसे पूछा | मेरी स्वीकृति मिलने 
पर उन्होंने २४ अप्रैल, १६९२६ को मुझे नियुक्ति-पत्र देकर अपने पास व्यावर में 
“तरुण राजस्थान' में अपना सहायक वनाकर बुला लिया। यह था पहला निकट 
सम्पर्क मेरा व्यास जी के साथ । 

मैंने पोकरण में फतहचन्द लाभचन्द स्कूल में मुख्याध्यापक के रूप में काम 
शुरू किया था। वहां से राज्य के शिक्षा विभाग में नियुक्त होकर मारवाड़ जंव्शन 
चला श्राया | तव मारवाड़ जंक्शन जोधपुर थआानें-जाने के लिये मुख्य पड़ाव था। 
व्यास जी प्रायः जोधपुर झाते-जाते मारवाड़ जंक्शन ठहरा करते थे। साधारण 
परिचय उनसे मेरा वहां हो गया था। यह मुझे मालूम नहीं कि उन्होंने मुझे अपने 

सहायक के रूप में दबों चुना था| परन्तु उनका यह चुनाव मेरे लिये वरदान वन 
गया । उससे मेरे जीवन का एक सांचा वन गया और मैं उसमें ढलता चला गया । 
आज जो कुछ भी में बन सका हूं, उसको उसी का परिणाम मानता हूं । 
पहला पाठ 
मैंने अपने पत्रकार जीवन का जो पहला पाठ 'तरुण राजस्थान' में व्यास 


४२२ घुन के घनी ._ 


जी से सीखा, उसको मैंने कभी नहीं भुलाया। वह प्रकाशस्तम्भ की तरह सद्या मेरे 
सामने वना रहता है। व्यास जी दैनिक जन्म भूमि के श्री श्रमृतलाल सेठ की 
वीमारी का समाचार पाकर सब काम मुझे सोंप वम्बई चले गये। उनके पीछे 
सिरोही से एक लेख मिला । लेख वड़ी गरम भापा में कुछ ऐसे आलोचक ढंग से 
लिखा गया था कि मैंने उत्साहित हो सिरोही में रावण राज्य शीर्षक से उसको 
तरुण राजस्थान में दे दिया । उस लेख के पक्ष-विपक्ष में चारों ओर एक तूफान 
खड़ा हो गया । हमारे कार्यालय में अनेक प्रतिवाद प्राप्त हुए । उनके साथ रजिस्ट्री 
व मनीआांडर आदि से छपाई के लिये पेसे भी भेजे गये। मैं वव्सिखुवा अपनी 
सफलता पर फूला न समाया। व्यास जी वम्बई से लोटे। सारी स्थिति उनके 
सामने रखी । लेख देख कर उन्होंने अ्प्रसन्‍नता जाहिर की। उन्होंने कहा कि वह 
व्यवितगत ग्क्षेपों के क/रण ऐसा श्रपमानजनक वन गया है कि यदि कहीं उसके 
कारण मानहानि का मुकदमा चला दिया गया तो जान बचानी मुश्किल हो जायगी। 
मैं मानहानि आदि के मुकदमों से विलकूल झपरिचित था। .व्यास जी ने सबसे 
पहला काम यह किया कि प्रतिवाद छपवाने के लिये जो रुपये प्राप्त हुए थे वे सब 
वापस लौटा दिये। मुके समकाया कि किसी समाचार अथवा अपने किसी लेख के 
प्रतिवाद की छपाई के लिये पैसा लेना पत्रकारिता की नैतिकता के प्रतिकूल है । 
एक छोटा-सा सम्पादकीय नोट उन्होंने लिख दिया कि लेख के श्रनेक प्रतिवांद प्राप्त 
हुए हैं, उनके सम्बन्ध में जांच की जा रही है, यदि प्रतिवाद सत्य सिद्ध हुए तो 
उनको प्रकाशित करने में हमें कोई आपत्ति न होगी। पत्रकार जीवन की नैतिकता 
का जो यह पहला पाठ मैंने उनसे सीखा, उस पर मैंने निरन्तर सच्चाई व ईमान- 
दारी से आचरण किया | 
सिरोही राज की ओर से उस लेख के लेखक का नाम जानने के लिये हम पर 
तरह-त्तरह के डोरे व दवाव डाले गये और वड़ी-वड़ी घनराशि भेंट करने के प्रस्ताव 
भी किये गये । एक वार तो महाराजा साहव के निजी सचिव बीमा एजेण्ट बनकर 
स्वयं व्यावर पधारे और उन्होंने केवल नाम जानने के लिये कई हज़ार रुपये और 
वड़ी तनख्वाह पर स्थायी नौकरो देने का लालच दिया । व्यास जी के कारण हम 
लोग उन सब प्रलोभनों से बचे रहे । 
दूसरा पाठ 
व्यास जी से पत्रकार जीवन का दूसरा पाठ मैंने तव सीखा, जब १६३२ में 
उन्होंने मुझे वीकानेर पड़यन्त्र के मुकदमे के समाचार भेजने के लिये नियुक्त किया 
था । वहां स्थिति इतनी प्रतिकूल थी कि रहने के लिये मकान तक मुश्किल था । 
हर रोज मुझे नया मकान ढूंढना पड़ता था। मैंने इसकी उनको सूचना दी। तो 
वह नागौर के श्री शिवदयाल दवे के साथ स्वयं वीकानेर पधारे। खुफिया पुलिस 
वाले साइकिलों पर हमारे पीछे लगे रहते थे | व्यास जी ने एक दिन उनको छकाने 


राजस्थान के पत्रकार पितामह ४२३ 


का कार्यक्रम वनाया । पांच-छह साथी वीकानेर और तीन हम व्यास जी की कमान 
में डवल मार्च करते हुए शहर में चक्कर काटने निकल पड़े। व्यास जी के लेफ्ट« 
राइट, राइट-टर्न, लेफ्ट-ट्ने तथा आउट-टर्ने आदि के आदेश पर परेड करते हुए 
हम लोगों ने प्राय: सारे शहर का चक्‍कर काट डाला। कभी-कभी किसी घर में 
सामने की सड़क से घुसते और पीछे की सड़क से वाहर निकल जाते । शहर में हमारे 
अदर्शन की घूम मच गई और खुफिया पुलिस वालों पर हमारी धाक जम गई । यह 
था उनका काम करने का तरीका, जिससे वे विपम-से-विपम स्थिति में भी अपना 
रास्ता ढूंढ निकालते थे। दूसरा यह पाठ मैंने उनसे सीखा था । 
तीघरा पाठ 
तीसरा पाठ मैंने १६३४ में तव सीखा था, जब अखिल भारतीय देशी राज्य 
लोक परिषद्‌ का वापिक अधिवेशन वम्बई में लीडर सम्पादक पत्रकार शिरोमणि 
भरी सी० वाई० चिन्तामणि की अध्यक्षता में वम्बई में हुआ था। चिन्तामणि जी 
का भाषण अंग्रेज़ी में अधिवेशन से एक ही दिन पहले मिला था । व्यास जी ने मुझसे 
कहा कि उसका हिन्दी अनुवाद अधिवेशन से पहले छपकर तैयार हो जाना चाहिए। 
भाषण काफी लम्बा था। मैंने कहा कि यह ज़रा मुश्किल मालूम होता है | बम्बई 
में उन दिनों में मराठी प्रेसों में हिन्दी का काम हुआ करता था और मराठी भाषी 
'कम्पोजीटरों को हिन्दी कम्पोज करने में वड़ी कठिनाई होती थी। उनके कम्पोज 
का प्रफ पढ़ना भी एक सिरदर्द ही होता था। परन्तु व्यास.जी के शब्दकोश्ष में 
'कठिन' शब्द तो मानो था ही नहीं । एक मराठी प्रेस में छपाई की व्यवस्था की 
गई और मुझे साथ विठाकर अनुवाद करने में वे जुट गये । सवेरे कुछ चने-मुरमुरे 
मंग्राकर रख लिये। दिन में केवल तीन या चार वार चाय मंगाई गई होगी । सवेरे 
काम शुरू हुआ ओर दूसरे दिन सवेरे पांच वजे तक वैसे ही वैठ-बैठे चने-मुरमुरे 
'फांकते काम चलता रहा | व्यास जी की अथक कर्तृत्व-शक्ति कमाल की थी। वह 
अकेले मेरे साथ बैठे स्वयं अनुवाद करते, मेरे अनुवाद को देखते, प्रूफ पढ़ते और 
प्रेस वालों को आवश्यक निर्देश देते। सबेरे जब काम खत्म हुआ और प्रेस से 
अन्तिम प्रूफ आ गये, तव हम अपने आसन से उठे । भूख इतनी जोर की लगी थी. 
कि में व्यास जी के पीछे पड़ गया | उनसे वोला कि काम तो आपने डवल ले लिया, 
अब कुछ खाने-पीने का इन्तज़ाम कीजिये। हम नीचे उतरे तो बड़े सवेरे केवल 
ईरानी होटल खुले मिले । व्यास जी वोले कि क्या इस होटल में मेरे साथ खाश्रोगे। 
मैंने सहज भाव से कहा, अपने को आपके हाथों में सौंपने के बाद भव खाने-पीने 
का धर्म-कर्म वया रहा ? अधिवेशन में भाषण की जब हिन्दी प्रतियां वांटी गईं तब 
सबके मुंह पर व्यास जी की कतुत्व-शक्ति की ही चर्चा थी । अपने को भुलाकर 
काम में जुट जाने का यह पाठ भी मैंने व्यास जी से ही सीखा । 


४२४ धुन के धनी 


व्यास जी की जागरूकता 
'तरुण राजस्थान का सम्पादन जिस सावधानी से किया जाता था, उसके 
सिरोही लेख सरीखे कई आपवबीते अनुभव मुझे आ्राज भी याद हैं। तरुण राज- 
स्थान' में नियुक्त होने से पहले भी मैंने उसमें कुछ लिखना और समाचार भेजना 
शुरू कर दिया था| ४ माच, १६२६ के पत्र में उन्होंने मुझे लिखा था कि अवला 
का वलिदान' प्रकाशित नहीं करने का कारण एक पृष्ठ से अधिक लम्बा हो जाना 
था। विचार था कि फुरसत पाकर कुछ, काट-छांट कर दूं। 'जागीरदार या नर- 
पिशाच संवाद' किस जागीरदार के विपय में है,कुछ स्पष्ट नहीं होता । क्या वलूंदा 
ही के सम्बन्ध में यह संवाद है ? स्पष्ट लिखिये ताकि अ्रगले अंक में छाप दूं ।* पत्र 
के लिये प्राप्त एक-एक लेख और एक-एक संवाद पर इस प्रकार ध्यान देने वाले” 
कितने संपादक हैं ? 
व्यावर में रहते हुए भी व्यास जी की दृष्टि सदा जोधपुर पर ही लगी रहती 
थी और जब-तव वह उसके सम्बन्ध में श्रच्छे जोरदार लेख लिखते रहते थे ॥: 
अवतूवर १६९२६ में नागौर किले में उन पर श्र सेठ आनन्दराज जी सुराणाः 
तथा श्री भंवरलाल सराफ पर पषड़यन्त्र का जो संगीन मुकदमा चलाया गया था, 
उसका आधार तरुण राजस्थान' में प्रकाशित उनका एक लेख था। १६२६ में 
भारवाड़ हितकारिणी सभा की प्रवृत्तियां कुछ अधिक जोरों पर थीं। श्री किशन- 
लाल बापना तब उसके अध्यक्ष थे। सभा ने सितम्बर, १६२८ में मारवाड़ राज्य 
लोक परिषद्‌ का आयोजन करने का निश्चय किया । सम्भवतः राज्य व्यापी वह 
पहला सम्मेलन किया जाने वाला था । राव राजा नरपतिशाही का उन दिनों वोल- 
वाला था। परिपद्‌ पर पावन्दी लगा दी गई। १६ सितम्बर, १६२८ को राज्य 
व्यापी विरोध दिवस मनाया गया। व्यास जी ने 'तरुण राजस्थान में एक लेख 
लिखा । उसमें राज्य की आलोचना करते हुए उन्होंने लिखा था कि, “जोधपुर के 
' महाराजा उस सफेद बोतल की तरह हैं, जिसमें असली वस्तु के रंग का पता चल 
जाता है। सर सुखदेव के दिलों में 'चुखदेव शाही के रंग दीखते थे और अ्रव जो 
राव राजा नरपत हैं, तो इस 'नरपतशाही' के रंग सामने ञ्रा रहे हैं।” इस लेख 
को राजद्रोही ठहराया गया। व्यास जी पर उस लेख का लेखक होने और सेठ 
आनन्दराज जी सुराणा तथा श्री भंवरलाल जी सराफ पर तरुण राजस्थान बांटने 
तथा बेचने के अपराध में वह मुकदमा चलाया गया था। लोकमान्य तिलक और 
महात्मा गांधी पर भी उनके लेखों के ही कारण राजद्रोह के मुकदमे चलाये गये थे 
जिनमें उनको छह-छह साल की सज़ा दी गई थी | जोधपुर की जनता की दृष्टि में 
व्यास जी पर उनके लेख के कारण चलाया गया वह मुकदमा उसी पाये का था, 
उनको भी छह वर्ष की ही सजा हुई थी। तरुण राजस्थान' के सम्पादक के नाते 


राजस्थान के पत्रकार पिकामह है374. 


व्यास जी को उनकी सफलता का इससे अधिक बड़ा प्रमाणपत्र और बया प्राप्त हो 
सकता था ! ह 
व्यास जी का आयिकर सं कट 

राष्ट्रभिक्षु श्री मणिलाल कोठारी के अनुरोध पर व्यास जी ने तरुण राज- 
स्थान' का सम्पादन कार्य संभाला था। उसमें उन्हें जिस श्राथिक संकट का सामना 
करना पड़ा, उसकी पूरी जानकारी उनके ३० अगस्त, १६३१ के पन्न से मिलती है। 
तव में आगरा के सैनिक' में सह-सम्पादक नियुक्त होकर चला गया था । 

उस पत्र में उन्होंने मुझे लिखा था कि,“मणिभाई ने जब मैं तरुण में रहा मु. 
दुःखी रखा । 'तरुण' के खत्म हो जाने पर भी मुझे आर्थिक संकट इसी कारणसहना 
पड़ता है। पता नहीं भविष्य में क्या होगा। मैं सदेव यह चाहता था कि तरुण 
की बदनामी न हो। इसीलिए अव तक किराया और अन्य खर्चा अपनी जेव से 
भुगतता रहा हूं । लेकिन अ्रव मैं स्वयं काफी कर्जदार हो गया हूं । ऐसी अवस्था में 
मैंने यही तय किया है कि जहां तक वन सके महात्मा गांधी के बायें हाथ, भारत के 
महान्‌ राष्ट्रीय भिक्षुक, प्रसिद्ध व्यास्यानदाता और देझ्षी राज्यों की प्रजा के परम 
शुभचिन्तक श्री कोठारी से जल्दी से छव॒का छुटा लूं। वस, मुझे इसी में भलाई 
मालूम हुई है ।” 

एक महत्वपूर्ण निज्नी प्रसंग 

व्यास जी ने अपने साथियों के प्रति उदार व सहृदय भावना का परिचय देने" 
के लिये में एक निजी महत्त्वपूर्ण प्रसंग का उल्लेख करना आवश्यक समभता हूं ।' 
एक बार मैंने उनको भावावेद्ञ में यहुलिख दिया कि एक परिवा रके नप्ट होने के भय 
से में तो अपने निश्चित ध्येय से तिल भर भी पीछे नहीं हट सकता । इस पर उन्होंने: 
मुभे १६३१ के सितम्बर मास में एक लम्बे पत्र में यहु लिखा कि : 

“मुझे खेद है कि में हटंडी नहीं आरा सका और सीधा जोधपुर चला गया । 
इसका कारण पिता जी की ओर से किसी विशेष कार्य के लिये एक दिन के निमित्त 
जोधपुर पहुंचने की तार द्वारा आज्ञा थी | 

“आप आश्रम में जुट गये | ग्रच्छा किया । वीस रुपये मासिक जो घर भेजने 
का निश्चय किया है वह उचित नहीं है। मैंने आ्रापको पहले यह कभी नहीं लिखा 
था कि आप घर वालों के पीछे अपने ध्येय को छोड़ दें। हां, मेरी यह सम्मति अ्रव्य 
है कि इस विपत्ति के समय में जब कि घर-भर का उत्तरदायित्व एक प्रकार से 
आप ही पर पड़ रहा है, उस समय आपको अथ द्वारा जहां तक वन सके उनकी सेवा 
करनी चाहिए। आपने ऐसी कुछ व्यवस्था कर रखी, अत: धन्यवाद | 

“आपके ये शब्द कि आप जो चाहें कुछ भी मेरे बारे में कहें मेरा तो हृदय कम 
से-कम यह नहीं मानता कि मैं घरवालों के पीछे अपना ध्येय छोड़ दूं /'मुझे आपकी 
दृढ़ता के लिये आपको धन्यवाद देने को बाध्य करते हैं। एक महान त्यागी के. 


४२६ घुन के घनी 


आअतिरिक्‍त किस का साहस हो सकता है कि वह इतना कह सके कि एक परिवार 
के नष्ट होने के भय से मैं तो अपने निश्चित ध्येय से तिल भर भी पीछे नहीं हट 
सकता [' ईश्वर आप में सर्देव के लिये यह दृढ़ता स्थिर रखे। हां, यदि आपके ध्येय 
को तनिक भी ठेस न लगे और घर वालों की भी कुछ सेवा हो सके तब तो में 
समभता हूं आप उनको नष्ट न होने देंगे। यदि समय-समय पर उन्हें पत्रादि लिख 
'कर सांत्वना दे सकें तो भी मेरा अनुमान है आपके ध्येय की पूर्ति में कोई आपत्ति 
या बाधा न आवेगी ! विश्वास है आप मेरी इन नम्न सम्मतियों को प्रेमपुर्वक 
'स्वीकार करेंगे। 
“एक बात और, अपनी ही निरवलता अ्रथवा दोष-दृष्टि के कारण मुझे आपके 
भावों में कुछ जागृति प्रतीत होने लग गई है। आप भौतिक देह की चिन्ता न 
'कीजिये । परन्तु साथ ही श्रहंवादिता को भी जहां तक वन सके दूर रखने का प्रयत्त 
कीजियेगा | घरवालों को भी पत्र लिखते समय यदि आप नष्ट-अ्रष्ट आदि भयंकर 
शब्दों का प्रयोग न करें और उनके बदले में ये ही भाव सात्विक भाषा ओर नम्नता 
तथा आजेव के साथ प्रकट कर सके तो कोई हानि नहीं, प्रत्युत कुछ लाभ ही है । 
यदि हो सके तो गीता” के इस श्लोक को याद कर लें ।” 
मुक्त संगो नहं वादी धृत्युत्साह समन्वितः 
सिध्य सिध्योधिविकार कर्ता सात्विक उच्यते ।' 
यद्यपि व्यास जी आजीवन घर फुंक तमाशा ही रचते रहे । फिर भी अपने 
साथियों को उससे बचने का वे ऐसा ही उपयोगी परामश दिया करते थे । 
कांग्रेस बनाम देशी राज्य 
मेरे पास व्यास जी के पत्रों का जो संग्रह है, उस पर एक दृष्टि डालने पर पता 
चलता है कि उनका मेरे साथ कैसा खुला व्यवहार था। मेरा विवाह सम्बन्ध कर- 
'वाने में उन्होंने जो रुचि ली थी, उसके सम्बन्ध में भी उनके कुछ पत्र विद्यमान्‌ हैं । 
यहां मैं सावंजनिक विययों से सम्बन्ध रखने वाले कुछ ही पत्र उद्धत कर रहा हूं । 
१६३२ की जेल यात्रा के वाद व्यास जी ने एक बार फिर तरुण राजस्थान का 
सम्पादन कार्य अपने हाथ में ले लिया था। परन्तु १६३४ में श्री मणिलाल जी 
'कोठारी के साथ मतभेद हो जाने पर उसको उन्होंने छोड़ दिया था। इस सम्बन्ध 
में उन्होंने मुफे जो पत्र लिखा था, उससे उनके साहस का भी परिचय मिलता है। 
श्री मणिलाल जी कोठारी उनको आग्रहपुर्वेक जैन गुरुकुल से हटाकर 'तरुण राज- 
स्थान में लाये थे। इसलिए यह पत्र विशेष महत्त्वपूर्ण है। ८ ञ्रगस्त, १६३४ के 
पत्र में व्यास जी ने म॒झे लिखा था कि “मैंने पत्र का सम्पादकीय लिखने के सम्बन्ध 
में आपको विस्तृत समाचार नहीं लिखे थे | इससे आपको भ्रम हो सकता है वास्तव 
में वात यह है कि मेरे देशी राज्य प्रजा परिपद्‌ के साथ सम्बन्ध रखने में श्री मणि- 
भाई को प्रसन्तता नहीं थी | केलकर गांधी पत्र-व्यवहार के बाद कांग्रेस और देशी 


राजस्थान के पत्रकार पितामह ४२७ 


राज्यों के पारस्परिक सम्वन्धों के विपय में काफी चर्चा हुई है । मैं इस वात का 
'पक्षपाती रहा हूं कि कांग्रेस को देशी राज्यों को बसे ही प्रान्‍्त समझता चाहिए 
जैसे ब्रिटिश भारतीय प्रान्त और जहां वन सके चहल-पहल भी होने देनी चाहिए। 
देशी राज्यों के नरेशों पर यदि यह प्रभाव पड़ जाय कि कांग्रेस भी राज्यों की जनता 
'के साथ है तो वे हम प्र वार करते घबड़ायेंगे। इस ख्याल से कांग्रेस के अन्तगत 
एक देशी राज्य पार्टी का संगठन भी मैं आवश्यक समझता था और मैंने इस विपय 
में एक लेख अर्जुन में दिया था। श्री मणिभाई को वह पसन्द नहीं आया। दे 
कहते हैं कि कांग्रेस त्रिटिश भारत और देशी राज्यों की वरावर सेवा करती है । 
नई पार्टी की कोई आवश्यकता नहीं। इसके अलावा भी कई वातें ऐसी हो सकती 
'हैं जिनमें हमारे दृष्टिकोणों में फर्क हो। ऐसी अवस्था में मेरा अन्य समाचार-पत्रों 
में कुछ लिखना या छापना बुरा हो अथवा मैं इस पत्र का संपादक रहकर दूसरे 
पन्नों में ऐसी वातें लिखूं जो मणिभाई के विचारों के प्रतिकूल हो तो दोनों के लिये 
आक्रोपकर होगा। हमारा सम्बन्ध इसी तरह स्थायी रह सकता है कि प्रेमपुर्वक 
जहां अलग रहना चाहिए भ्रलग रहें, जहां शामिल रहना हो शामिल रहें । इसके 
वाद भेरे ही अनुरोध से श्री हरिभाऊ जी का नाम भेरे बदले रखा गया ओर मैंने 
यह वायदा किया कि मैं पतन्न को अपना ही समझूंगा और इसके सम्पादन और 
व्यवस्था में पहले से कुछ अधिक ही परिश्रम और प्रयास करूंगा। आशा है अब 
आपको स्थिति समकक में आ गई होगी । 
जोधपुर के सम्बन्ध में में वड़ा निराश हो गया हूं । वहां ऐसा कोई भी व्यक्ति 
नजर नहीं श्राता जो चिट्ठी-पत्री भी वरावर करे। आप होते तो हिसाव-किताब में 
तो राम-राम रहता ही था पर चिट्टी-पत्री तो लिख ही देते । भरत: वहां स्कीम किस 
वृते पर बनावें ? अभी तो यही पूछा गया है कि हम जिला संघ बना सकेंगे या नहीं। 
जैसी संस्था बनावेंगे वैसी ही स्कीम देनी होगी । 
राजस्थन के प्रति 
व्यास जी की राजस्थान के प्रति जो भावना थी, उसमें वे कोई समभौता नहीं 
कर सकते थे। श्री मणिलाल कोठारी के साथ भी उन्होंने उसके सम्बन्ध में कभी 
“कोई समभौता नहीं किया । इसका परिचय उनके ३० सितम्बर, १६३१ के पत्न से 
“मिलता है। उसमें उन्होंने लिखा था कि “मणिभाई का तार तो मिला था, जिसमें 
टाइप भेजने का ज़िक्र था पर वाद में वही चुप्पी | सच तो यह है कि चाहे वे लाखों 
रुपये कांग्रेस के लिये मांग लावें, उनमें राजस्थान के लिये विज्लेपतः राजस्थानी 
कायकत्तञओं के लिये बिल्कुल प्रेम नहीं है । जो उनका भरोसा करेगा दःख पावेगा, 
यह मेरा कठु अनुभव है । भ्रत: जब तक पूरा प्रवन्ध न हो जावे मैं आपको कभी भी 
टस से मस होने को राय नहीं दंगा। में राय दे सकता हैं कि जब तक वे आपको 
आदधवासन द॑ तव तक तो आप भरोसा न करें। जब आराप स्वयं यह देख लें कि 


'डए८ | .. धुन के घनी 


मामला ठीक है तो आप सैनिक' से अलन हो जावें। ऋषिदत्त मणिभाई के छतब्दों 
के महत्त्व को ताप उतना नहीं जानते जितना कि में जानता हूं । श्रत: डटे रहें ।* 
सत्ती राज्यों के लिये समान चिन्तित 

मैं तरुण राजस्थान का कार्य छोड़कर आझाग रा के सिनिक' में चला गया था। 
तव भी उनका मेरे प्रति वैसा ही स्नेह और विश्वास वना रहा । समय-समय पर 
वे जो पत्र मुझे लिखा करते थे, उनमें ग्रधिकतर राजस्थान के विभिन्‍न देशी राज्यों 
के समाचार ही रहा करते थे । उन्हें वे सैनिक में प्रकाशन के लिये भेजा करते थे । 
मारवाड़ अ्रथवा जोधपुर के अलावा मेवाड़, कोटा, बूंदी, करौली तथा वीकानेर 
आदि सभी राज्यों के समाचारों का उल्लेख रहता था। १६३१ में भी इस व्यापक 
दृष्टि से काम करने वाले वह पहले राजस्थानी कार्यकर्त्ता, नेता और पत्रकार थे। 

प्रजा सेवक का ऊच्म 

मारवाड़ प्रजा मण्डल, मारवाड़ लोक परिपद्‌ तथा जागीरी अत्याचारों के 
उन्मूलन और उत्त रदायी शासन के लिये संघर्पों की लम्बी कहानी प्राय: सर्वविदित 
है। मैं यहां केवल अपने साप्ताहिक (प्रजा सेवक' के जन्म का ही उल्लेख करना 
चाहता हूं । १९४० में व्यास जी की ही प्रेरणा पर प्रजा सेवक' का प्रकाशन झा रंभ 
किया गया था। तब मारवाड़ राज्य लोक परिपद्‌ का आन्दोलन भी अपने पूर्ण योवन 
पर था। व्यास जी अपने नाम से प्रति सप्ताह उसके लिये मुख्य लेख लिखा करते थे 
और काका जी कहते थे' शीर्षक से गम्भीर मजाक का स्तम्भ भी लिखा करते थे। 
उस स्तम्भ में लेखक का नाम लिखा जाता था 'भोंदू भतीजा। इस प्रकार व्यास 
जी ने मुझे पत्रकार जीवन में स्वतन्त्र पत्रकार के रूप में खड़ा होने के योग्य 
वनाया । इसी कारण मैं उनको अपना पत्रकार गुरु मानता हूं । इसी रूप में उदको 
स्मरण कर उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूं 

पत्रकार पितामह 

व्यास जी ने १९२० से १६९६३ तक चार साढ़े चार दणद्ाव्दी पत्रकार के रूप में 
विताई। अनेक प्रमुख पत्रों के वर्षो संवाददाता रहे । राजस्थान और मध्य-भारत 
को कितने ही लेखक, पत्रकार व संवाददाता प्रदान किये। लोगों में समाचार-पत्र 
पढ़ने की रुचि पैदा की | जन-जाग्रति के लिये उन्होंने समाचार-पत्रों के माध्यम को 
ही अपनाया । लगभग एक दर्जन पत्र स्वयं प्रकाशित किये झौर उनका सम्पादन 
किया । वीसियों पत्र प्रजा सेवक' की तरह उनकी प्रेरणा, प्रोत्साहन व सहयोग 
से निकाले गये । सव मिलाकर उनको आधुनिक राजस्थान का पत्रकार पितामह 
ही कहना चाहिए । राजस्थान की पत्रकारिता सदा ही उदकी ऋणी रहेगी। 


ग्रसण्ड भारत' का प्रकाशन और उसके वाद ४२६ 


३ क्‍ 
'अखण्ड मारत' का प्रकाशन और उसके बाद 
ठाकुर राज्वदादुरसिंद जी, संपादक, गांधी नागें, नई दिल्‍ली 


लोकनायक श्री जयनाराण व्यास के साथ मेरा पहला परिचय तव हुआ, जब 
अजमेर में देशी राज्य प्रजा परिपद्‌ का श्रधिवेशन हुआ। तब मैं भरतपुर के 
साप्ताहिक 'भारतवीर” का संपादक था। क्री विजयसिह्‌ पथिक और श्री राम- 
नारायण चौधरी के वाद राजस्थान की प्रजा के लिये निरंकुश शासकों से लड़ने 
वाले राप्टरकरमियों में श्री जयनारायण व्यास आगे रहे थे। बाद में रियासतों के 
सम्बन्ध में तत्कालीन ब्रिटिश सरकार के अद्भुत रुख ने भरतपुर के अ्रपेक्षाकृत 
निर्भीक शासक महाराजा हृर्प्णसह जी को नाभा नरेश की ही तरह शिमले में रोक 
कर उन्हें श्रपनी राज्य सीमा से १०० मील दूर रहने का हुवम दिया और उनका 
तथा महारानी साहिवा का उसी निर्वासन में शरीरान्त हुआ; तो भारतवीर' भी 
तत्कालीन भारत सरकार के एडमिनिस्टेटर डी० जी० जी० का कोपभाजन बना 
और मुझे अपना सारा सामान वहीं छोड़कर किसी तरह राज्य सीमा से बाहर आरा 
जाना पड़ा । 
बम्वड में 
उसके वाद मैं वम्बई जाकर वहां के पुराने साप्ताहिक थी वेंकटेश्वर समाचार' 
का संपादन करने लगा, तो व्यास जी जोधपुर की प्रजा के सेवक होने के नाते वम्बई 
प्रायः: आया करते थे।पं० निरंजन शर्मा अजित' ने श्री वेंकटेब्वर समाचार! 
सेतवाड़ी स्थित कार्यालय में जिन त्तीन-चार राजस्थानी कार्यकर्त्ताश्रों से मे रा परिचय 
कराया, उनमें पं ० जयनारायण व्यास मुख्य थे | सम्भवत: व दी तथा सिरोही के कुछ 
कार्यकर्ता और मावुआ्ना के श्री कन्हैलाल वैध भी उसके वाद मिले थे । उन दिलों 
राजस्थान और मध्यभारत के विज्याल क्षेत्र पर देशी राजाओं का शासन था, जिनमें 
कुछ बड़े ही नृश्ंस और अविवेकी थे। उन दिनों उनके अत्याचार से पीड़ित देशी 
, राज्यों की प्रजा व्राहि-त्राहि कर रही थी । व्यास जी देशी राज्य प्रजापरिपद्‌ के उन 
नेताओं में थे, जिन्होंने अत्यन्त निर्भीक भाव से पत्रों में आन्दोलन किया और सा्वे- 
जनिक सभाओं में भी भाषण किये । जेल गये और कण्ट भोगे | यह बात १६३३ 
से १६४४५ के वीच की है 
१६३६ में द्वितीय विश्वयद्ध छिड़ जाने पर आन्दोलन का स्वरूप कुछ बदला 
ओर उसके पहले १६३४ में प्रान्तीय स्वायत्त शासन योजना आने पर देश्ष में नई 
जागृति हुई; किन्तु देशी राज्यों की प्रजा न जागृत हुई श्रौर न उसके लिये काम 
करने वालों में श्रभीष्ट चेतना ही उत्पन्न हुई थी । 


४३० धुन के धनी 


पत्रकार का रूप : 'श्रंड भारत' का प्रकाशन 

व्यास जी में देशी राज्य की प्रजा के हित में आन्दोलनात्मक लेख लिखते-लिखते 
पत्रकारिता का शौक पैदा हो गया था। व्यासजी ऐसे उत्साही थे कि पूरी तैयारी करने 
के पहले ही उन्होंने अखंड भारत' के नाम से हिन्दी दैनिक निकालने का साहस कर 
दिखाया। पत्रसीमित साधनों से ही निकला,पर उसमें हम सभी मसिजी वियों का अवेत- 
निक सहयोग और व्यास जी की अपनी तपस्या का वल था, जिससे वह लगभग डेढ़ 
वर्ष ज़ोर-शोर से निकलता रहा | पीछे वह धनाभाव के कारण वन्द हो गया । इतना 
लाभ अवश्य हुआ कि उसके नाते सभी देशी राज्यों के प्रमुख कार्यकर्त्ताश्नों का वम्बई 
में एक वड़ा केन्द्र वत गया। वहां वे सव एकच हो चर्चा में भाग लेते, आन्दोलन 
को उग्र बनाने के उपाय सोचते और प्रचार के साधनों को झ्रधिकाधिक पुष्ट करते | 
उस पत्र के प्रकाशन के कारण हम पत्रकार व्यास जी के अधिक निकट आये । हमने 
देखा कि उनमें काम करने को कंसी घुन है। कभी-कभी वे खाना-पीना तक भूल 
जाते थे। 

फाकेमस्ती 

व्यास जी का जीवन नियमित नहीं था। कभी कहीं खा-पी लेते, कभी फाका 
करके भी रह जाते; पर किसी से उसकी चर्चा न करते। उनके वोलने-चालने, हँसी- 
मज़ाक और नाचने-गाने से कोई यह भांप नहीं सकता था कि उनके मन की क्या 
गति है और उन्होंने खाना भी खाया है या नहीं. ..कभी वे वैठे-बैठे अचानक ही 
बड़े ज़ोर की ऐसी रागिनी छेड़ देते कि सुनने वाला भौचक्‍्का रह जाता और उन्हें 
विक्षिप्त समभनते की भूल कर बैठता । 

राजस्थान के मुख्यमन्त्री 

जव देश में नये युग का प्रारम्भ हुआ, तो व्यास जी पहले जोधपुर राज्य के 
प्रधानमन्त्री बनाये गये और वाद में राजस्थान संघ का निर्माण हो जाने पर उसके 
मुख्यमन्त्री बने । 

पहली वार वम्वई आने पर हम सव ने देखा कि वे बिना किसी दिखावे और 
पद गौरव प्रदर्शन के पुराने साथियों से मिलने उनके स्थानों पर एक-एक करके गये । 
में उन दिनों नवभारत टाइम्स' का प्रधान संपादक था। मुझसे मिलने वे टाइम्स 
आफ इण्डिया विल्डिग स्थित मेरे कायलिय में आ्राये तो उनके साथ वम्वई सरकार 
की ओर से सुरक्षा स्टाफ का एक व्यक्ति लगा था। उसे उन्होंने बिल्डिंग के वाहर 
ही रहने का श्रादेश दिया और स्वयं श्री मथरादास माथर तथा सेठ चिरंजीलाल 
लोयलका के साथ अन्दर आराये | मैंने जनरल मनेजर श्री जी० सी० जैन से कहकर 
उनके स्वागत सत्कार से चाय पार्टी आदि का आयोजन किया, तो वे हँसकर वोले, 
“भई, यह सव करने की क्या ज़रूरत है। मैं तुम्हारा पुराना मित्र व्यास हूं । राज- 
स्थान का मुख्यमन्त्री नहीं ।” मेरे अनुरोध पर उन्होंने मेरे साथ अपना ग्रुप फोटो 


अखण्ड भारत का प्रकाशन और उसके वाद ४३१ 


खिचवाया, जिसकी प्रतिलिपि मेरे पास उनकी स्मृति के रूप में सुरक्षित है। 

मुख्यमन्त्रित्व के दिनों में वे एक वार तो बहुत वीमार होकर जयपुर से वाहर 
स्वास्थ्य लाभ के लिये चले गये और वहां उन्हें बहुत तेज बुखारआने लगा । गले 
की खराबी उनकी पुरानी वीमारी थी । पत्रों में पढ़ा तो मैंने ट्रंक टेलीफोन पर उनसे 
वातचीत की। वे कहने लगे, “भई, तवीयत ठीक नहीं है, पर आप तो जानते हैँ 
मेरा गला अक्सर खराब रहता है। मैं वात भी करूं तो कंसे । आपने व्यर्थ पैसे खर्चे 
किये। पत्र लिखकर पूछ लेते ।” स्वस्थ होने पर उन्होंने अपने पुत्र देवनारायण को 
मेरे पास पत्रकारिता के प्रशिक्षण के लिये भेजा। प्रसन्‍तता की वात है कि श्री 
देवनारायण व्यास अपने पिता के आदर्शानुकूल पत्रकार जीवन में काफी गहरे हैं: 
श्रौर आजकल राजस्थान के विख्यात पत्रकारों में गिने जाने लगे हैं। 

इंदौर में 

व्यास जी का संस्मरण लिखते हुए मैं उतकी इन्दोर कांग्रेस की वात नहीं भूल 
सकता । इंदौर कांग्रेस के समय वे पाटनी-भवन में मेहमान थे। मैं भी संयोगवश 
नवभारत टाइम्स' के प्रधान संपादक की हैसियत से वहां पहुंचा था। इसलिये" 
श्रामंत्रित होकर पाटनी-भवन में पहुंचा | वहां चाय-पार्टी के कारण देर तक बैठना 
हुआ । उस समय भी व्यास जी राजस्थान के मुख्यमस्त्री के रूप में गुरु-गम्भीर वन 
कर नहीं बे । किसी के प्याले में चीनी डाल रहे थे, तो किसी के में दूध | अद्भुत था 
उनका व्यक्तित्व । दर्प या बनावट का नाम नहीं । सदेव हँसमुखओर सीघे-सादे 
सच्चे मित्र की तरह व्यवहार करना उनका स्वभाव था। वे जिन लोगों के सम्पर्क 
में आये, राजा, रंक, फकीर सभी उनकी प्रशंसा दिल खोलकर करते हैं। उस पार्टी 
में उन्होंने हंसते-हसते मुझे कहा, “अब आप पत्रकारिता को अझधिक उम्र बनाइये ।” 
मैंने कहा, “मैंने उप्र बनाने का प्रयत्त कर लिया, पर उस उग्रता का परिणाम भी 
भोगने जा रहा हूं। मैंने नवभारत टाइम्स के संपादक-पद से इस्तीफा दे दिया 
है।” इस पर उन्होंने ऐसा न करने के लिये कहा और समभाया कि इस्तीफा वापस 
ले लो, पर मैंने उन्हें ज़रा अलग ले जाकर जब सारी परिस्थिति वताई, तब उन्होंने 
मेरे कन्घे पर हाथ रखते हुए कहा, “भई, यह तो तुमने सच्चे ठाकुरका काम किया । 
आत्मसम्मान खोकर संपादक तो क्या भगवान्‌ के पद पर बैठे रहना भी पाप है ।” 

इन थोड़े से शब्दों में उन्होंने केवल पत्रकारिता के पुराने आद्ों को ही 
नहीं सराहा, वल्कि उस गौरव को भी प्रोत्साहन दिया जिसके बल परही मसिजीबी 
को जीवित रहने का अ्रधिकार है । 


४३२ धुन के घ॒नी 


है. 
जागरूक पत्रकार 


श्री गोपीवल्लभ उप्याय, उज्जेन (म० ग्र०) 


व्यास जी से प्रथम परिचय सन्‌ १६२८ या २६ में अजमेर में हुआ था। उन 
दिनों में सस्ता साहित्य प्रेत का मनेजर था। व्यास जी उन्हीं दिनों ज॑न गुरुकुल 
व्यावर की कुछ पाठच-पुस्तके छपाने के लिये प्रेस में आते थे। पुस्तक सम्भवत्ः 
व्यास जी की ही लिखी हुईं थीं । उन दिनों वे जोधपुर से निर्वासित होने के कारण 
'गुरुकुल में रहते हुए भी मारवाड़ प्रजा-परिषद्‌ की गतिविधि का सूत्र-संचालन करते 
थे। उनके आदेशानुसार काम करने वाली एक उत्साही युवक-मण्डली भी थी। 
“इस प्रकार वे अन्त तक अपने ध्येय की पूर्ति में लगे रहे । 
उन्हीं दिनों 'चांद' का मारवाड़ी-अंक निकला था। उसमें प्रकाशित सामग्री 
सामाजिक क्रान्तिकारी थी। वह अंक लगभग सारा ही व्यास जी के परिश्रम का 
'फल था । उसके लिये व्यास जी ने महीनों पहले से सामग्री संग्रह करके स्वय॑ 
इलाहाबाद जाकर सम्पूर्ण अंक छपाने की रूपरेखा तेयार की थी। उस अंक के 
कारण मारवाड़ी समाज में जो हलचल मची और जिस प्रकार मुकदमेवाजी एवं 
सम्पादक श्री सहगल पर जूते फेंकने के अप्रिय प्रसंग उपस्थित हुए, उन सबको 
पाठक भूले नहीं होंगे। व्यास जी के सामाजिक क्रान्ति-सम्वन्धी प्रयत्न इतने प्रवल 
होते थे कि युवक-समाज क्षुन्ध होकर अन्धी परम्परातओं को सिटाने के लिये प्राणपण 
से क़टिवद्ध हो जाता था | सामाजिक ऋान्ति के ही साथ-साथ धामिक श्रद्धा के रूप 
में प्रभावित कुरीतियों की कठोर आलोचना कर उनका नग्न रूप उपस्थित कर देते 
थे। इससे जहां पुरातनता के उपासक क्षुव्ध हो आप पर जाति-वहिप्कार रूपी 
शस्त्र का प्रहार करने को उतारू होते थे, वहां उत्साही नवयुवक दल को उनका 
साथ देता देख उनका साहस शिथिल हो जाता और विवश होकर उन्हें सुधार को 
वात माननी पड़ती थी । 

१६२६ में पत्नी का देहान्त हो जाने के वाद में श्रजमेर से उज्जैन चला अआ्ाया 
ओर दो वर्ष यहां रहकर १६३१ से हिन्दी 'स्वराज्य' की सेवा के लिये खंडवा चला 
गया। चार-पांच वर्ष व्यास जी के साथ मेरा कोई सम्पर्क नहीं रह सका। १६३५ 
में अचानक ही वम्बई से अखंड भारत” नाम का दैनिक निकालने की योजना 
वनाई गई। मैं भी वम्बई जा पहुंचा, और व्यास जी तथा श्री कन्हैयालाल वंद्य 
आदि से मिला, तो उन्होंने सहर्प सम्पादकीय विभाग में मेरी सेवाएं स्वीकार कर 
लीं। डाक से प्राप्त होने वाले संवादों का शीरप॑क स्वयं व्यास जी ने प्यारा वतन 
हमारा” निश्चित किया था। उसके दोनों शोर महाराणा प्रताप और लक्ष्मीवाई के 


जागरूक पत्रकार है. 6:48: 


चित्र दिये जाते थे । रियासतों में पत्र की घाक जम गई और लोग रुचि के साथ 
'पत्र पढ़ने लगे । ह ! 
अखंड भारत' का प्रकाशन करने के लिये एक लिमिटेड सोसायटी का गठन 
किया गया था। उसके चेयरमैन थे राजा वहादुर सेठ गोविन्दलाल जी पित्ती । पत्र 
'पांच-छह महीने ही चला होगा कि सोसायटी के डायरेक्टरों में कुछ असन्तोप पैदा 
“हो गया । उनमें से दो ने त्यागपन्न दे दिया और अपने हिस्से के पांच-पांच हज़ार 
रुपये भी देने से इनकार कर दिया । छपाई आदि की कुछ असुविवाएं ऐसी थीं कि 
श्रन्य दैनिक पत्रों के मुकावले में अखंड भारत बाज़ार में देरी से पहुंचता । वम्बई 
में पत्र आवश्यक रूप में लोकप्रिय नहीं वन सका। प्रवन्ध विभाग के लिये व्यास जी 
कुछ अच्छे साथी नहीं जुटा सके । कुछ साथी तो अत्यधिक अविश्वसनीय सिद्ध हुए 
ओऔर उनसे व्यास जी को अधिकतर धोखा ही उठाना पड़ा । ऐसी कुछ कठिनाइयों 
के कारण पांच-छठह मास बाद ही पत्र का प्रकाशन दन्द हो गया । व्यासजी के दिल 
प्र उसकी वड़ी चोट लगी । 
लगभग एक महीने तक यही स्थिति रही। अन्त में सेठ रामदेव जी पोद्दार 
आदि की सहायता से दुवारा सोसायटी का गठन किया गया। फिर से अखंड 
भारत' प्रकाशित होने लगा। इस बार पत्र के उत्साही मैनेजर नवयुवक श्री 
ब्रजमोहन जी गोइनका ने भी पूरा प्रयास किया। किन्तु एक बार नींव डगमगा 
जाने से वह भली-भांति फिर से न जम सकी । फिर भी पत्र लगभग एक वर्ष तक 
चलता रहा। उस समय सबसे अधिक त्यागका परिचय व्यास जी ने ही दिया। यहां 
'तक कि वे न्ाममात्र का व्यय लेकर ही पत्र का संपादन करते रहे | ठाकुर काशी- 
प्रसाद सिंह भी अलग हो गये । मुझे भी अपनी पुत्री की वीमारी के कारण कार्य 
"मुक्त होकर मालवा लौठ आना पड़ा । उस समय अकेले व्यास जी पर ही पत्र का 
सारा भार आा पड़ा था। फिर भी वे श्रपनी मस्त और विनोदी वृत्ति के कारण हँसते- 
खेलते सव काम करते रहे । 
वाद में श्री कन्हैयालाल वैद्य के काबुआ राज्य की प्रवेश निपेव आज्ञा तोड़कर 
राज्य की सीमा में प्रवेश करने और गिरफ्तार हो जाने पर फावुआ की अदालत 
में राजद्रोह का मुकदमा चला । वैद्य जी के साथ और भी छह-सात युवकों पर मुक- 
दमा चलाया गया । उसकी पैरवी के लिये स्वराज्य' के सम्पादक श्री आगरकर जी 
को प्रेरणा से खंडवा के प्रसिद्ध वकील भी देवधर साहव के साथ स्वराज्य के सहयोगी 
पं० शुकदेव प्रसाद जी तिवारी भी वहां गये। उनके मुहरिर के रूप में नियुक्त 
होकर मुझे भी अ्रदालत में जाने का मौका मिला। उस समय वहां संवाददाता के 
लिये प्रवेश्ञाज्ञा नहीं थी । अतणव में मुहरिर के रूप में दिन-भर की कार्रवाई के 
संक्षिप्त नोट तैयार कर साढ़े चार वजे मोटर बस से एक कार्यकर्त्ता को मेघनगर 
“स्टेशन भेज देता जो ज्ञाम की एक्सप्रेस में वैठकर दोहद पहुंच जाता । वहां पं० 


४३४ धुन के धनी 


कृष्णकान्त व्यास तेयार मिलते। वे उस पर से संवाद पन्न वताकर रात को दस 
बजे फ्रंटियर मेल से वम्बई के चार देनिकों को भेज देते। तीसरे ही दिन सवेरे 
अखंड भारत' भावुआ में बिकने आ जाता था, जिसमें वे सव संवाद रहते थे । 
बम्बई में तो वह उसी दिन शाम को प्रचलित हो जाता था । 

अधिकारीगण तथा पुलिस परेशान थी कि इतनी झ्ीघ्रता से मुकदमे के संवाद 
कंसे छप जाते हैं। उन सबका सन्‍्देह मुझ पर था। किन्तु देकील के मुहररिर होने 
से मुझे वे रोक नहीं सकते थे। इस प्रकार लगभग दो महीने यही क्रम चला | तव 
अखंड भारत” और “जन्मशृमि' के द्वारा जो प्रचार कार्य हुआ, उसका श्रेय 
व्यास जी को ही था। एकाध प्रकरण में मान-हानि के प्रसंग में अदालत में भी 
जाना पड़ा। उसे भी जैसे तैसे निपटाया गया। इस प्रकार संघर्ष करते हुए भी' 
परिस्थिति की प्रतिकूलता के कारण अन्त में अखंड भारत” की जीवन यात्रा 
खंडित हो गई। व्यास जी को सब प्रकार से शारीरिक, मानसिक एवं आथिक 
हानियों का सामना करना पड़ा। फिर भी वे अपनी विनोदी एवं मस्त प्रकृति के 
कारण उन सवको भेलकर भी निराश नहीं हुए । 

सारांशत: व्यास जी में जहां अन्य कई गुण थे, वहां सबसे बड़ी विशेषता थी 
उनकी सहृदयता, शुद्ध प्रेम एवं स्नेहभावना और समता की वृत्ति। अपने सभी 
साथियों के प्रति समानता और वन्धुभाव रखकर ही वरतते थे। कभी यह प्रकट 
नहीं होने देते थे कि मैं बड़ा हूं और दूसरे मेरे अधीनस्थ हैं । वे सवके साथ वरावरी 
से बैठकर काम करते। आवश्यकता पड़ने पर अपने साथियों का काम भी स्वयं 
विश्येष परिश्रम उठाकर कर देते थे । कभी उनके चेहरे पर थकावट या निराशा के 
चिह्न नहीं दिखाई देते थे। मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने कभी उनको किसी पर 
ऋरद्ध होते देखा हो । क्षण-भर के लिये वह किसी व्यक्ति को आंख उठाकर देख लेते 
ओर यह कहकर उसके प्रति उपेक्षा का भाव प्रकट कर देते 'क्या यार तुम भी कुछ 
नहीं हो । जाओ काम करो ।' यही कारण था कि सव लोग अआ्रात्मीयता के साथ काम 
करते थे और उनको अत्यन्त श्रद्धा की दृष्टि से देखते थे। सबसे अ्रधिक श्राकर्षण 
करने वाला गुण था, उनका विनोदप्रिय स्वभाव । वे जब काम करते-करते थक 
जाते, तो परिहास के लिये सब साथियों को विठाकंर अपने कमरे के किवाड़ वन्द 
कर लेते और सिनेमा में जो नृत्य देख आते थे, उसकी नकल कर सबको हँसाते 
और स्वयं भी हँसते-हँसते लोट-पोट हो जाते थे। कभी साथु नामधारियों की 
विविध चेप्टाओं की नकल करके भी सबका मनोरंजन करते । 

वे ऐसे लेखक और पतन्नकार थे कि अखंड भारत' में उनके सम्पादकीय लेख 
अत्यन्त प्रामाणिक एवं प्रभावशाली होते थे । ठीक मार्भिक स्थान पर प्रहार करते 
थे | इसलिए शासकों को अत्यन्त सावधान रहना पड़ता था। व्यंग्य-विनोद लिखने 
में भी बड़े कुशल थे । वे सभी सामयिक घटनाओं पर विनोदपूर्ण टिप्पणियां लिखते 


जागरूक पन्नकार ४३५. 


ये। वे तुकवन्दी करने में भी अत्यन्त कुशल थे। खासकर, तद्गूप-ध्यंग्य (परोडी ) 
लिखने में उनकी विशेष रुचि थी। 'मर्दानी भांसी का जो तद्गप-व्यंग्य (पैरोडी ) 
लिखा था, वह बड़ा ही विनोदपूर्ण था। व्यास जी सरीखे सहृदय वन्धु की स्मृति 
चिरकाल तक बनी रहेगी। मैं उनके साथ विताये गये दिनों की स्मृतियां कभी भूल 
नहीं सकता । 

उनके निघन से राजस्थान ही नहीं, वरत्‌ सभी रियासती जनता का एक सच्चा 
निर्भीक एवं श्रत्यन्त तेजस्वी लोकप्रिय नेता व पत्रकार उठ गया । जिसकी पूर्ति हो 
सकना लगभग असम्भव है। वे लोकनायक ही नहीं भारवाड़ केसरी और 
“राजस्थान केसरी” भी कहे जाते थे । 


प्रकरण १० 


नीकभमाण और लोककल! 


४ 
राजस्थानी कला के उन्‍नायक 


श्री देवीलाल सामर, संचालक, भारतीय लोक कला मंडल, उदयपुर (राजस्थान) 


सन्‌ १६५२ की जुलाई की वात है, जव भारतीय लोक कला मं डल की स्थापना 
हुई और प्रथम वार संस्था के सम्बन्ध में लोकनायक जयनारायण व्यास से, जो 
कि उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, मिलने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था। 
मैंने संस्था की समस्त योजना उनके समक्ष रक्खी, जिसे उन्होंने वहुत पसन्द किया 
और पूर्ण सहयोग और संरक्षण का आइवासन दिया। मेरी प्रार्थना पर वे संस्था 
के संस्थापक सदस्य सी वन गये। व्यास जी स्वयं कला म्मज्ञ होने के नाते मंडल 
के कार्य में न केवल रुचि लेने लगे, वल्कि उसकी प्रत्येक प्रवृत्ति के लिये वे हमारे 
सहयोगी वन गये । व्यास जी को मंडल की स्थापना से पूर्व ही मेरी गतिविधियों 
ओर अभिरुचि से पूर्ण परिचय था। संस्था में जब सर्वप्रथम ध्वनि यन्त्र (साउंड 
रिकाडिग मशीन ) की व्यवस्था हुई, तव व्यास जी ने उसके प्रयोग और उपयोग 
आदि में महत्त्वपूर्ण भाग अदा किया। भारतीय लोक कला मंडल के माध्यम से 
लोकगीतों के ध्वनि संकलन का शुभारम्भ लोकनांयक व्यास की वाणी द्वारा ही 
हुआ, जो थ्राज भी हमारे संकलन में मल्यवान निधि के रूप में विद्यमान्‌ है। सच 
पूछिये तो राजस्थानी लोकगीतों का विधिवत्‌ ध्वनि संकलन कार्य सवप्रथम व्यास 
जी की प्रेरणा से भारतीय लोककला मंडल के माध्यम से ही प्रारम्भ हुआ | इस 
कार्य के आरम्भ मात्र से ही व्यास जी ने अपने कतंत्व की इतिश्री नहीं समझ ली, 
वल्कि उन्होंने लोकगीतों के संग्रह, व्वनि संकलन तथा अ्रव्ययन की सम्पूर्ण योजना 
का सूत्रपात किया और पूरे तीन वर्ष तकवे हमारा इस दिकख्षा में मार्ग दर्शन 
करत रह | 

व्यास जी के बनाये हुए राजस्थान के काल्पनिक नक्शे में सामाजिक श्रौर 


राजस्थानी कला के उन्‍नायक ४३७ 


आशिक पहलुओं के साथ समाज के सांस्कृतिक पहलू भी गहरे रंगों में अंकित रहते 
थे और उनके विकास, प्रसार तथा पुनर्जीवन के कार्य में वे सदा ही संलग्न रहते 
थे । भारतीय लोक कला मंडल को वे अपनी सांस्कृतिक योजनाओं को कार्यान्वित 
करने के लिये बहुत बड़ा माध्यम मानते थे। अपने शासकीय दौरे के दौरान मं वे 
इस वात का पुरा ध्यान रखते कि कहां-कहां कसी कलात्मक सामग्री है, जहाँ मंडल 
के कार्यकर्ताओं को खोज, सर्वेक्षण तथा अध्ययन के कार्य के लिये पहुंच जाना 
चाहिए। पत्र लिखने की उनको फुर्सत नहीं थी, परन्तु जब भी उनके मस्तिप्क में 
कोई सांस्कृतिक महत्त्व जैसी वात आती, जिसमें कला मंडल को अपना भाग अदा 
करना होता; वे तुरन्त ही ठेलीफोन उठाकर अपना मन्तव्य मुझ तक पहुंचा देते । 
कुछ अवसर मुझे ऐसे भी प्राप्त हुए थे, जव कि व्यास जी के शासकीय दोरे के 
दौरान ही में मुझे तार या ठेलीफोन द्वारा आदेश मिलता और मैं तुरन्त अपने 
फोटो, फिल्‍म तथा रेकाडिग युनिट के साथ नियत समय और स्थान पर पहुंच 
जाता। दिन-भर के शासकीय कार्ये के उपरान्त व्यास जी का आराम, विश्वाम, 
वल्कि कभी-कभी तो सारी रात ही सांस्कृतिक कार्यों में प्रयुक्त हो जाती । 
<> ९ < 

व्यास जी को यह भली प्रकार ज्ञात था कि राजस्थान के सर्वागीण विकास में 
लोककला के पुनर्जीवन, विकास और प्रसार का भी बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान है। 
फलोदी के पास एक गांव की बात है, जव कि हम व्यास जी के सान्तनिष्य में ध्वनि 
संकलन का कार्य कर रहे थे । गांव के अनेक लोकगायक एक जगह जमा थे। 
सारी रात गीतों की गम्मत जमी रही। व्यासजी आनन्द विभोर ही नहीं हो रहे 
वल्कि वे स्वयं भी लोकगायकों के साथ गा रहे थे तथा उनकी भूली हुई पंक्तियों को 
खुद पूरी करके उस गीत ग्ोष्ठी में अपनी प्रतिभा से रंग भर रहे थे। ऐसे प्रसंग 
भारतीय लोक कला मण्डल' के जीवन में अनेक वार आये । 

९ ९ हैक 

श्रद्धेय व्यास जी की कलात्मक अभिरुचि केवल आनब्दोनुभूति तथा कला प्रियता 
तक ही सीमित नहीं थी, उसके पीछे गहरी और व्यापक सामाजिक चेतना थी। 
राजस्थान के अनेक ऐसे उपेक्षित परन्तु प्रतिभाशाली कलाकार भी थे, जो सबंदा 
ही व्यास जी द्वाराआश्रय और संवेदना प्राप्त करते थे | कई बार ऐसे प्रसंग आये 
जव व्यास जी ने केवल इसके लिये मुझे; जयपुर वुलाया कि मैं इन कलाकारों की 
प्रतिभा की जांच करूँ और उन्हें प्रतिष्ठापन के सम्बन्ध में उन्हें अपनी विनम्र राय 
दूं । कलाकारों का सर्वप्रथम व्यास जी अपने निवास स्थान पर आतिथ्य करते । ऐसे 
कार्यक्रमों को आयोजित करने की जिम्मेदारी एक-दो वारमेरे कन्धों पर रखी गई। 
सारा रात कायक्रम चलते, तव अतिथियों का भोजन तथा आतिथ्य व्यास जी के 
निजी खर्च से होता | एक वार व्यास जी ने टेलीफोन करके मुक्के उदयपर से जयपर 


४३८ धुन के घनी 


चलाया । दो कलाकारों को सुनने की बात थी। रात-भर उनका कार्यक्रम चला। 
जयपुर के अन्य कई कलाकारों को भी उन्हें सुनने के लिये बुलाया गया था। संगत 
करनेवाले तवलिये की कमजोरी देखकर व्यास जी कई वार स्वर्य तवले पर बेठ 
जाते और नृत्यकारों के कला प्रदर्शन में चार चांद लगा देते। रात्रि को ८ बजे 
शशुरू हुआ यह कार्यक्रम प्रात: ६ बजे तक चला | एक ही बैठक पर बेठे व्यास जी 
कार्यक्रम का आनन्द लेते रहे | सायंकाल सीधे दफ्तर से आकर बैठक में बेठ गये 
थे। वीच में सवके साथ भोजन के उपरान्त पुनः: उसी जगह जम गये । सुवहशोचादि 
से निवत्त होकर ८ बजे उन्हीं कपड़ों में दफ्तर जाने को तैतार हो गये । वाहर सर- 
कारी कारिदों तथा मिलनेवालों का तांता लगा हम्ाा था| मैंने कहा व्यास जी कुछ 
देर विश्राम कर लें । रात को एक क्षण भी आपकी आंखें नहीं कपी हैं। कहने लगे 
सामर जी मेरे व्यस्त तथा चिन्तायुकत क्षणों की यही खुराक है । मैं आ्राज जितना 
ताजा अपने-आपको महसूस कर रहा हूं, उतना मैंने कभी नहीं किया था। इससे 
भी अधिक महत्त्वपूर्ण बात यह है कि यह संगीत गोज्ठी केवल गोष्ठी तक ही सीमित 
नहीं रही । कुछ समय वाद पता लगा कि ये दोनों ही कलाकार किन्‍हीं दो श्रत्यन्त 
प्रतिष्ठित सावंजनिक संस्थाओं में काम कर रहे हैं। जिसके लिये वे आज भी व्यास 
जी के गुण गाते हैं । 
७ ० 
व्यास जी की कलाप्रियता और उसके राष्ट्रीय उपयोग की - एक अ्रनोखी 
घटना के कुछ संस्मरण यहां प्रस्तुत किये बिना मैं नहीं रह सकता। १६५३ के मार्च 
महीने की वात है। मैं भारतीय लोक कला मण्डल के प्रदर्शन दल के साथ कलकत्ता 
के प्रमुख थियेटर “इंडियन एम्पायरं' में प्रदर्शन दे रहा था कि एकाएक ही व्यास 
जी का मुझे तार मिला, उसमें लिखा था कि आप सभी काम छोड़कर तारीख २२ 
मार्चे को दल सहित जयपुर पहुंच जाइये। उस समय राक्सी थियेटर में भी हमारे 
कुछ प्रदशन तय हो चुके थे। मैंने श्रद्येय व्यास जी को टेलीफोन लगाया और पूछा 
कि हमारी सेवाओं की आपको तत्काल आवश्यकता क्‍यों हुई ? क्‍या मैं इस 
आकस्मिक बुलावे का कारण जान सकता हूं । उन्होंने तुरन्त यही कहा कि मु 
मालूम है कि तुम्हें कलकत्ता से बुलाने में काफी आर्थिक हानि उठानी होगी, परन्तु 
तुम्हें किसी भी हालत में इधर आना ही है। कार्य क्‍या हैं मैं अभी नहीं वताऊंगा। 
व्यास जी का यह प्रेमाग्रह किसी भी हालत में टाला नहीं जा सकता था। कलकत्ता 
के पूरे निश्चित सभी प्रदर्शनों को त्यागकर, हम २२ मार्च को प्रातः जयपुर पहुंचे । 
स्टेशन पर व्यास जी स्वयं स्वागतार्थ मौजूद थे । मुझे अलग से बुलाकर अपनी ही 
कार में एक वंगले में ले गये और मेरे हाथ में एक वन्द लिफाफा थमाकर बोले कि 
जिस तरह यह लिफाफा बन्द है, उसी तरह ग्रापको और आपके सारे दल को इस 
व॑ गले में सात दिन तक बन्द रहना पड़ेगा। मैं पुनः दो घंटे के बाद झ्राता हूं, तब 


राजस्थानी कला के उन्‍नायक ४३९ 


सक इस लिफाफे में जो कागज रखा है, उसका ठीक से अध्ययन कर लेना । 
मैंने लिफाफा खोलकर उस कायज को देखा तो उसमें चम्ब्रेल योजना पर 

आधारित एक नृत्य वाटिका का सारा स्किन्द तेयार था, जिसमें व्यास जी द्वारा 
रचित गीत भी थे तथा सारी नृत्य नाठिका की विस्तृत योजना भी । उसमें यह भी 
लिखा था कि राजस्थान दिवस पर श्रथवा ३० मार्चे को यह नृत्य नाटिका हमारे 
कलाकारों द्वारा सावंजनिक रूप से प्रदर्शित होगी | मेरा सिर चक्कर खाने लगा । 

झ्राठ दिनों में नृत्य नाटिका तैयार करना किसी जादूगर का ही काम हो सकता है। 
में इसी चक्कर में श्रपना माथा पकड़े बैठा ही था कि दो घंटे बाद स्वयं व्यास जी 
मेरे कमरे में थ्रा गये और मु्े छाती से लगाकर कहा कि तुम घवराओ नहीं । यह 
नाटिका तैयार होकर ही रहेगी। मैं तुम्हारे साथ हूं श्लौर सरकार के साधन तुम्हारे 
पास हैँ, चव तक मैंने देखा कि मेरे सव कलाकारों की सुविधा के लिये सभी साधन 
वहां उपलब्ध कर दिये गये थे। मैंने व्यास जी से निवेदन किया कि मु के दो दिन कोई 
नहींछिड़े और में अकेला अपने कमरे में छोड़ दिया जाऊं । मेरे कलाकारों की सारी 
जिम्मेशरी तत्कालीन सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय के संचालक श्री सर्वदानन्दजी 
पर छोड़ दी गईं । ईश्वर कृपा से दो दिन में मैंने रात-दिव जगकर सारी नृत्य रचना 
तंयार कर ली। वह एक ईद्वरीय अनुभव था। पृज्य व्यास जी की प्रेरणा तया 
उनका प्रगाढ़ स्नेह ही उस रचना में मेरे लिये सहायक सिद्ध हुए | रिहर्सेल का तांता 
बंध गया। प्रतिदिन १८ घंटे रिहर्सल चलते रहे | स्वयं व्यास जी भी दो तीन घंटा 
अतिदिन अपने व्यस्त जीवन में से निकालकर हमें देते तथा सम्पूर्ण कृति को अपनी 
प्रतिभा और कलात्मक वृद्धि से सुशे भित करते । उस कृति में अनेक स्थल ऐसे थे, 
जिनमें श्रीयुत व्यास जी स्वयं नृत्य करके कलाकारों को तैयार करते थे। २६ मार्च, 
की रात्रि को राम निवास वाग के विशाल रंगमंच पर सारी रात रिहर्सल हुआ । 

व्यास जी ने स्वयं उस रिहर्सल का आयोजन-नियोजन किया । दूसरे दिन ३० मार्चे 
'को सायंकाल लगभग ५०,००० जनता के समक्ष चम्बल नृत्य नाटिका का प्रदर्शन 
हुआ, जिसकी मधुर स्मृतियां जयपुर निवासियों को आज भी ताजा हैं। दर्शकों का 
यह कहना है कि वेसी कृति जयपुर के इतिहास में न कभी प्रदर्शित हुई और न कभी 
होगी । 

९ ९ <> 
उसकी सफलता के पीछे निश्चय ही व्यासजी की प्रेरणा और प्रतिभा काम 

कर रही थी । उस समय तक चम्बल योजना केवल कुछ ही लोगों के दिमाग 
में थी। उनमें व्यास जी उसके सबसे बड़े उन्‍्तरायक थे | यह किसको मालूम था कि 

कागज पर उतारी हुईं यह योजना नृत्य नाटिका में परिवर्तित होगी और फिर वह 

चम्बल विद्युत योजना के नाम से साकर रूप घारण कर लेगी । श्राज तो चम्बल 

की विजली शहरों और गांवों में तेज़ी से फैल रही है। व्यास जी की प्रेरणा 


४४० धुन के धनी 


से ही हमने राजस्थान और मध्यप्रदेश के सेकड़ों गांवों में चम्बल नृत्य नाटिका के 
लिए सफल प्रदशंन दिये और चम्बल योजना के कोष में बहुत बड़ी राशि एकत्र 
करके हमने अपना राष्ट्रीय कत्तेव्य निभाया । 
९ < <> 
इस सम्बन्ध में एक दिलचस्प वात और है। चम्वल नृत्य नाटिका की ख्याति 
सवंत्र फैल गईं। व्यास जी के पास पत्रों और बधाइयों का तांता लग गया। हम' 
लोग उस समय दल-वल सहित उदयपुर लौट आये थे। स्वर्गीय मेवाड़ाघीश 
श्रीमान्‌ महाराणा भूपालसिह जी ने, जो कि इस संस्था के कार्य में ग्रत्यधिक रुचि 
रखते थे ओर राजस्थान के महाराज प्रमुख भी थे। यह इच्छा प्रकट की कि चम्वल 
नृत्य नाटिका का प्रदर्शन स्थानीय दरवार हाल में अवश्य होना चाहिए। मैंने सोचा 
कि चम्वल का प्रदर्शन उसके प्रणेता लोकनायक जयनारायण व्यास के बिना शोभा 
नहीं देगा । मैंने उसी रात को श्रद्धेव व्यास जी को टेलीफोन किया कि आपको 
८ जुलाई, १६९५३ को उदयपुर पधारना है और प्रदशन की अध्यक्षता भी करनी है।' 
इस निमंत्रण को स्वीकार करने में व्यास जी को एक क्षण भी नहीं लगा, परन्तु 
उन्होंने उसके साथ यही शर्ते रखी कि वे मुख्यमंत्री की हैसियत से नहीं, एक कला- 
प्रेमी के नाते ही उदयपुर आवेंगे | दूसरे दिन से तैयारियां होने लगीं तथा निमंत्रण 
वंटने लने। मुख्यमंत्री वनने के वाद व्यास जी का उदयपुर पदार्पण पहली ही 
वार हो रहा था। अतः स्वत्र उत्साह की लहर फैलना स्वाभाविक था । व्यास जी 
ने अपने आने की सूचना कलामंडल के अतिरिक्त न तो शासकीय अधिकारियों: 
को ही दी और न कांग्रेस संगठन को ही । कालामंडल द्वारा प्रसारित समाचार ही 
से सर्वत्र तैयारियां शुरू हुईं। महाराज प्रमुख के अ्रतिथि के रूप में उन्हें उदयपुर 
आना था। स्टेशन पर अपार जनता ने उनका स्वागत किया। सभी राजकीय 
अधिकारी वहां मौजूद थे। मैं कहीं भीड़ में दुवका खड़ा था। सोचा राजकीय 
स्वागत ही उनके लिये शोभनीय है। शासन की ओर से स्वागत के लिये बैंड द्वारा 
गार्ड आफ ऑनर की भी व्यवस्था थी । डिब्बे में से उतरते ही शासकीय झ्रधिका- 
रियों ने उनकी देखभाल,सम्भाल आदिकरना शुरू कर दिया। उनके पी० ए०, परि- 
चारक सामान आदि की खोज करने लगे, लेकिन सच पूछिये तो उनके साथ सिवायः 
उनके एक छोटे हैंडवैग के कुछ नहीं था, जिसे वे स्वयं डिब्बे में से लेकर उतरे। 
उतरते ही उन्होंने मेरी मांग की और कहने लगे कि मैं एक कलाकार के वुलावे पर 
एक कलासेवी के नाते उदयपुर आया हूं । उन्होंने गाडे आफ आॉनर की योजना को 
भी रह कर दिया और लोक कला मंडल के अत्यन्त संक्षिप्त स्वागत को ही सर्वा- 
घधिक मान्यता दी। व्यास जी के इस रुख से नगर के शासकीय अधिकारी तथाः 
कांग्रेस संगठन के कार्यकर्ता कुछ अप्रसन्न थे । 


राजस्थानी कला के उन्‍्नायक ४४९१ 


सायकाल लगभग ५०० नागरिकों की सभा में चम्ब॒ल प्रदर्शन का भव्य आयो- 
जन महाराणा साहब के दरवार हाल में हुश्रा । व्यास जी अपनी अध्यक्षीय कुर्सी को 
छोड़कर रंगमंच पर आ बैठे और समस्त प्रदर्शन का आयोजन-मियोंजन करने 
लगे। चम्बल नाटिका में वैसे तो व्यास जी की ही कल्पना ने साकार रूप लिया 
था, परन्तु उप्तमें जो इंजीनियर का पार्ट था, उनमें स्वयं व्यास जी ही झलक रहे 
थे। मैंने जयपुर में श्रद्धेय व्यास जी को कहा था कि आप स्वयें ही वह भूमिका 
अदा करें, परन्तु वे जानते थे कि चम्बल के सभी प्रदद्ञेनों में वे उपलब्ध नहीं हो 
सकेंगे, इसीलिए उन्होंने वह भूमिका कहीं भी अ्रदा नहीं की परन्तु सच पूछिये तो 
उस भूमिका की अदायगी करने वाले को समस्त निर्देश हमने व्यास जी से ही प्राप्त 
किया था। में उस समय चम्वल नाटिका में इंजन चलाने वाले खलासी का काम: 
करता था, जिसकी जानकारी मेरी पोनझ्नाक तया मेरे विचित्र मुख विन्यास के 
कारण दर्शकों को कभी हो नहीं सकती थी । चम्बल का प्रदर्शन समाप्त होते ही 
श्रद्धेय व्यास जी रंगमंच पर लपक पड़े और मेरी मूंछ निकालकर मुरके समग्र 
जनता के समकक्ष खड़ा करके कहने लगे । “बया आप शान्ति तथा लज्जाशील 
स्वभाव वाले सामर जी से इस प्रकार के अत्यन्त व्यंग्व प्रधान, हसाकर लोट-पोट' 
करते वाले तथा श्रत्यन्त लचकीले और थांतिक स्फूर्ति के काम की श्राज्ञा रख 
सकते थे ।” 

>> ९ ५ 

स्वर्गीय व्यास जी की कला और कलाकारों के प्रति प्रगाढ़ सदभावना थी ।' 
भारतीय लोक कला मंडल के प्रारम्भिक जीवन में यदि व्यास जी का वरदहस्त- 
नहीं होता तो शायद यह संस्था अपने जन्म के समय ही मर जाती और उसका 

चिह्न भी आज नहीं वचता। उन्होंने जो राजकीय संरक्षण की परम्परा अपने समय: 

में इस संस्था के लिये डाली, वही आगे जाकर प्रस्फुटित और विकसित हुई। हमें 
उनके राज्यकाल के वाद भी सभी मुख्य मन्त्रियों तथा शासकीय वर्ग के संरक्षण, 
सदभावना ओर आश्षीर्वाद प्राप्त होते रहे हैं। आज तो यह संस्था अखिल भारतीय" 
स्तर की संस्था वन गई है। 


४४२ धुन के धनी 


र्‌ 
(ते न 
एक निर्मल झांकी 
श्री महेशदत्त जी भागव, एडवोकेट, ब्यावर तथा जोधपुर (राजस्थान) 


व्यास जी के जीवन की विविध भांकियां हैं। उनमें से सिफे एक झ्रापवीती 
यहां दे रहा हूं । 
>> >> ० 
सन्‌ १९४७ से पूर्व व्यास जी के साथ व्यावर में मेरा घनिष्ट सम्बन्ध रहा। 
मारवाड़ के तत्कालीन सभी कार्यकर्त्ताओं के लिये व्यावर सुरक्षा स्थल था। उस 
काल में वहुधा एक साथ रहने, खाने-पीने व सोचने-विचारने का अवसर मिला। 
त्याग तथा सेवा से ओत-प्रोत जीवन का एक पहलू और भी था। 
<> <> <> 
१६३६ या ३७ की वात होगी । मैं हारमोनियम सीखने की कोशिश में था। 
पर ठोक-०ेक नहीं सीखा था और अ्व भी नहीं आता है । कचहरी का काम समाप्त 
करने के वाद रात को वारह बजे संगीत ग्रुर जी रमणलाल जी गुजराती आते थे। 
वाजे पर हुन-ठुन शुरू किया ही था कि व्यास जी दलवल सहित पधार गंये। वोले 
ठहरो घुंघरू मंगाओ । पांवों में घृंघरू बांधे और खड़े हो गये । कहा अव वजाओो । 
मुझे संकोच हुआ--कहने लगे तुम भी अनाड़ी--हम भी अनाड़ी--साथ अच्छा 
रहेगा। मैं हिम्मत कर कुछ बजाने लगा व्यास जी का नृत्य शुरू हुआ तांडव। 
'रमणलाल जी के तवले के साथ ठीक ताल में वड़ा सुन्दर नाच नाचा। हारमोनियम 
'की गति कैसे चली मैं नहीं जानता ! पर एक वात तो मैंने जान ली । वह यह कि 
व्यास जी जिस निर्मल हृदय से नाचे थे, उसी निर्मेल हृदय से वे राजनीति को भी 
नचाते थे । 


३ 
कला और कलाकारों के प्रेमी 


ते 


रंगमंच निर्देशक, मास्टर माणिकलाल डांगी, संस्थापक-राजस्थान नाट्य कला मंदिर, 
भूनरलाल की दगीची, पोलोविक्ट्री के सामने जयपुर (राजस्थान) 
व्यास जी लोकमंच के नेता और मैं रंगमंच का अ्रभिनेता रहा । वैसे कुछ अंश्यों 
में व्यास जी भी अभिनेता थे और मैंने भी अभिनेता के समान नेता बनने का नाटक 


कला और कलाकारों के प्रेमी ४४३ 


ज़रूर किया। उनकी अभिनेता बनने की इच्छा पूरी न हो सकी भौर मैं राजनीतिक 

महत्त्वाकांक्षा रखते हुए भी नेता न वन सका । यह कैसा सुयोग था कि हम दोनों 
का जन्म जोधपुर में हुआ और घर भी दोनों के पास-पास के मुहल्लों में ही थे। 
व्यास जी राजनीति में इस वेग से अग्रसर हुए कि मेरे सरीखे उनके साथी उनको 
प्रगति को ग्रचरज भरी आांखों से देखते रह गये | उनकी इस प्रगति को संस्कारी 
जीवन के चमत्कार के सिवाय कुछ श्ौर नहीं कहा जा सकता; क्योंकि निता' वनने 
के लिये जिन गुणों की उन दिनों आवश्यकता थी, वे उनमें नहीं थे । सम्पन्त घराने 
में उनका जन्म न हुआ था और न वकालत अथवा वरिल्टरी ही उन्होंने पास की 
थी। केवल एक आार्काक्षा' उनके हृदय में अवश्य थी वह यह कि दलित, पीड़ित व 
शोधित की सेवा । उसी की साधना में उन्होंने अपने की खपा दिया। में रंगमंच में 
कुछ ऐसा लीन हुआ्आा कि जोधपुर से कलकत्ता आकर रहने लगा। उन दिनों कलकत्ता 
नगरी रंगमंच का केच्र स्वल थी और रंगमंच का जैसा विकास वहां हुआ, वैसा दूसरे 
स्थानों पर नहीं हो सका । मारवाड़ राज्य लोकपरिपद्‌ की स्थापना करके व्यास जी 
ने मारवाड़ राज्य व्यापी जिस संब्प में अपने को फोंक दिया था, मारवाड़ से दूर 
रहने वाले मारवाड़ी भी उससे प्रभावित हुए विना न रहे। मैंने भी दो वार जोधपुर 
की जनता से अपील  झीर्पक से पर्चे छपवाकर राज्य में वंटवाये थे। व्यास जी को 
संग्रीत, लृत्य वे अभिनय आदि से कुछ ऐसा नेसमिक लगाव था कि जब कमी राज- 
नीति अयवा राजनीतिक संघर्ष से उबका मन ऊब उठता था, तव वह इन ललित 
कलाश्ों में अपने को तल्‍्लीन करने में कुछ अ्रधिक सुख, सन्तोप व शान्ति अनुभव 
करते थे । इसी लिये मैं प्रायः उनसे यह कहा करता था कि आप नेता तो जबरदस्ती 
बनते हैं स्वभावत: आप अभिनेता ही हैं। मैं अपनी नाटक कम्पनी के साथ जहां भी 
कहीं जाता था, वहां यदि वे पधारते, तो बिना बुलाये ही मिलने और नाठकः में 
उपस्थित रहने की कृपा करते थे। यह उनके ललितकला और कलाकारों के प्रति 
प्रेम का सूचक था । 

१६३८ में मेरी शाहजहां थिय्रेटीकल कम्पनी कलकत्ता में पांच घर्मतलला 
स्ट्रोट में सेल दिखा रही थी। मुझे मालूम हुआ कि व्यास जी कलकत्ता पथारे हैं। 
मैने उनको शाम को “भक्त नरसी मेहता' खेल देखने को निमंत्रित किया। वह विश्व- 
मित्र संपादक श्री मूलचन्द जी अग्रवाल के साथ पधारे। पूरा वाटक बड़े चाव से 
देखा | कलाकारों को पदक देकर सम्मानित करते हुए कहा, “कलकत्ता के रंगमंच 
प्रेमियों ! मैं देशसेबक होने के साथ-साथ छोटा कलाकार भी हूं या कला उपासक 
हूं, मुझे सदा कला से प्यार रहा है। मेरे नगर के मेरे साथी मेरे मुहल्ले के करीब के 
वाबू माणिकलाल, जो निर्देशक, लेखक व अभिनेता हैं; उन्होंने मुझे नाटक देखने 
को बुलाया है । मैं श्राया और आता था। में माणिकलाल जी की भ्रभिनयकला और 
उनके देशभक्ति के कार्य को देखकर इतना ही कहूंगा कि यह हमारे प्रान्त के अ्भि- 





४४४ धुन के धर्नी 


नेता ही नहीं रंगमंच के नेता भी हैं। हमारा क्षेत्र लोकमंच' और इनका क्षेत्र 'रंग- 
मंच है उसके द्वारा यह देश सेवा का कार्य करते हैं, मेरी शुभ कामना सदा इनके 
साथ है ।” े 
उनके उद्गार मेरे प्रति व्यक्तिगत स्नेह की अपेक्षा कला और कलाकारों के 
प्रति उनके स्नेह के कहीं अधिक द्योतक थे । देहली में मेरी कम्पनी का महीनों मुकाम 
रहता था । यदि व्यास जी दिल्‍ली में रहते तो नाटक देखने अ्रवश्य पधारते। रंगमंच 
पर से नाटक देखने में उनकी विशेष रुचि थी और कलाकारों से चर्चा-वार्ता करने 
का भी उनको विशेष शौक था । मेरा अनुभव यह है कि वे खेल देखने की अपेक्षा 
कलाकारों की कला का अध्ययन कुछ भ्रधिक वारीकी से करते थे । कई वार ऐसे 
प्रसंग भी आये जब उन्होंने कलाकार को उसकी भूल सुझाई और गीतकार की लय 
ठीक करवाई । संगीत और अभिनय दोनों के वह मर्मज्ञ थे। इतनी गहराई से संगीत 
व अभिनय देखने व समझने वाला मुझे कोई दूसरा दशक दीख नहीं पड़ा। सचमुच 
ही वह कला और कलाकार दोनों के पारखी थे । 
देहरादून का वह प्रसंग भी मैं नहीं भूलता, जब वह एकाएक भाई सत्यदेव जी 
विद्यालंकार के साथ मेरे निवास स्थान पर भरी दुपहरी में भयानक गरमी में आा 
पहुंचे | मैं रात के खेल से थका गहरी नींद सो रहा था। मेरे साथियों ने उठाने से 
इनकार किया तो उन्होंने मुझे जबरन सोते से उठा दिया। दो-तीन घंटे विनोद में 
बीते । रात को मेरे साथ भोजन करने के वाद नाटक में भी शामिल हुए । एक दिन न 
मालूम कैसे यह खबर फैल गई कि रात के खेल में व्यासजी का नृत्य प्रदर्शन होगा । 
उनका विगार नृत्य, 'तांडव नृत्य और 'हिटलर नृत्य” आदि उनकी मोलिक कला- 
त्मक प्रतिभा के अत्यन्त उत्कृष्ट नमूने थे। दुर्भाग्यवश उस रात विजली फेल हो 
गई और लोगों को निराश लौटना पड़ा। राजनीतिक सम्मेलनों के अवसर पर 
जव वातावरण नीरस हो जाता था, तब व्यास जी अपने नृत्य प्रदर्शन से उसमें नई. 
जान फुंक देते थे । 
स्वतन्त्रता प्राप्ति के वाद मैं सिनेमा जगत्‌ की ओर कुछ अधिक झ्राकपित हो 
गया और फिल्म व्यवसाय में लग गया । जोधपुर में मैं उनकी प्रेरणा और परामर्श 
से वीर दुर्गादास' फिल्म तैयार करने में संलग्न था। व्यास जी वीर दुर्गादास' के 
अन्यतम प्रशंसक थे । इस नाम से कभी उन्होंने एक पत्र भी जोधपुर से प्रकाशित 
करवाया था । उस फिल्‍म के तैयार करने में व्यास जी का परामझश मेरे लिये बड़ा 
उपयोगी सिद्ध हुआ । 
दिल्ली में जव पहला एशियाई सम्मेलन हुआ था, तब उसके प्रतिनिधि लौटते 
हुए जोधपुर भी पधारे थे। मैंने पहली जनवरी, १६४७ को उन्हें अपने बंगले 
पर निमंत्रित करके एक दावत दी और उनके सम्मान में सांस्कृतिक कार्यक्रम का 
आयोजन किया था | स्वर्गीय जोधपुर नरेश महाराजा हणुवन्तर्सिह जी को भी मैंने 


कला और कलाकारों के प्रेमी ड४फ५ 


निमंत्रित किया था । व्यास जी मुझसे वोले कि सांस्कृतिक कार्यक्रम में वह भी 
भाग लेंगे। उन्होंने अपने सुप्रसिद्ध विगार' नृत्य का प्रदर्शन किया । अन्य कलाकारों 
के साथ खड़ताल बजाने में सी शामिल हुए। उस समय का उनका यह पत्र मेरे 
पाससुरक्षित है कि, “भाई माणिकलाल जी एशियाई डेलीगेट्सके स्वागत के अवसर 
पर मेरी खड़तालें, जो मैंने वजाई थीं वह आपके यहीं पर रह गई हैं। उन्हें ग्राप 
श्री दुर्गासिह एण्ड संस के यहां पहुंचा देवें ।* 

राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने के वाद जब वह पहली वार जोधपुर पधारे और 
सं० ६वार्ड में जब उनका स्वागत किया गया तब मैंने पांच सौ रुपये की थैली 
उन्हें भेंट की । भाई सत्यदेव जी विद्यालंकार ने व्यास जी के कला-प्रेम के सम्बन्ध 
में जो लिखा था, उसका कुछ अंश में यहां देना श्रावश्यक समभता हूं। विद्यालंकार 
जी ने विल्कुल ठीक ही लिखा था कि : 

“व्यास जी के राजनीतिक रूप और गतिविधि से भली-भांति परिचित लोगों 
को जब यह मालूम होता कि व्यास जी नेता की अपेक्षा अभिनेता, राजनीतिन्न की 
की अपेक्षा कलाकार और सार्वजनिक वक्ता की श्रपेक्षा नृत्यकार व संगीतज्ञ तथा 
विनोदप्रिय अ्रधिक हैँ, तव वे सहसा ही विस्मय में पड़े विना न रहते। मेरा 
व्यक्तिगत अनुभव यह है कि उन्हें नेता, राजनीतिज्न अथवा सार्वजनिक वक्ता की 
अपेक्षा अभिनेता, कलाकार अथवा नृत्यकार बनने में कुछ अधिक सुख सन्तोप व 
थांति अनुभव होती थी। जोधपुर में प्रधानमंत्री के पद से हटने के वाद जब उन पर 
एक विश्येप अदालत के सामने संगीन मुकदमा चला त्तव एक दिल मैंने उनसे पूछा 
कि यदि मुकदमे में सजा हो गई श्रौर राजनीति से पृथक होना पड़ गया तो आप 
क्या करोगे । उन्होंने सहज मस्ती में उत्तर दिया कि अपने पुराने साथियों की 
मंडली जुदाकर नाटक कम्पनी खड़ी करूंगा और सारे देश का दौरा करके नाटकों 
के माध्यम से जनता को राजनीतिक प्रशिक्षण दूंगा । मेरे लिये यह काम राजनीति 
के शतरंज के सैल से कहीं अधिक मनोरंजक होगा। जोधपुर का मुकदमा जब 
वापस ले लिया गया, तव नई दिल्‍ली के फिरोजशाह रोड के अपने मिवास-स्थान 
पर उन्होंने तांडव नृत्य का जो प्रदर्शन किया, उसको देखने वाले कभी भूल नहीं 
सकते । जोबपुर में कलाकार श्रो पृथ्वी राज कपूर के स्वागत आयोजन में वहां के 
मुख्यमंत्री रहते हुए भी नृत्य द्वारा उनका जो कलात्मक अभिननन्‍दत उन्होंने किया, 
उस पर वे मुग्ध हुए विना न रहे । एक श्रायोजन में पुलिस बैंड ने राष्ट्रगीत की 
बुन वजाते हुए कुछ भूल कर दी । उसको व्यास जी सहन नहीं कर सके । मुख्य- 
मंत्री रहते हुए भी तुरन्त पुलिस की बैंड पार्टी के बीच जा खड़े हुए श्लौर उसकी 
घुच ठीक करवाई। संगीत, नृत्य और कला में वे पूर्णतः: पारंयत थे । भरतपुर 
राज्य प्रजा परियद्‌ के वापिक अधिवेशन में हारमोनियम और खड़ताल की लय 
नहीं मिल रही थी, तो मंच पर बेठे-बंठे ही खड़ताल स्वर्य सम्भाल ली और लय 


४४६ धुन के घनी 


मिला गाता शुरू कर दिया तव श्रोता अपने नेता को उस रूप में देखकर स्तब्ध 
रह गये । जोधपुर या जयपुर में शासकीय अथवा राजनीतिक कार्यों में भार अनुभव 
करने पर सुस्ताने के लिये वे सदा ही संगीत अ्रथवा नृत्य का सहारा लेकर अपने' 
को हल्का कर लेते थे । वीकानेर में राजनीतिक कार्यकत्त श्रों के सम्मेलन में उनका 
वेगार नृत्य' का प्रदर्शन ऐसा मनोरंजक हुआ था कि देखने वाले दांतों तले अंगुली 
दवा रह गये । तात्पय यह है कि सूखी राजनीति में इ़वे न रहकर वे मानव हृदय 
की उन सहज भावनाओं की कद्गध करना भी जानते थे, जो हर किसी के हृदय को 
स्पश कर लेती हैं। उनकी कलात्मक मानवता उनकी लोकप्रियता का मुख्य आधार 
थी । एक मामूली-सी घटना है। एक भिखारिन प्रतिदिन गाती और भीख मांग 
उनके दरवाज़े से गुज़्रा करती थी। उसका गीत सुनकर व्यास जी के मन में यह 
विचार पैदा हुआ कि वह एक अ्रच्छी संगीतज्ञ और कलाकार वन सकती है। 
उसको अपने पास वुलाया, गाना सिखाया और कहा कि भीख मांगते हुए भी गाना 
तो ठीक ढंग से ही गाना चाहिये । वह उनकी शिष्या वन गई। जोधपुर में एक 
संगीत सम्मेलन में व्यास जी ने उसको निम॑त्रित किया । वह इतनी उत्साहितहुई कि 
राजस्थानके रेडियो कलाकारों में उसने अपना प्र मुख स्थान वना लिया। ऐसे कितने 
ही कलाकार हैं, जो व्यास जी के संगी -साथी अथवा शिष्य कहे जा सकते हैं ? कला को 
ही मानव के लिये स्वभाव सिद्ध कहा जा सकता है, राजनीति को नहों । व्यास जी में 
यह स्वभाव सिद्ध कला पूर्ण रूप में विकसित हुई थी । शिव की चोटी में उमा और 
गंगा की तरह व्यास जी के हृदय में कला और राजनीति दोनों ने स्थाव पा लिया 
था। परन्तु कला उन्हें अधिक प्रिय थी और राजनीति को तो उन्होंने लोक- 
कल्याण के लिये वैसे ही अपनाया था जैसे शिव ने स्वर्गावतरण के समय लोको- 
पकार के लिये ही गंगा को अपनी जटा में स्थान दिया था | मानवता अथवा अपने 
कलात्मक रूप को खोकर बड़े-से-वड़ा राजनीतिज्न भी केवल राजनीति के सहारे 
महानता को न तो प्राप्त कर सकता है और न उसको सुरक्षित ही रख सकता है।* 
अपने स्वर्गंवास से कुछ दिन पहले जब वह जयपुर पधारे और भाई श्री केशो 
जी के पोलोविक्ट्री होटल में ठहरे थे तब मैं उनसे मिला। उन्होंने पूछा कि माणिक 
जी क्या कर रहे हो | मैंने कहा दर्जी का वेटा जियेगा तव तक सियेगा ) समय की 
गतिविधि देखते हुए नया नाटक लिखने की फिक्र में हूं। हम दोनों ने भ्रष्टाचार 
दूर करने के सम्बन्ध में नाटक लिखने और उसके श्रभिनय करने का निश्चय किया। 
व्यास जी बड़े खुश हुए और वोले कि मैं भी उसमें पार्ट अदा करूंगा किसे मालूम 
था कि वह वातें स्वप्न ही वन रह जायंगी। 
व्यास जी ने कलाकारों से सदा प्यार किया, चाहे वे किसी धर्म व जाति के 
क्यों न थे। वह अच्छे संगीतज्न थे। राजस्थानी लोकगीतों में गोरबन्द उनका 
मनपसन्द गीत था । वह लेखक थे, नेता थे, अभिनेता थे, नृत्यकार थे | लोक-नृत्यों 


राजस्थानी संस्कृति के उपासक ४४७ 


में उनकी विशेष रुचि थी। अनेक लोकगीत उन्हें कण्ठस्थ थे। राजस्थान का ही 
नहीं, भारत का कलाकार, जो उनके सम्पर्क में आया, वह उन्हें सदा याद रखेगा। 


डं 
राजस्थानी संस्कृति के उपासक 


श्री पुरुषोत्तमलाल मेनारिया, एम० ए०, साहित्यर॒त्न, राजस्थान आच्य विद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर 


व्यास जी का सर्वप्रथस परिचय मुझे राजस्थानी भाषा के पाक्षिक पत्र आगी- 
वाण से प्राप्त हुआ । यह जानकर परम आनन्द और सन्तोप का अनुभव हुआा 
कि हमारा एक प्रमुख जननायक जनभाषा के माध्यम का महत्त्व स्वीकार कर उसके 
द्वारा जनता में जागृति पैदा करने का प्रयत्न कर रहा है। श्रखिल भारतीय देशी 
राज्य लोक परिपद्‌ के १९४५ के उदयपुर अधिवेशन में आयोजित स्वाबीनता 
संग्राम के इतिहास सम्बन्धी प्रदर्शनी के उप-संयोजक और जयपुर में १६४८ में 
कांग्रेस के श्रधिवेशन पर सर्वोदिय प्रदर्शनी के श्रन्तगंत राजस्थानी संस्कृति मण्डप के 
संयोजक के रूप में सेवा करने का मुझे श्रवसर मिला। दोनों श्रवसरों पर व्यास जी 
ने विशेष रुचि ली और आवश्यक मार्ग प्रदर्शव किया। उसके सुझावीं पर राज- 
स्थान मंडप की प्रदर्शनी ऐसी भव्य और आकर्षक वनी कि श्री जवाहरलाल जी 
नेहरू, सरदार पटेल और मौलाना श्राज़ाद आदि देश के प्रमुख नेताञ्ों ने उसको 
देखने के लिये लगभग आच घंटे का समय दिया। उसके वारे में परस्पर विचार- 
विमर्प भी किया। व्यास जी ने अनेक महत्त्वपूर्ण कार्यों में व्यस्त रहते हुए भी 
राजस्थान के इतिहास, साहित्य, कला और शिल्प आदि प्रवत्तियों के प्रदर्शन में 
विशेष रुचि ली। 
व्यास जी राजस्थानी जनोन्नति के एकमात्र सशक्त माध्यम और राजस्थानी 
भाषा के प्रवल समर्थक थे। उन्होंने किसी दवाव की चिन्ता किये बिना आजीवन 
राजस्थानी भाषा का समर्थन किया और वे इसके माध्यम से जन सम्पर्क वनाकर 
आत्माभिव्यक्ति करते रहे। उन्होंने राजस्थानी भाषा के समर्थन में एक पुस्तिका 
भी लिखकर प्रकाशित की थी, जिसमें अनेक अ्काटय तकों से बताया गया है कि 
राजस्थानी भाषा की मान्यता और प्रचार प्रसार से ही राजस्थान की सर्वांगीण 
उन्नति सम्भव है। उन्होंने अनेक प्रसंगों पर यह भी स्पष्ट किया कि राजस्थानी- 
प्रेम हिन्दी-प्रेम में किसी भी प्रकार वाधक नहीं है। उन्होंने राजस्थान के मख्य- 
मंत्री बलने से पूर्व राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के वीकानेर में आयोजित विशेष झधि- 


४४८ धुन के धनी 


'वेशन के अवसर पर अपने एक वकक्‍तव्य में कहा था कि यहां के समूचे लोकजीवन 
का विकास राजस्थानी से ही होना सम्भव है। वे सब कार्य अवश्य किये जाने 
चाहिये, जिन्हें हम राजस्थानी भाषा के विकास के लिये आवश्यक समभते हैं । 

मुख्यमंत्री बनते ही व्यास जी ने राजस्थानी भाषा की उन्नति के लिये एक 
संस्था की स्थापना की, किन्तु दुर्भाग्यवश इसमें राजनीतिज्ञों की प्रधानता थी। 
उनमें मत मृठाव होते ही वह संस्था बिना कुछ किये ही समाप्त हो गई। व्यास 
जी राजस्थानी भाषा सम्बन्धी विभिन्‍न प्रवृत्तियों को निरन्तर प्रोत्साहित करते रहे। 

राजस्थानी लोकगीतों, संगीत और नृत्य में व्यास जी की विशेष रुचि थी। 
आवसर होने पर व्यास जी स्वयं गाने, वाद्य वजाने और नृत्य करने में भी संकोच 
नहीं करते थे । इन कलाओं का उन्हें विशेष अध्ययन था और वे उनके सुक्ष्मतम 
सिद्धान्तों की ऐसी जानकारी रखते थे कि उन पर विचार-विमर्श भी किया करते 
'थे। राजस्थान-दिवस के अवसर पर राजस्थान नृत्यों, गीतों और अभिनयों का भव्य 
प्रदर्शन वे अपने निरीक्षण में करवाते थे। राजस्थानी कलाओं के ऐसे अनूठे रूप 
व्यास जी ने प्रस्तुत किये, जो जल्दी ही विशेष लोकप्रिय हो गये । 

राजस्थानी लोकगीतों में, गोरवन्ध' और 'मूमल' व्यास जी को विशेष प्रिय 
थे | राजस्थान-दिवस के अवसर पर उन्होंने जोधपुर से धीरासेन को आमंत्रित कर 
उनके संगीत का विशेष आयोजन किया। राजकीय बैंड में उन्होंने राजस्थानी 
'लोकगीतों की अनेक घुननें प्रचलित कीं। 

राजनीति में अति व्यस्त रहते हुए भी व्यास जी ने प्रय॒त्नपूर्वक भावी कार्ये- 
क्रम के लिये भूमिका तेयार कर दी । उन द्वारा प्रदत्त प्रोत्साहन के कारण राज- 
स्थान की विविध सांस्कृतिक प्रवृत्तियां निरन्तर विकसित हो रही हैं। उदयपुर 
के भारतीय लोक कला मंडल को इस समय जो अखिल भारतीय महत्त्व एवं 
आकर्षण प्राप्त है। उसका अधिकांश श्रेय व्यास जी को ही दिया जाना चाहिये। 
उसकी प्रवृत्तियां एवं प्रदर्शनों को व्यापक लोकप्रियता प्राप्त कराने में उनका 
विशेष योगदान रहा । राजस्थान की भावी पीढ़ी उनके सांस्कृतिक कलाकार रूप 
को भी सहज में भूल न सकेगी । 


राजस्थानी और व्यास जी ४४६ 


धर 
राजस्थानी ओर व्यास जी 


प्रो० मोहनकृ्ण जी वबोहरा, गबर्नमेंट कालेज, व्यावर (राजस्थान) 


सहसा स्मरण हो आते हैं वे पुनीत दिन, जो मैंने व्यास जी के सम्पर्क में विताये 
ये और सहसा कौंच जाते हैं वे क्षण, जिनसे उनकी दर्दे-भरी स्मृति जुड़ी है। २५ 
;, १६६२ की राधि। नागौर स्टेशन के पास एक सराय। हम व्यास जी को 
खोजते हुए छत के दूसरे सिरे पर जा पहुंचे । वहां वे सो रहे थे । उन दिनों देश-भर 
में रवीद्ध शताव्दी समारोह चल रहा था। अ्रन्तःप्रान्तीय कुमार साहित्य परिपद्‌ 
की ओर से नागौर में समारोह का आयोजन किया गया था। साथ में कार्यकर्ता 
सम्मेलन नी था। व्यास जी को सम्मेलन का उद्घाटन करना था | हम लोगों को 
जोधपुर से पहुंचना था और व्यास जी दिल्‍ली से थाने वाले थे। स्थानीय झाखा की 
ओर से कार्यकर्ताओं के ठहरने का प्रवन्ध स्टेशन के पास के एक सराय में क्रिया 
गया था | व्यात्त जी को श्रपने साथ ले जाने के लिये अनेक झधिकारीगण और नगर 
के व्यापारी झ्रादि तत्पर थे। व्यास जी हम लोगों से पहले ही पहुंच चुके थे। सभी 
आग्रह अनुरोध छोड़कर परिषद्‌ के साथियों के साथ सराय में ही ठहरे। हम लोग 
जब पहुंचे तो पता चला कि व्यात्न जी थ्रा गये हैँ । एक सुखद आाइचये हुआ | हम 
लोग अ्रत्रिक चिन्तित तो नहीं थे, पर झ्ाशंकाग्रस्त श्रवध्य थे कि ठीक समय पर 
व्यास जी को याद नहीं दिला सके हैं। कहीं वे भूल ही न जाय॑, यो जब कभी भी 
हमने उन्हें आमंत्रित किया वे आये, और आये भी समय से पूर्व ही। न जाने क्‍यों 
परिपद्‌ पर आरम्भ से ही उनका वहुत स्नेह रहा। नारलाई श्रधिवेशन प्र भी आये 
ओर राजस्थानी के सिम्पोजियम के श्रवसर पर भी । इत्तना अस्वस्थ होते हुए भी 
उनके आने की बात सुचकर प्रीतिकर विस्मय ही हुआ। हृदय छृतज्ञता से भर 
आया। कितना श्राह्वाद हुआ, इसे वही जान सकता है, जिसने समारोह संचालक 
के रूप में इस स्थिति का अनुभव किया हो, जो श्रोताओं के उठकर जाते वक्‍त मुख्य 
वक्ता के झा जाने से होती है । 
हम व्यास जी के पास पहुँचे । काफी रात वीत चुकी थी । सोच रहे थे कि अ्रव 
तो वे सो गये होंगे। जाकर जगाना तो ठीक नहीं, पर एक बार चलकर देख आते 
में ही कौन हानि है। पास पहुंचे तो वे सो रहे थे। हमारे साथ डा० देवराज उपाध्याय 
थे । उपाब्याय जी को देखते ही उठ खड़े हए ! दिल खीलकर मिले । इधर-उधर की 
वातें होने लगीं। परिपद की प्रवृत्तियों की जानकारी ्र री देते रहे । साथ के लोग सोने 
चले गये। काफो रात बीत गई थी। हम भी उन्हें परेशान करना नहीं चाह रहे 
थे। अगले दिच के कार्यक्रम के वारे में थोड़ा विचार-विमर्श हुआ। पूछने लगे 
कायकत्ता सम्मेलन के अलावा क्‍या कार्यक्रम है। 'देगोर पर साहित्यिक चर्चा' सुन- 


४डपए७ घुन्त के घनी 


कर बंगला की कुछ पंवितियां गुनगुनाने लगे । शायद टगोर की ही । हम सोने चले 
गये | दूसरे दिन जब टेगोर की वात चल पड़ी तो प्रसंगवश कहने लगे कि “राज- 
स्थान में भी कोई टेगोर होता तो जाने कितनी समद्धि हो जाती। टेगोर से पहले 
था भी क्‍या वंगला में ? राजस्थानी की तो अपनी परम्परा भी कितनी समृद्ध है । 

“पर टेंगोर को कितने लोग जानते थे, नोवल प्राइज से पहले।'* मेंने प्रश्न 
किया तो कुशल हाज़िर जवाब के तौर पर बोले, “राजस्थानी का महत्त्व भी तो 
ट्सीटोरी से ही सीखा है हमने | और ठहाका लगाकर हँस दिये । मैं सारी वातचीत 
डा० देवराज उपाध्याय को लिखकर वताता रहा । उन्होंने सन्देह के स्वर में व्यास 
जी से, “पूछा वया सचमुच आप विश्वास करते हैं कि राजस्थानी को पुनर्जीवित किया 
जा सकता है, और क्या वैसा करना उचित भी होगा ? ” तो असं दिग्ध स्वर में वोले 
“हमें ग्रपना विकास करने के लिये मातृभाषा का विकास करना होगा ।” मैंने स्वाभा- 
विक प्रइन किया, “आप तो आयोग के सदस्य थे, राजस्थानी को कंसे भूल गये। 
तो एकाएक गंभीर हो गये । मानो एक ऐसा भाव चेहरे पर छा गया, जो कह रहा 
था क्‍या उस नाजुक समय में प्रान्तीयता की प्रवृत्ति दिखाना उचित होता | झक- 
कर बोले, दरअसल मैं राजस्थानी के सम्बन्ध में एक-एक विल भी पेश करने वाला 
था, पर संयोग से नहीं हो सका । वह कार्य मैंने जोधपुर के संसद सदस्य श्री जसवन्त 
राज जी को सौंप दिया । फिर ऐन ववत पर मालूम हुआ कि वे उसे भूल ही गये । 
फिर क्या हो सकता था ? ” पर क्षण-भर में वह भाव तिरोहित हो गया। मानो वे इस 
वात से आइवस्त हों, कि भाषाएं कब कानून से पनपी हैं? कुछ ठहरकर बोले, असल 
में जानता हूं राजस्थानी के कतिपय लोग इसी वात को लेकर मुभसे नाराज़ हं। 
पर क्या किया जाय ? लोगों ने मुझे समझा ही कब है ?” एक नि:श्वास छोड़कर 
शान्त हो गये । वह सेवा समपित व्यक्तित्व मानो इस तथ्य का अहसास कर भ्राहंत 
महसूस कर रहा था, कि जो कुछ उसने किया उसको संकीर् प्रान्तीय और क्षेत्रीय 
दृष्टि से ही देखा गया है । व्यापक आ्रााधार पर उसका मूल्यांकन हुआ ही कहां है 
जनता की सेवा में जीवन समपित करने वाला जीवन की अ्रन्तिम मंजिल पर पहुच- 
कर पीछे मुड़कर देखे कि उसकी सेवाओं को सामूहिक कल्याण की दृष्टि से नहीं 
व्यवितगत हानि-लाभ के हिसाव से देखा जा रहा है, तो कितना आघात पहुंचेगा : 
इसकी कल्पना करने वाला ही व्यास जी के इस वाक्य का मर्म पहचान सकता है। 

यह वाक्य मेरे मर्मस्थल को ऐसा वेध गया कि बस; कलेजे में चुभ जाये उसे 
ही तीर कहते हैं । यह वाग्वाण मेरे हृदय में चुभ गया। आज भी सोचता हूं तो 
लगता है, कितना दर्दे भरा था, उस आह में कि, लोगों ने मुके समभा ही कंव 
है ?' अपना सर्वस्व जनता की सेवा में समपित करने वाले का इससे बड़ा शिकवा 
और क्या होगा ? वास्तव में यह बात सत्य है, कि व्यास जी के जीवन काल में कम 
लोग ही उनका सही महत्त्व आंक पाये थे । 


प्रकरण ११ 
बिक्री हमत्या 
| 2 


९ 


( 
गीता का आदर्श जीवन 
पूज्य श्री १०८ स्वामी इरिदर जी महाराज, अध्यक्ष--गीता आश्रम, दिल्‍ली दावनी 


श्री जयनारायण व्यास के साथ मेरा सम्पर्क बहुत पुराता और बहुत निकट 
का रहा है। उनके कर्मठ संघर्षमय जीवन को मैंने बहुत समीप से देखा ओर समझा 
है। संन्यास श्राश्रम में प्रवेश से पहले राजनीतिक संधर्षों में वह भेरे साथी रहे ओर 
हमने वहुत से मोर्चों पर साथी सैनिक के रूप में काम किया। यह वहुत कम लोग 
जानते हैं कि उनके जीवन की पृष्ठभूमि कसी अध्यात्मवादी थी। गीता का यह 
आदर्श उनके जीवन पर अक्षरञ्व: पूरा उतरता था कि : 

“यश्यनाहं कृत्तों भावों वुद्धियंश्य न लिप्यते | 
हत्वापि स इमाल्लोकान्न न हन्ति न हन्यते ॥ 

अर्थात्‌ जिसमें कर्त्ता होने का अ्रहंकार पैदा नहीं होता और जिसकी वुद्धि कर्मो 
में लिप्त नहीं होती, वह इस संसार में इसरों को मारते हुए भी न तो किसी को 
मारता है और न किसी से मारा जा सकता है। गीता की यह श्रनासक्त भावना 
व्यास जी के जीवन में ओत-प्रोत थी। बढ़े-से-वड़े राजनीतिक संघर्ष में न तो वह 
किसी के साथ व्यक्तिगत विरोध भाव या हेप भाव रखते थे और न उसमें उनका 
कोई निजी स्वार्थ ही रहता था। इस कारण जय-पराजय की भावना भी उनमें 
नहीं रहती थी। बढ़े-से-वड़े कप्ट भोगते हुए भी वह कभी विपाद करते नहीं देखे 
गये श्रौर बड़ी-से-बड़ी सफलता पर भी हर्ष मनाते नहीं पाये गये । पद-प्रतिष्ठा 
और पेसा उनको अपने आदर से कभी डिगा नहीं सके । गीता के अनुरूप उनका 
आदर्श जीवन भारतीय जनता के लिये अ्नुकरणीय है । 


४४२ द घुन के घती 


२ 
पुष्करणा वीर 


ओऔ ए० डी० बोहरा, आई० एल० ओ० एक्सपोर्ट, स्माल इंडस्ट्री सर्विस इंस्टीट्यूट, 
बू० एन० स्पेशल फंड प्रोजेक्ट, मोरातुवा, सीलोन (श्रीलंका) 

श्रद्धेय व्यास जी के प्रति कुछ भी कहना या लिखना मेरे लिये प्राय: असम्भव 
है। मैं उनकी गोद में बच्चों की तरह पला और उनके चरणों में विनयशील विद्यार्थी 
की तरह बड़ा हुआ । उनके साथ मेरे जो पारिवारिक सस्वन्ध हैं उनके कारण मे 
उन्तके ऋण को कभी भूला नहीं सकता । पुष्करणा समाज पर उनके जो उपकार 
वे असाधारण हैं | सोते हुए समाज को उन्होंने जगाया, विगया और प्रगति के 
दान में लाकर खड़ा कर दिया। उसमें उन्होंने स्वभिमान तथा स्वावलम्वन की 
भावता भरी, उससे उसकी दीनता व हीनता ऐसी दूर हुई कि प्रगतिशील 
समाजों में उसकी भी गणना की जाने लगी है। अन्य अनेक समाजों की तरह 
यूप्करणा समाज भी अनेक क्षेत्रों और अनेक सामाजिक भेदों में वटा था।सव 
-भाव को दूर कर समस्त समाज में उन्होंने एकता व वन्धु भाव पैदा किया । 
के उपकारों को पृष्करणा समाज कभी भूल नहीं सकता। वह सच्चे श्र्थों में 
पृष्करणा वीर' थे । 


-॥५ /0[९ 
| 


बिक 


0 
न्न्ब्न्न 


| 


४. 


: 


422 ७-८ 
८ 0 । 


| 


च्व 
० 


८| 
हि] 


र्ड्‌ 


। 


रथ 
शी 


(0) 


३ 
मेरी अद्घा सावना 


श्री राजवहादुर जी, केन्द्रीय जहाजरानी मंत्री, € श्रकवर रोड, नई दिल्‍ली 

लोकनायक श्री जयनारायण व्यास को मैं सदा पिता व गुरु की श्रद्धा दृष्टि 
से देखता रहा हूं । मेरा उनक्े प्रति यही व्यवहार रहा। १६३६-४० में भरतपुर 
के जन-अ्रान्दोलन के सिलसिले में मैं उनके सम्पर्क में पहली वार आया। तव 
से लगभग चौथाई सदी तक मेरा उनके प्रति यह श्रद्धाभाव निरन्तर बैसा ही वना 
रहा । वह भी मेरे प्रति अटूठ व अ्रपार वात्सल्य भाव रखते थे। मेरी कमियों, 
कमजोरियों और भूलों के लिये संदा क्षमा ही करते रहे । उनकी श्रन्तिम वीमारी 
में मुके उनकी सेवा करने का जो अलमभ्य अवसर मिला, उसमें मैंने देखा कि उन्होंने 
घातक वीमारी के साथ भी वैसी ही वहादुरी से संघर्पमय जीवन में काम लेते रहे । , 
उनके प्रति मैं श्रद्धाभाव से आज भी नतमस्तक हूं । 


जोधपुर और झेखावाटी : दुर्वासा का रूप ४३ 


डं 
जोधपुर और ठडोखावाटोी : दुर्वासा का रूप 


सरदार दरलालपिंद जी, श्रत्ततात् मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 


'समानशीलव्यसनेपु सख्यम्‌' संस्कृत की यह उक्ति व्यास जी के साथममेरे 
संबंध पर विलकुल ठीक बैठती है और इसी कारण उनके साथ कायम हुश्ना मेरा 
सम्बन्ध उंत्तरोत्तर घनिष्ट ही होता गया । उनके अनेक निकटस्थ साथियों को 
अपेक्षा मेरा और उनका परिचय इतना अधिक पुराना न था। फिर भी में अपने 
को उनकी अपेक्षा उनके अधिक नजदीक अनुभव करता था | वे जब जोधपुर राज्य 
में घोर संघर्ष में लीन थे, तब मैं शेखावाटी में उसी प्रकार के संघर्ष में लगा था। 
शेखावाटी की उन दिनों की परिस्थितिया जोधपुर राज्य से भी कहीं अधिक 
निराश्षापूर्ण थीं। उनको जिन परिस्थितियां ने विद्रोही! वनाया था, उन्हीं से मैंने 
भी विद्रोह का पहला पाठ पढ़ा था| यह भी एक सुयोग ही है कि शेखावाटी और 
जोधपुर दोनों में जन-जाग्ृति का शुभ श्रीमणेश समाज-सुधार के आंदोलन से हुआ । 

एक सरीखा वातावरण 

शेखावाटी की स्थिति राजस्थान में कुछ ऐसी थी, जैसे कि एक बड़े मकान 
के एक कमरे को चारों ओर से ऐसा वन्द कर दिया जाय कि उसमें वाहर से हवा बोर 
रोद्नी आना भी बन्द हो जाय | शेखावाटी का सारा क्षेत्र जागीरों में बंदा था 
गौर जोधपुर राज्य का ८२ प्रतिशत क्षेत्र जागीरदारी था || जागीरदारों का घोर 
आतंक चारों ओर छाया हुआ था । ऐसे दमघोटू वात्तावरण में जन-जाग्ृति का जो 
शुभ श्रीगणेश हुआ, वह जोधपुर की जन-जागृति के इतिहास से भी अधिक रोचक 
ओर रोमांचक है । 

स्वर्गीय देवीदस्य जी सराफ 

मंडावा के सेठ देवीवरूश की सराफ को शेखावाटी की जन-जाग्रति का पिता- 
मह कहना चाहिए। उन्होंने १६२४-२५ के लगभग तिलकसेवा समिति की स्थापना 
की और अनेक स्थानों पर उसकी शाखाएं कायम हो गईं। समिति की ओर से 
अधिकतर समाज-सेवा श्रीर समाज-सुधार का ही काम किया जाता था। फिर भी 
जागीरदारों के कान खड़े हो गये और वे उसके मार्ग में भी रोडे अटकाने लगे। 
छोटी-मोटी वातों को लेकर उनके साथ संघर्ष शुरू हो गया। उनमें इत्तनी सफलता 
मिली कि लोगों में उनकी ज़्यादातियों के विरुद्ध मुंह खोलने का साहस पैदा हो 
गया और काम करनेवालों की हिम्मत बढ़ गई | १६२४५ में पुप्कर में भरतपुर के 
महाराजा कृष्णसिंह जी की श्रव्यक्षता में जाट महासभा का जो अ्रधिवेशन हुआ, 
उसकी प्रतिक्रिया शेखावाटी में बहुत शुभ हुई । वहां हमारा जो जत्या गया, वह 
एक ही वेशभूषा पहने या। वहां से जनेऊ पहनने का जो आंदोलन शुरू हुआ, उसका 


डभ४ ' धुन के धनी 


भी जागीरदारों ने विरोध किया। मैंने तो अपनी सरुत्री को भी जनेऊ पहना दिया 
था । उसपर जागी रदार इस बुरी तरह वबौखला उठे कि उन्होंने जनेऊ पहनने के 
भी विरोध में लोगों को भयभीत करना शुरू कर दिया । हम दवे नहीं। निडर हो 
समाज-सुधार के काम में लगे रहे। पुष्कर में महाराजा कृष्णसिहजी का भाषण बड़ा 
ही जोरदार हुआ । उनकी दो बातों का मुकपर बड़ा गहरा असर पड़ा। एक तो 
यह कि महाराजाओं की कोई जाति नहीं होती और दूसरी यह कि अब भारत में 
विदेशी शासन नहीं रह सकता । वहां महामना पंडित मदनमोहनजी मालवीय के 
भी भाषण का मुकपर विशेष असर पड़ा । उन्होंने कहा था कि भारत का भविष्य 
मेहनत-मजदूरी करनेवालों पर निर्भर है; परन्तु उनमें शिक्षा का जो अभाव है, 
वह प्रगति के मार्ग में सबसे वड़ी वाधा है । हमने वहां से लौटकर शिक्षा का काम 
हाथ में लिया और शेखावाटी में कितने ही छोटे-बड़े स्कूल खोल दिये । मैंने अपने 
गांव हनुमानपुरा में भी एक स्कूल खोल दिया । इसके लिये भी हमको बड़ा संघर्ष 
करना पड़ा । 
एक ओर समाज-सुधार का यह काम चल रहा था, तो दूसरी ओर राजनीतिक 
जागृति भी अपने तरीके से पैदा हो रही थी । हमने यहु तय किया कि अपने को 
जागीरदारों के विरुद्ध जयपुर राज्य के यहां दरखास्त देकर जागी रदारों को भ्रारोपी 
वनाना चाहिए। इसी आधार पर एक “बड़ी मिशल' आंदोलन शुरू हुआ और उस 
पर हज़ारों किसानों के हस्ताक्षर लिये गये । उग्र स्वभाव के कुछ लोगों ने बम तक 
वनाने के परीक्षण किये । उसके लिये बड़े-से-बड़े खतरे उठाये। मैं भी उनमें शामिल 
था। एक दिन एक वम फट गया और एक लड़का घायल हो गया। उसके बाद 
हमने वह काम वन्द कर दिया | 
शेखावाटी में वाहर की दुनिया की कोई खबर न आती थी | अखबार पढ़ना 
लोग जानते ही न थे । फिर भी थोड़ी वहुत जावकारी इधर-उधर से आती रहती 
-थी। यह सिलसिला १६३५-३६ तक इसी तरह चलता रहा । १६३७ में देशभवत 
सेठ जमनालालजी वजाज ने जयपुर राज्य प्रजामण्डल की स्थापना की | उसका 
पहला अधिवेशन जयपुर में किया गया । उसमें शेखावाटी के लोग काफी वंड़ी 
संख्या में उपस्थित हुए और यहां से खुले रूप में राजनीतिक जागृति तथा संगठन 
का श्रीगणेश हुआ समझना चाहिए । 
पहली मुलाकात 
श्री जबनारायण व्यास का नाम तो मैंने बहुत पहले सुन॒ रखा .था। लेकिन 
देशी राज्यों का जन-आरदोलन अलगन-अ्रलग राज्यों में इस तरह सीमित था कि एक 
राज्य वाले दूसरे राज्य के संगठन, आन्दोलन, कार्यकर्त्ताग्नों तथा नेताओं से कुछ 
अधिक परिचित नहीं थे । इसी कारण व्यास जी से हम लोगों काःपरिचय न हुमा 
था। सम्भवतः १६३७ की वात है, मैं श्रीयुत श्रीनिवास जी बगड़का. के निमंत्रण 


जोधपुर और शेखावाटी : दुर्वासा का रूप श्र 


'पर बम्बई गया था, तब व्यास जी भी वम्बई पवधारे ये । हम दोनों को सीताराम 
वालिका विद्यालय में ठहराया गया था । वहां पहली वार हम दोनों एक-दूसरे से 
मिले | संघर्पशील विद्रोही स्वभाव के कारण हम दोनों एक-दूसरे के साथ कुछ ऐसे 
घुलमिल गये, जैसे कि वर्षो का पुराना परिचय या सम्बन्ध हो । 
व्यास जी ने उन्हीं दिनों में अखिल भारतीय देशी राज्य लोकपरिपद्‌ का काम 
उसके प्रधानमंत्री के नाते संभाला हुआ था। तव तक उनका काम अ्रधिकतर 
दक्षिण भारत और कुछ गुजरात व सौराप्ट्‌ तक सीमित था। व्यास जी को ही 
इसका श्रेय दिया जाना चाहिए कि उन्होंने उसके कार्यक्षेत्र का विस्तार राजस्थान, 
मध्यमारत, पंजाव तया कश्मीर तक कर दिया और इन सबके कार्यकर्ताओं में 
भाईचारे की भावना पैदा कर दी | सव एक-दूसरे के आंदोलन में दिलचस्पी लेने 
लग गये । 
दुर्वासा का रूप 
व्यासजी के साथ वीती घटनाओं की चर्चा विस्तार में क्या की जाय | उनका 
स्वभाव विल्कुल बच्चों का-सा था। नाचने-गाने में खूब मस्त रहते थे । ग॑भी र-से- 
गंभीर परिस्थिति में भी साच-गाकर वे अपने को हलका कर लेते थे। इस सम्बन्ध 
में एक प्रसंग का उल्लेख मैं अवश्य करना चाहता हूं । जोवपुर के प्राइम मिनिस्टर 
के पद स हटने के वाद उन पर विश्येप अदालत के सामने जब मुकदमा चलाया गया 
तव मेरे विचार से उनके जीवन में सवसे अधिक विपम परिस्थिति पैदा हुई होगी । 
हम कुछ साथी उससे बड़े वेचेन थे | हमने वीच-वचाव करने का घोर प्रयत्ने किया । 
एक वार व्यास जी को लेकर हम कुछ साथी सरदार पटेल से मिलने के लिये देहरा- 
दून इस विचार से गये कि उसका कोई हल ढुंढा जाय | सरदार पटेल से मिले, तो 
उन्होंने क्रोच और आवेश में कुछ अपमानास्पद व्यवहार किया। हम बुरी तरह 
निराश होकर लौटे | कुछ दिन की वात है कि मैं दिल्‍ली में व्यास जी के यहां 
फिरोजशाह रोड पर ठहरा हुआ्ना था । व्यास जी मुकदमे की पेशी के लिये जोधपुर 
गये। तो मैंने श्री माणिकलाल जी वर्मा से चर्चा की कि मुकदमे के सम्बन्ध में एक 
बार हमें फिर प्रयत्त करना चाहिए | तय हुआ कि सरदार पटेल को एक पत्र 
लिखा जाय । वर्मा जी, मा० आदित्येन्द जी और मैंने मिलकर वह पत्र लिखा। 
उत्तर के लिये पता व्यास जी का ही दे दिया गया। सरदार ने हम सवको व्यास जी 
के साथ मिलने को बुलाया । इसी बीच मैं वर्माजी के यहां रहने को चला गया । 
व्यास जी के जोधपुर से लौटने पर मैं उनसे मिलने और सरदार को लिखे पत्र 
के जवाव के बारे में जानकारी लेने गया । सवेरे का समय था । व्यास जी चाय पी 
रहे थे। मुझे देखते ही उनका पारा चढ़ गया । गुस्से की आवाज़ में धमकाते हुए 
मुझे बोले, तुम मेरे विरुद्ध पडयंत्र रचते हो और अपना सामान लेकर वर्मा जी के 
यहां चले गये हो । जाओो यहां से । मैं तुमसे वात नहीं करता । 


४५६ धुन के घनी 


मैंने हँसते हुए कहा कि, ऐसी क्या वात्त हो गई | झ्राज आप अच्छी चाय पिला' 
रहे हैं । 
उनका गुस्सा और अधिक तेज़ हो गया ओर बोले कि सरदार के सामने मुझे: - 
नीचा दिखाने के लिये तुम लोगों ने मेरी अनुपस्थिति में पत्र लिख डाला । 
में बोला कि यदि कोई पड़यंत्र होता, तो हम आपके पते पर जवाब क्यों 
मंगाते ? ह 
वे बुरी तरह झुंकलाकर बोले तुम जाओ सरदार से मिलो | मैं नहीं जाऊंगा।: 
जव लड़ना ही है, तो अखिर तक लड़ा जायगा । | 
व्यास जी का दुर्वासा रूप देख में घवरा गया। मैंने देखा कि सारा मामला 
विगड़ रहा है और हमारा दाव विफल हो रहा है। परच्तु ऊपर से मैं हँसता ही 
रहा । व्यास जी के गुस्से को शान्‍्त करने का प्रयत्न करता रहा । थोड़ी देर में वे 
शान्त हुए और मुझे अपने पास विठाकर चाय पिलाईं। घंटों की मेहनत के वाद 
मैंने उनको सरदार के यहां चलने को सहमत कर लिया । 
हम सरदार से मिले । उस समय की बातचीत और सरदार के बदले रुख की 
चर्चा यहां क्या की जाय । उनका भाव यह था कि मैने स्थानीय स्थिति को समझ. 
लिया और राजस्थान को तो किसी प्रकार संभालना ही होगा । हम पूरी तरह सन्तुष्ट' 
होकर लौटे । नाटकीय ढंग से सारी परिस्थिति एकाएक वंदल गई। व्यास जी भी 
पूरी तरह सन्तुष्ट हो लोटे और फिरोजशाह रोड में अपने निवास स्थान पर आकर 
वोले कि आज रात को तांडव नृत्य होगा । रात को शिवजी का पूरा साज-शंगार 
हुआ | व्यास जी ने तांडव नृत्य करके अपने को और हम सबको ऐसा हलका कर 
दिया, जैसे कि कुछ था ही नहीं । यदि कोई दूसरा होता, तो जोधपुर के मुकदमे के 
भार से वह सदा के लिये ऐसा दव गया होता कि उसका फिर से उभरना सम्भव 
ही न रहता । यह तो व्यास जी का ही साहस और स्वाभिमान था कि वे उस भीपण 
संकट का डट कर सामना कर गये । 
श्रात्मीय व्यवहार 
एक वात उनकी आत्मीयता की मैं भी यहां लिख दूं । जयपुर में अस्पताल मार्ग 
पर कुछ मित्रों ने किसी तरह मेरे लड़के के नाम से मेरे लिये भी एक प्लाट की 
व्यवस्था कर दी ओर अहमदाबाद में जहां वह नौकरी पर था, वहां से पेशगी 
रुपया लेकर उसकी पहली क़िस्त भर दी। मैंने सवा सौ रुपये महीने की किराये 
की वचत करने के लिये वहां कच्ची-पक्‍की व्यवस्था करके रहना शुरू कर दिया [' 
उस समय वह स्थान प्राय: उजाड़-सा था और रात को गीदड़ों की आवाज़ भी सुनने 
में आती थी । व्यास जी का स्वभाव यह था कि जब किसी के यहां जाते, तो वाहर 
से ही वच्चों को पुकारते और उनके साथ खेलते हुए घर में प्रवेश करते। मेरे यहां 
एक दिन मेरी लड़की ने कह दिया कि मैंने उनको ऐसी जगह लाकर ठहरा दिया 


व्यास जी और जोवनेर कृषि कालेज ह ४७: 


है, जहां किसी दिन उसके बच्चे को गीदड़ उठा ले जायेंगे। उन्होंने इस वात को 
लेकर मित्रों में मुझे हँंसी-मज़ाक का ऐसा मोहरा वना लिया कि मुझे देखते ही गीदड़ 
की आवाज कर मेरा मज़ाक उड़ाना शुरू कर देते | इस प्रकार मेरा मज़ाक करते 
हुए वे अपने मुख्यमन्तरी के रूप और उसकी ग्रम्भीरता को भी भूल जाते थे । यह 
था उनका अपना विशुद्ध रूप, जिसको वे कभी न भूले थे । ऐसे कितने ही प्रसंग 
उनके हर मित्र के साथ उपरिथत हुए होंगे और मेरे साथ तो उनका यह मजाक 
हमेशा ही चलता था । । 

एक वार हम लोग अहमदाबाद में कांग्रेस महासमिति के अधिवेशन से उनके 
साथ लौटकर नई दिल्‍ली में उनके यहां ठहरे। हमारा तांगा आगे था और उनका 
पीछे-पीछे । धर लौटकर बड़ी ग्रम्भीरता से बोले कि तांगे पर तुम दोनों को बैठ 
देख यह जानना व पहचानना मुश्किल था कि तुम दोनों में सरदार कोन है और 
सरदारनी कौन | यह था उनका खुला श्रात्मीय भाव और व्यवहार | इसको भी 
उन्होंने कई दिनों तक मजाक का विपय बनाये रखा । 

मेरेसाथ उनका आजीवन ऐसा ही आत्मीय व्यवहार बना रहा ! झाज जब 
उनकी याद झाती है, तव ऐसा प्रतीत होता है, जैसे कि मेरा श्रपन्ा ही कोई निकट- 
सम्बन्धी विछुड़ गया हो । 


हे ु 
व्यास जी और जोबनेर कृषि कालेज 
श्री जीवनमल जी जेन, जेन मवन, जोवनेर वाग, जोधपुर (राजस्थान) 


सन्‌ १६५४५ की बात हैं। एकाएक राजस्थान सरकार ने जोवनेर के जागीर- 
दार रावल नरेद्धसिह द्वारा संचालित कृषि कालेज” को उदयपुर स्थानान्तरित 
करने की न केवल घोषणा कर दी ; अपितु उसके आचाय॑े श्री ए० एस० राठौड़ को 
उदयपुर के लिये नियुक्त कर दिया। वह निर्णय राज्य सरकार ने जोवनिर की 
जागीर ग्रहण के वक्‍त किया, क्योंकि जागीर के साथ-ही-साथ सरकार को 
उनके द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाएं भी सम्भाल कर अपने नियंत्रण में चलानी 
थीं। ऐसी स्थिति में जोवनेर के नागरिक एवं क्षेत्र की जनता वेसहारा होकर भटक 
रही थी । 

एक संघर्ष समिति का गठन किया गया, जिसका लेखक मंत्री था और संघर्ष 
को वलशाली बनाने के लिये प्रान्त के प्रमुख नेताओं से मिलकर सहयोग प्राप्त भी 


डप््८ घुन के धनी 


मुझे ही करता था । हमारा कालेज चलता रहा और संघषें भी । एक दिन सम्भवतः 
७ जुलाई, १९५६ को जोवनेर से कालेज के समस्त छात्रों और अध्यापकों की बसों 
से और साज-समान को ट्रकों में भरकर उदयपुर रवाना कर दिया गया। जोश के 
साथ चल रहा संघर्ष समाप्त हो गया। संघषे के नेता हौसला खो बेठे। मेरे स्वयं के 
हाथ-पांव निर्जीव और दिमाग शुन्य हो गया। मैं जयपुर में जोवनेर बाग में रावल 
साहव के यहां वैठा था। मुझ्के कुछ नहीं सूझा तो भागकर अशोक होटल के पास 
वाले व्यास जी के निवास स्थान पर गया । सौभाग्य था कि व्यास जी मूढ़े पर बेठे 
एक पुस्तक पढ़ रहे थे। मुझ देखते ही कहा, “इस वक्‍त कैसे आया है नेता ? ” वे 
प्रायः मुझको 'निता' या 'जोवनेर का शुभाष” कहा करते थे। रात के दस वज रहे 
थे। इस कारण उस समय पहुंचने पर आ्राइचर्य करना स्वाभाविक था। मेरे से कुछ 
कहा नहीं गया और रोते-रोते हिचकियां बंध गईं, तो उन्होंने गम्भीर होकर कहा, 
“इसी भरोसे नेता वने फिरते हो । इसी भरोसे कालेज सरकार की इच्छा के खिलाफ 
रखने का ख्वाव देख रहे हो ।* 

जव मैं कुछ शान्त हो सका, तव मैंने सारी वात कह दी । व्यास जी गंभीर हो 
गये । मुझे उन्होंने कुछ नहीं कहा और तुरन्त फोन पर गये । किसी से उन्होंने वात- 
चीत की । वातचीत मैं नहीं सुन पाया । मगर यह सही है कि व्यास जी फोन करके 
आये तब वह तेज गुस्से में थे। मुझसे बात भी नहीं की और कह दिया जोवनेर 
चले जाओ । देखो सवेरे तक लड़के व सामान वापस आता है या नहीं । 

मैं सवेरे जोवनेर पहुंचा तो वहां लड़के वापस आ चुके थे और सामान ट्रकों 
से उतारा जा रहा था। सभी को आशइ्चये था, अपने शुभचिन्तक नेता की करनी 
पर | वापस जयपुर पहुंचकर व्यास जी के सामने खड़ा हो गया, जब कुछ नहीं वोल 
सका, तब उन्होंने पूछा भाई बोलो तो सही लड़के व सामान वापस पहुंचा या 
नहीं । मैं केवल यह कह सका “पहुंचता कैसे नहीं ? ” 

इसके वाद उन्होंने सारे संघर्ष की रूपरेखा वनाई। मुझे उस समय के कांग्रेस 
अध्यक्ष ढेवर भाई से मिलाया। सारा केस उनको समझाया और श्रद्धेय व्यास जी के 
प्रयत्नों से अढ़ाई वर्ष में संघ सफलता के साथ समाप्त हुआ | जोवनेर की जनता 
उनके इस उपकार को कभी भूल नहीं सकती । 


उनकी स्मृति ४8 


६ 
उनको स्मृति 
श्री कन्दैयालाल जी खादीवाला, इन्दोर (म० ग०) 


मुझे अजमेर जेल में उनके साथ रहने और अजमेर प्रान्तीय कांग्रेस तथा देशी- 
राज्य लोकपरिपद में कार्य करने का अवसर मिला था। उन दिनों के निकट निवास 
के कारण हम दोनों में वड़ा स्नेह पैदा हो गया था। वे वड़े ही विनोदी, हँसमुख और 
मिलनसार थे । उन्होंने फाकेमस्ती में अपना जीवन विताया। संगीत-लृत्य में वे 
काफी प्रवीण थे । उनकी एक विज्ञेपता यह थी कि वे जव कभी कोई कार्य करने 
का निश्चय कर लेते तव उसको पूरा किये विना दम नहीं लेते थे। 

संसद के सदस्य के नाते जब भी कभी वे संसद भवन में मिलते तव उनके साथ 
बैठकर खूब चर्चा होती थी, तव वे प्राय: यही कहा करते थे कि खादीवाला जी जो 
काम हमने उस सुफलिस और फाकेमस्ती में किया, उसका जो आनन्द व मजा 
मिला, उसको आपके नये कार्यकर्ता अनुभव नहीं कर सकते । आज वे हमारे वीच 
नहीं रहे, किन्तु जब भी उनकी याद आती है तो उनका चित्र हमारे समक्ष झरकर 
हमें उत्साह और प्रेरणा देता रहता है। 


५ 
वच्रादपि कठोराणि 


ओऔी ज्वालाप्रसाद जी शर्मी, एम० एल० ए०, अजमेर (राजस्थान) 


सन्‌ १६३१ से ३४ के बीच का समय होगा | श्रद्धेय जयना र/यण जी व्यास का 
कार्यक्षेत्र तव राजस्थान का मुख्य नगर अजमेर था । जहां तक मुझे स्मरण है शायद 
ही कोई राजस्थान का ऐसा नेता मैंने उन दिनों देखा होगा जो व्यास जी की वरा- 
वरी कर सकता | व्यास जी की यह विशेषता थी कि वे सावंजनिक जीवन में छोटे- 
से-छोटा ओर बड़े-से-बड़ा साहसपूर्ण कार्य करते में कभी नहीं भकरिमके । एक ओर 
वे अपने कन्धे पर तिरंगा ऋण्डा लेकर चलने में गौरव अनुभव करते थे, तो दूसरी 
ओर दच्चों को गोलियां वबांटकर खुले आम ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध नारे लगवाते 
थे। सच कहा जाये तो यह गुण मेरे जीवन-निर्माण में काफी सहायक हुआ । 

१६४६ के फरवरी माह की वात होगी । मैं अजमेर जेल से छूटकर आया ही 
था। उन्हीं दिनों जोवपुर से भाई अचलेइ्वर प्रसाद शर्मा किसी कार्यवश्ञ अजमेर 


२ 
४६० धुत्त के धनी 


झाये | उनसे मेरा पारिवारिक सम्वन्ध होने के कारण हर मामले में खुलकर चर्चा 
होती थी। उन्होंने विस्तृत चर्चा के दौरान में दु:ख-भरे शब्दों में वताया कि जोधपुर 
रियासत की अन्तरिम सरकार में व्यास जी का मंत्री पद सम्मालना जनता ने 
अच्छा वहीं समक्ता 

संयोगवद थोड़े दिन वाद मजदूर आन्दोलन के सिलसिले में मैं उज्जेन गया । 
व्यास जी का कन्हैयालाल देद्य के साथ गहरा सम्बन्ध था और मेरा भी अच्छा 
परिचय था। मैंने वातों ही बातों में वैद्य जी से कह डाला कि व्यास जी मंत्री पद 
सम्भालने की प्रतिक्रिया जनता में छुछ अच्छी नहीं हुई है। मेरा उल्लेख करते हुए 
वद्य जी ने वह वात व्यास जी से कह दी। कुछ समय वाद राजत्त्थास के उम्रपंची 
नेता स्व० वादा नृसिहदास जी और व्यास जी किसी कार्यवश एक साथ अजमेर 
आये। उन्होंने अजमेर की सराय (एडवर्ड मेमोरिया ) में डेरा डाला। पहले व्यास 
जी जब भी अजमेर बाते तो प्रायः मेरे ही यहां ठहरा करते थे। ज्यों ही मुझे पता 
चला में मेमोरियल पहुंचा, लेकिन व्यास जी ने मुझसे वात भी न की । जो व्यास 
जी सदा आत्मीयता और स्नेह से मिलते थे वे ही इतसे रुष्ट हो जायंगे, इसकी मेने 
कभी कल्पना भी नहीं की थी। फिर भी में यों हार मानने वाला नहीं था। मेन 
वहां खड़े एक मजदूर को आवाज़ दी और दोनों नेताओं का सामान उठवा कर 
अपने घर ले चलने को कहा । 

फिरक्या था, व्यास जी और वावा जी भी साथ हो गये । घर पहुंचने पर मैंने व्यास 
जी, से पछा, आखिर आप मुझ से इतने नाराज़ क्यों हैं? व्यास जी ने स्मेह-भरेद्वब्दों 
में उत्तर दिया कि यदि तुमको कुछ कहना ही था, तो सीधा मुभसे क्यों नहीं कहा । 
में तुरन्त समझ गया कि मैंने उज्जेन में वैद्य जी को कुछ कहा उसी की यह प्रति- 
क्रिया है। मैंने पाया कि व्यास जी ऊपर से जितने कठोर हैं, उत्तने ही अन्दर से 
कोमल हूँ । उनके सार्वजनिक जीवन में भी ऐसे कितने ही प्रसंग उपस्थित किये जा 
सकते हैँ, जव उनके रोप को दूर कर उन्हें सन्तुष्ट करने में ज़रा भी समय व लगता: 
था। 








#उनके अभाव की पूर्ति सम्भव नहीं ह ४६९१ 


य् 
उनके अमाव की पूर्ति सम्मव नहीं 
श्री रावतमल जी कोचर ऐडवोकेट, बीकानेर (राजस्थान) 


व्यास जी के साथ मेरा बहुत निकट सम्पर्क रहा है । अपने साथ घटी केवल एक 
“बटना को लिखना श्रेयबस्कर समभत्ता हूं । 
जीवन में अनेक आ्रादभियों से मिलने, उनके साथ रहने का अवसर आया। 
लेकिन आचरणवान झ्रादमी कठिनता से ही जन्म लेता है । सन्‌ १६९५४ के सितम्वर 
माह की बात है, श्रद्धेय व्यास जी ने एक निर्मीक पुरुपसिह की भांति, इस वात को 
भली-भांति जानते हुए कि विश्वास का प्रस्ताव विधान-सभा में इस समय रखना 
उनके लिये अनिवार्य नहीं है । अपनी झवित को पूरे तौर पर लाने के पश्चात 
अनुकूल वातावरण में रखा जा सकता हैं। फिर भी एक सिद्धान्तवादी की भांति 
विदवास का प्रस्ताव विवान-सभा में रखा और उनकी यह झीत्रता ही उनकी 
पराजय का कारण वनी । विश्वास का प्रस्ताव स्वीकृत न हो सका और व्यास जी 
को मुख्यमंत्री पद त्यागना पड़ा । उसी दिन रात्रि को दस बजे उनके निवासस्थान 
पर मुझे जाने का अवसर मिला। उससे पहले वीकानेर में अनाज निकासी झांदोलन 
व्यास जी के मुख्यमंत्री काल में हो चुका था। वह एक वहुत बड़ा जन-आन्दोलन था 
और वीकानेर की सारी जनता राज्य सरकार के विरुद्ध वगावत कर चुकी थी । २१ 
दिन की पूर्ण हड़ताल इस वात की द्योतक थी कि वीकानेर की जनता राज्य सरकार 
के अन्न निकासी के कारण स्वेथा विरुद्ध हो चुकी थी। इस आन्दोलन को चलाने 
के लिये जन-संघर्ष समिति बनी थी, में उसका अध्यक्ष था। उसके कारण मेरे प्रति 
व्यास जी का रुप्ट होता स्वाभाविक था। लेकित उस महापुरुष के लिये वह वात 
बहुत छोटी थी। ज्यों ही में उनसे मिला वे गले लगाकर मिले। विगत बातों को 
भुलाकर उन्होंने मुझे उसी प्रकार गले लगाया, जिस प्रकार कि इस आन्दोलन से 
पहले मेरे साथ वर्ताव किया करते । मुझसे अपने एक बहुत ही आ्रावश्यक कार्य हेतु 
कई महानुभावों के साथ दिल्‍ली जाने को कहा । मेरा व्या साहस हो सकता था कि 
में उनका आादेक्ष न मानता । मैंने दिल्‍ली जाना स्वीकार किया । उन्होंने अपने बहुत 
हो गुप्त पन्न मेरे हवाले किये। 
रात के ग्यारह वज चुके थे। गाड़ी वारह वजे रवाना होकर सुबह दिल्ली 
पहुंचने वाली थी। उस समय भश्रर्थामाव के कारण मैं एकाएक अ्रसमंजस में पड़ गया । 
मेरे पास सिर्फ पचास से पचद्त्तर रुपये तक की ही राशि थी, जो अपर्वाप्त थी । इस 
राशि से रेलवे के टिकट लेने भी सम्भव नहीं थे और समयाभाव के कारण कहीं से 
लाना भी सम्भव नहीं था। सिवाय इसके और कोई रास्ता न था कि में व्यास जी से 
ही याचना करता । 


४६२ धुन के धनीः 


मैंने बहुत धीरे से शंकित अवस्था में दो सौ रुपये उनसे यह कहकर मांगे कि. 
कुछ समय पश्चात्‌ वीकानेर जाकर भेज दूंगा। व्यास जी भी संकोच में पड़ गये और 
इधर-उधर की वातें कर टालने की इच्छा में रहे ताकि मुझे इस वात का ज्ञान न 
हो सके कि व्यास जी के घर में जो राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री हैं, दो सो रुपये 
का अभाव है। उनकी स्थिति छिपी न रह सकी । उस विषम स्थिति में अपने एक 
मित्र को वुलाकर मेरे सम्मुख दो सो रुपये की उससे याचना की । 

मैं एकदम चकित-सा मतिवत्‌ होकर उनकी ओर देखता रह गया। मेरे मत 

पर इस आचरण की एक अमिट छाप पड़ी कि क्या राजस्थान जैसे प्रान्त के मुख्य- 

मंत्री होते हुए उनके पास दो सौ रुपये तक का अ्रभाव है ? इस छोटी-सी घटना से 
ही यह स्पष्ट प्रकट है कि व्यास जी कैसे निर्लेप और अपरियग्रही थे । उनको अर्थ का 
लोभ छू तक न सका था | गृहस्थ जीवन में रहने वाले पुरुषों के लिये त्याग की चरम 
सीमा थी। मुझे उसी वक्‍त यह भाव हुआ कि ऐसे महापुरुष का ऐसे समय में जब 
कि इस देश में भ्रष्टाचार ने अपने पूरे पंजे जमा रखे हैं, राजस्थान की राजनीति से 
टूर होना बहुत ही घातक होगा । होनहार की वात है जो होना था वह हुआ और 
राजस्थान उनके नेतृत्व से वंचित हो गया । 

यह घटना उनकी महानता व मानवता की द्योतक है । ऐसे महापुरुषों का हमारे 
वीच से हमेशा के लिये उठ जाना एक ऐसी कमी है, जिसकी पूर्ति कभी नहीं हो 
सकती । 


& 
उनका स्वामिमान 
श्री नरसिंह दास जी लूकड़, जोधपुर (राजस्थान) 


आज से ठीक ३६ वर्ष पूर्व की वात है, जब मैं १६ वर्ष का था, मेरा लोकनायक 
से राजनीतिक सम्पर्क हुआ। उसके पूर्व मैं उनको समाज-सुधा रक के रूप में ही देखता 
था। वे पुष्करणा ब्राह्मण नवयुवक मंडल के प्रवत्तंक थे। सब जातियों के योग्य 
कार्यकर्त्ताओ्रों की व्यास जी की एक टोली थी। उसमें से ही कुछ समय वाद कुछ 
कार्यकर्ता राजनीतिक क्षेत्र में आये । उनमें स्वश्री सेठ आनन्दराज जी सुराणा, 
भंवरलाल जी सराफ, हेमचन्द जी छांगाणी, गोपीकिशन मूंघड़ा, प्रयागराज भंडारी 
ग्रादि थे । 


उनका स्वाभिमान ४३ 


... आन्दोलन की तेथारी 

व्यास जी जोधपुर राज्य के कुछ वेहूदा कानूनों, जैसे टाइपराइटर एवक्ट, प्रेस 
एक्ट और राजद्रोहात्मक कानून के खिलाफ आन्दोलन का सूत्रपात करने की तेयारी 
में लीन थे। वे तव व्यावर से 'तरुण राजस्थान” साप्ताहिक का सम्पादन किया 
करते ये । जिसका राजस्थान को कई रियासतों में प्रवेश निषेध था। व्यास जी ने 
अपने कुछ साथियों के समक्ष उस आन्दोलन की रूपरेखा रखी। उनमें यह लेखक 
भी शामिल था। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में जो कुछ कहा था, वह आज भी मेरे कानों 
में गूंज रहा है। उन्होंने कह्ा था कि अगर आप लोग हिम्मत व साहस से आगे 
बढ़ें, तो कोई शवित ऐसी नहीं जो आपको अपने रास्ते से विचलित कर सके । एक 
तरफ व्यास जी व उनके साथी आन्दोलन की तैयारी कर रहे थे, दूसरी तरफ मिनि- 
स्टर इनवेटिगराव राजा नरपतर्सिह् जी थे, उसको जड़मूल से उखाड़ने की तेंयारी 
में थे। उन्होंने सबसे प्रथम व्यास जी को गिरफ्तार कर अज्ञात स्थान में भेज दिया। 
साथ ही सेठ सुराणा जी और भंवरलाल जी सराफ को भी गिरफ्तार कर लिया । 
वड़ा लम्बा मुकदमा नागौर किले में चला। मुकदमे की परवी वकीलों के साथ 
व्यास जी स्वयं करते थे। मुझे खूब अच्छी तरह याद है कि एक जज महोदय ने 
कहा कि यह मुकदमा तो एक स्वांग मात्र है। किसी प्रकार सजा तो दिलवानी है। 
अतः हमको साधन वनाया गया, उस मुकदमे में व्यास जी और उनके साथियों को 
पांच-पांच वर्ष की सजाएं और जुर्माना किया गया। सजा के विरोध में जगह-जगह 
हड़वालें व विरोध सभाएं हुई। जोधपुर स्टेट में १४ गिरफ्तारियां हुईं, जिनमें 
लेखक भी शामिल था । 

जोधपुर का '४२ का आन्दोलन 

अंग्रेजो भारत छोड़ी आ्रान्दोलन जब शुरू हुआ, तव जोधपुर राज्य के कार्य- 
कर्ता जेलों में बन्द थे। एक प्रभावशाली कार्यकर्ता ने राज्य के दीवांच सर डोनाल्ड 
के इशारे पर माफी आन्दोलन का सूत्रपात किया। उस आन्दोलन से व्यास जी बड़े 
चिंतित हो गये और अपने साथियों को जेल में दृढ़ बने रहने का परामर्श देते रहे । 
कुछ साथियों को क्षमा मंगवाने के लिये पैरोल पर भी छोड़ा गया । परन्तु व्यास 
जी की दृढ़ता के कारण माफी आ्रान्दोलन सफल न हो सका । राज्य के दीवान सर 
डोनाल्‍ड फील्ड यह कहा करते थे कि जब तक व्यास का प्रभाव वना रहेगा, ऐसे 
आन्दोलन भ्रसफल ही रहेंगे । 

जोधपुर का ऐतिहासिक मुकदमा 

राजस्थान संघ के निर्माण के बाद १६५० भें व्यास जी और उनके साथियों 
पर सरदार पटेल के प्रकोप के कारण जो संगीन मुकदमा चलाया गया था. उसमें 
गुजरात के - एक धनी-मानी प्रभावश्ञाली सेठ ने मध्यस्थता करने की व्यास जी से 
इच्छा प्रकक की श्र उनको विश्वास दिलाया कि उनको सरदार के पास ले 


४६४ | 'घुन के धनी 


जाकर मुकदमा वापस लिवा देंगे। परन्तु व्यास जी ने साहसपूर्ण शब्दों में कह दिया 
कि सरदार हो या भगवान्‌, व्यास किसी के भी सामने अपना स्वाभिमान खोना 
'नहीं सीखा। मैं वड़ी से वड़ी आपत्ति के सामने भी सिर नहीं भुकाऊंगा । इस पर 
उनके मित्र ने उनसे कहा कि आप इस अगिनि परीक्षा में कुन्दत वनकर निकलेंगे 
और अस्त में सरदार के हृदय को भी आप जीत लेंगे । 

व्यास जी का यह उत्कृष्ट चरित्र और चट्टान की-सी दृढ़ता उनके सारे जीवन 

में हीरे की तरह चमकती दीख पड़ती थी । 

रिघवत का एक अद्भुत मायला ु 

सन्‌ ५३ में वे गोड़वाड़ के एक नगर में किसी सेठ द्वारा बनाये गये अस्पताल 
का उद्घाटन करने यये तो कार्यकर्त्ताओं की वेठक में गोड़वाड़ जन पंचायत के कुछ 


पंचायत को अपने सम्मेलन का सामूहिक भोजन करने की ज्षाज्ञा प्राप्त करने के 
लिये हजारों रुपये खर्च करने पड़े हैं । इस वात की विस्तृत जानकारी व्यास जी ने 
उन कार्यकर्त्ताश्रों से चाही, मगर उन्होंने प्रभावशाली लोगों के डर से विस्तृत विव- 
रण देने से इल्कार कर दिया। पर व्यास जी को सनन्‍्तोष नहीं हुआ्ना, उन्होंने लेखक 
को, जो उस समय उनके साथ था कहा कि विस्तृत जांच करके सव जानकारी उन्हें 
दे दी जाय। लेखक ने सारा विवरण उनको दे दिया। उसको सुनकर वे अवाक्‌ 
रह गये ओर उन्होंने उस घन को अपनी निजी कमाई से झदा करने का बहुत 
आग्रह किया, मगर पंचायत ने उनसे पैसा लेने से इनकार कर दिया । कुछ भी हो 
इस घटना की व्यास जी के मन पर बड़ी गहरी चोट लगी । और वे उस रात्रि को 
'विल्कुल सो नहीं पाये। परिणाम यह हुआ कि इस घटना के रहस्योद्घाटन से 
“राजनीतिक तनाव पैदा हो गया, जो हमेशा उनके जीवन में वना रहा । 
उुखदु'ले समे क्त्वा 
सन्‌ १६६१ में पाली में प्रदेश पालियामेन्टरी बोर्ड के सदस्यों का चुनाव करने 
के लिये राजस्थान प्रदेज्ञ कांग्रेस कमेटी की एक बैठक हुई। व्यास जी भी उम्मीद- - 
वार थे। परन्तु वे चुने नहीं जा सके। कुछ मित्रों ने व्यास जी को अपना नाम 
वापस लेने की सलाह दी; उनको उन्होंने कहा कि हारने का मुझे कोई डर नहीं 
है। इससे यह तो पता चल जायगा कि मेरी कोई पार्टी नहीं है मैं अकेला ही अपनी 
पार्टी हूं । प्रदेश कांग्रेस की बैठक के बाद एक मिनिस्टर के यहां भोजन हुत्ना और 
भोजन के वाद दो-तीन घंटे श्रामोद-प्रमोद की चर्चा-वार्त्ा में दीते । मैंने देखा कि 
उनकी जिस हार के लिये हम सब इतने दुखी थे। उसका उनको जरा भी रंज न 
था और उनके चेहरे पर विपाद की एक भी कोई रेखा न थी। अपनी हार को इस 
विनोद से लेना व्यास जी खव जानते थे । 
मेरे व्यक्तिगत जीवच पर लोकनायक का जो प्रभाव पड़ा है, उसको शब्दों 


वह दृदय और वे शब्द ४५ 


में व्यवत कर सकना सम्भव ही नहीं है। हृदय की भावना और अनुभूति शब्दों में 
व्यक्त नहीं की जा सकती । परस्पर कभी कुछ मतभेद पैदा हो जाने पर भी उनके 
सस्‍्तेह व आत्मीयता से मैं कभी वंचित नहीं हुआ, इसको मैं अपना अहो भाग्य ही 
"मानता हूं । 


१० 
वह दुदय और वे दाब्द 
सेठ आनन्दसिंदह जी कछवाहा, एम० एल० ए०, अध्यक्ष--जिला कांग्रेस कमेटी, जोधपुर 


में व्यास जी का जब स्मरण करता हूं, तव मुझे सहसा ही १६२२-२३ का 
अपना विद्यार्थी जीवन याद आ जाता है । तब मैं जोधपुर के सुमेर मिडिल स्कूल 
में पढ़ता था और व्यास जी मेरे गुरु अथवा अब्यापक थे। उनकी उन दिलों 
की वेश-भूपा सफेद घोती, सफेद कोट और हरा साफा मैं नहीं भूलता । पगड़ी के 
नीचे दोनों कानों पर लम्बे-लम्वे वाल दीखते थे। उन दिनों में भी हमेशा वे गम्भी र 
विचार मुद्रा में ही मगन दीख पड़ते थे। कुछ समझ न पड़ता था कि वे क्या सोचते 
रहते हैं। 

१९३२ की वह घटना भी मुझे याद है, जब उन्होंने निजी तौर पर जोधपुर 
राज्य की औद्योगिक उन्नति के सम्बन्ध में कुछ सोचना और कुछ योजनाएं 
वनानी शुरू की थीं। में तो युवक ही था ओर उनकी वातों की गहराई में न जा 
सकता था । इतनी याद है कि वे मेरे पिता जी के पास किसी औद्योगिक योजना 
के सम्बन्ध में विचार-विनिमय करने आया करते थे । बिजली के वल्व का कार- 
खाना खोलने के सम्बन्ध में तव बातचीत हुई थी। मंडोर में हम लोगों का काम- 
काज चलता था। जोधपुर राज्य में हर दूसरे-तीसरे वर्ष वर्षा न होने के कारण 
दुमिक्ष पड़ता था और अझ्रकालपी डित लोग नौकरी या काम-काज की खोज में 
राज्य से वाहर जाने को विवश होते थे। हजारों किसान अपने पशुझ्रों व घर-बार 
के साथ अपने गांव छो इक र मालवा की ओर निकल जाते थे | इस दुर्दशा को सहन 
ने कर सकने के कारण व्यास जी के हृदय में उद्योग-धन्धे शुरू करने की भावना 
पैदा हुई थी। परन्तु उन दिनों में न तो उनके पास सावन थे और न धनी वर्ग व 
सरकारी अधिकारियों पर उनका ऐसा कोई विश्येप प्रभाव था, जिससे उनकी 
'वह भावना पूरी हो सकती। फिर भी उनका उत्साह और आशा देखते ही 
बनती थी । 


टच ् धुन के घनी 


१६४८-४६ में जब वे राज्य के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए, तव मैं उनसे मिलने 
गया । उन्होंने जोधपुर शहर को एक नया और आधुनिक रूप देने की जो योजना 
वनाई उसके सम्बन्ध में मुझसे खुलकर वातचीत की । सोजती गेट के आस-पास 
के उपेक्षित और गन्दे इलाके को साफ करके वहां वे नई बस्ती वसाना चाहते थे 4 
वहां टट्टियां बनी हुई थीं, जिनकी वजह से वह सारा इलाका गनन्‍्दा बना रहता 
था। उत्तकी योजना के अनुसार उसकी सफाई पर ६०-६५ हजार रुपया खर्च होना 
चाहिए था । उसके लिये उन्होंने मुझे प्रेरित किया और मैं उनसे सहमत हो गया | 
उस इलाके का उद्धार किया गया। उनकी ही प्रेरणा पर ३ मार्च, १९४६ को 
आनन्द सिनेमा की नींव रखी गई। सिनेमा भवन कलापूर्ण और आकर्षक बनाने 
में उनके सुझावों से बड़ी सहायता मिली । उन्होंने ही उसकी नींव रखी थी। उनके 
कला प्रेम और संगीत, नृत्य व नाटक में उनकी दिलचस्पी स्वाभावसिद्ध थी। 
झानन्द सिनेमा भी उसी का एक प्रतीक है। 

राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश करने के लिये उन्होंने ही मुझे प्रेरित किया था 
ओऔर १६४९६ के बाद मैं राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश करने के कारण ही उनके सम्पर्क 
में वरावर आता रहा। १६४६ में उनको दस हजार की थैली भेंट करके उनका 
जोघपुर के प्रधानमंत्री के नाते जो नागरिक अभिननन्‍दन किया गया था, उसमें 
मैंने विशेष भाग लिया था। उनकी प्रेरणा और आशीर्वाद से मुझे जिला कांग्रेस 
कमेटी का अध्यक्ष चुना गया और वाद में राजस्थान विधान सभा का सदस्य चुने 
जाने का भी गौरव प्राप्त हुआ । 

व्यास जी से मेरी अन्तिम मुलाकात ४ मार्च, १६६३ को नई दिल्‍ली में हुई। 

मैं श्री राजवहादुर जी से मिलने गया, त्तो उनको वड़ा चिन्तित पाया । उनसे पूछा 
तो पत्ता चला कि व्यास जी का स्वास्थ्य कुछ श्रच्छा नहीं है। मैं व्यास जी के यहां 
पहुंचा, तो उनका स्वास्थ्य ठीक न था। मुझे पता था कि तब उनकी आर्थिक 
स्थिति भी सनन्‍्तोषजनक नहीं थी। मैंने उनसे कहा कि आपकी शारीरिक हालत 
कुछ ठीक प्रतीत नहों होती, तो वे एकाएक अपने स्वभावसिद्ध विनोद में बोल उठे 
कि मेरी क्या वात करते हो; सारे ही देश की हालत खराब है, कांग्रेस की भी 
हालत खराव है, चारों ओर पद लोलुपता छाई हुई है और स्वार्थी लोग जहां-तहां 
धुस गये हूँ। मैंने तो भ्रप्टाचार के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया है और श्रन्तिम दम तक 
उसमें लगा रहूंगा । जब कि उनके सव साथी उनके स्वास्थ्य के लिये इतने अधिक 
चिन्तित थे, तव भी उनको अपनी अपेक्षा देश और कांग्रेस की ही अधिक चिन्ता 
थी । वे हमको उस हालत में भी हँसते हुए वाहर तक छोड़ने आ्राये । 

कुछ ही दिन वाद जव मैंने उनके निघन का दु:खपूर्ण समाचार सुना, तव मेरे 
सामने उस अन्तिम मिलन व विदाई का गम्भीर दृश्य उपस्थित हो गया और मेरे 


उनकी करुणा ध्द््छ 


कानों में उनके आशा व विश्वास भरे वे गम्भीर शब्द गूंज उठे, जो उन्होंने अपनी 
अन्तिम भेंट के समय मुझसे कहे थे। वे अव भी जब-तव मेरे कानों में गूंजते 
रहते हैं। 


११ 
उनकी करुणा 
डा० पुप्पेन्द्र काला पिरथिक”, रायपुर, (रानस्थान) 


वात उस समय की है जब सन्‌ १६४८ में कांग्रेस का वापिक अधिवेशन जयपुर 
में हो रहा था। उसके स्वयं सेवकों के प्रवच्ध का दायित्व मारवाड़ के मुख्यमंत्री श्री 
जयनारायण जी व्यास को सौंपा यया | व्यास जी ऐसे कार्यरत थे कि उनको दम 
लेने की भी फुर्सत न थी । 

अधिवेशन के दूसरे दिन १७ दिसम्बर ४८ को ठीक प्रात: आ्राठ बजे मैं अपने 
साथियों सहित गांधी नगर के लिये रवाना हुआ । हमने स्टइन जाकर वस पकड़ी । 
उस समय की भीड़ का तो कहना ही क्या । जसे-तेसे हमने वस द्वारा पहुंचने का 
तय कर लिया। मिर्जा इस्माइल रोड की पांच बत्ती के पास हमारी वस एक अन्य 
गाड़ी से टकरा गई । कई व्यवित दुरी तरह घायल होकर सड़क प्र गिर पड़े । सारी 
सड़क खून से रंग गई। उसमें में भी एक था । 

मेरे साथी श्री मोहनलालजी एडवोकेट ने किसी तरह मुझे मानसिह अस्पताल 
में दाखिल करवाया | अन्य घायलों को तरह अस्पताल के फर्श पर पड़े हुए मेरे 
नाक व मुंह से खून निकल रहा था। खबर पाते ही व्यास जी दोड़े आये। मेरी 
हालत देख पी० एम० ओ० को माकूल इलाज के लिये सख्त आदेश दिया। फौरन 
ही बैंड व बिस्तर आदि का प्रवन्ध हो गया और साथ ही अच्छे-से-अच्छे इलाज का 
भी । दिन में दो तीन वार समय निकाल कर वे हमें देखने श्रा ही जाते थे। यह 
क्रम अधिवेशन के अन्त तक करीब चार-पांच रोज बना रहा | 

जोधपुर जाते हुए रास्ते में कुछ समय के लिये हमारे ग्राम में ठहरे और परि- 
वार के लोगों को सानन्‍त्वना दी । व्यास जी के सद्प्रयत्नों से मैं स्वस्थ होकर घर 
लौटा तो मेरे साथियों व बड़े भाई प्रेमराज जी ने उनके बारे में ये सब बातें वताई। 
में उनको करुणा पर गदगद हो गया। मैंने उनकी सेवा में ग्राभार पत्र लिखा। 
जिसका प्रत्युत्तर उन्होंने फौरन दिया । वह उनकी सहृदयता का ही सूचक था। न 
मालम मुझ सरीखे कितने ही अकिचन सेवकों को व्यास जी सरीखे महान्‌ नेता की 


४६८ 'घुन के धनी 


करुणामय सहानुभूति ऐसे संकठों में प्राप्त हुई होगी । सचमुच ही वे सहृदयता और 
आत्मीयता की मूर्ति थे। 
<> ९> < 
फाल्गुन का महीना था । व्यास जी दूसरे चुनाव के सिलसिले में सिरोही पधारे 
थे । भाषण के अंन्‍्त में चंग वाले आ घमके । आपने एक के हाथ से चंग अपने हाथ 
में लेली और मजे से बढ़िया तान में बजाने लगे। लोग देखते ही रह गये। ऐसी 
थी मस्ती व्यास जी को । 


१२ 
निःस्वा्थे जनसेवक 


पग-यात्री श्री देवदत्त निडर, रामगढ़ (राजस्थान) 


श्री जयनारायण जी व्यास जब राजस्थान के मुख्यमंत्री बने, तव एक वार 
रामगढ़ पवारे थे, कुछ कार्यकर्ताओं ने आपको चाय-पार्टी दी । उसमें आप शामिल 
नहीं हुए, और कहा कि कार्यकर्ताओं को तो सेवा का काम करना चाहिए। चाय- 
पार्टी वगरह करना कार्यकर््ताश्रों का काम नहीं है। इसका जनता पर बुरा अ्रसर 
पड़ता है। कार्यकर्त्ता राज्य कर्मचारियों से अनुचित लाभ उठा लेते हैं। यह वृत्ति- 
थी व्यास जी की। 
सन्‌ १६४७ में मैंने रीगंस स्टेशन के पास एक कुटिया बनाकर सार्वजनिक 
कार्य चालू किया | उन दिनों रेलवे स्टेशन के कर्मचारी जनता को खूब परेशाव 
करते थे । हम लोग कांग्रेस के कई नेताओं के पास गये | लेकिन व्यवस्था ठीक नहीं 
हुई | अन्त में में दिल्‍ली व्यास जी के पास गया । आप उस समग्र देशी राज्य लीक- 
परिपद्‌ के प्रधानमंत्री थे। सब बातें आपसे कहीं, तव आपने एक पत्र रेलवे मिनिस्टर 
डाक्टर जानमथाई को लिखकर दिया। मैं वह पत्र उनके पास ले ग़या। डावटर 
जानमथाई ने इन्वेस्टिगेशन पार्टी रीगंस भेजी, तव सारी व्यवस्था ठीक हो गई 
और रेलवे कर्मचारियों ने जनता को तंग करना बन्द कर दिया । यह थी व्यास जी 
की कार्यक्शलता और यह था उनका प्रभाव | 
एक वार व्यास जी,चौ वरी कुम्भाराम आये और सरदार हरलालंभि|ह के साथ 
गाड़ी से दौरे पर जा रहे थे । रीगंस स्टेशन पर जव गाड़ी ठहरी तब कुछ कार्यकर्त्ता 
आप लोगों से मिलने आये | कार्यकर्त्ताञ्नों के पास सूत की एक ही गुंडी थी । आपस, 
में यह विवाद खड़ा हो गया कि तीनों नेताओं में से किसको गुंडी पहनाई जावे .। 


चरसात का पहला पानी ४६६ 


हम लोगों ने यह ही निर्णय किया कि जो नेता महात्मा गांधी के सिर््धातों पर चलता 
हो, उसी को पहनाई जावे । सवकी राय से श्षेरे राजस्थान जिन्दाबाद के नारों के 
साथ व्यास जी के गले में वह गुंडी पहनाई गई । यह थी व्यास जी के प्रति कार्य- 
करत्तञओरों की श्रद्धा-भावना। 

सीकर से रेलवे लाइन फतेहपुर तक ही जाती थी ! जनता यह चाहती थी कि 
फतेहपर से चूछू तक रेल लाइन वननी चाहिए। इसके लिये में कई वार व्यास जी 
के पास गया। आपने रेलवे अधिकारियों के साथ लिखा-पढ़ी करके उस लाइन को 
वनवा दिया । इसी तत्परता से वे जनता की छोटी-से-छोटी मांग पर मी पूरा व्यान 
दिया करते थे । 

मैं करीब २२ वर्ष से सावंजनिक कार्यकर्ता रहा हुं और राजस्थान की जन- 
जागृति की लिये काफी काम किया है। जहां तक मैंने देखा व्यास जी त्यागी, 
तपस्वी, ईमानदार और निर्भीक नेता थे। आपने अपने जीवन में हमेशा ही संकटों 
का सामना किया । लेकिन सत्य पथ को नहीं छोड़ा । सत्य बात पर आप अड़ जाते 
थे, फिर चाहे कितना ही नुकसान उठाना पड़ता हो । 


१३ 
बरसात का पहला पानी 


श्री देवीलाल माथुर “कमलेश”, जोधपर (राजस्थान) 


व्यास जी के सम्बन्ध में लोगों की तरह-तरह की धारणाएं दनती रही हैं । 
यह प्रायः माना जाने लगा है कि वे राजनीति के क्षेत्र के नहीं वन सके | जिस क्षेत्र 
के वे कहे जा सकते हूँ वह था सामाजिक, साहित्यिक | समाज की प्रवृत्तियों और 
दुर्वलताओं को सही ढंग में पकड़ सकने की सूझ-चूक उनकी प्रमुख विज्वेपता थी। 
अगर कहीं खरावी दीख पड़ी, तो उसे स्वीकार करने और उसके स्वाभाविक पहलू 
को समभने में हिचक महसूस नहीं की । कुछ ऐसा ही उस दिन हुआ, जब भ्रन्तः- 
प्रान्तीय कुमार साहित्य परिपद्‌ के नारलाई अधिवेशन की सब तैयारियां पूर्ण हो 
चुको थीं। २४ जून, ५७ को उसका उद्घाटन करने के लिये व्यास जी को वहां 
पहुंचना था। वह उत्तरदायित्व मुझ पर डाला गया था कि नारलाई तक रास्ते में 
में उनके साथ रहूं ताकि कोई असुविधा उनको न हो | यह मेरा स्तीभाग्य था कि 
इस बहाने में एक महान्‌ व्यवित के साथ कुछ समय रह सका । 

मारवाड़ जकशन पर थाड़े समय के लिये गाड़ी ठहरी । उसका सदपयोग करने 


४७० ' घुते के घनी 


के लिये हम व्यास जी के डिब्बे में चले गये | पहले परिषद्‌ की गतिविधियों तथा 
उसकी आर्थिक स्थिति पर बातें .उन्होंने कीं । मुस्कराते हुए बोले कि परिपद्‌ में 
जब तक अनाप-शनाप पैसा नहीं आता तभी तक उसके सदस्य तन, सन और लगन 
से कार्य कर सकते हैं। उसके वाद भविष्य में यही भावना वनी रहे, तो वड़ी खुशी 
होगी। 
बातों का सिलसिला बदला तो मैंने एक प्रमुख समस्या पर उनसे विचार प्रकट 
करने के लिये कहा। वह यह कि देश में राष्ट्रीय भावना का विकास क्‍यों नहीं 
हो रहा ? क्‍यों सरकार के प्रति जनता में इतना रोष और असन्तोष है ? वे थोड़ी 
देर चुप रहे, फिर गम्भीर वाणी में बोले कि यह वात सही है कि जनता में राष्ट्रीय 
भावना का विकास उतना नहीं हो पाया है, जितना होना चाहिये। इसके साथ 
कई वातों को देखना पड़ेगा। देश में चरित्र विकास के लिये जिस ढंग से कार्य किया 
जाना चाहिये वह नहीं हो रहा है। आज ज़रूरत है व्यक्ति की इकाई को लेकर 
उसे सुधारने की। समूह को साथ लेकर उठ जाने की कोशिश में हमें ज्यादा 
कठिनाई होगी । जनता में शिक्षा का प्रसार बहुत थोड़ा है। मैं जानता था वे सही 
वात कहने में भिभकेंगे नहीं। इसी लिये यह जानना चाहा कि व्यासजी इस विचार 
से कहां तक सहमत थे कि देश में आजादी समय से पूर्वे झा गई और जनता पूरी 
तरह इस बड़े उत्तरदायित्व को सम्भालने के लिये तैयार नहीं थी । 
कुछ क्षण रुककर वोले यह वात अब अधिक सही मालूम देने लगी है कि पूरा 
देश इसके लिये तैयार नहीं हो पाया था। इसलिये खराबियां एकसाथ टूट पड़ीं 
पर वैसे यह आज़ादी का एक स्वाभाविक परिणाम है। हर उस देश में ऐसा ही 
होना सम्भव है, जिसमें जनता का आथिक और शैक्षणिक स्तर बहुत नीचा होता 
है। एक उदाहरण दूं। हम लोग उन दिनों गुजरात में थे । एक गांव के पास बहुत : 
से पशु मरे पड़े थे । हम उधर गये तो कारण पूछा कि सब एकसाथ कैसे मर गये । 
हमें वत्ााया कि वरसात का मौसम छुरू होते ही इस नाले में जो पहला गन्दा पानी 
आया, उसको पीने से ऐसा हुआ। और यही हाल है श्राजादी का। यह आई 
वरसात के पहले पानी की तरह तो गन्दगी भी साथ आ गई । जब साफ पानी भ्राने 
लगेगा तो गन्दगी भी दूर हो जायेगी। हो सकता है इसमें कुछ वर्ष लग जाये । 
कितना सुन्दर था यह दुष्टान्त आज की स्थिति के बारे में । 


ह है 
चाल सहपाठी ७१ 


१४ 
वाल सहपाठी 
श्री कमला प्रसाद जोशी; मंगलियावास, व्यावर (राजस्थान) 


श्री जयनारायण व्यास मेरे बचपन के साथी थे। बीते हुए दिनों को प्यार: 
से याद करते हुए मुझे आज हर्प भी होता है ओर रंज भी। हर्ष इसलिए कि 
राजस्थान स्वतन्त्रता संग्राम के वीर सेनानी श्री व्यास तथा मैंने व्यावर की एक 
पाठशाला में अपनी पढ़ाई एक साथ प्रारम्भ की थी। उनके पिता वहां की कृष्णा 
मिल में काम करते ये । सन्‌ १६०८-६ के वचपन की कुछेक घटनाएं मुझे आज भी 
वैसी ही याद आती है। 

वे दयालु प्रकृति के थे। मैं उस समय आठ-तौ वर्ष का था। वे थे लगभग ११ 
के। मैं जागीरदार का पुत्र था। मेरी जेव खाली न रहती । एक रोज मैंने अपनी 
पूज्य माता जी से एक रुपया प्राप्त किया और अपने मित्र जयनारायण से इसका 
दुराव रखा | उस रुपये से मैंने शौक से अपने जूतों में कीलें, नाल व स्टार आदि 
ठुकवाये । जयनारायण जी के घर आ्राया। पृज्य माता जी ने उस उम्र में इस प्रकार 
जूतों में कील आदि ठुकवाने को सर्वथा श्रनुचित बताया, तो मैं रोने लगा। मुझे 
रोता देख मेरे मित्र को बहुत दुःख हुआ । एकान्त में उस समय उसने जो उपदेश 
दिया वह आज भी हृदय पर अंकित है । कहा कि “इन कीौलों आदि से छोटे-छोटे 
जीव कुचल कर मर जाते हूँ । व्यर्थ में जीव हत्या का पाप लगता है |” मुझपर इतना 
अ्रसर पड़ा कि मैंने उनके साथ वापस लौटकर मोची को पैसे देकर कीलें उखड़- 
वाई । यह था उनका भेरे प्रति वन्चुभाव | कोई दूसरा मुझे स्‍्तान कराता व मैल 
छुड्ााता, तो वे हँसते और स्वावलंबी होने को कहते 

सन्‌ १६२०-२१ में हम दोतों मैट्रिक कर चुके थे। पी० डब्ल्यू ० डी० में हम 
दोनों ने नौकरी शुरू की । वहीं से उनका उत्साही व लगनशील कार्यकर्त्ता का जीवन 
प्रारम्भ हुझ्ना | समाज सेवा में वे सवसे आगे रहते थे । भ्ड्लील गायन आदि को रोकने 
के लिये उन्होंने छोटी-छोटी पुस्तिकाएं निकालीं । अपनी मृत्यु के कुछ दिन पहले 
वे भेरे ग्राम मंगलियावास में मेरे यहां पधारे। उस समय कांग्रेस विरोधी दलों के 
कुछ नेताओं ने उन्हें कांग्रेस छोड़ने को बहुत कहा । उन्होंने यही उत्तर दिया कि 
मे घुरू से श्रत्त तक कांग्रेसी रहा व रहूंगा। मैं तो कांग्रेस में जो अ्रप्टाचारी तत्त्व . 
प्रवेश पा गया है, केवल उसके खिलाफ हुं, कांग्रेस के नहीं । 

उनके ये शब्द में कभी नहीं भूलता, जो उनकी दृढ़ता के द्योतक हैं। मेरे 
हृदय पर वे एक भ्रमिट छाप अपनी सहृदयता व प्रेम की छोड़ गये हैं । 


४७२ धुन के धनी ः 


श्र 
साकार सच्चाई 
ओ स्वरूपनारायण जी पुरोहित, एम० एल० ए०, पुरोहितों का वाग, जयपुर (राजस्थान) 


लोकनायक श्री जयनारायण व्यास के व्यक्तित्व और कतुंत्व से मैं तभी से 
परिचित था, जब मुझमें समाचार-पत्र पढ़ने की रुचि पैदा हुई थी। परल्तु व्यक्ति-' 
गत परिचय तव हुआ, जब जयपुर राज्य में सर मिर्जा इस्माइल के कार्यकाल में 
विधान-सभा का गठन किया गया। वे शासन सुधार कंसे भी अधूरे क्‍यों न थे; 
किन्तु उनको वैधानिक प्रगति की दिज्ञा में एक ठोस कदम माना गया था और इस , 
रूप में उसकी चारों ही ओर विशेष चर्चा हुई थी । 

१६४८ में जयपुर को कांग्रेस का वाधिक अधिवेशन अपने यहां करने का 
सौभाग्य प्राप्त हुआ । यह यद्यपि राजस्थान संघ का निर्माण तो न हुआ था; फिर 
भी राजस्थान के सभी राज्यों और उनके नेताओं व कार्यकर्ताओं ने उसको सफल ' 
बनाने में पुरा हाथ वंटाया था। प्राय: सभी राज्यों में लोकप्रिय मं त्रिमण्डल वन चुके 
थे। और व्यास जी जोधपुर के प्रधानमन्त्री पद पर आसीन थे। मुर्के उस अवसर 
पर नेताओं के निवास स्थान की व्यवस्था सौंपी गई थी । उस व्यवस्था की देख-रेख 
के लिये व्यांस जी भी प्राय: पधारा करते थे । मुझे आवश्यक परामझशे देने के साथ- : 
साथ मेरी व्यवस्था की प्रशंसा कर मुझे प्रोत्साहित भी किया करते थे। दूसरों से 
काम लेने की कला में वे विशेष प्रवीण थे । 

अधिवेशन के अवसर पर उन्होंने कांग्रेस सेवा दल का काम अपने सुपुर्दे उसी' 
भावना से किया था,जिस भावना से भगवान श्रीकृष्ण ने पांडवों के यहां राजसूय यज्ञ में 
अतिथियों के पर धोने का काम अपने जिम्मे लिया था । तव मैंने देखा,वे अनुशासन ' 
तथा नियन्त्रण के कैसे कायल थे | हर समय सिपाही की तरह अपने कार्य पर स्वयं 
तैनात रहते और दूसरों को भी तैनात रखते थे | विश्वाम करना वे जानते ही न थे । 
कष्टसहिप्णु तो ऐसे थे, जैसे कि “कष्ट प्रूफ' ही बन गये हों । जोधपुर के प्रधान- 
मंत्री को कांग्रेस सेवा दल के सेनापति के रूप में देखकर पता चलता था - कि उनमें 
पद प्रतिष्ठा की अपेक्षा सेवा भावना कैसी व्यापी हुई थी । 

राजस्थान के मुख्यमंत्री के पदपर श्रासीन होने के वाद वे सीकर तथा शेखावाटी 
के दोरों पर जब भी कभी जाते, तो मुझे अपने साथ चलने का निमंत्रण अ्रवव्य देते 
और मैं भी उनके निमन्त्रण को स्वीकार करने का भरसक प्रयत्न करता । १६५२- 

५३ की वात होगी वे फतहपुर के दौरे में मेरे गांव तातसार भी पधारे और मुर्के 
अपने आतिथ्य का सुअवसर प्रदान किया । किसानों की एक सभा में तव उनका जो: 
भाषण हुआ, वह वड़ा ही सरल और मुख्यमन्त्री पद की बनावट से सर्वथा रहित 
था। उन्होंने किसानों को यह समझाने का प्रयत्न किया था कि अब हम आपके 


कथनी और करनी ४७३ 


मालिक व शासक नहीं रहे । आपके वोटों से चुने जाते हैं और आ्राप जब चाहें, त्तव हमें 
अलग कर सकते हैं। इस प्रकार किसानों में उन्होंने स्वाभिमान और आत्मविश्वास 
का संचार किया। में उनका वह भाषण कभी नहीं भूल सकता। उनको सरलता, 
सरसता, मिलन सारिता और सहृदयता का मुझ पर विशेष प्रभाव पड़ा था। हर 
किसी से अपनेपन से मिलते थे, जैसे कि उनके घर के ही बुजुर्ग या साथी हों । 

मैं राजनीति की अपेक्षा सामाजिक क्षेत्र में उनके अधिक निकट सम्पर्क में 
रहा; क्योंकि राजस्थान की संकीर्ण व संकुचित क्षेत्रीय भावना से स्वेधा अलिप्त 
थे। सच्चे राष्ट्रवादी थे। भारतीय राप्ट्रीयता उनके रोम-रोम में व्यापी हुई थी । 
इसी कारण वे जब भी कहीं यात्रा आदि में अकस्मात भी मिल जाते तो दिल खोल- 
कर मिला करते थे। उनको देखकर अनायास ही उनके प्रति आदर भाव पंदा होता 
है। खादी सम्बन्धी रचनात्मक कार्यों के विचार-विनिमय की सभाओं में उनसे 
प्रायः मिलना हो जाता था। तव उनकी रचनात्मक प्रतिभा का परिचय पाकर मैं 
विस्मित रह जाता था; क्‍योंकि मेरी घारणा यह थी कि वे विशेष रूप में कोरे 
राजनीतिक नेता हैं। मैंने अपनी इस धारणा को बिल्कुल गलत पाया । 

वे सच्चे साथी, सच्चे कार्यकर्ता, सच्चे नेता और सच्चे सिपाही थे। एक 
शब्द में वे साकार सच्चाई ही थे 


कु 
कथनी ओर करनी 
श्री अखिलेश मिश्र, संपादक “नया जीवन”, सहारनपुर (उत्तर भ्रदेश) 


उस दिन की वह घटना आज भी मुझे बसे ही याद है, जैसे कि वह कल ही 
घटी हो। मेरे पृज्य पिता श्री कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर! के कारण हमारा घर 
कुछ बड़े लोगों के लिये आकर्षण का केन्द्र रहा है । जो भी ऐसे लोग कभी हमारे 
यहां पधारते, तो मैं सहज युवक स्वभाव से प्रेरित उनकी हर बात को बड़ी उत्सु- 
कता से देखता और सुनता। श्रद्धेय श्री जयनारायण व्यास के सम्बन्ध में मेरी 
घारणा बहुत ऊंची वन चुकी थी। इसलिये उनके पधारने पर उनकी ओर मेरी 
उत्सुकता-भरी दृष्टि निरन्तर लगी ही रहती थी । उनके सम्बन्ध में अनेक छोटी- 
वड़ी घव्नाएं लिखी जा सकती हैं, परन्तु यहां मैं उसी का उल्लेख कर रहा हु 
जिसने मुझे सबसे अधिक प्रभावित किया। व्यास जी को चाय का कुछ ऐसा चस्का 
था कि वे उसको दवा नहीं सकते थे । सहारनपुर स्टेशन पर उन्होंने चाय वाले को: 


४७४ घन के धनी 


चलाकर उसे चाय देने को कहा। चाय वाले ने यह कहकर चाय देने से इनकार 
किया कि “आपको मैं चाय नहीं दे सकता। श्राप हिन्दू हैं और मैं मुसलमान ।* 
वह आगे चल दिया । व्यास जी ने उसको फिर आवाज़ दी। उसको बोले कि 
“अब तो हम तुम्हारे ही हाथ से चाय पीयेंगे। जो वजह तुमने बताई है, वह हमें 
मंजूर नहीं है ।” चायवाला देखता ही रह गया और बड़े ही संकोच से उसने चाय 
'का प्याला व्यास जी के हाथ में थमा दिया । यह घटना काफी पुरानी है। तव तक 
देश में धर्मनिरपेक्ष किवा सम्प्रदायातीत आदशें की चर्चा शुरू न हुई थी। केवल 
हिन्दू-मुस्लिम एकता की ऐसी बातें सुन पड़ती थीं,जिन पर आचरण करना 
आवश्यक न समझा जाता था। व्यास जी के उस उदार व्यवहार को देख 
मुझे थोड़ा अचरज ज़रूर हुआ । परन्तु उनके उस व्यवहार से मैं कुछ ऐसा प्रभा- 
वित हुआ कि मेरे दिल व दिमाग में से संकीर्णता सदा के लिये काफूर हो गई। 
झ्राज भी मैं यह अनुभव करता हूं कि व्यास जी सरीखे हमारे कितने ऐसे नेता हैं 

जिनकी कथनी और करनी में कोई अन्तर नहीं है । 


१७ 
राष्ट्रमिक्षुक 
दानवोर, देशभक्त सेठ सोहनलाल जो दगड़, ५ लाड सिन्हा रोड, कलकत्ता 


श्री जयनारायण व्यास त्याग, तपस्या, सचाई व सादगी की प्रत्यक्ष मूर्ति थे । 
चवह सच्चे ञ्रयों में राजनी तिक फक्कड़ थे। देश-सेवा और देश भक्ति की धुन उनमें 
कुछ ऐसी थी कि वह उसके पीछे अपने को भी भूल जाते थे। अपनी घर-गृहस्थी 
की उन्होंने कभी चिन्ता नहीं की । उनका जीवन उन त्यागी ब्राह्मणों तया तपस्वी 
यती-मुनियों सरीखा था, जो परिग्रह करना जानते ही न थे । इसी कारण उनकी 

घर-गृहस्थी सदा अभावग्रस्त वनी रही और अपने सावंजनिक जीवन में भी वह ' 

राष्ट्रभिक्षुक' ही बने रहे । उनमें मानवीय गुणों का विस्मथजनक विकास हुआ 
था । जैसलमेर के डाकग्रस्त सांकड़ा क्षेत्र में उन्होंने जिस मानवता की अलख जगाई 
थी वह कैसी अद्भुत थी ! जन्मजात डाकुओं को उन्होंने मानवता की दीक्षा देकर 
उनको स्वभाव सिद्ध सम्य नागरिक वनाने का जो मनोवैज्ञानिक प्रयोग सफलता 
पूर्वक किया था उसका अनुकरण हमारे समस्त राष्ट्रीय जीवन में किया जाना 
चाहिए । उन सरीखे सच्चे नेता बहुत ही कम देखने में आते हैं । मैं उनके मानवीय 


प्सरल, सहृदय, निर्भय और स्पष्टवादी ४७५ 


शणों की सदा ही भूरि-भूरि प्रशंसा करता रहा हूं। आज भी मैं उनके प्रति नत- 
असस्‍्तक हूं । ह 


श्द्ध 
सरल, सह॒ृदय, निर्मय और स्पष्टवादी - 


कविराज् प॑० प्रायनाथ जी पुप्करणा, वेद्य वाचस्पति, उपाध्यक्ष--अखिल भारतीय 
आयुर्वेदिक कंग्रेस, ४० लद॒नासिंद मार्केट, सब्जी मंडी, दिल्‍ली-६ 

लोकनायक श्री जयनारायण व्यास के साथ मेरा व्यक्तिगत परिचय उनके 
दुःखपूर्ण निधन से तीन वर्ष पहले ही हुआ था । वह भी ऐसे राजस्थानी मित्रों के 
माध्यम से हुआ था, जो दिल्ली आने पर मेरे यहां ठहरते और मुझसे मिलने झ्ाते। 
ऐसे मित्रों के कारण हम दोनों में एक-दूसरे से मिलने की आकांक्षा पैदा हुईं । उनसे 
व्यकवितिगत परिचय प्राप्त करने के वाद सुझे यह अनुभव हुआ कि में उन सरीखे 
सरल, स्तेही, सहृदय, निर्भीक, निर्मोही, निःस्वार्यी और स्पप्टवादी विशिष्ट जन- 
नेता के परिचय में पहले क्यों न आया । चिकित्सा सम्बन्धी अपने कारये के लिये 
मेरा राजस्थान जावा-आना प्रायः होता था। अनेक मित्रों ने व्यास जी से मिलने 
'का अनेक वार प्रस्ताव किया। परन्तु मैं अपने स्वभाव के कारण मिलने का अवसर 
ठालता रहा । ऐसे बड़े लोगों से मिलने की मुझे कभी आन्तरिक प्रेरणा नहीं हुई, 
जिनसे केवल शिप्टाचार के रूप में मिला जाता है और मिलने के बाद प्रायः एक- 
दूसरे को भुला दिया जाता है। मैंने अनुभव किया कि व्यास जी में ऐसा कोई 
ओपचारिक दिखावा न था। वह सहृदय भाव से दिल खोलकर मिलते थे और 
'सहसा ही आत्मीय सम्बन्ध बना लेते थे। पहली मुलाकात के वाद तो वह बिना 
किसी सूचना व संकोच के मेरे यहां चले आते थे । घंटों दिल खोलकर चर्चा-बार्ता 
होती थी । 

सितम्बर, १९६२ की घटना होगी । दिल्‍ली प्रादेशिक हिन्दी साहित्य सम्मेलन 
के एक आयोजन में सम्मिलित होने के निमित्त वह मेरे यहां आ पहुंचे, जिसका 
श्रयोजन विड़ला हाईस्कूल में किया गया था। उसमें एक घंटे का समय था । वह 
वोले कि सब्जी मंडी में मनहर टेलरिंग हाउस के भाई छोटेलाल जी से मिलना है। 
हम दोनों उनका स्थान ढुंडने निकल पड़े। कोई पौन घंटा इधर-उधर भटकने के 


कक 


वाद उनके यहां पहुंच सके। मैंने उस दिन देखा कि अपने सामान्य साथी के प्रति 


न 


भी उनका कैसा स्नेह-भाव था और कसी आत्मीयता से हर किसी से मिलते थे । 


४७६ धुन के धनीः 


उनसे मिलने के लिये उस दिन पौन घंटा इधर-उधर भटकवना उन्हें अखरा नहीं।. 

एक दिन मैं उनसे पूछ बैठा कि आराम तौर पर यह शिकायत है कि संसद 
सदस्यों का निर्वाह उनको मिलने वाले भत्ते में नहीं होता । इसलिये उनको ऊपरी' 
हेरा-फेरी' करनी पड़ती है । आपका क्या अनुभव है ? उन्होंने बड़ी सरलता और 
सहज भाव में अपने खर्च का सारा व्यौरा मेरे सामने रख दिया। मुझे वताया कि 
मेरा निर्वाह तो विना कठिनाई के हो जाता है। घर में न कोई नौकर है और न 
कोई फिजूलखर्ची । हम दोनों, मैं और मेरी पत्नी, मिल-जुलकर घर का सव काम' 
चला लेते हैं। मेरा लड़का न मुभसे कुछ लेता है और न देता है। में श्रपती वात 
कह सकता हूं कि मुझे कोई हेरा-फेरी करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । 
यह स्पष्टीकरण उन्होंने जिस सरल भाव से दिया, उससे मैं बड़ा प्रभावित हुआ ।: 
मैंने अनुभव किया कि वह अर्थस्यपुरुषो दास: के मानने वाले न थे। 

एक वार चर्चा में पं० जवाहरलाल नेहरू के साथ उनके मतभेद की वात छिड़ 
गई। उन्होंने वताया कि उन्होंने पंडित जी को एक पत्र लिखकर अपनी छह शिका- 
यतें उन पर प्रकट की थीं । पंडित जी ने उन पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया । तव से 
उनका मन पंडित जी की ओर से फिर गया। पहली शिकायत राजस्थान से लोहारू 
नवाव सरीखे अ्वांछनीय व्यक्तियों को कांग्रेसी उम्मीदवार के रूप में खड़ा करने 
की थी | दूसरी शिकायत एक वड़े कांग्रेसी नेता के सम्बन्ध में यह थी कि उनको 
एक थैली भेंट की गई थी, जो कांग्रेस में जमः न करके इधर-उधर खर्च कर दी गईं 
थी । नेहरू जी के प्रति उनके इस रोप से मुझ पर यह प्रभाव पड़ा कि वह कंसे 
निष्ठावान्‌ नेतिक व्यक्ति हैं और चरित्र की शुद्धि के लिये उनका कंसा आग्रह है । 
नेहरू जी उनकी शिकायतों का कोई समाधाच नहीं कर सके थे । इसी कारण उनके: 
विरुद्ध कांग्रेस अनुशासन समिति की उनको, कांग्रेस से छह वर्ष के लिये निष्कासित 
करने की कारंवाई केवल फाइलों में ही धरी रह गई । 

मेरी जनसंघ में विशेष निष्ठा है। इसीलिये मैं उनसे एक दिन कह बेठा कि 
आप कांग्रेस से जब इतने रुष्ट हैं, तो जनसंघ में क्‍यों नहीं शामिल हो जाते । उन्होंने. 
वड़ी दृढ़ता से कहा कि यह कंसे हो सकता है ? अपनी युवावस्था में जिस कांग्रेस 
में में शामिल हुआ, जिसके लिये मैंने खून-पसीना एक किया, जिसने मुझे राजस्थान 
के मुख्यमंत्री वनने का सौभाग्य प्रदान किया और उसके वाद भी जिसके लिये मैंने 
दिन-रात तपस्या की, आज उसको कंसे छोड़ सकता हूं। मुझे कांग्रेस से शिकायत 
नहीं है। शिकायत अ्रण्टाचारी कांग्रेसियों से है। फिर मैंने उनसे कहा कि आप- 
कांग्रेस के भीतर अपनी नई पार्टी क्यों नहीं वना लेते | उन्होंने कहा कि इस वृद्धा- 
वस्था में मेरे पास उनके लिये न तो साधन हैं और न सामथ्यं ही। अपनी सीमा को 
जानने व समभने वाले वहुत ही कम मिलते हैं। प्रायः अहंकार और -दम्भ में श्राकर 


सरल, सहृदय, निर्भय और स्पष्टवादी ४७७ 


-लम्बी-लम्बी डींगें हांकने वाले ही पाये जाते हैं। व्यास जी में दम्भ ओर अहंकार 
का सर्वथा अभाव था । ह 
एक वार राजस्थान के मुख्यमंत्री के पद से अलग होने की चर्चा चल पड़ी । 
मैंने अन॒भव किया कि व्यास जी गटवाज नहीं थे और उनमें संकीर्ण जातिवाद, 
क्षेत्रवाद अथवा ऐसी कोई अन्य भावना भी नहीं थी। उन्होंने यदि पुप्करणा समाज 
को ही अपना लिया होता और उसको अपने साथ मिला लिया होता, तो वे एक 
बड़ी 'झवित' वन जाते । उन्होंने तो ऊंची पद प्रतिप्ठा प्राप्त करके अपने पुप्करणा 
भाइयों को कुछ ऐसा नाराज कर दिया था कि वे भी उनके विरोधी वन गये थे। 
एक बार किसी ने उनसे पूछा कि आप राष्ट्रवादी वनकर पुप्करणा सभान-सप्रम्मेलनों 
में क्यों शामिल होते हैं। उन्होंने सहजभाव से उत्तर दिया कि पुष्करणा समाज 
मेरा घराना या परिवार है। कौन ऐसा व्यक्त है, जो अपने घर और परिवार को 
सभी दृष्टियों से उन्नत नहीं देखना चाहता ? पुष्करणा समाज का पिछड़ा रहना 
अपने देश व राष्ट्र के ही पिछड़ेपन की निशानी होगी। इसलिये में सभी समाजों 
की चहुंमुख्खी उनतति, प्रगति और विकास का हामी हूं। फिर भी पुष्करणा समाज 
को लेकर उन्होंने कोई गुट, दल, या पार्टी खड़ी नहीं की । * 
व्यास जी की अन्तिम बीमारी का भी कुछ उल्लेख यहां कर दूं । व्यास जी की 
अन्तिम बीमारी की चिकित्सा को देखकर एक आयुर्वेद चिकित्सक के नाते मेरी यह 
घारणा और अधिक प्रवल हो गई कि विदेशी चिकित्सा पद्धति हमारे लिये यथेष्ट 
'हितकर नहीं है। उनका जो निदान किया गया, मेरे विचार से वह ठोक न था | 
यदि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के अनुसार ठीक निदान किया जाता, तो सम्भव है 
कि उनकी जीवन रक्षा हो जाती । उनके सुपुत्र श्री देवनारायण व्यास के शब्दों में 
'एक चेतावनी को भी यहां उल्लेख कर दूं । मैंने उनसे पूछा कि व्यास जी को एकाएक 
यह क्‍या हो गया। उन्होंने शोकातुर शब्दों में कहा कि पुष्करणा भाइयों के भोजों 
ने यह उत्पात खड़ा कर दिया । उन दिनों जोधपुर और जैसलमेर आदि में साहे के 
दिन थे, जिनमें एक-एक दिन में पुप्करणों के कई भोजों में शामिल होना पड़ता 
हैं! व्यास जी वह घातक वीमारी उन भोजों से ही मोल लेकर आये थे । अपने 
समाज का जो महान्‌ नेता आजीवन कट्टर समाज सुधारक रहा, वह भी श्रन्त में 
जातीय भोजों की सामाजिक रूढ़िगत परम्परा के मायाजाल से न बच सका । यह 
खेदपू्ण दुधटना हम सबके लिये एक चेतावनी और चुनौती ही होनी चाहिये । 
व्यास जी के संगीत प्रेम की एक घटना में कभी नहीं भूलता । मुझे उससे पता 
चला कि वह संगीत-कला के पहली श्रेणी के विशेषज्ञ भी थे। एक आयोजन में एक 
'लड़की की संगीत के लिये पदक प्रदान किया गया, तो एक अन्य लड़की को भी कुछ 
'पारितोषिक देने की बात कही गई। व्यास जी ने घीरे से मुझसे कहा कि दूसरी 
लड़की का संगीत तो शास्त्र की दृष्टि से भी कुछ ऐसा गलत था कि उसको सुनकर 





४७८ धुन के धनी 


मेरा तो रक्तचाप वढ़ गया । उनसे रहा न गया । उन्होंने खड़े होकर अपनी सम्मत्ति 
प्रकट करने में कुछ संकोच नहीं किया । उन्होंने उस लड़की के गले के माघुय की तो 
प्रशंसा की और कहा कि उसको संगीत सीखने की अभी आवश्यकता है। ऐसे 
संगीत को प्रोत्साहन देना उसकी शास्त्रीय परम्परा के विपरीत होगा। तब श्रोता 
भी यह जानकर चकित रह गये कि व्यास जी की संगीत में कितनी और कसी: 
पहुँच थी । 


१६ 
त्यागवीर व्यास जी 


पं० विश्वताथ जी सारस्वत, सम्पादक 'लोक सेवक,” यवतमाल (महाराष्ट) 


पं० जयनारायण जी व्यास का समस्त जीवन संघपं में ही वीता । राजस्थान में 

कांग्रेसी के रूप में यदि किसी को याद किया जायगा तो वे व्यास जी ही हैँ । राज 
स्थान में जो भी आंदोलन हुआ, उसका सारा श्रेय व्यास जी को ही था। उन्होंने 
जोधपुर में अगस्त ऋषन्‍्ति से पहले ही आन्दोलन का शंख फूंक दिया था। 

राजस्थान संघ के निर्माण के वाद राजस्थान के बड़े सेठ जी ने उनको कहा कि 
सरदार पटेल के कहे मुताबिक चलो नहीं तो वे पटक देंगे । उसका उत्तर उसी समय 
उन्होंने बड़े कड़े शब्दों में यह दिया कि “जो ऊपर सोता है वह नीचे पटक दिया 
जाता है, व्यास तो ज़मीन पर सोने वाला है । जमीन पर सोने वाला कहीं भी कभी 
भी पटका नहीं जा सकता [” 

श्री जयवारायण जी बड़े ही हंसमुख,मिलनसार और श्रपनी बातों के पक्के थे । 
वे मूठे वादे न करने वाले स्पप्ट बवता थे। वे जब राजस्थान के मुख्यमंत्री वने, तो 
झाठ सौ रुपया मासिक लेते थे और वह सारी राशि उनके यहां आने वाले मित्रों 
के भोजन खर्च में ही पूरी हो जाती थी। ऐसे त्यागवीर मर्द को श्रद्धांजलि देना 
प्रत्येक राजस्थानी का कर्तेव्य है 


सफल माभी ह ४9६ 


२० 
सफल मांझी 
श्री अजसुन्दर शर्मो, वी० ए०, एल-एल० बी०, एडवोकेट, अशोक मार्ग, जयपुर, (राजस्थान) 


राजस्थान के अन्य देशी राज्यों की अपेक्षा कोटा, बूंदी, करोली तथा 'काला- 
वाड़ आदि राज्य जन-जागृति की दृष्टि से पिछड़े समझे जाते रहे । राजस्थान के 
वर्तमान नेताओं में व्यास जी पहले थे, जिन्होंने इन राज्यों की स्थिति पर ध्यान 
दिया। १६२६-३० में 'तरुण राजस्थान, १६३५-३६ में अखण्ड भारत' और 
१६३६-३७ में आगीवाण' पत्रों में व्यास जी इन राज्यों के समाचार विशेष रूप 
से प्रकाशित किया करते थे । हिन्दी, गुजराती और अंग्रेज़ी के अनेक पत्रों के संवाद- 
दाता के रूप में भी वह इन राज्यों की सुधि लेते रहते थे। मुझसे उनका पहला 
प्रत्यक्ष परिचय १६४६ में उदयपुर में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक-परिपद्‌ 
के अधिवेशन पर हुआ था और वह परिचय उत्तरोत्तर कुछ ऐसा दृढ़ होता गया कि 
मुझे उनका अन्तरंग साथी बनने का सोभाग्य प्राप्त हुआ । 
देशी राज्यों में जब लोकप्रिय मंत्रिमण्डल कायम हुए, तव हमले अपने यहाँ 
लोकप्रिय सरकार कायम करने से इसलिए इनकार कर दिया कि हम महाराजा 
द्वारा नियुक्त दीवान के नीचे काम करने को तैयार न थे । व्यास जी तब बंदी पधारे 
ओऔर हमारे विचार की उन्होंने सराहना की । अखिल भारतीय देशी राज्य लोक- 
परिषद्‌ की प्रादेशिक समिति में मुझे उदयपुर में शामिल किया था। उसमें जब 
देशी नरेशों की छच्चछाया में उत्तरदायी शासन कायम करने के सम्बन्ध में चर्चा 
हुई, तब मैंने 'छत्रछाया' का विरोध किया । व्यास जी यद्यपि मेरे विरोध से सहमत 
नथे। फिर भी उन्होंने मेरे विचार को सराहा और भ्रपनी एक कविता सुनाकर 
मेरा समर्थव किया। रास्थान के मुख्यमंत्री बनने पर उन्होंने मुझे अपने मं त्रिमण्डल 
में लिया ओर मुझ पर अ्र्थमंत्री का कार्य-भार सौंपा । हमने जिन विपम आथिक 
परिस्थितियों में शासन का कार्य-भार संभाला, उसकी नौका को सफलता से पार 
पहुंचाने का सम्पूर्ण श्रेय व्यास जी को ही दिया जाना चाहिए। मैं श्रत्यन्त विनीत 
भाव से उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अपित करता हूं। 


४८० धुन के धनी 


२१ 


उनका स्वष्न 
डा० युद्ववीर सिंह, अध्यच्त-उद्योग सलाहकार समिति, दिल्ली 


व्यास जी देशी राज्यों की आजादी के लिये तड़प रखने वाले नेता थे। देशी 
रियासतों के लोग उन दिलों में दोहरी गुलामी में जकड़े हुए थे। व्यास जी ने 
गुलामी के उस गढ़ को अपना कार्यक्षेत्र बनाया। दिल्‍ली में जव भी वे आते तो 
मुभसे भेंट होती रहती थी । प्राय: किसी क्रान्तिकारी भाई की चिकित्सा या किसी 
मफरूर देशभवक्‍त को आश्रय देने के सम्बन्ध में ही उनसे भेंट होती थी । जो कुछ 
भी सेवा इस संबंध में होतीं मैं करता । उन दिनों मैं देखता था कि दिल्‍ली में किसी 
को कहीं आश्रय दिलाने अथवा किसी का इलाज कराने आदि के लिये व्यास जी को 
मीलों पैदल चलना पड़ता था। उनके पास उततने पैसे नहीं होते थे कि खुले खचचे 
किये जा सकते । व्यास जी खर्च भी किफायत या कंजूसी से करते थे। कहा करते 
थे कि अन्य ज़रूरी खर्चो के लिये किफायत करनी आवश्यक है। 

लगन के पक्के, धुन में मस्त, न खाने की चिन्ता न पीने की, जो जहां मिल गया, 
खा-पी लिया पर, लगे हैं अपनी घुन में, राजस्थान को भी शेष भारत का-सा दर्जा 
प्राप्त कराने में व्यास जी का प्रमुख हाथ रहा । व्यास जी का स्वप्न था, जो उनके 
जीवन में ही साकार हो गया। 


२२ 
बहुमुखी प्रतिमासम्पन्न 


श्री गजराजसिंह, आई० ए० एस०, २४ गुरुद्वारा रकावर्गन रोड, नई दिल्‍ली 


राजस्थान का अतीत शोये,वीये, पराक्रम एवं वलिदान का गौरव पूर्ण इतिहास 
है। भारत का शीश आज भी उन ज्वलन्त एवं उच्चादर्शो से उन्‍नत है और उनसे 
हम मात्र गौरवान्वित ही नहीं होते; प्रति क्षण, प्रति पल अनुप्राणित भी होते रहते 
हैं । राजस्थान की मिट्टी में कुछ ऐसा गुण है कि इस भूमि से अनेक नर रत्न उत्पन्न 
हुए और देश की गौरवगरिमा को संवारते निखारते रहे | उसी श्वृंखला की एक 
कड़ी लोकनायक श्री जयनारायण व्यास हैं। व्यास जी मूलतः: जन नेता थे इसी- 
लिये उन्हें हम लोकनायक कहा करते थे । राजनीतिक और समाज में ऊंचे-से-ऊंचा 


सच्चे व दृढ़भतिज्न | अ 


'घद प्राप्त करमे के बावजूद उनके मन में कभी अभिमान का लेशमात्र छू न पाया 
था। वे सादा जीवन और उच्च विचार के अनुपम उदाहरण थे । 
जीवन में श्रादर्शों का वड़ा महत्त्व है और ईमानंदारी के आदर्श को अपने 
जीवन में पूरे तौर पर उतार लेना बहुत वड़ी वात है। व्यास जी ने जीवन के 
विभिन्‍न क्षेत्रों में बड़ी-बड़ी ज़िम्मेदारियां निभाई और उन्होंने ईमानदारी के आदर 
को अक्षरश: निभाया | इस सांसारिक जीवन में बहुत से उलट-फेर हुआ्रा करते हैं, 
किन्तु उत्थान पतन की घड़ियों में भी ईमानदारी श्र सच्चाई को बनाये रखने 
'और कत्तंव्य पर श्रडिंग रहने की व्यास जी में अपूर्व क्षमता थी । 
व्यास जी की प्रतिभा वहुमुखी थी। वे सफल वक्ता, अनुभवी शिक्षा-विद्‌ 
और नृत्य-संगीत के विशेषज्ञ तथा यशस्वी कलाकार थे। उन्होंने अपना जीवन 
सामान्य शिक्षक के रूप में प्रारम्भ किया और अपने विशिष्ट गुणों के कारण जीवन 
की इतनी बड़ी ऊंचाई पर पहुंच गये । व्यास जी सच्चे देशभवत और साहसी योद्धा 
थे। मुझे उनकी यह वात सबसे अधिक जोरदार मालूम हुई कि अब के गुजरात में 
विलय के वाद उन्होंने सरदार पटेल के सम्मुख उसका विरोध किया। अन्त में 
'उनकी जीत हुई। उनकी निर्मीकता के कारण ही उनको राजस्थान केशरी कहा * 
जाता था । 
व्यास जी के जीवन में जो कुछ भी था, जितनी भी शक्ति थी उसका एक-एक 
' कण उन्होंने राजस्थान देश और जनता को श्रपित किया । उनके जीवन पर दृष्टि 
'निक्षेप करने से ऐसा लगता है कि वे कर्मयोगी थे और गीता के 'कमेंण्ये वाधिकारस्ते 
' मा फलेपु कदाचनः के सिद्धान्त को उन्होंने सच्चे अ्र्थो में अपने जीवन में उतारा 
था। व्यास जी अपने त्याग, वलिदान एवं देश प्रेम के कारण मर कर भी अमर हैं 
और उनका नाम राजस्थान के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित रहेगा । 


२३ 
सच्चे व॑ द॒ढ़प्रतिज्ञ 


त्री अयागराज जी भण्डारी, जोथपुर (राजस्थ न) 


मेरा सन्‌ १ ६१७ से १६९६३ तक श्री जयनारायण जी व्यास के साथ घनिष्ट 
“सम्बन्ध रहा। मेरे ध्यान में ऐसा सच्चा व दृढ़ प्रतिज्ञ राजस्थान में नहीं वल्कि 
'राष्ट्रोय कांग्रेस में भी कमी नज़र नहीं आया । उनमें खास वात यही थी कि वह 

“कभी भी सच्ची वात कहने में कभी कोई शंका नहीं करते थे। भ्रष्टाचार से वह 


डंपर ह घुन के घती 


त दूर थे। वह हर वक्‍त खुश तवियत रहते थे। उनके दिल में किसी के विरुद्ध 
दुरभाव न रहता था। सच्चाई पर डटे रहने के कारण ही राजनीति में जरूर कभी- 
कभी असफल रहे | हमेशा अपने असूल पर कायम रहे | उनकी माली हालत वहुत 
कमज़ोर थी मगर उसके लिये भी उन्होंने अपने सिद्धान्त व आदर्श को नहीं छोड़ा । 
कई मित्रों ने उनको धोखा भी दिया, मगर उन्होंने उस पर कोई कटुता प्रकट नहीं 
की । वह हमेशा अपनी घुन के पवके थे और करते वही थे जो उनको ठीक जंचता, 
था। 


श्ड 
मारत मा के तपस्वी सपूत 
श्री रामविलास सोनी, चान्दरुण (राजस्थान) 


२२ नवम्बर, १६५६ की घटना है कि माहेश्वरी महासभा के शिष्टमंडल कीं 
ओर से पूना के “राजस्थानी बीर' के सम्पादक श्री नारायणदास जी धूत ने व्यास 
जी से मिलने का समय मांगा | उन्हें भय था कि १९५७ के चुनावों में व्यस्त होने 
के कारण व्यास जी शायद ही समय दे सके । उन दिलों में आप प्रदेश कांग्रेस कमेटी 
के अध्यक्ष के नाते कांग्रेसी उम्मीदवारों की छटनी करने में अत्यन्त व्यस्त थे। 
आपने दूसरे दिन सवेरे ८ बजे का समय दे दिया | धृत जी के साथ औरंगाबाद के 
समाज सेवी गुलावचन्द जी नागौरी और लेखक आपकी सेवा में उपस्थित हुए।' 
आपकी आत्मीयता से हम सव ऐसे प्रभावित हुए कि गदगद हृदय आपके पास से 
लोटे। 

संभवत: १६५८ की बात है। उनके नेतृत्व में संसद सदस्यों का एक दल देश 
का पर्यटन कर रहा था। कलकत्ता में टांटिया हाईस्कूल में दल के स्वागत का 
आयोजन किया गया। शाकाहार के सम्बन्ध में चर्चा चल पड़ी, तो व्यास जी ने 
अपने मांसाहार का एक प्रसंग उपस्थित करते हुए वताया कि कितनी भी सावधानी 
से वयों न काम लिया जाय, कहीं-न-कहीं आदमी को घोखा खाना ही पड़ जाता 
है। अपनी कश्मीर यात्रा का उल्लेख करते हुए आपने कहा कि वहां चाय-पान के 
लिये पकोड़ी और समौसे आदि की व्यवस्था की गई थी। मुझे मालूम था कि 
कद्मीर में बिना मांस के पकोड़ी नहीं वनतीं । इसलिए मैंने पकौड़ी छोड़कर समौर्सों 
पर हाथ साफ किया । वाद में पता चला कि समौसों में भी आलू श्रादि न डालकर 
मांस ही डाला गया था। हम सव यह जानकर चकित से रह गये और मुझे तो उस. 


भारत मा के तपस्वी सपूत डंघई 


दिन मांसाहार के लिये प्रयश्चित्त भी करना पड़ा । यह थी व्यास जी की सरलता 
और स्पष्टवादिता | अपनी भूल को स्वीकार करने में उन्हें कमी कोई संकोच न 
होता था । 

अप्रैल १६६१ की वात होगी | मैं उनके नई दिल्‍ली के साउथ एवेन्यू के निवास 
स्थान पर उनसे मिलने गया । डेढ़ घंटे तक उनसे विभिन्‍त विपयों पर वातचीत 
हुई । उनमें मुख्य विषय जयपुर महाराजा से उनकी मुलाकात था। उसके बारे में 
समाचार-पत्रों में यहां तक अफवाहें छप गई थीं कि महाराजा ते उनको स्वतस्त्र 
पार्टी में शामिल होने के लिये बहुत बड़ी रकम देने का वादा किया है । परच्तु 
वास्तविकता यह थी कि आपको कांग्रेस के कुछ बड़े लोगों ने जयपुर महाराजा 
साहव के पास इस उहं श्य से भेजा था कि आप उनको स्वतन्त्र पार्टी में शामिल 
होने से रोके । व्यास जी श्रपने मिशन में सफल हुए । मैंने देखा कि उन मनिराधार 
अफवाहों का आपके मन पर ज रान्सा भी असर न हुआ था । निन्‍दा और स्तुति में 
समान भाव बनाये रखने में व्यास जी को कमाल हासिल था । 

एक और छोटी-सी बात लिख दं । वह छोटी होने पर भी व्यास जी की महा- 
नता की ही सूचक है । आप एक बार रेलवे वोर्ड के किसी काम से कलकत्ता पधारे 
में उनसे स्टेशन पर मिलने गया। सेठ रावाकृप्ण जी कानोडिया के वे मेहमान 
थे। उनकी गाड़ी पर जब आप वालीगंज के लिये रवाना हुए, तो मैं उनके साथ 
था। हावड़ा पुल पार करने पर उन्होंने सामने ही “भाभी की चूड़ियां” सिने 
चित्र का पोस्टर लगा देखा । मुझसे सहसा ही पूछ बैठे कि बया यह खेल चल रहा 
है ! मेने कहा, क्या आप खेल देखना चाहेंगे? आपने सहज भाव में उत्तर 
दिया कि देखने की बड़ी इच्छा है। इसमें जोघपुर का मेरा एक परिचित युवक 
मुख्य भूमिका अदा कर रहा है। मैं देखना चाहता हूं कि वह उसमें कहां तक सफल 
हुमा है। यह जिज्ञासा व्यास जी के कला-प्रेम की सूचक थी और उससे यह भी 
पता चला कि आप अपने परिचित युवकों को हर क्षेत्र में अग्रसर और सफल हुआ्रा 
देखना चाहते थे। व्यास जी सरीखे कितने नेता हैं, जो नवयुवकों पर ऐसी कृपा- 
दृष्टि रखते हैं ? 

ऐसी कितनी ही श्रापवीतती घटवाएं लिखी जा सकती हैं, परन्तु उनसे कुछ भी 
सीखना हम सबका परम कत्तंव्य है। इसी रूप में हम भारत के एक तपस्वी सपूत्‌ 
को अपने वीच जीवित रख सकते हैं। मुझे पूरा विदवास है कि यशस्वी साहित्य- 
सेवी श्री सत्यदेव जी विद्यालंकार की साधना के फलस्वरूप संकलित व सम्पादित 
धुन के धन्ी' ग्रंथ व्यास जी को सच्चे रूप में हम सबके सामने उपस्थित करने में 
सफल हो सकेगा। यह भी आपकी स्मृति रक्षा का एक पावन प्रयास है। 


अल . »-« घुन के धंती 


र्श ह 
व्यास जी और पुष्करणा समाज : 
श्री विण्पुदतत पुरोहित संदक्त मन्‍्त्री, पुष्करणा समाज जोधपुर (रज़त्थान) 


व्यास जी पुष्करणा समाज में पैदा हुए । उसके गुणों से उनके जीवन का निर्माण 
हुआ, उन्हीं गुणों से प्रभावित हो उन्होंने पुष्करणा समाज की सेवा से अपने सावें- 
जनिक जीवन का शुभारम्भ किया। उन्होंने स्थानीय, प्रादेशिक और अखिल भारतीय 
आधार पर समाज की सेवा की। अखिल भारतीय पुष्करणा महा सम्मेलन को 
उन्होंने विजेप रूप से जीवन प्रदान किया और उसके माध्यम से समाज को प्रगति 
के पथ पर अग्रसर किया । पुष्करणा युवक मण्डल के भी उनन्‍नायक व्यास जी ही 
थे। उन्होंने यह स्वीकार किया था कि मेरे राजनीतिक जीवन के विकास का आदि 
स्रोत पुष्करणा नवयुवक मण्डल ही था । 
आपकी ही प्रेरणा से स्त्री शिक्षा के लिये 'जयकन्या' पाठशाला' की स्थापना 
की गई थी, जिसका संचालन आपके पृज्य पिता पं० सेवाराम जी ने तैरदा और 
आटा मांग कर किया था । आज भी उसमें समाज की सेकड़ों कन्याएं शिक्षा ग्रहण 
कर रही हैं । 
पत्रकारिता के सावेजनिक क्षेत्र में भी आपने 'पुष्करणा वाह्मण' तथा 'पुष्करणा 
ब्राह्मपोपकारक' आदि सामाजिक पत्रों के माध्यम से ही प्रवेश किया। आपने व्यावर 
से आ्रगीवाण' नाम का राजस्थानी भाषा में जो पाक्षिक पत्र निकालना शुरू किया 
था, उसका उद्देश्य निम्न पंक्तियों में दिया गया था--- 
“मूल्या भटका फिरे लोगड़ा, हित अनहित संबण अंजाण | 
द्वाने मारग सुकावण आयो, भरण्डो लेकर आगी बाण ॥* 
पुप्करणा नवयुवक मण्डल के वाद आपने क्रमशः मारवाड़ हितकारिणी सभा, 
मारवाड़ राज्य लोकपरिपद्‌, देशी राज्य लोकपरिपद्‌, यूथ लीग और जोधपुर कांग्रेस 
का गठन करके जन-जागृति को बल प्रदान किया । अग्रस्त, १६६२ में दिल्‍ली में 
अखिल भारतीय पुप्करणा महा सम्मेलन का जो आयोजन हुआ, उसमें आपने राज्य. 
सभा के कांग्रेसी सदस्य होते हुए भी पूर्ण भाग लिया। ये दिन वे थे जब व्यास जी 
के विरुद्ध अनुशासन की कारंवाई करने के समाचार जोरों पर थे और समाचार- 
पत्रों में भी उनकी चर्चा थी। हमें भय हुआ कि कहीं व्यास जी महा सम्मेलन से 
उदासीन न हो जाय॑ श्रौर उसका सारा खेल फीका न पड़ जाय | परन्तु व्यास जी 
पर उन समाचारों का कुछ भी प्रभाव न पड़ा और आपने आदि से अन्त तक 
पूरे उत्साह से उसमें भाग लिया। नई दिल्‍ली से निकलने वाले महा सम्मेलन के 
मुख पत्र 'पुप्करणा सन्देश को भी आप अपने सहयोग से उन्नत बनाते रहे । 
इस जातीय प्रेम व समाज प्रेम के रहते हुए भी अपने शासनकाल में न तो 


ग्रादर्श समाजसेवी ड्पर 


जोधपुर में श्र न जयपुर में उन्होंने कोई ऐसा काम किया, जिसको पक्षपात॒दूर्ण 
भाई-भठीजावाद अ्यवा संकीर्ण जातिवाद कहा जा सके । इसी कारण समाज के 
अनेक व्यक्ति उनसे नाराज रहे । परन्तु व्यास जी ने निन्दतु नीतिनिपुणा यदि वास्तु- 
वन्तु' के नीति वाक्य को आदर्श के रूप में स्वीकार करके व्यायोचित मार्ग से कभी 
भी विचलित होना स्वीकार नहीं किया । उनका जाति प्रेम राष्ट्र प्रेम के लिये कभी 
बाधक नहीं हुआ ।वे सच्चे भ्रथोंमें ब्राह्मण थे और आजीवन ब्राह्मण की मर्यादा को 
उन्हींने निभाया । यह भी पुप्करणा समाज में जन्म लेने श्रौर उसके साथ सम्बन्धित 
रहने का ही शुभ परिणाम था | ब्राह्मणत्व का जो आदर्श वें अपने पीछे छोड़ गये, 
वह सबके लिये अनुकरणीय है । 


२५६ 
आदर्का समाजसेवी 


श्री रामनारायण जी शर्मों (कल्ला), ६/१४ राजेद्रनगर, नई दिल्‍ली-५ 


“जिस जाति के साथ मेरे पारिवारिक सम्बन्ध हैं, वेटे-वेटियों के सम्बन्ध हैँ, 
खून का रिइता है, उसके उत्थान और कल्याण का प्रयत्न करना मेरा पावन कत्तेंव्य 
है । इसमें ऐसी कोई वात नहीं जिसे साम्प्रदायिक अथवा राष्ट्र विरोधी माना 
जाय । मैंने देखा है कि कई जगह भूमिहारों, जाठों, अहीरों तथा अन्य जातियों ने 
संस्थाएं वनाकर काफी प्रगति की है, हम अपने सामृहिक प्रयत्नों से सव कुछ कर 
सकते हैं ।” ये थे वे दब्द जो पृज्य व्यास जी ने अखिल भारतीय पुष्करणा ब्राह्मण 
सम्मेलन में १५ श्रगस्त, १६६२ को दिल्‍ली में कहे थे श्यौर हम सवको समाज-सेवा 
के लिये प्रेरित किया था। उनकी ही प्रेरणा का यह शुभ परिणाम है कि में यत्कि 
चित समाज-सेवा के काम में संलग्न हूं । 

मेरा व्यास जी से उनके निधन के तीन-चार वर्ष पहले ही परिचय हुआ्ना । वे 
राजसभा के सदस्य थे शोर मैं राज्यसभा के कार्यालय में काम करता हूं । इसलिए 
दो-तीन दिन में एक वार मिलना-जुलना हो ही जाता था । मैं वह दिन नहीं मूलता, 
जव वे मेरी बीमारी का समाचार पाकर राजेन्द्रनगर में मेरा मकान ढूंढ़ते हुए आये । 
उनकी मेरे मकान का ठीक-ठीक पता न था। इसलिए पहले दिन वापस लीट गये 
और दूसरे दिन फिर पूरा पता लेकर पधारे। सन्देह यह था कि मुझे हृदय रोग 
का दौरा था। मैं समभता था कि दो-एक दिन के आराम से मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। 
परन्तु व्यास जी को सन्‍्तोप न हुआ । वह मुझे श्राग्रह करके अस्पताल ले गये। 


४८६ धुत के घ॒नी 


वहां मेरा मेडिकल चैकअप कराया और पूरी तरह सन्‍्तोष करके वापस लौटे । 
यह थी उनकी उदारता, आत्मीयता और बड़प्पन, जिसका परिचय पाकर मैं 
गदुगद हो गया । उनके प्रति मेरा आकर्षण और सम्बन्ध बिल्कुल घर का-सा हो 
गया। 
मेरा जितना सम्पके बढ़ता गया, उतना ही मैं उनके प्रति आकपित होता 
गया। मैंने देखा कि वे एक महान्‌ विभूति थे और किसी प्रकार के गुणों से सम्पन्न 
थे। वह बड़े ही समय, शिष्ट, आचारवान, दयालू, सरल, सहृदय और सिद्धान्त- 
वादी थे। अपने पुप्करणा समाज की प्रगति सम्बन्धी गतिविधि में उन्तकी विशेष 
रुचि थी और उसी रुचि के कारण मैं उनको आदशे समाजसेवी कह सकता हूं। 
दिल्‍ली में सम्मेलन के आयोजन के वाद तो वह अहोरात्र समाज की प्रगति के लिये 
चिन्तित रहते थे। कभी-कभी तो ऐसा प्रतीत होता था, जैसे कि वह सम्मेलन के 
ही रंग में रंग गये थे और हम सबको भी उसी के रंग में रंगा देखना चाहते थे । 
उनकी अन्तिम बीमारी के दिनों में मैं जव भी कभी अस्पताल में उनको देखने 
जाता, तब वह सदा पुष्करणा सम्मेलन, पुप्करणा सन्देश तथा पुष्करणा समाज 
को ही चर्चा शुरू कर देते । मैं उनसे कहता कि बीमारी में आपको आराम करना 
चाहिए, काम की चिन्ता नहीं करनी चाहिए । वे यह कह देते कि मेरा जीवन 
तो संघ में ही बीता है और काम करना मेरे लिये एक संघर्ष ही है । उसी में मुझे 
सुख, शान्ति व सन्‍्तोष अनुभव होता है। यही मेरा आराम है। कर्म के प्रति उनकी 
यह निष्ठा अनुकरणीय थी । 
अपने निधन से कुछ ही समय पहले व्यास जी ने राजधानी में पुष्करणा समाज 
की प्रगति, विकास तथा उन्नति के सम्बन्ध में एक योजना तैयार की थी । उन्तकी 
आकांक्षा यह थी कि एक पुष्टिकर भवन का निर्माण किया जाय और समाज की 
समस्त गतिविधियों का उसको केन्द्र बनाया जाय। पुष्करणा सम्मेलन और 
'पुप्करणा सन्देश' के कार्यालयों के अतिरिक्त उसमें विद्याथियों तथा अतिथियों के 
निवास की भी व्यवस्था की जाय। उनके ही आग्रह पर अखिल भारतीय पुष्करणा 
सम्मेलन का केन्द्रीय कार्यालय दिल्‍ली में रखा गया था और (पुष्करणा सन्देश” को 
उच्नत बनाने के लिये उनका परामर्श और पथ-प्रदर्शन हमेशा मिलता रहता था । 
यह कहने की आवश्यकता नहीं कि भवन की योजना को अ्रव उनकी स्मृति में ही 
पूरा किया जाना चाहिए और समाज के शुभचिन्तकों को राजधानी में व्यास 
पुप्टिकर भवन' निर्माण के लिये कुछ ठोस प्रयत्त अवश्य ही करना चाहिए। मेरी 
प्रार्थना यह भी है कि उनकी स्मृति में एक 'पुष्टिकर एजुकेशन ट्रस्ट' भी कायम 
किया जाना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में भी व्यास जी की देन कुछ कम नहीं है 
इसी कारण उनको आजीवन “मास्टर जी” कहा जाता रहा। शिक्षक के रूप में 
उनके जीवन का काफी समय वीता और उन्होंने एक झादर्श शिक्षक वनकर 


“भुगुसंहिता' की मनोरंजक कथा और व्यास जी ४८७ 


दिखाया । अपने समाज में उन्होंने सवसे अधिक ऊंचा पद तथा प्रतिष्ठा प्राप्त की । 
उनकी प्रतिष्ठा समाज में वैसी ही थी, जैसी कि रामायणकाल में वशिष्ठ तथा 
विश्वमित्र की थी । 
बह हम सवको छोड़कर तव विदा हो गये, जब हमें उनके पथ-प्रदर्शन की 
सबसे अधिक आवश्यकता थी । उनके श्रभाव की पूर्ति इसी रूप में की जा सकती 
है कि हम सव समाज-सेवा के उनके आदर को अपनाकर उसकी प्रगति, विकास 
और उन्नति में सहयोग दें, उसके प्रति अपने कत्तेब्य का पालन करें और अपने 
नेता के महान्‌ भ्रसिद्ध स्वप्न को पूरा करे । ह 


२७ 
भुगुसंहिता' की मनोरंजक कथा और व्यास जी 


संसद' सदस्य श्री जसबंतराय जी मेहता से एक भेंट के आधार पर 


श्री जसवन्तराय जी मेहता जोधपुर से लीक-सभा के सदस्य हैं। कभी दिल्ली 
में एक पहुंचे हुए ज्योतिषी आये हुए थे। वह करोलवाग में जोशी रोड पर ठहरे 
हुए थे। उनके पास 'भूगृसंहिता' की एक प्रति थी । उसके आधार पर वह लोगों 
की जन्मकुण्डलियां देखा करते थे और उनके श्रतीत तथा भविष्य की आपवीती- 
जगवीती बताया करते थे | मेहता जी को उन्हें अपने साथियों की कुण्डलियां दिखाने 
की कभी कुछ जिज्ञासा पैदा हुई । एक.दिन मेहता जी व्यास जी से वोले कि आपकी 
जन्मकुण्डली हो, तो दीजिये । एक पहुंचे हुए ज्योतिषी आये हुए हैं, उनको दिखा- 
ऊंगा। उन्होंने उन संसद सदस्यों की भी चर्चा की, जिनकी कुण्डलियां वे 
उन्हें दिखा चुके थे। व्यास जी के पास कोई साफ-सुथरी कुण्डली न थी । फटे-सटे 
कागज पर पुराने समय ,की लिखी जो कुण्डली थी, वही उन्होंने उनको दे दी। 
मेहता जी उसको लेकर ज्योतिषी के यहां पहुंचे | ज्योतिपी ने उनसे कहा कि यह 
कुण्डली तो ऐसे व्यक्ति की है, जो दो बार राजपुरुष रह चुका है; परन्तु जिसके 
भाग्य का सितारा पूर्ण रूप में नहीं चमक सका । 

मेहता जी ने वहां से ही व्यास जी को फोन पर सूचित किया कि आपकी 
कुण्डली विल्कुल ठीक निकली । आप यहां ञ्रा जायं, तो बहुत अच्छा रहेगा । व्यास 
जी वहां पहुंच गये । 


ज्योतिषी जी ने 'भूगुसंहिता' के आधार पर कुण्डली की एक कथा कह सुनाई। 


पद हें घुन के धनी: 


कथा यह थी कि राजघराने का एक युवक घर से निकला और एक ऋषि के आश्रम 
में जा पहुंचा । कुछ दिन वाद ऋषि उस पर कुपित हो गये और वह आश्रम छोड्ने 

को वाघ्य हो गया । वहां से वह युवक प्रयागराज में एक-दूसरे बड़े ऋषि के आश्रम 
में पहुंच गया | थोड़े दिन वाद वह भी उस पर कुपित हो गये। उन्होंने कद होकर 

युवक को एक श्ाप दे दिया। ज्ञाप यह था कि उसको सात जन्म सर्पयोनि में 
विताने होंगे । 

इस भयानक शाप पर आश्रम में खलवली मच गई। युवक के साथी उसको. 
साथ ले गुरु जी की सेवा में उपस्थित हुए और क्षमा प्रदान करने के लिये अ्नुनयः 

विनय करने लगे | 

गुरुजी ने वड़ी गम्भीरता में कहा कि श्ञाप वापस नहीं लिया जा सकता। 
चहुत अनुनय विनय करने पर वह॑ उसको कुछ हलका करने के लिये सहमत हो. 
गये और कहा कि तीन जन्म तो सर्पंयोनि में विताने ही होंगे। उसके वाद चार 
योनि मनुष्य जन्म पाने पर भी सपंगति बनी ही रहेगी । 

गुरु जी का अभिशाप यह था कि स्वभाव में चंचलता रहेगी । किसी भी स्थान 
पर टिककर रहना सम्भव न होगा। ऐसे लोगों पर विश्वास किया जायगा, जो" 
विश्वास योग्य न होंगे और जो विश्वास योग्य होंगे, उन पर क्रोध किया जायगा | 
मित्र सहज में शत्रु बन जायंगे । निर्भर करने योग्य साथी नहीं मिलेंगे । 

व्यास जी सारी कथा सुनकर चकित से रह गये। उन्होंने उस कथा कोः 
वहां वेठे-चैठे ही डायरी में लिख लिया और अपने सम्बन्ध में अनेक प्रदन पूछकर' 
उनका समाधान भी अपनी डायरी में लिखा । व्यास जी का कौतुक कुछ इतना बढ़ा 
कि जब कभी उधर जाते-आ्राते, तव उन्त ज्योतिपी के साथ विनोद व मनोरंजन में 
कुछ समय अवश्य विताते। 

'भूगुसंहिता' को कथा के जानकार व्यास जी के मित्र प्रायः यह कहते सुने 
जाते थे कि सम्भवतः उस शाप का ही यह परिणाम था कि लिखने के समय व्यास 
जी की जिह्दाका अग्रभाग सांप की जिह्ना की तरह निरन्तर चलता ही रहता 
था। जब तके उनकी कलम चलती थी, तब तक दोनों होंठों के वीच जिह्ना का 
अगला हिस्सा वड़ी चंचलता से निरन्तर गतिशील रहता था । उनकी यह आदत 
आजीवन बनी रही । साथियों के टोकने पर भी उसको व्यास जी बदल नहीं सके । 

चेंचलता और चपलता उनमें बच्चों की तरह स्वभावसिद्ध थी । ऊंचे-से-ऊंचे पद 
पर प्रतिप्ठित हो जाने पर भी वह वेसी ही वनी रही । किसी एक ल्‍्थान पर अधिक 
वर्ष वह टिक नहीं सके और कोई भी काम उन्होंने जमकर नहीं किया । राजनीतिक 
आन्दोलन में वर्षों संलग्न रहने पर वहां भी चे प्रायः भ्रमण में ही रहे । उनका एक 
बिस्तर अ्मण के लिये सदा वंधा रहता था। सांप की ही तरह दूसरों को कोप: 





'मगुसंहिता' की मनोरंजक कथा और व्यास जी डंपघ& 


दृष्टि 'उन पर बनी रही) अपने सार्वजनिक जीवन में कितने ही प्रहार श्लोर 
विश्वासधात उनको लगातार सहन करने पड़े । जेल यातनाएं भोगीं, मित्रों का 
विश्वासघात सहन किया और बड़े-से-बड़े राजपुरुषों के कोपभाजन बने । 

उनके मित्र और साथी “भृगुसंहिता' की कया पर उनके साथ प्रायः हास* 
परिहास करते रहते थे। | 


'प्रदरण १२ 
अचछ सुमन 
ठ॒द्ध राष्ट्रीय वृत्ति 


श्री जयनारायण व्यास से काफी वर्षों तक घनिष्ट सम्बन्ध रहा। जव मैं अखिल 
भारतीय कांग्रेस कमेटी का प्रधानमंत्री था, तव वे कई वर्षों तक राजस्थान के समुख्य- 
मंत्री रहे। इस सिलसिले में मुझे कई वार जयपुर जाना पड़ता था। कांग्रेस व शासन 
सम्बन्धी गम्भीर विपयों पर वे अपने मत पर अडिग रहते थे और अपने सादवें- 
' जनिक जीवन में एक स्तर से कभी नीचे नहीं गये । वे सच्चे अर्थ में शुद्ध राष्ट्रीय 
वृत्ति से सावंजनिक कार्य करते थे । उनका जीवन कसा हुआ व त्यागमय था । हम 

' उनके जीवन से बहुत वर्षो तक प्रेरणा लेते रहें, यही भगवान्‌ से प्रार्थना है। 
--श्रीमन्नारायण, सदस्य योजना आयोग, नई दिल्‍ली 


सच्ची अद्वांजलि 


उनके निघन से स्वतन्ब्रता संग्राम का एक वीर धोद्धा और सच्चे श्रर्थों में 
'अजातन्त्र का एक हामी उठ गया। उनका व्यवितत्व अत्यन्त प्रभावशाली और 
'डक्तिशाली था। वे महान्‌ देशभवत, महान सुघारक, यशस्वी लेखक, प्रतिभासम्पन्त 
- कवि, सुयोग्य शासक, अच्छाई के निर्मीक समर्थक और असहायों के सच्चे सेवक 
थे। मनुष्य-मनुष्य में किसी भी प्रकार का ऊंच-नीच का भेद या अन्तर उन्हें 
“स्वीकार न था। पिछड़े हुए वर्ग ने तो अपना एक बहुत ही बड़ा शुभ चिन्तक खो 
“दिया । पिछड़े वर्गों में हरिजन-समाज को सबसे अधिक घामिक पक्षपात, सामाजिक 
अन्याय तथा सामन्ती शोपण का शिकार होना पड़ता था। उन्होंने इस पक्षपात, 
अन्याय और शोपण का अन्त करने के लिये पुरानी समस्त घामिक मान्यताओं, 


“अद्घधासुमत ४६१ 


सामाजिक धारणाओं तथा सामनन्‍्ती परम्पराशञों को जड़मूल से नप्ट करने का वीड़ा 
उठा लिया था) धामिक अन्च मान्यताओं के विरुद्ध उन्होंने जोरदार आवाज़ 
'उठाई। सामाजिक रुढ़ मान्यताओं को मिटाने के लिये उन्होंने बड़े-से-बड़ा संघर्ष 
छेड़ा और सामन्ती परम्पराओं को नष्ट करने के लिये तो वे वीर सेनानी की तरह 
'जूभते रहे। इसीलिये मैं उनको पिछड़े वर्ग, विशेपत्: हरिजन समाज का ऐसा 
उद्धार करने वाला मानता हूं, जिसने उनका कायाकल्प करने के लिये कुछ उठा 
ने रखा। सामन्‍्ती परम्पराओं से हमें छुठकारा मिल चुका है; किन्तु घामिक पक्ष- 
पात तथा सामाजिक अन्याय पुरानी वीमारी की तरह भारतीय जीवन से चिपटा 
हुआ है । उसको दूर करके ही अपने महाच्‌ दिवंगत नेता के प्रति हमें अपनी सच्ची 

-अद्धांजलि अपित करनी चाहिये | 
“भीखामभाई, अमर्मत्री, जयपुर (राजस्थान) 


श्री जयतारायण व्यास राजस्थान की महान्‌ विभूतियों में से थे। उन्होंने 
अपना जीवन राजस्थान के विकास में व्यतीत किया और मृत्यु पर्यन्त करते रहे । 
राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में भी जो उन्होंने सेवाएं कीं, वे भूली नहीं जा 
सकती हैं। व्यास जी उच्च नेतिक आचरण के मनुष्य थे और नाना प्रकार के 
प्रलोभनों के वीच भी उन्होंने अपना व्रत कायम रखा। यद्यपि मुझे उनके साथ 
मिलने के अधिक अवसर नहीं मिले तथापि जितने अवसर भी प्राप्त हुए उन्होंने 

अपने व्यक्तित्व की मुझ पर छाप छोड़ी । 
-““ई खवरदास जालान, कानून मंत्री, वंगाल शासन, कलकत्ता 


प्ररणाप्रदु व्यक्तित्व 


लोकनायक श्री जयनारायण व्यास राजस्थान की रियासतों के स्वाधीनता 
संग्राम के अ्रग्रगण्य सेनानी थे | हमारी राष्ट्रीय संस्था कांग्रेस जिस समय ब्रिटिश 
भारत में स्वावधीनता का संग्राम चला रही थी उस समय देश्ली रियासतों में आन्दो- 
लन को चलाने के लिये अलग संस्था देशी राज्य लोक परिपद्‌ का प्रादुर्भाव हुआ | 
प्रिटिश भारत की अपेक्षा रियासतों में आन्दोलन चलाने में वहां के कार्यकर्त्तात्रों 
को कहीं अधिक कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता था। उनकी संस्था 
भी कुछ अधिक न थी। व्यास जी ने इन्हीं कठिन परिस्थितियों में देशी राज्यों के 
स्वतन्त्रता संग्राम में प्रमुख भाग लिया । व्यास जी ने अपने त्याग एवं बलिदान से 


४६२ धुत के धनी 
देश सेवा का एक ज्वलन्त झादर्श जनता के सामने रखा। स्वतन्त्रता प्राप्ति के वाद 
का इतिहास तो इतना नज्जदीक का है कि उस असें में श्री व्यास जी ने जिस निर्भी- 
कता के साथ अपने सिद्धान्तों पर अटल रहते हुए कठिनाइयों का सामना किया 
वह सर्वेविदित होना चाहिए । क 
व्यास जी सदा ही जनता की विविध क्षेत्रों में सेवा के लिये तत्पर रहा करते 
थे। उच्च विचार और सादा जीवन के सिद्धान्त को पालने वाले वे आदशे व्यक्ति 
' थे । राजनीति के साथ साहित्य, पत्रकारिता तथा कला आदिक्षेत्रों में भी उनकी 
विशेष रुचि थी। उन्होंने अपना सारा जीवन देश और समाज की सेवा की सत्तत 
सावना में समपित कर दिया । अपने इस संघर्पमय जीवन में उन्होंने कभी भी अपने 
सिद्धान्तों के सामने कोई समभोता नहीं किया। उनके इस उज्ज्वल जीवन से राज- 
स्थानियों को ही नहीं, देश के सभी लोगों को महान्‌ प्रेरणा मिलती रहेगी । उनको 
स्मृति में श्रद्धांजलि के रूप में यह ग्रन्थ प्रकाशित किया गया है। इसमें उनके 
जीवन की विविध प्रवृत्तियों पर अच्छा प्रकाश डाला गया है। लोगों को सदा ही 
त्याग एवं तपस्यामय जीवन व्यतीत करने का प्रेरणाप्रद सन्देश मिलता रहेगा । 





--गजापर जी सोनानी, अध्यक्ष अ० भा० मारवाड़ी सम्मेलन, श्री निवास हाउस, वम्बई 


हार-जीत से निलिणप्त 


लोकनायक श्री जयनारायण जी व्यास राजस्थान के विशिष्ट सेवक एवं 
कार्यकर्ता थे। वे बहुत छोटी उम्न में ही सार्वजनिक क्षेत्र में आरा गये थे और 
अन्तिम सांस तक देश और समाज की सेवा करते रहे । साहित्य और कला के प्रति 
उनकी अभिरुचि सराहनीय थी। उन्होंने राजनीति के साथ-साथ साहित्य और कला 
का सम्बद्ध करने में पूरा योग दिया । वे बड़े ही हँसमुख और विनोदी स्वभाव के 
थे। भ्रभिमान तो उन्हें छू भी नहीं गया था। मैं अपने जीवन में उनसे अनेक वार 
मिला हूं ओर जव-जब भी मैं उनसे मिला, तव-तव मेरी श्रद्धा उनके ऊपर अधिका- 
घिक बढ़ती गई। वे अपने साथियों के प्रति बहुत स्नेह्यील तो थे ही साथ ही उनकी 
भावनाओं को और विचारों को बहुत आदर भी देते थे। अपने सिद्धान्त के इतने 
पक्के थे कि कोई भी कप्ट उन्हें विचलित नहीं कर रुकता था। 
देशी राज्यों में राजाओं और जागीरदारों का जो आतंक और जुल्म॑ 
था उसका व्यास जी ने वीरतापूर्वक डटकर मुकावला किया। एक तरफ जहां वे 
इतने बड़े वीर और योद्धा थे, दूसरी तरह वे उतने ही विनयशील, नम्न, मिलनसार 


ओर मृदुल स्वभाव के थे। जीवन में उन्होंने हार-जीत की कभी कोई परवाह नहीं 


अद्धासुमन । ४६३ 


की । वे पूरी फक्कड़ वृत्ति के थे । इसकी एक मिसाल यहां देता हूं । जब वे मुख्य- 
मंत्री थे, तव उन्त पर अविद्वास का प्रस्ताव लाया जा रहा था। उसी दिन सवेरे में 
ओर भाई सीताराम जी सेक्सरिया उनसे मिलने गये | कुछ और भी लोग बेठे थे। 
वे हमें कहीं से इकटठे किये हुए कुछ विशेष प्रकार के पत्थर दिखलाने लगे और 
उन पत्थरों की विशेपता तथा इतिहास हमें वताने लगे । हम लोगों ने उस अवि- 
चइवास के प्रस्ताव के बारे में वात चलाई तो उन्होंने कहा कि उसको छोड़ो मेरे 
लिये राजनीति की अपेक्षा यह चर्चा श्रधिक दिलचस्प और महत्त्वपूर्ण है। जो हार- 
जीत होनी होगी वह हो जायगी । मुझे उसके लिये न किसी से कुछ कहना है और 
न कुछ करना है; न मुझे उसकी कोई चिन्ता ही है। दरअसल उन्हें उसकी कोई 
चिन्ता नहीं थी । वे हार-जीत से बिल्कुल निलिप्त थे। उनके निधन से यों तो सारे 
भारतवर्ष की ही, पर विशेषत: राजस्थान की जो क्षति हुई है, उसकी पूति ग्रसम्भव 
है। उन्हें मेरा श्रद्धापू्वक प्रणाम । 
“-भागीरथ जी कानोडिया, कलकत्ता 


विरले राजनीतिज्न 


व्यास जी मेरे घनिष्ट मित्र थे। राजनीतिक क्षेत्र में देश सेवा के लिये उन्होंने 
जो कुछ किया, वह तो सर्व विदित ही है। उन्होंने वरावर वापू का साथ दिया और 
बापू उनको अपने खास साथियों में गिनते थे । उनका सामाजिक व व्यक्तिगत जीवन 
जेसी सादगी, आत्मीयता एवं सरलता से परिपूर्ण था, वैसी विरले ही राजनीतित्नों 
में मिलेगी। सत्ता का मद अरह की भावना को जगाता है और उससे सत्ताधारी 
स्वयं को सामान्य जन से ऊंचा समभने लगता है। किन्तु व्यास जी इससे निश्चित 
रूप से ऊपर रहे । राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में ग्रथवा उसके वाद भी जब भी 
जहां भी मिले एक ही तरह का व्यवहार मैंने उनमें पाया, वही उन्मुक्तता, वही 
ईमानदारी और वही निर्भमकिता । यह भी एक कारण था, जिससे उनको अपने 
राजनीतिक साथियों के साथ निरन्तर संघपरत रहना पड़ा । 
आपके इस प्रयास के साथ मेरी हादिक सहानुभूति है। व्यास जी मर कर भी 
अमर हैं और सदा श्रमर रहेंगे । 
“राणाक्षष्ण जी कानोडिया, & बे वोने रोड कलकत्ता 


४६४ घुत के धनी: 


आदर्दों के लिये उत्सर्ग 


लोकनायक श्री जयनारायण व्यास राजस्थान के उन महान सपूतों में से थे 
जिन पर सारे देश को अभिमान है । सार्वजनिक जीवन के आरम्भ से लेकर अन्तिमः 
क्षणों तक उन्होंने अपना सम्पूर्ण जीवन एक तपस्वी की भांति व्यतीत किया। 
निर्वासन, तरह-तरह के प्रतिवन्ध, कारावास और सतत्‌ संघर्षों की ज्वाला में तप- 
तप कर वे कुन्दन की तरह निखरे और खरेपन के बृतते पर ही वे अपने विरोधियों के 
भी सम्मान एवं श्रद्धा के भाजन बने । 

अनेक बार मुझे उनके संपर्क में आने का सौभाग्य मिला। उनकी वाणी में 
गजव का जादू था । उनकी कलम सें वेजोड़ खानगी थी। विचारों में अद्भुत 
ताजगी ओर समूचे व्यक्तित्व में एक अजीव आकर्षण था। वे एक मंजे हुए पत्रकार, 
सशक्त कवि, सवल कहानीकार, सफल अभिनेता, सुयोग्य शिक्षक, समर्थ संगठन- 
कर्ता ओर प्रतिभाशाली राजनीतिज्ञ थे । 

राज्यसभा सें मुझे अ्रक्सर उत्तका संपक प्राप्त होता था । वे बोलते कभी-कभी 
थे। कम वोलते थे। लेकिन, जव जो बोलते थे वे सूक्तियों के समान स्पष्ट, 
संक्षिप्त और सारपूर्ण होता था । यही कारण था कि राज्यसभा में उनकी बात बड़े 
ध्यान से सुनी जाती थी । 

राजनीति उनके लिये साध्य न होकर केवल साधन मात्र थी, कंतिपय उच्च 
आदर्शों और पवित्र लक्ष्यों की प्राप्ति का। आद्शों के साथ व्यास जी ने कभी 
किसी से कोई समभौता नहीं किया। बड़ी-से-बड़ी शक्ति के सामने भी वे कभी 
भुके नहीं, उन्हीं के लिये वे एक सच्चे क्रान्तिकारी की तरह जीवन-भर संघपेरतः 
रहे और उन्हीं के लिये उन्होंने अपना उत्सगे किया । 

“सीताराम जा जयपुरिया, सदस्य राज्य सभा, स्वदेशी हाउस, कानपुर 


उनका पवित्र जीवन 


लोकनायक श्री जयनारायण जी व्यास के साथ व्यक्तिगत परिचय में आने का 
पहला अवसर मुझे १६५०-५१ में प्राप्त हुआ । मेरे मन पर उनके सम्बन्ध में पहला 
प्रभाव यह पड़ा कि वे पवित्र जीवन, शुद्ध आचार-विचार और उदार व्यक्तित्व के 
घनी हैं। अपने व्यक्तिगत व्यवहार में मैंने उनको सदा इसी रूप में पाया । मैंने यह्‌ 
भी अनुभव किया कि राजनीति विज्येपत: झासकीय क्षेत्र उनके इतना अनुकूल 
नहीं था अथवा वे उनके अनुकूल नहीं थे । राजनीतिक संघर्ष के अखाड़े के वे कुझल 


अ्रद्धासुमन ४९४ 


योद्धा श्रथवा सेनापति इसलिए सिद्ध हो सके कि उसमें दाव-पेंच की उतनी आवश्य- 

कता नहीं थी, जितनी कि शासन-सम्वन्धी राजनीति में होती है। इसी कारण: 
शासकीय राजनीति के मोर्चे पर वे मात खा गये। भले ही इसको उनके जीवन की 
असफलता कहा जा सकता है। परन्तु मुझे तो इसमें भी उत्तकी सरलता व पवित्रता 
की ही भलक दीख पड़ी । ऐसे विचारवान और पविन्न लोकनेता को पाकर राज- 

स्थान धन्य हो गया था। उनके भ्रभाव की सहज में पूर्ति नहीं हो सकती । मैं उनके” 
प्रति श्रपनी हादिक श्रद्धांजलि अपित करत हूं । 

--राधेश्याम जी मोरारका, संसद सदस्य, वम्बई 


उनका श्रेष्ठ व्यक्तित्व 


स्वर्गीय श्री जयनतारायण जी व्यास स्वतन्त्रता संग्राम के अपूर्व सेनानी थे ।' 
राष्ट्र के शीर्पस्थ नेताओं में इने-गिने व्यक्तियों को छोड़कर सभी ब्रिटिश राज्य से: 
जूभने में लगे थे और अधिकांश व्यक्तियों का ध्यान भारत में ही भारतीयों द्वारा 
शासित एवं झोपित जनता की ओर न था। ऐसे समय में श्री व्यास जी ने उन्हें 
स्वतन्त्रता दिलाने का आह्वान किया। इसके लिये उन्होंने कष्ट भी उठाये। वे 
समग्र भारत की राष्ट्रीय एकता के प्रतीक थे । वे बड़े ही सिद्धान्तवादी व्यक्ति थे । 
किसी प्रकार की अ्रनेतिकता के लिये उन्हें राजी नहीं किया जा सकता था। यही 
कारण था कि श्री व्यास जी को राजस्थान का मुख्यमन्त्रित्व त्यागना पड़ा। निकट 
भविष्य में राजस्थान की राजनीति में श्री व्यास जी जैसा श्रेंप्ठ व्यक्तित्व सम्भव 
नहीं । 


--रमेश्घर यंटरिया, संसद सदस्य, नई दिल्ली: 


सिद्धान्त के पक्के व्यवहार के कच्चे 


व्यास जी का मुझ पर अपार स्नेह था । वह आदशवादी थे, व्यवहार निपुण 

नहीं ये। वह अपने सिद्धान्त के पक्के और व्यवहार के कच्चे थे। फिर भी उनको 

श्राधुनिक राजस्थान का कुशल शिल्पी अथवा निर्माता कहना चाहिए । उन्होंने 

पिछड़े हुए देशी राज्यों में जीवन-जागृति की ज्योति जगाकर जो प्रकाश फंलाया, 

उसके लिये वर्तमान पीढ़ी उनके ऋण से उऋण नहीं हो सकेगी। वह संघर्ष काल 
के एक महान्‌ सेनानी थे मेरा उनको शत-शत प्रणाम है । 

““गौरीशंकर आचाये, गांधी विदयापीठ, सरदार शददर 


४६६ धुन के घनी 


राजनीतिक सन्त 


व्यास जी अत्यन्त शुद्ध विचारों के निष्ठावान्‌ साहित्यिक महापुरुष थे। 
सामन्तवाद ओर विदेशी शासन के अजेय' गढ़ देशी राज्यों में उन्होंने राष्ट्रवाद का 
वीजारोपण करके उसके पौधे को अपने खून-पसीने से सींचा और उसका संवद्धंन 
किया । उनको राजनीतिज्ञ की अपेक्षा संत कहना अधिक उचित है। वस्तृतः एक 
सन्त के रूप में उनका निधन हुआ । मुझे दुःख है कि मैं उनके कुछ अधिक निकट- 
सम्पर्क में नहीं आ सका, फिर भी जितना सम्पर्क में आ सका उतनी ही मेरी श्रद्धा 
उनपर बढ़ती चली गई। ऐसे महान्‌ राजस्थानी की स्मृति रक्षा के लिये जो कुछ 

भी किया जा सके वह स्तुत्य और सराहनीय है। 
--शांतिलाल कोठारी, संसद सदस्य, नई दिल्‍ली 


सच्चे साथी 


मेरा व्यांस जी के साथ चालीस-पँतालीस वर्ष पुराना परिचय है। कुचामन 
जोधपुर राज्य के ही अन्तर्गत था । इसलिये वहां की राजनीतिक हलचलों का प्रभाव 
कूचामन पर भी पड़ता था और कृचामन के एक जागीर होने के कारण उसका 
उनसे प्रभावित होना और भी अधिक सहज था । जोधपुर के राजनीतिक आंदोलनों 
में प्रत्यक्ष भाग न लेने पर भी मेरी उनमें पुरी दिलचस्पी थी और मारवाड़ लोक- 
परिषद्‌ की समय-समय पर आर्थिक सहायता भी करता रहता था। इसी कारण 
मेरा उनसे वड़ा गहरा व्यक्तिगत स्नेह सम्बन्ध था। जोधपुर में मैं कई वार उनके 
घर जाकर उनसे मिला करता था। वे जब भी कभी क्चामन आते थे, तो हमारे 
यहां अ्रवव्य ही थ्राते थे और दस-पन्द्रह मिनट रककर हम सबसे बड़े स्नेह से मिलते 
थे । 

जोबपुर राज्य के जब वे दीवान नियुक्त किये गये, तव भी उन्होंने मेरे साथ 
अपना स्नेह सम्बन्ध निरन्तर निभाया। मेरी यह मान्यता है कि व्यास जी सरीखा 
सस्‍्नेही, साथी व घन का कार्यकर्ता और सच्चा व ईमानदार शासक मिलना सहज 
नहीं है । 

राजस्थान के मुख्यमन्त्री वन जाने पर भी उन्होंने मेरे साथ अपने व्यक्तिगत 
स्नेह सम्बन्ध में कोई कभी नहीं ञ्राने दी । वैसे ही सरल स्नेह भाव से वे अपनेपन 
से मिलते-जुलते थे । उनमें सरलता, सहृदयता, आत्मीयता और काम की लगन व 
घुन अपार थी । उनके निधन से राजस्थान श्र देश की तो स्पष्ट ही अपार क्षति 


अद्धासुमन । ४६७: 


“हुई है, परन्तु मुझ सरीखे कितने ही साथियों की जो क्षति हुई है, वह भी कुछ कम 
नहीं है। हमने अपना सच्चा साथी और विश्वसनीय नेता खो दिया । 
-सदासुख जी कावरा, कूचामन (राजस्थान) 


संघर्षशील जीवन के धनी 


संघर्ष ही जीवन है और संघर्पों से जूमते आगे बढ़ना जीवन का सार्थकता। 
व्यास जी का जीवन ऐसा ही था। पारस्परिक ईर्ष्या, द्व प एवं विरोधों का विभी- 
पिका भरी प्रचंड ज्वालाओओं से हाथ मिलाना तथा जीवन के भयंकर मंमावातों में 
सुंग हिम हू ग से डठे रहना उन्हीं के वृते का था । उनकी स्नेह-स्निग्ध कर्मेठता 
आन्तिभरी विद्रोहात्मकता एवं त्वराभरी गम्भीर आध्यात्मिकता देश के कण-कण 
को एक दिव्य सन्देश देती है, प्रेरणा देती है और देती है जीवन का एक चिरनवीन 
सम्बल । ऐसे ही व्यक्तियों का जीवन इतिहास का अमिट अध्याय बन जाता है 
जो एक अमूल्य निधि होता है । 

वीरभूमि राजस्थान का कण-कण उनकी सेवा, धीरता एवं कत्तेव्यनिष्ठा का 
साक्षी है। उन्होंने जन जीवन को नई दिशा दी, नई जागृति दी। ऐसे लोकनायक 
युग ख्रष्टा का स्मरण कर सभी का हृदय गौरव से फूल उठता है। 

आज वे हमारे वीच नहीं हैँ, किन्तु उनके आदर्श, उनके आगे बढ़े हुये चरण- 
चिह्न, उनका संघर्षमय जीवन तथा परमार्थ की वेदी पर स्वार्थ का उत्सगे अविस्म- 
रणीय है। हमारा यह परम धर्म है कि उनके आद्शों का श्रनुसरण करें और उनको 
दैदीप्यमान बनावें । 

अपनी विनीत श्रद्धांजलि उनके चरणों में अपित करता हूं। भन्तर के स्वभाव- 
“सुमनों को भेंट चढ़ाता हूं । 

“+अन्विकाप्रसाद जी केड़िया, डिय गद (असम) 


विनीत अ्रद्धांजलि 


व्यास जी सदृद् पुण्यश्लोक महापुरुषों का समादरस्तवन तथा स्मृति रक्षण 
वर्तमान पीढ़ी का वरेण्य कत्तेव्य है। पूर्व पुरुषों की त्याग व तपस्या का लाभ शत- 
आत रूपों में उसे प्राप्त हुआ है। ऐसे पवित्र यज्ञ के आयोजक धन्यवाद के पात्र हैं 


है 23 धुन के घनी 


और हैं भाग्यशाली । मैं भी अपनी श्रद्धा विनयांजलि व्यास जी को समपित: 
करता हूं । 
भारतीय स्वातन्व्य युद्ध की ज्वाला को प्रज्वलित रखने के लिए देश को अनेक 
वलिदान देने पड़े । स्वतन्तर राष्ट्‌ में जिस सुजनात्मक प्रतिभा का उपयोग समाज 
निर्माण की दिशा में होता है, पराघधीन देश में उस अमूल्य सर्जनाशक्ति का अधि- 
कांश पारतन्त्र्य पाश काटने में लग जाता है । फलतः अनेक नव नवोन्‍्मेषी व्यक्तियों. 
की प्रभा राजनीति विद्या में ही दपित हो पाती है। अन्य क्षेत्रों में केवल उसको 
कतिपय किरणें ही विकसित हो पाती हैं। श्रद्धेय व्यास जी ऐसे ही प्रकाश पूंज थे 
जो वहुमुखी प्रतिभा का वरदान लेकर धराधाम पर अवतीणर्ण हुए थे। यदि तत्का- 
लीन राजनीतिक परिस्थितियों की दुरूहता एवं दुनिवारिता ने उस सबल व्यक्तित्व 
के संजीवन रस को इतनी मात्रा में सोख न लिया होता तो निश्चय ही स्वस्थ एवं 
सर्वोदियी समाज के संगठन में उनका अवदान और अधिक महत्वपूर्ण हुआ होता । 
असत्य और अन्याय के विरुद्ध निरन्तर संघर्ष करने में जो थका नहीं और 
विषम परिस्थितियों के भंकावात में जो कभी डिगा नहीं, उस कर्मठ जीवन के 
ज्वलंत आदर्श हमारे समाज़ को अधिकाधिक अनुप्राणित करें यह कामना ही 
स्वर्गीय व्यास जी के प्रति मेरी विनीत श्रद्धांजलि है । 
--ओ० प्रेमचन्द जेल, अध्यक्ष वाणिज्य विभाग, 
कनोई कालेज, डित्र गढ़ (असम) 


निष्कपट चरित्र 


श्री जयनारायण जी व्यास के लिए कुछ भी कहना मेरे लिए सूर्य को दियाः 
दिखाने के समान है। उनके बड़प्पन के अलावा मैं उनके व्यक्तित्व से निकट संपर्क 
होने के कारण विश्येप प्रभावित हूं । उनका व्यक्तिगत व्यवहार कुछ ऐसा निष्कपट 
ओर चरित्र कुछ ऐसा निप्कलंक था कि वे जिस किसी को अपना लेते थे, उससे 
कुछ भी छिपा रखना उनके लिए संभव ही न होता, इसीलिए मैं उनके सम्बन्ध में 
जव कुछ सोचने बैठता हूं, तव विचारों में ऐसा मग्न हो जाता हूं कि अपने को भुला- 
कर अपने चारों ओर उनके स्नेह व महानता को ही व्यापक पाता हूं । उनके जीवन 
व्यवहार की पवित्रता और सत्यनिष्ठा ऐसी ऊंची थी कि उनके विचार और 
आचार में कुछ भी अन्तर मुझे कभी दीख नहीं पड़ा और आज तो वह पवित्रता 
तथा निष्ठा बहुत ही कम दीख पड़ती है। यह कहा जाता है कि वे अपने साथी को 


श्रद्धासुमन ४६६ 


पहचानने में प्रायः भूल कर जाते थे और इसी कारण उनसे धोखा खा जाते थे | 
मेरा अनुभव यह है कि वे ऐसी कोई भूल नहीं करते थे, परन्तु उनका स्वभाव ऐसा 
सरल और सज्जन था कि वे किसी को हानि पहुंचाने की अपेक्षा स्वयं उसको वैसे 
ही पी जाते थे, जैसे कि शिव ने विपपात किया था। अपनी पवित्रता और निष्ठा 
से वे जान वृभकर कभी तिलमात्र भी विचलित नहीं हुए । ऐसे पवित्र एवं सत्य- 
निष्ठ महान व्यक्तित्व को मैं क्‍या श्रद्धांजलि दूं, सिवाय इसके कि हम सब उनके 
आदरशों पर चलने का दृढ़ संकल्प करें। 

क --रामजी भाई काक, दुर्गापुरा, (जयपुर) 


विशिष्ट राजस्थानी 


श्रद्धेय व्यास जी को मैंने तद श्रति निकट से देखा, जब उन्होंने अपने प्रति कांग्रेस 
दल का विश्वास प्राप्त करने का निदचय किया । केवल श्राठ मतों की पराजय को 
वहुत ही सरलता से विजय में परिणत किया जा सकता था ) उन पर वेसा करने 
के लिए काफी दवाव डाला गया । लेकिन, वे अपने निश्चय पर अटल रहे | 'मुख्य- 
संत्री जयनारायण व्यास! और लोकनायक जयनारायण व्यास में यही अन्तर था, 
जिससे में उनका भवत वन गया । वे उन विरले लोगों में से थे, जिनको तनिन्‍्दा या 
स्तुति, गरीबी या अ्रमीरी और मृत्यु या जीवन में कोई ग्रन्तर दीख न पड़ता था। 
इन सबके प्रति समभाव रखकर अपने व्यवहार में लगे रहना उनको बहुत्त बड़ी 
विशेषता थी। ऐसे विशिष्ट महान राजस्थानी के प्रति मेरे शत्‌-शत्‌ प्रणाम हैं । 
“सम्पदराम अशोक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 


हार्दिक अ्रद्धांजलि 


आदरणीय व्यास जी के भ्रति निकट सम्पर्क में आने का अवसर मुझे राजस्थान 
संघ के निर्माण के बाद प्राप्त हुआ | मैंने श्रनुमव किया कि व्यवितिगत जीवन में उन 
सरीखा निर्मल, स्नेही साथी मिलना दुलेंभ है और राजनीति में उन सरीखा 
आाददावादी भी मिलना सहज नहीं । राजस्थान के मुख्यमंत्री के पद से जब वे श्रलग 
हुए तब भी अपने आदशेवाद पर अविचल भाव से स्थिर रहे | उनका जीवन हमें 
अपने सिद्धान्त तथा आदशेवाद पर दृढ़ रहने की प्रेरणा देता है, इस कामना से मैं 
उनके प्रति अ्रपनी हादिक इृतज्ञता एवं श्रद्धांजलि अपित करता हूं । 
-रामकिशोर जी व्यास, चार दरवाजा, जयपुर (राजस्थान) 


#.०० धुन के धनी 


सच्चे साथी 


राजस्थान की जन जागृति अपने प्रारम्भिक काल में भिन्‍्न-शिन्‍्त रियासतों 
की सीमाओं में बंटी थी । इसी कारण उनके सामान्य कार्यकर्त्ताश्रों को एक दूसरे 
के निकट सम्पर्क में आने का यथेच्छ अवसर नहीं मिलता था+ जयपुर राज्य में 
जन जागृति का श्रीगणेश वस्तुत: १६३६ में तव हुआ, जब जयपुर राज्य प्रजामंडल 
का गठन किया गया और उसको वल तब मिला, जब १६३६ में .देशभक्‍त सेठ 
जमनालाल जी बजाज ने सत्याग्रह का शंख फूंखा। मेरी राजनीतिक गतिविधि तब 
जयपुर तक ही सीमित थी। इस कारण स्वर्गीय श्री जयनारायण जी व्यास के 
अत्यन्त निकट सम्पर्क में आने का लाभ सुझे १६४७ से पहले नहीं मिल सका। 
उनके सम्पर्क में आने के वाद मुझ पर कांग्रेस के प्रति उनकी निष्ठा का सबसे 
अधिक प्रभाव पड़ा। उन्होंने कांग्रेस में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरोध में जो आवाज 
उठाई थी, वह भी उस निष्ठा का ही परिणाम था; क्योंकि वे'उस्चकी मान-प्रतिष्ठा 
को अक्षुण्ण बनाये रखना चाहते थे | कुछ लोग यह कहते हैं कि वे! राजची तिज्न नहीं 
थे; किन्तु ऐसे साथी अवश्य थे, जो अन्त तक साथ निभाना जानते थे। अपने ऐसे 

साथी के प्रति मैं अपनी हादिक श्रद्धांजलि अ्रपित करता हूं । . 

ह ““दामोदरलाल जी व्यास, अशौक मार्ग, जयपुर 


सिद्धान्तवादी 


श्री जयनारायण जी व्यास का निधन हम सबके लिए बहुत ही दुःख की वात 
है। विशेष तौर पर राजनीतिक क्षेत्र में जो भी काम करते हैं उन सबके लिये व्यास 
जी का जीवन प्रेरणादायक है। जब से उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में काम किया, तव 
से अ्रव तक जितने संघर्ष उन्होंने मोल लिये, उ तने किसी टूस रे व्यक्ति ने नहीं लिये। 
वे इस प्रकार के व्यक्ति थे जिन्होंने साधनों की चिन्ता किये विना संघर्ष करने में 
किसी प्रकार को कमी नहीं छोड़ी । राजनीतिज्ञों के समक्ष उनके जीवन का हर 
पहलू, जिसमें सच्चाई, निर्भीकता और सिद्धान्तवादिता मिलती है, मार्गदर्शक है । 

किसी भी सही बात को कहने में उन्हें किसी प्रकार का संकोच नहीं होता 
था। वे सिद्धान्तवादी थे झ्नौर उस सिद्धान्तवाद को अच्छी तरह से लागू करने में 
उनके सामने किसी भी प्रकार की कोई दावा उपस्थित हो, उस पर विजय पाने के 
संघर्ष के लिये वे हर समय तैयार रहते थे। में ऐसा समभ्तता हूं कि यदि हम उनके 
जीवन से स्फ्ति लें तो हम चाहे किसी भी राजनेतिक क्षेत्र में कार्य करते हों, निश्चित 


श्रद्धासुमन ५०१ 


रूप से ईमानदारी से कार्य करने में आगे बढ़ सर्केगे। उनकी जीवित मूर्ति अब 
हमारे बीच नहीं है, फिर भी उनका जीवन किसी भी रूप में जीवित पूर्ति से कम 
नहीं। मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अपित करता हूं । 
बे “सिंह ८5 न्‍ 
““मरोसिंह जी, नेता जनसंध दल, राजस्थान विधान सभा, जयपुर 


जन्मसिद्ध सम्पादक 


व्यास जी को लोगों ने श्रनेक रूपों में देखा है। कलकत्ता श्राने पर वह जिस 
स्नेह भाव और अआत्मीयता से हर किसी से मिलते थे, वह उनकी श्रपनी ही विशेषता 
थी। मैं उनको जन्मसिद्ध पत्रकार के रूप में देखता व जानता और इसी रूप में 
उनका सम्मान करता रहा | १९२० से १६६३ तक अपने जीवन के ४३ वर्ष उन्होंने 
पत्रकार के ही रूप में विताये और लगभग एक दर्जन समाचार-पत्रों का संचालन 
व संपादन किया। पत्रकारिता का जो ऊेचा घरातल उन्होंने कायम किया वह 
अनुकरणीय है। ऐसे जन्मसिद्ध पत्रकार के प्रति में विश्वमित्र' परिवार की श्रद्धां- 
जलि अ्रपित करता हूं ! 

--झष्णचंद्र अग्रवाल, संचालक-सम्पादक 'देनिक विश्वमिंत्र? कलकत्ता 


ग्रदुसुत साहसी 


व्यास जी को में अद्भुत साहसी के रूप में देखता रहा हूं। सामाजिक 
क्षेत्र में जिस साहस से उन्होंने प्रवेश किया था, उससे कहीं अधिक साहस 
का परिचय उन्होंने राजनीतिक संधर्षों में दिया। जीवन के अन्तिम दिनों 
में कांग्रेस में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरोध में आवाज उठाना उनके ही वूते का काम 
था ! में स्वर्णकारों के आन्दोलन के सम्बन्ध में जब कभी उनसे मिला, वह निःसंकोच 
भाव से सरकार की स्वर्ण नीति की निन्‍्दा करते देखे गये । कितने कांग्रेसी हैं, जो 
अनुशासन तथा नियंत्रण के भय से अपनी झात्मा की पुकार को दवा लेते हैँ। वह 
ऐसा “राजस्थान केसरी ही नहीं, प्रत्युत 'नर केस री' था, जिसने अपनी श्रात्मा की 
पुकार को कभी नहीं दवाया । 

“श्यामलाल वर्मा, संपादक, राजस्थान समाचार! जयपुर 


ट्री 


५०२ घुन के धनी 


श्रा जयनारायण व्यास मेरे लिये मारवाड़ लोक परिषद के नेता, अखिल भार- 
तीय देशी राज्य लोकपरिषद के मंत्री तथा टिहरी गढ़वाल के श्रीदेव सुमन, जोधपुर 
के श्री वालमुकुन्द विस्सा और जैसलमेर के श्री सागरमल जी गोपा आदि शहीदों 
के हमददे और एक स्वतंत्र पत्रकार के नाते सदा ही श्रद्धेय बने रहेंगे। उनकी 
स्फूरति और जिन्दादिली हमें भ्राज भी प्रेरणा दे रही है। 


“केनक मधुकर, संपादक, 'नवजीवन”, उदयपुर 


उनके प्रति सच्ची अ्रद्दांजलि 


मुझे ऐसा लग रहा है कि व्यास जी के चले जाने से राजस्थान की आत्मा मर 
गईं। वे ऐसी खूबियों वाले इंसान थे जो बहुत कम नेताञ्नरों को नसीब होंगी । वे 
जिन्दादिल हँसमुख तवीयत के चरित्रवान और ईमानदार इंसान थे। मज़ाक के 
पुट के साथ हाजिरजवाबी उनकी विशेषता थी | एक वार का जिक्र है, मैंने उनका 
अच्छा मूड देख यह कह दिया, “व्यास जी, अब तो आप सिपाही मार सेनापति हो 
गये हैँ ।” इस पर तपाक से हसकर वोल उठे, लेकिन चन्द्रेश, मैं सेनापति मार सिपाही 
तो नहीं हूं ओर आगे कहने लगे तुम्हों वताओो अब कौन-सा कसर ज़्यादा है, मैं हँस 
पड़ा । 
“श्री चंद्रेश व्यास, सम्पादक 'पन्द्रद अगस्त” उदयपर 


राजनीतिक विरोधियों के प्रति उदार मावना 


राजस्थान का इतिहास तप, त्याग और वलिदान से भरा है । ठाकुर केशरीसिंह 
वारहठ, पं० अर्जुनलाल सेठी, श्री विजयसिह पथिक, वावा नृसिह॒दास एवं श्री 
जयनारायण व्यास आदि ने आधुनिक राजस्थान के निर्माण हेतु जितने कष्ट उठाये, 
यातनाएं सहीं और त्याग किया उसकी आज हम सहज ही कल्पना तक नहीं कर 
सकते । 

कोटा के वारहठ परिवार के वलिदान की जहां तक अजोड़ कहानी है, वहां 
जोधपुर को इस बात का नाज है और होना चाहिए कि उसने-राजस्थान को एक 
ऐसा कर्मठ कार्यकर्त्ता, नेता, पत्रकार, वक्‍ता तथा पथ-प्रदर्शक दिया, जिसे राजस्थान 


राजस्थान के जाने-माने स्वमान्य लोकनायके गये 
सन्‌ संवत्‌ तो स्मरण नहीं । घटना उस । जब राजस्थान के केन्द्र 
मुकुट | 


आयोजन कियी गया था। संयोगवश उसे दिन श्री जयनारायण जी व्यास 
कसी अन्य कार्य से आये हुए ये । तत्कालीन अजमेर राज्य के मुख्यमन्त्री तथा 
“राजस्थान के वर्तमान शिक्षा मस्त्री पं० हरिभाउ जी उपाध्याय को तो सभा मेँ 


सम्मिलित होना हैं था, उनके साथ राजस्थान के में ख्यमस्त्री भी सहृदयता 
पूवक दविना निमंत्रण के ठ्दी 

व्यास जी ने राजनीति के दलदल से ऊ पर उठकर पर्थिक जी की सेवाओं पर 
जो प्रकाश डाली उससे को उनको समभने को नई दिशा भली । निरचय 
ही व्यास जी की यह | थी कि वे राजनीतिक विरोई४: जी बदले 
की किसी भावना कभी प्रश्नय नहीं देते ये, और हे कभी आपसी ददमनी का 


_मोदनराज भडारी)उपान्यरे जिला पत्रकार संघ, अजमेर 


पड़यंत्र रचने के संदेह में आनन्द थाने में दर्ज हो गयी । व्यास जी के सार मैंने 
नमक सत्याग्रह, विदेशी वस्त्र बहिष्कार के आन्दोलनों में पन्‍द्रह दिन की जैल यात्रा 


प०्४ड धुन के घती: 


व्यास जी ने समाज सुधारआन्दोलन के सिलसिले में यह शपथ ली कि वे नावा- 
लिग शादी में शरीक नहीं होंगे । उसके अनुसार वे अपनी लड़की की शादी में भी: 
दरीक नहीं हुए । उस समय उनकी लड़की की शादी में सहायता करने के लिये 
सेठ साहव श्री छतत्मल जी साहब और मैं जोधपुर गये थे । सेठ साहव श्री छगन- 
मसल जी साहब, जो आजकल वंगलौर में रहते हैं, मर्झे वीच में रखकर एक वार तोः 

उन्होंने मेरी मार्फत दस हज़ार रुपया भिजवाया था। अपनी ओर से सौ रुपया 
माहवार पांच साल तक उनको देता रहा । एक वार जब वे जोधपुर के प्रधानमन्त्री 
थे, जोधपुर के महाराजा के साथ कुछ अनवन हो गई। तब व्यास जी ने सत्यात्रह 
झुरू करने का इरादा किया । तब मैं भी वलून्दा से पचास सत्याग्रही लेकर जोधपुर 
गया। महा राज ने व्यास जी की शत मंजूर कर ली ओर सत्याग्रह टल गया । 

मैंने उनके समान ईमानदार, नेकनियत व सच्चा कोई दूसरा नहीं देखा । जो 
कोई भी उनको जिस कार्य के लिये रुपया देता, वह उसको उसी में लगाते थे । 
इतनी बड़ी ईमानदारी थी उनकी। जब भी कभी व्यास जी जोघपुर से जयपुर जाते 
या जयपुर से जोघपुर आते तो पांच मिनट के लिये भी वल॒न्दा आकर चाय-नाइता 
करके ही जाते | इतना बड़ा प्रेम उनको वलन्दा ग्राम से था। यह प्रेम उन्होंने अन्त 
: तक निभाया। राजस्थान के मुख्यमन्त्री बनने के वाद वे स्वास्थ्य लाभ के लिये 
जवाई वांध गये, तो उन्होंने मुझे समाचार भेजकर अपने पास बुलाया। मैं वहां 
गया । वहां से वे श्रपने साथ मुझे जयपुर ले गये । उस समय जयपुर में उन्होंने मुभे 
वताया था कि श्री सत्यदेव विद्यालंकार भी जवाई आने वाले थे परन्तु विद्यालंकार 
जी वहां नहीं आर सके । 

उनके निधन से राजस्थान और मारवाड़ की तो अपार क्षति हुई, परन्तु बलन्दा' 
तो बिलकुल ही अनाथ हो गया । 

सेठ भीकमचंद जी चालाणी, वलून्दा, जोधपुर (राजस्थान 


राजस्थान व राजस्थानी के लिये स्वामिमान की मूर्ति 


लोकनायक श्री जयनारायण व्यास उन विशिष्ट राजस्थानी नेताओं में 
अन्यतम थे, जिनको मारवाड़ी अथवा राजस्थानी होने का स्वाभिमान था और जो 
मारवाड़ी तथा राजस्थानी भाषा के भी अन्यतम समर्थक थे। वे वर्षो व्यावर से 
मारवाडी भापा में आगीवाण' नाम का पाक्षिक पत्र अपने परिश्रम से चलाते रहे 
और उसका योग्यतापूर्वक संपादन करते रहे । मारवाड़ी अथवा राजस्थानी भाषा 
में लिखे गये उनके दर्जनों भजन, कविताएं, छोटेनड़े नाटक तथा उपन्यास और 


श्रद्धासुमन ५०४ 


कहानी साहित्य में विशेष स्थान रखती हैं । व्यवितगत बातचीत में और सावेजनिक 
भाषणों में भी वहथा मारवाड़ी अथवा राजस्थानी भाषा का ही प्रयोग किया करते 
ये। पुप्करणा समाज में उन्होंने समाज सुधार का और माखवाड़ राज्य में 
राजनीतिक सुधारों का जो आन्दोलन उन्होंने शुरू किया था, उसका माध्यम भी 
राजस्थानी अथवा मारवाड़ी भाषा को ही वनाया था। उन पर यह कथन 
बिलकुल ठीक बेठता है कि : 


“परिवर्तित संसारे मुतः को वा जायते 
से जातो येन यातेन जाति वंश: समुन्ततिम्‌ । 


राजस्थान की ऐसी स्वाभिमानी दिवंगत आत्मा के प्रति शतश:ः प्रणाम है । 
--श्री मोहनलाल वड़जात्या, राज्यश्री पिक्चर्स, जयपर: 


अद्वांजलि 


इस तथ्य से कोई इनकार नहीं कर सकता कि प्रात: स्मरणीय व्यास जी से: 
जितनी पुष्करणा समाज की सेवा की, उतनी कोई नहीं कर पाया | मुझे जब ज्ञात" 
हुआ कि आप द्वारा व्यास जी का स्मृति ग्रन्थ! संपादित हो रहा है, बड़ी प्रसन्‍नता' 
हुई। पितृ चरणों में वंठकर जब कभी कुछ सुनने को मिलता था, तब मारवाड़ी 
संपादक के नाते आपके वारे में बहुत कुछ सुनने को मिलता था। व्यास जी के' 
जीवन स्मृति ग्रंथ को लिखने के आप सर्वेथा उपयुक्त श्रधिकारी हैं। व्यास जी और 
आप में बहुत वड़ी समानता यह है कि आप उनके ही समान अपने जीवन में: 
आदशवादी व सिद्धान्तवादी पत्रकार रहे हैं। जैसे कोई पद या प्रतिष्ठ व्यास जी 
की शोभा न बढ़ाकर वह ही उसकी शोभा बढ़ाने के निमित्त होते थे और जैसे उसको 
त्यागकर भी उनकी शोभा व यश फीका नहीं पड़ा, ठीक वही रूप आपका है। 
आप कितने ही पत्र-पत्रिकाश्रों को जन्म देने के वाद छोड़ने और आंखों की दृष्टि 
खोने के वाद भी वंसे ही लेखक व पत्रकार बने हैं। इसका एक नया प्रशंसनीय 
उदाहरण आपके 'घुन के धनी' नाम से लोकनायक का जीवन स्मृति ग्रंथ संपादित 
करके उपस्थित कर दिया है। व्यास जी की स्मृतिरक्षा हेतु मैं आपके प्रयत्न में सदा: 
साथ हूं । उनके प्रति मेरी श्रद्धांजलि स्वीकार करें । 


आयुवदाचाय शिवकरण जी श्मा, छांगाणी 
 अवात सम्पादक आयुव॒द”, दीतावडी, नागपुर" 


ग्रासार सहित 


लोकनायक श्री जयनारायण 
व्यास श्रद्धांजलि स्मृति ग्रन्थ के 
व्यय की व्यवस्था के लिए यह 
संकल्प किया गया था कि लोक- 
नायक के प्रशंसकों, स्नेहियों, 
संगियों तथा सहकमियों से “ग्रन्थ 
के संरक्षक के रूप में कम से 
कम ५१ और अधिक से 
अधिक १०१ रुपया प्रदान करने की प्रार्थना की जाय । अनेक महानुभावों ने स्वेच्छा 
से अधिक धनराशि प्रदान करने की भी कृपा की है। संरक्षक महानुभावों को नामा- 
वलि यहां साभार प्रकाशित की जा रही है। ग्रन्थ की विद्नी से प्राप्त धनराशि 
'का विनियोग लोकनायक की उस स्थायी साहित्यिक स्मृति रक्षा के निमित्त किया 
ध्जाएगा, जिसका उल्लेख आत्मनिवेदन' में किया गया है। 
श्री दोलतमल जी भंडारी, न्यायमूत्ति, जोधपुर । 
श्री लक्ष्मीवारायण जी छांगाणी, न्यायमूर्ति, जोधपुर । 
श्री वेदपाल जी त्यागी, न्यायमूत्ति, जोधपुर । 
श्री रामनिवास जी मिरवा, अध्यक्ष : राजस्थान विधान सभा, जयपुर । 
रावसाहव श्री नारायणरसिह जी मसूदा, उपाध्यक्ष : राजस्थान विवान 
सभा, जयपुर । 
श्री मोहनलाल जी सुखाड़िया, मुख्यमंत्री, जयपुर । 
श्री हरिमाऊ जो उपाध्याय, शिक्षामंत्री, जयपुर । 
श्री मयुरादास जी माथुर, योजना मंत्री, जयपुर । 

९. महाराजा हरिश्चन्द्र जी, उद्योग-विद्युत मंत्री, जयपुर ) 

१०. श्रीवालकृष्ण जी कौल, श्रर्य मंत्री, जयपुर । 
११. जनाव वरकतउल्ला खां, स्वास्थ्य मंत्री, जयपुर । 
:६२. श्री भीखाभाई जी, श्रममं त्री, जयपुर । 





$ 


2 


22 की जो 


आभार सहित ' ४०७ 


१३. 
१४, 
१५. 
१६. 
२७. 
श्प, 


१६. 
3 


पु 4 


२१. 


ब् 


कै 9३ 


“२३. 


४५ 


रे 


श्री नाथ्राम जी मिरघा, कृपि मंत्री, जयपुर । 

श्री चन्दममल जी बैद उपमंत्री, जयपुर । 

श्री दौलतमल जी सारण, उपमंत्री जयपुर | 

श्री रामेश्वर जी अग्रवाल, खादी ग्रामोद्योग संस्था संघ, जयपुर । 
श्री चिरंजीलाल जी शर्मा, खादी बोर्ड जयपुर । 

श्री दामोदरलाल जी व्यास, जयपुर । 

श्री रामकिशोर जी व्यास, जयपुर । 

श्री रामजी भाई काक, जयपुर | 

श्री केशोराम जी भाई, पोलोविक्ट्री होटल व सिनेमा, जयपुर | 
सेठ हरिश्चन्द्र जी गोलछा, जयपुर | 

सेठ रतनलाल जी बांगड़ (फर्म श्री रामनारायण जी रामप्रसाद जी ), 
जयपुर ! 

आचार्य चैनसुखदास जी न्‍्यायतीर्थ, जयपुर । 

सेठ केशरलाल जी वरुशी, अश्रध्यक्ष : राजस्थान जैन सभा, जयपुर । 
एक बन्धु | 

श्री सम्पतराम जी, जयपुर । 

सेठ राजरूप जी टोंक, जयपुर । 

सेठ तुलसी नारायण जी मेहता, जयपुर | 

सेठ खेलशंकर जी दुर्लभ जी भाई, जयपुर | 

सेठ शान्तिलाल ज़ी दुर्लभ जी भाई, जयपुर । 

श्री रावतमल जी पारिक, जयपुर । 

सेठ मोहनलाल जी वड़जात्या, जयपुर । 

श्री चिरंजीलाल जी अग्रवाल एडवोकेट, जयपुर-जोवपुर । 
शाह जी गोवर्बंतलाल जी कावरा, जोधपुर । 

श्री मुरली मनोहर जी व्यास एडवोकेट, जोधपुर । 

श्रीमती कृष्णा भाटिया, जोचपुर । 

सेठ आनन्दर्सिह जी कछबाहा, एम० एल० ए०, जोधपुर । 

सेठ लक्ष्मीचन्द जी सुराणा, जोधपुर । 

सेठ केवलचन्द जी मोदी, जोधपुर । 

सेठ नरेच्रकुमार जी सांयी, जोधपुर । 

श्री महेशदत्त जी भारगव एडवोकेट, जोबपुर-व्यावर । 

मनीपी सेठ रामगोपाल जी मोहता, बीकानेर । 

श्री प्रभुदयाल जी हिम्मतर्सिहका संसद सदस्य, कलकत्ता । 

श्री ब्रिजलाल जी वियाणी, इन्दौर । 


भ०प 


धुन के धनी: 


सेठ शाह शान्ति प्रसाद जी जैन, नई दिल्‍ली । 
सेठ मोहनलाल जी काठोतिया, दिल्‍ली । 
सेठ भागीरथ जी कानोंडिया, कलकत्ता | 
सेठ रामकुमार जी भुवालका, संसद सदस्य, कलकत्ता । 
सेठ कमलनयन जी वजाज, संसद सदस्य, वम्बई । 
सेठ पन्‍नालाल जी सरावगी, कलकत्ता । 
सेठ राधेश्याम जी मोरार का, संसद सदस्य, वम्बई । 
देशभवत सेठ सोहनलाल जी दृूगड़, कलकत्ता । 
वावू तत्तमल जी जन, विदिसा । 
वबावू रामसहाय जी, संसद सदस्य, विदिसा । 
स्वामी केशवानन्द जी, संगरिया । 
सेठ सीताराम जी जयपुरिया, संसद सदस्य, कानपुर 
सेठ आनन्दराज जी सुराणा, दिल्ली | 
सेठ रामकृष्ण जी वजाज, वम्बई । 
सेठ मुकन्ददास जी राठी, कृष्णा मिल्स व्यावर । 
सेठ जवाहरलाल जी मुनोत, अमरावती । 
सेठ रामगोपाल जी गाडोदिया, दिल्ली । 
सेठ रावाकष्ण जी कानोडिया, कलकत्ता । 
चौधरी कुम्भाराम जी आये, जयपुर । 
लाला काशीराम जी गुप्त, संसद सदस्य, अ्रलवर । 
सेठ अमरचन्द जी जालान, दिल्‍ली | 
सेठ परशराम जी मरतिया, दिल्‍ली । 
सेठ धरमचन्द जी सरावगी, कलकत्ता । 
श्री गिरघरलाल जी मोहता, कलकत्ता । 
भरी द्यामसुन्दर जी पोह्ार, नई दिल्‍ली। 
सेठ केदारनाथ जी हेड़ा, व्यावर | 
वाबवू अजितराज जी सुराणा, दिल्ली | 
सेठ गिरधारीलाल जी सराफ, नई दिल्‍ली | 
चौधरी ब्रह्मप्रकाश जी, संसद सदस्य, नई दिल्‍ली | 
सेठ शंकरलाल जी वगड़िया, डिबत्रूगढ़ । 
सेठ महावीर प्रसाद जी जालान, डिब्र्गढ़ । 
सेठ रामनाथ जी पोह्दार, वम्वई । 
सेठ गजावर जी सोमानी, वम्बई | 
सेठ अम्विका प्रसाद जी केड़िया, डिब्रूगढ़ 


आभार सहित ह ५०६ 


८०. 
८१. 
पपर्‌. 
८३. 
प्प्४, 
८५५ 
८६. 
झ७. 
प्प, 


हक 


7, 


६२. 


२१००, 
१०१. 
२०२ 
२०३. 
१०४, 
१०५. 
१०६. 
१०७. 
+०८, 
१०६. 
११०. 
१११. 
११२. 
६१३. 


वाबवू वजरंगलाल जी लाठ, कलकत्ता । 

बाबू राधाकृष्ण जी नेवटिया, कलकत्ता । 

सेठ चुन्नीलाल जी जयपुरिया, नई दिल्‍ली । 

श्री हरदेव जी जोशी, अध्यक्ष : राजस्थान प्रदेश कांग्रेल कमेटी, जयपुर । 
सेठ हनुमानमल जी वेंगानी, लाडनू | 

सेठ कुन्दनमल जी सेठिया, सुजानगढ़ । 

सेठ गतपतराय जी घानुका, गोहाटी । 

श्री केदा रमल जी ब्राह्मण एडवोकेट, गोहाटी । 

सेठ लालचन्द जी भुतोड़िया, लाडनूं । 


सेठ बद्री प्रसाद जी पोह्ार एम० एल० ए ०, कलकत्ता । 


सेठ नेमचन्द जी गवेया, सरदार शहर । 
श्री रावतमल जी कोचर एडवोकेट, वीकानेर । 
श्री भंवरमल जी सिघी, कलकत्ता । 


. श्री रामनिवास जी दर्मा, व्यावर। 

. श्री गोपीकृष्ण जी विजयवर्गीय, संसद सदस्य, इन्दौर । 
, सेठ मामराज जी अग्रवाल, दिल्‍ली । 

, सेठ मदनलाल जी माहेश्वरी, दिल्ली । 

. सेठ रामकुमार जी विश्ववाथ जी जालान, दिल्‍ली । 

. सेठ मुकुंटबिहारीलाल जी कावोडिया, दिल्ली । 

. पदमश्री सेठ सीताराम जी सेकसरिया, कलकत्ता | 


श्री रामगोपाल जी माहेद्वरो, सम्पादक-संचालक नवभारत नागपुर । 
सेठ केलाशचन्द्र जी सेकसरिया, बीसवां (उत्तर प्रदेश ) । 

सेठ गनपतराय जी सरावगी (सेटी) लाडन । 

सेठ घनसुखदास जी महालचन्द जी बोधरा, लाडनूं । 

मास्टर भोलानाथ जी, अलवर | 

श्री वेणीग्वंकर जी शर्मा एडवोकेट, कलकत्ता । 

सेठ सदासुख जी कावरा, कूचामन, (राजस्थान) । 

सेठ भीकमचन्द जी सूरजमल जी छालाणी, बलून्दा, (राजस्थान) । 
श्री हरिकृष्णदास जी भूता, भिड। 

सेठ अचलमल जी मोदी, सिरोही । 

सेठ सत्यनारायण जी चाथानी, दृदूवाला एंड कम्पनी, भीलवाड़ा । 
सेठ शिवकुमार जी मानसिहका, भीलवाड़ा । 

सेठ एफ० बी० इलाविया, उदयपुर । 

श्री कमक जी मधुकर, सम्पादक-पंचालक : नवजीवरन, उदयपुर । 


२१० 


११४. 
११५. 
११६. 
११७. 
श्श्८. 
११8६ 
१२०. 
१२१. 
0३ 
१२३. 
१२४. 
१२५. 
१२६. 
२२७. 
श्र्८, 
१२६. 
१२०. 
१३१. 
१३२. 
१३२. 
१३२४. 
१३५. 
१२३६- 

३७. 
श्य्प, 
१३६. 
१४०. 
१४१. 
१४२. 
१४३. 
१४४. 
१४०५. 
१४६. 
१४७. 


घुन के धनी 


सेठ पी० पी० सिघल, उदयपुर । 

श्री विष्ण॒ुदत्त जी शर्मा, जोधपुर । 

सेठ नवरत्न कुंवर जी, मद्रास । 

सेठ मिश्रीलाल जी गोरघनलाल जी अरोड़ा, व्यावर । 

पुरोहित श्री स्वरूपनारायण जी एम० एल० ए०, सीकर, जयपुर | 
सेठ मेहतावचन्द जी गोलछा, जयपुर ! 

श्री भूरेलाल जी वया, उदयपुर । 

सेठ विजयभादूका, भीलवाड़ा । 

पृं० दुर्गाप्रसाद जी शर्मा, वेच्चनाथ आयुर्वेद भवन, पटना । 

सेठ गौरीशंकर जी डालमिया, एम० एल० सी०, देवधर, विहार । 
बावू श्रीनिवास जी कावरा, पटना सीटी । 

श्री जगन्ताथ जी पुरोहित, जोधपुर । 

सेठ गणेशमल जी खाटेड, सोजत्तरोड । 

पूज्य श्री १०८ स्वामी हरिहर जी महाराज, गीताश्रम, दिल्‍ली छावनी । 
श्री अचलदास जी बोहरा, सीलोन, (श्री लंका) । 

प्रो० ए० के० पुरोहित, ग्वालियर । 

श्री राजवहादुर जी, केन्द्रीय जहाजरानी मन्त्री, नई दिल्‍ली | 

श्री शान्तिलाल जी कोठारी, संसद सदस्य, सिरोही । 

सेठ नागरमल जी जयपुरिया, दिल्‍ली । 

सेठ छगनलाल जी मूथा, वंगलोर | 

सेठ पीताम्बरलाल जी अग्रवाल, नई दिल्‍ली । 

आयुर्वेद वृहस्पति पं० सीताराम जी मिश्र, जयपुर | 

श्री श्रीनारायण जी चतुर्वेदी, सम्पादक अमरज्योति', जयपुर । 

श्री ज्ञानमल जी कोठारी, भीलवाड़ा । 

श्री ज्ञानचन्द जी मोदी एम० एल० ए० नीम का थाना, राजस्थान | 
श्री तारकप्रसाद जी व्यास, जोधपुर | 

श्री रतनलाल जी वोहरा, जोवपुर । 

श्री शिवलाल जी पोरवाल, वेरिस्टर, जोधपुर । 

सेठ रामदेव जी पित्ती, (नागोर वाले ) जोवपुर | 

सेठ मानमल जी कोठारी, बीकानेर । 

आ्रायुर्वेदाचायं पं ० शिवकरण जी शर्मा, छांगाणी सम्पादक आयुर्वेद, नागपुर । 
श्री कृष्णणोपाल जी गर्ग, अजमेर | 

मारवाड़ी सम्मेलन वम्बई | 

ईस्ट चेम्वर आफ कामसे, डिन्रूगढ़ | 


आभार सहित ५११ 


१४८. श्री महालक्ष्मी मिल्स, व्यावर | 

१४६९. मेवाड़ टेक्‍सटाइल मिल्स, भीलवाड़ा । 

१५०. राजस्थान स्पीनिंग एंड वीविंग मिल्स, भीलवाड़ा । 
१५१. आयुवेद सेवाश्नम, उदयपुर । 

१५२. जिला कांग्रेस कमेटी, भीलवाड़ा । 

१५३. अखिल भारतीय पुषण्करणा महासम्मेलन, नई दिल्‍ली । 
१५४. रोटरी क्लब, भीलवाड़ा । 

१५५. नगरपालिका नांवा (राजस्थान) । 

१५६. पुप्करणा ब्राह्मण सभा, दिल्ली | 


दि के 


लोकनायक श्री जयनारायण व्यास 
की पुनीत स्मृति में... 


मारवाड़ी प्रकाशन का एक और प्रकाशन. ... 
राजस्थान ज्ञानसन्दिर साहित्य माला की दूसरी मणि 


दीदी सुझीला मीहन 
पृष्ठ ३००--दो दर्जन से अधिक चितन्र---मूल्य ३९०० 
लेखक : श्री सत्यदेव विद्या्लंकार 
प्रमरशहीद भगतसिंह और अमर सेनानो चन्द्रशेखर भ्राजाद के साथ कांति- 
कारी श्रान्दोलन में खून की होली खेलने वाली “दीदी सुशीला' की जीवनी की 
पृष्ठभूमि में क्रांतिकारी श्रान्दोलब के भममगतसिंह काल १६२१ से १६३१ का 
'रोमांचकारी इतिहास । 


अनननक 


< 
१६२८ में कलकत्ता कांग्रेस में देश के महान नेता जब नेहरू रिपीर्ट की 
आ्रौपनिवेशिक स्व॒राज्य की मांग के भूले में फूल रहे थे, तव सरदार भगतसिंह 
लाहौर में सांडर्स की हत्या के बाद नाटकीय ढंग से कलकता पहुंचकर वहां कारने- 
वालिस स्ट्रीट में आर्येंसमाज मन्दिर में अपने वीर युवा साथियों शहीद श्री जतीन्द्र- 
नाथ दास आदि के साथ अपनी आगरा वम फैक्ट्री के लिए गन काटन तथा असे- 
म्वली बम कांड की भूमिका तैयार करने में संलग्न थे । 


<> 
अ्रसेम्बली-बमकांड-विस्फीट इतना भीपर सिद्ध हुझ कि पं० सोतीलालजो 
नेहुरू ने चेतावनी देते हुए कहा था कि देश को हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपचब्लि- 
कन श्रार्मी के कमांडर इंचीफ वलराज और गांधी में से किसी एक को चुनना है, 
गांधीजी ते स्वयं स्वीकार किया था कि कांग्रेस के पेरों तले ज़मीन खिसकती जा रही 


है भौर प्रंग्रेज् इस बुरी तरह बीखला उठे थे कि उन्होंने अपना विवेक च॑ सन्तुलन 
खी दिया था । | ु 


९ 
दीदी सुशीला ने लाहोर और दिल्‍ली के पड़यंत्र के मुकदमों में गिरफ्तारी के 
दो वारंटों की नंगी तलवार सिर पर लटकी होने पर भी इन्दुमती के नाम से लाड्ड 
विलिग्डन की कांग्रेस को कुचल देने की चुनौती कों उनकी नाक तले राजधानी 
दिल्‍ली में ही स्वीकार किया था और दो वार सत्याग्रह कर जेल गई थीं; फिर भी 
पुलिस उन पर हाथ न डाल सकी | इस प्रकार उन्होंने फांसी की रानी लक्ष्मीबाई 
के अ्रतुल साहस का अनोखा दृश्य उपस्थित किया था । 


< 
सरदार भगतसिंह तथा बद्ुकेश्वर दत्त को पुलिस के सिकंजे से भगाने को 
योजना,वहावलपुर कोठी बम विस्फोट, शहीद भगवती चरण की बीरतापूर्ण शहादत, 
सांडस की दिन-दहाड़े हत्या भर भगतसिंह “श्रीज्ञाद--राजगुरु श्रादि का लाहौर 
से खुफिया पुलिस की छाया में से नाटकीय ढंग से बच निकंलना आदि की ऐति- 
हासिक घटनाओं के रोमांचक विवरणों के साथ-साथ -.. - पे 


पढ़िये 
क्रांतिकारी युवकों वटुकेश्वर दत्त, विजयकुमार सिन्हा, योगेश चटर्जी, विश्वनाथ 
वेश्वम्पायन, भगवानदास माहौर, कमलनाथ तिवारी और भाभी दुर्गा आदि के 
दिल व दिमाग को भकभोर देने वाले खून की स्याही में लिखे गये संस्मरण । 
अपनी प्रति के लिए तुरन्त लिखिये : 


सारवाड़ी प्रकाशन 
४० ए हनुमान लेन, नई दिल्‍ली-१ 
इसी दिसम्बर मास में इसका प्रकाशन हो रहा है। 


सारवाडी प्रकाशन के भावी प्रकाशन 


लोकनायक श्री जयनारायण व्यास की पुनीत स्मृति में तीन और ग्रन्थ प्रका- 
शित करने की योजना । 


१. क्रांतिवीर बारहुठ परिवार 


जिसकी तीन पीढ़ियां और चार क्रांति उपासक देश के लिए बलि हो 
गए। बुजुर्ग ठाकुर कृष्णसिंहजी क्रांतिदर्शी स्वामी दयानन्द को उदयपुर लाये, 
जहां उन्होंने सत्यार्थप्रकाश' का निर्माण किया और देशी राज्यों में अपने क्ांति- 
कारी कार्यक्रम को मूर्तरूप देने के प्रयत्नों में अपना उत्सर्ग कर दिया। ठाकुर 
केशरीसिहजी वारहठ और उनके सुपुत्र युवा प्रताप की आ्रायु का बड़ा भाग जेलों 
में वीता ओर प्रताप बरेली जेल में गोली का निशाना वना दिये गये। ठाकुर 
जोरावरसिह १६१२ के हाडिग वम कांड के एक कणधार थे, जिसके कारण उन्हें 
२५ वर्ष फरार रहना पड़ा । लाखों की जायदाद और राजमहल सरीखा गढ़ 
सरकार द्वारा जन्त कर लिये जाने के बाद वारहठ परिवार ने जो कठिनाइयां 
भेलीं, वे दिल दहला देने वाली हैं । 


२. भ्राधुनिक राजस्थान के निर्माता 
दयानन्द काल, तिलक-अ्ररविन्द काल और गांधी काल में सर हथेली पर रख 
राजस्थान के नव-निर्माण की नींव अपने खून-पसीने से भरने वाले हुतात्माओ्रों की 
प्रेरणाभ्रद संस्मरणात्मक कहानी । 


३. भारत को राजस्थान को देन 

पौराणिक काल से वर्तमान गांधी काल तक राजस्थान को वीर सन्‍्तान ने 
देश के कोने-कोने में फेलकर अपने त्याग-तपस्या व साधना से देश के निर्माण में 
जो गर्वीला योगदान दिया, उसकी गौरवशाली गाथा । 

इसी ग्रंथ के आत्मनिवेदन में इनके सम्बन्ध में अ्रधिक जानकारी पढ़िये । 

हमारे नए संरक्षक:---संसद सदस्य श्री पन्‍्तालालजी वारुपाल, इन्दौर मालवा 
मिल के श्री नथमलजी व्यास, कलकत्ता के आचाये हरिगोपालजी, थी वेदमित्रजी 
व्यास, श्री सत्यनारायणज़ी पुरोहित, श्री हीरालालजी पननालालजी सेठी । 


राजस्थान को स्मरण रखिए 


प्राचीन किले---राज प्रासाद--सुरम्य भीलें---वन्य-जीवन-आवास-तीर्थ स्थान 
-.-चित्रकला--मू्तिकला--सब प्रकार का हस्त उद्योग--छपाई और वंधाई का 
काम--केलिकों की छपाई--लाख की चूड़ियां--पीतल, हाथीदात तथा चन्दन के 
सामान---जस्ते के बने प्रसिद्ध जोघपुरी वादले--जोबपुरी मोजरियां--कलापूर्ण 
सामान-- 

देश का सबसे वड़ा सूरतगढ़ यांत्रिक कृषि फार्म 

विश्व की सबसे लम्बी राजस्थान नहर (निर्माण कार्य चालू है) 

सांभर का स्थलीय नमक उत्पादन क्षेत्र 

देश का सबसे वड़ा ऊन उत्पादन करने वाला प्रान्त 

संगमरमर, चांदी तथा पन्‍ता की भारत प्रसिद्ध खानें 


राजस्थान प्रथम पंचवर्षीय योजना में खाद्य स्वावलम्बी बन गया । द्वितीय 
योजना काल में १०८६ लाख टन अ्रतिरिक्त खाद्यान्न का उत्पादन किया । तीसरी 
पंचवर्षीय योजना में २३ करोड़ रुपये खर्च करने व १६ लाख टन अ्रतिरिक्त खाद्य 
उत्पादन का लक्ष्य 


राजस्थान में सहकारिता का व्यापक प्रचार--आज राज्य भें १६१२८ सह- 
कारी समितियां काम कर रही हैं | उनकी संख्या तृतीय पंचवर्षीय योजना में 
२६६६३ हो जाएगी । सहकारिता और सामुदायिक विकास योजना पर २२९५५ 
करोड़ रुपये खर्च करने का तृतीय पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य 
राजस्थान में उद्योगों को प्रोत्साहन के लिए ६६ वर्ष की लीज पर भूमि--डेढ़ 
आता प्रति यूनिट विजली--वाहर से व राज्य से खरीदी जाने वाली मशीनों पर 
विक्री कर व चुंगी की माफी व उद्योगों के लिए ऋण की सुविधाएं । 
राजस्थान ७३९४ पंचायतों और १३६६ न्याय पंचायतों का राज्य 
जब कभी आप राजस्थान के गुलावी नगर जयपुर में पधारें तो डीलक्स बस 
द्वारा जयपुर के दर्शनीय स्थानों--उद्योग केन्द्रों व मुख्य नगर का अवलोकन 
कीजिए श्रौर राजस्थान स्टेट होटल के वातानुकूलित कमरों में ठहरकर आ्रानन्द 
लीजिए । 
2 आम मोड नरम व री मम मिलकर लक मम व लिकिन लि नि शिक्ट मकर कि 
राजस्थान सरकार द्वारा प्रसारित 


राजस्थान पधारिये थे 
सरकारी पयटक केन्द्रों में 
पर्यटकों के लिए विशेष सुविधायें 


जयपुर में ५: आफिससे ट्र निग स्कूल वनीपाके के सामने फोन चँ० ४२०६ 
खआावास व्यवस्था] 
५ दहरे कमरे रु० ३.५० प्रति व्यक्ति इन रेट्स में पानी 
५ इकहरे कमरे. ० २.०० प्रति व्यक्ति और बिजली का खर्चे 
४ डोरमिशन ० १.०० प्रति व्यक्ति भी शामिल है। 
झजमेर में : साविन्नी कन्या महाविद्यालय मार्ग फोन नं० ३०० 
(पहला दर्जा) 
खावास व्यवस्था 
१० दुहरे कमरे. ₹० ८.०० दो व्यक्ति के २० १.०० हीटर 
लिए रु० ५.०० एक व्यक्ति के लिए अतिरिक्त 
के लिए दृहरे कमरों में 
पुष्कर सें : (अजमेर से सात मील की दूरी पर) 
आवास व्यवस्था 
५ दुहरे कमरे रु० ३.५० 
८ इकहरे कभरे... रु० २.०० 
उदयपुर में : जनरल पोस्ट श्राफिस के सासने. फोन नं० ४०५ 


आवास व्यवस्था 
५ दुहरे कमरे रु० २.५० विजती और पानी खब्ें, ग्रीष्म ऋतु 
में र₹० २.००, शरत्‌ ऋतु में रु० २.०० 
५ इकहरे कमरे रु० १.५० बिजली और पानी खरे, ग्रीष्म ऋतु 
“ में रु० १.५०, शरत्‌ ऋतु में रु० १.०० 
४ डोरमिटरीज रु० ०.५० विजली और पानी खर्च ग्रीप्म ऋतु 


में र० १.५०, शरत्‌ ऋतु में रु० १.०० 
माउंट प्रात में : दिलवाड़ा मन्दिर मार्ग 
आवास व्यवस्था 

४दहरे कमरे. ० ६.०० ग्रीष्म ऋतु में रु० ४.०० एक व्यक्ति 
रु० ४.०० ग्रीष्म ऋतु में के लिए ग्रीप्म ऋतु में 
२० इकहरे कमरे रु० ४.०० ग्रीष्म ऋतु में रु० ३.०० अन्य ऋ:, 
(सामान्य स्तानघर) रु० २.०० श्रन्य ऋतु में में एक व्यक्ति के लिए 

५ इकहरे कमरे ० ५४.०० ग्रीष्म ऋतु में 

(स्तानघर के साथ) रु० ३.०० श्रन्य ऋतु में 
आवास स्थान रिजवे कराने के लिए पर्यटक केन्द्रों के व्यवस्थापकों से सम्पर्क कीजिए ॥ 
राजस्थान शासन जयपुर के पर्यटक विभाग के संचालक द्वारा प्रश्ा। रत 


